सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


३९ 


( फरवरी १९२९ ) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण भन्त्राय 
भारत सरकार 


मार्च १९७१ (फाल्गुन-चैत्र १८९२-१८९३१) 


6) नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७१ 





४॥ 0. 00 
कापीराइट 
नथजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपुर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्‍ली-१ द्वारा प्रकाशित 
और शान्तिलाल हरजीवन श्ञाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डमे गराधीजीकी आत्मकथा आती है और अवधिके विचारसे इसमें केवल 
३ फरवरीसे छेकर १४ फरवरी १९२९ तक १२१ दिनकी ही सामग्री है। इन दिनो 
गाघीजी सिन्‍्वरम लाजपतराय स्मारकके लिए धन इकट्ठा कर रहे थे और साथ ही 
प्रान्तके काग्रेस-क्ार्यकर्ताओंके मतभेदोको भी दूर कर रहे थे। 

९ फरवरोको गाघीजीको समाचार मिला कि एक दिन पहले दिल्लीमें उनके 
पौत, रसिकका नियम हो गया है। उन्होंने इस मानसिक पीड़ाके कारण अपने देंतिक 
कार्यक्रममे एक क्षणका भो व्यववान नहीं होने दिया। क्योकि उनके विचारमें किसी 
प्रियजनकी मुत्युका दु.ख मोहका ही स्वरूप होता है। (पृष्ठ, ४१९१-१२, ४१३) 

टॉल्स्टॉयके एक मित्र और अनुगरामों चेरकोफने इस बातपर दुःख प्रकट किया 
कि ग्राधीजीने कमी पहले इंग्लेंडके युद्धतपयत्नोमे हाथ वेटाया था और अमीतक उसे 
उचित मानते है। गावीजीने उत्तरमे यह दलोलछ दी कि युद्ध-विरोधियोको भी परस्पर 
सहिष्णुतासे काम छेना चाहिए। इस प्रश्तपर गाघीजीके इस प्रकारका रुख अपनानेका 
एक कारण तो उनका यह विश्वास था, कि भारत अपनी विशिष्ट परिस्थितिमें वीरोंकी 
अहिंसा अपनानेमे असमर्थ है और इसलिए वह नैतिक आधारपर युद्ध-विरोब नहीं कर 
सकता। उन्होने कहा : “में तो यही अनुभव करता हूँ कि में जिस माध्यमसे शान्तिके 
दर्शन कर रहा हूँ, मेरे यूरोपीय मित्र उससे सर्वथा अपरिचित है। में एक ऐसे देशका 
निवासी हूँ, जिसे बलात्‌ निरस्त्र कर दिया गया है और जिसे सदियोसे दास वनाकर 
रखा गया है।. - क्योकि हम लोग दुवेठ है इसलिए अहिसाकों समझना हमारे 
लिए आसात नही है।” (पृष्ठ ४०१) 

यह खण्ड अधिकांशमें तो “आत्मकथा ” ही है। ' आत्मकथा ' याघीजीकी रचताओमे 
सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रन्थ है भौर वह उनके जीवनको जाचनेका सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण माव्यम भी है। मूछ गुजराती आत्मकथा साप्ताहिक किस्तोमें २९ 
नवम्बर १९२५ से ३ फरवरी १९२९ तक 'नवजीवन में प्रकाशित हुई थी। मह॒दिव 
देसाई और कुछ बशोमे प्यारेलाल नैयर द्वारा किया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद 
दिसम्बर १९२५ से ७ फरवरी १९२९ तक “यंग इंडिया के अंकोंमे ऋमशः अकाशित 
हुआ था। गावीजीने अपने कुछ सहयोगियोकी पश्रेरणासे इस कामकों पारम्भ किया 
था। यह सुझाव सन्‌ १९२१ में ही गाघोजीके सामने रखा गया था किल्तु १९२५ में 
जब गाघोजी किसी और समयकी तुलनामे अन्यान्य कामोसे कुछ मुक्त नजर आा 
रहे थे तब उन लोगोने अपना यह आग्रह और ज्यादा जोर देकर दुहराया। चूँकि 
गांधीजी यह भली-भाँति जानते थे कि कंदाचित्‌ ही कोई आत्मकथा ऐसी लिखी जा 


छः 


सकती है कि उसमे जाने-अनजाने अहंभाव और असत्यका लेश भी न हो; इसलिए वे 
पहले तो इसे हाथमे लेते हुए हिचकिचाते रहे। किन्तु जब उन्होने तय किया कि यह 
रचना व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवनमे उनके द्वारा किये गये प्रयोगोका वस्तुगत 
विवरण रहेगी और विवरणका एकमात्र उद्देश्य होगा जीवनके सभी क्षेत्रोंमे सत्यके 
विनियोगका दृष्टान्त पेश करना तथा एक सत्याग्रहमे विशिष्ट जीवनत-पद्धति और 
राष्ट्रके पु्नीवनके एक प्रवक् साधनके रूपमें अपनी निष्ठा व्यक्त करना, तब उनका 
यह संकोच दूर हो गया। (पृष्ठ ४-५) 

गूजरातीम इस पुस्तकका त्ताम है सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथा !। नाममे 
 सत्यके प्रयोग का पहले रखा जाना रचनाके नीतिपरक पक्षके प्राघान्यकों सूचित 
करता है। गांघीजी उसके द्वारा जो सन्देश देना चाहते थे वह तत्कालीन भारतके 
लिए ही उपयोगी नही था। मनुष्य चिरकालसे एक ऐसे समंजस और सम्पूर्ण जीवनकी 
खोज करता आ रहा है जो उसके स्ववर्मकों व्यक्त करेगा और जिसकी सहायतासे 
बह उसका भो अतिक्रमण करते हुए अपने दिव्य स्वरूप मोक्षको प्राप्त करेगा। यह 
रचना उस उच्चतम लक्ष्यके लिए भी उतवी ही सहायक है। इस तरह हम कह सकते 
है कि आत्मकथा अतीत कालमे पायढेट और ईसामसीहके वोच हुए संवाद (सेट जाँन, 
अध्याय १८, ३६-३८) में की गईं आधुनिक वढोतरी है। यह साधक द्वारा उस 
' राज्य ' की खोजकी कहानी है जो (इस दुनियाका नही है -इस अर्थमें कि वह राज्य 
दरीर-बलहूपर आधारित नहीं है, वल्कि उसका उद्गम ज्ञान और प्रेमसे होता है। 
“ सत्य क्या है? ” इस प्रइनका उत्तर गांधीजीने किसी श्ाव्दिक सूत्रके हारा देनेका 
प्रथत्त नहीं किया। उन्होने इसका उत्तर दिया अपने द्वारा जिये हुए उस जीवनकी 
कहांनीसे जो उन्होंने उसे प्राप्त करनेके छिए जिया और जिसमे उन्होने प्रेयका 
वर्जन करते हुए निरन्तर श्रेयके पथका अनुगमन किया। सत्याग्रहके शास्त्रके इन 
प्रयोगों के माध्यमसे गराधीजीनें अपना यह सिद्धान्त सिद्ध करना चाहा है कि जव 
किसी परिस्वितिगतः सापेक्ष सत्यकों समझकर, परिपूर्ण घिनम्नताके साथ ज्ञानपूर्वक, 
उसका विनियोग किया जाता है तो उससे केवल वाह्य परिस्थितियाँ ही नहीं बदलती, 
वल्कि उससे व्यक्तिके मन-प्राण भी बदछ जाते है और उसकी आध्यात्मिक बुद्धि 
अविकाधिक जागृत होती चली जाती है। यह सिद्धान्त कि धर्म अथवा संत्य-कर्म -- धर्म 
शब्दमे सार्वजनिक क्षेत्रका समावेश भी हो जाता है --इसी जीवनमे मोक्ष और दिव्य 
आनन्दकी प्रतीति दे सकता है, एक साहसपूर्ण मौलिक स्थापना कहीं जायेगी, क्योकि 
एक तो इस स्थापनासे हिल्दू-धर्मकों माननेवाले छकीरके फकीर किसी ऐसे मोक्ष साधकके 
प्रयत्नकों समर्थन नहीं मिलता जो अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके छिए सासारिक कर्मोसे 
बिरत हो जाता है दूसरे यह स्थापना उस “वैज्ञानिक मानवताबाद” ( साइंटिफिक 
हमैनिज्म) के आगे भी प्रइन-चिन्ह छगा देती है जो अलौकिकसे आँखे मिलाते हुए 
झिझकता है। आध्यात्मिक क्षेत्रमे साध्य और साधनोकी एकतापर यह विश्वास तथा 


सात 


मोक्ष और धर्मका यह परस्पराल्म्बन ही वे बाते है जिन्होंने गांधीजीको इन प्रयोगोंके 
लिए प्रेरित किया था। आत्मकथाके द्वारा दूसरोके निकट उन्होने इन्ही सत्योको प्रत्यक्ष 
करनेका प्रयत्त किया। 

प्रयोगोका विवरण देते समय जैसा कि गाघीजीनें मूल गृूजराती पुस्तकमें सूचित 
किया है, उन अपेक्षाकृत गहरे अनुभवोकों छोड दिया गया है जो व्यक्तिकी आत्मामे 
कही बहुत गहराई पर जनमते और लीन हो जाते है। यह ठीक हो है, क्योकि 
उन अनुमवोंकों अमिव्यकतत नही किया जा सकता। उन्होने अपनेको धर्म अर्थात्‌ श्रेयकी 
दिजामे किये गये चीतिकर्मों तक सीमित रखा। ये ऐसो चीजे है, जिन्हे एक बच्चा 
भी समझ सकता है। इसलिए गाधीजीने आशा की कि यदि वे तटस्थ भावसे और 
नम्नताके साथ सत्यके प्रयोगोकी यह कहानी जैसीकी तेसी प्रस्तुत कर सके, तो उससे 
अन्य साधकोको सहायता मिलेगी। (पृष्ठ २) 

गावीजीने घर्मको जिस स्वरूपमे देखा, उसे उस स्वरूपमे देखनेके अनेक कारण 
थे। उन्होने वाल्यावस्थामें तललीन होकर रामायणका पाठ सुना था (पृष्ठ २९-३०) ; 
संत्यनिष्ठ महापुरुषोकी पीराणिक कथाओको उत्तसुकतापूर्वक सुना था और उनका 
आनन्द लिया था (पृष्ठ १०); माता-पिताकी सेवा करनेवाले श्रवण आदिकी कथाएँ 
सुनी थी। वे वेष्णत तथा शैव, दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिरोमे दर्शनार्थ जाते थे तथा 
उन्होने ब्रत-उपवास आदिका पालन किया था। (पृष्ठ २५३-५४) और यद्यपि उन्होने 
आगे चलकर रस्किन और टॉल्स्टॉयकी रचनाएँ भी पढ़ी और वाइविलके “गिरि- 
प्रवचन का भी उनके मनपर वड़ा असर पडा, तथापि वाल्यावस्थामे पड़े हुए ये 
प्रभाव ही अधिक महत्वपूर्ण थे। हम देखते है कि आत्मकथामे कर्मकी यमुना, भवितको 
गया और ज्ञानकी सरस्वतीका वैसा ही प्रभाव हुआ है जैसा तुलसीदासने सच्तोंके 
जंगम तीर्थराजके समागमसे सम्मव बताया है। धर्मको कर्म और व्यवहारसे जुड़ा 
हुआ माननेके फलस्वरूप उसमे राजनीतिक क्षेत्रका समावेश हो गया और वह समाजमे 
प्रचलित वुराइ्योके विरोधमे निरन्तर किये जानेवाले सघर्पषका रूप भी के सका। 
“यंग इंडिया” (१२-५-१९२०)के एक छेखमें गांधीजोने कहा है कि तन में सन्त हूँ, 
न राजनीतिज्न; मैं तो केवल सत्यके पथका एक नम्नर अन्वेषक हूँ। और मैं जीवनके 
अनन्त पहलुओमे से कुछ पहलुओपर प्रयोग कर रहा हूँ। “यदि में राजनीतिमे 
भाग लेता हुआ जान पडता हूँ तो इसका कारण यही है कि आज राजनीतिते हमे 
चारो ओरसे साँपकी गुजलककी तरह जकड रखा है . . . । चूंकि में बिलकुल 
ही स्वार्थक्ी दृष्टिसे अपने चारो ओर गर्जन करते हुए तूफानमे शान्तिके साथ रहना 
चाहता हूँ, इसलिए में राजनीतिमें घर्मका समावेश करके और मित्नोसे सहयोग लेकर, 
उसका प्रयोग कर रहा हूँ।” उन्होने उसी स्थानपर यह भी कहा कि आध्या- 
त्मिकतासे उनका अर्थ “उस तत्वसे है जो मनृष्यके स्वभाव तकको बदल देता 
है। . . - जो मिरत्तर अधिक शुद्ध और पवित्र बनाता है। वह मनृष्यकी प्रकृतिका 


आठ 


ऐसा स्थायी तत्त्व है जो अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्तिके छिए कोई भी कीमत चुकानेके 
लिए तैयार रहता है।” (खण्ड १७, पृष्ठ ४४२ ) 

ऐसे घर्मंका पालन कठिन प्रय॒त्वके हारा और गरीर-संयमके प्रति निरन्तर 
जागृत रहकर ही हो सकता है। यह ठीक है कि इन प्रयत्नोंके दौरान सावककों 
प्राप्तव्य मोक्षकी झलक मिलती रहती है। बनुभवके शिखरोंको छुनेवाले ऐसे स्वर्ण- 
क्षण उसे सहज भावसे प्रवत्नशीरू रखते है; फिर भी आवश्यक है कि वह आत्माका 
आानानुवर्ती बवानेके छिए गरीरकों यम-नियम आदिके अभ्याससे साथे रहे। इसलिए 
ग्रांवीजी सोच-समझकर किये गये संकल्पों और छिये गये ब्रत्तोंकी वहुत आवश्यक 
मानते थे और यह जी मानते थे कि “व्रत बन्वन नही, वल्कि स्वृतन्त्रताका द्वार 
है।” (पृष्ठ १६०) 

आत्मतंयमीकों अधिकत्तेअधिक विनम्र होता चाहिए “मुमुक्षु अथवा सेवकके 
प्रत्येक कार्यमें नम्गरता . . . जथवा निरमिमानता . . - न हो, तो वह मुमुक्षु नहीं, 
सेवक नही; वह स्वार्थी है, बहंकारी है।” (पृष्ठ ३०१) नम्नताकों जीवनमें इतना 
ऊँचा स्थान देनेके वाद भी गांवीजीने उसे आश्रम-अ्रतोंमें सम्मिछ्तित नहीं किया। 
(पृष्ठ ३२०१) नम्नताके विकासको उन्होंने कोई गण नही माना। उसके नित्य अनुभव 
करते रहनेको अवश्य उदिष्ट माना और इस प्रकार उन्होंने अपनेकों सहज हो पाद्धण्ड 
गौर कायरताकी सम्मावनासे बचा लिया। 

सच्ची नम्नतामे दुराग्रहकों कोई स्थान नहीं रहता। गांवीजी जैन-वर्मके अने- 
कान्तवाद से मली-माँति परिचित थे। वे जानते थे कि सत्यके अनेक पहलू हैं। वे 
मानते थे कि प्रत्येक वस्तुकी कमसे-कम सात दृष्टियोसे देखा जा सकता हैं और 
प्रत्येक दृष्टि सही भी होती है; पर स्व दृष्टियाँ एक ही समय औौर एक ही 
परिस्थितिमें कम्मी सही नहीं होती। (पृष्ठ २०६) यांवीजीकी यह दुराग्रहहीन दृष्टि 
आत्मकथामें स्थाव-स्थान पर देखी जा सकती है। ( पृष्ठ ११७, १४९-५०, १९०-९ १, 
२५९, ३२६) 

युक्त पुरुष, समाज और व्यक्तियोंके साथ जो व्यवहार करता है उसका आवार 
होता है उसका यह विश्वास कि सवमें एक ही आत्मा है, सव-कुछ एक ही हैं। और 
यह दृष्टि इसलिए सम्मव होती है कि वह सभी लोगोंके प्रति सर्मान आदरका भाव 
रखता है। यहाँ तक कि यह उसके स्वभावका अंग बन जाता है। वालासुन्दरमूके 
विषयमें लिखते हुए गांधीजी अन्तमे कहते हैं: “दूसरोंको अपमावित करके छोग 
अपनेको सम्मानित कैसे समझ पाते है, यह वात में बाजतक नहीं समज्न सका 
हँ।” (पृष्ठ १२२) गरांवीजीने एशियाई विभागके दो कर्मचारियोकों अष्टाचारके 
अपरावमें दण्डित करवाया था। उसका विवरण देते हुए उन्होंने कहा: “ उनके विरुद्ध 
व्यक्तिगत रूपसे मेरे मनर्मों कुछ सी नहीं था।” (पृष्ठ २१०) इस नत्यावका 
अन्त गांधीवादी नीति और दर्णनके स्वरूपको दर्शानिवाले इन आदरश-वाक्योंसे हुआ ह: 
४ सत्यके शोवके मूलमें ऐसी अहिसा है। . . - व्यवस्था या पद्धतिके विठ्द्ध झगड़ना 


नौ 


शोमा देता है; पर व्यवस्थापकके विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगडनेके 
समाव हैं। क्योकि हम सबकी रचना एक ही चक्रपर की गई है, हम एक ही ब्रह्माके 
बनाये हुए हूँ। व्यवस्थामे अनन्त शक्तियाँ निहित हैँ । व्यवस्थापकका अनादर या तिर- 
स्कार करनेसे उन शक्तियोका अतनादर होता है और इससे व्यवस्थापककी और संसार 
को हानि पहुँचती है। (पृष्ठ २१०) जब हम दुष्कर्म और दुष्कर्मीकों अछग अरूग 
देख पाते हैँ और दुष्कर्मीके प्रति करुणाकी भावना मनमे रखते हैँ, तभी हमारे 
लिए यह सम्मव होता है कि हम दुष्कर्मको उसके अधिक सही रूपमे देख सके, किसी 
मानसिक उलझावमे व पड़े और बिना पशोपेशके दुष्कमंका तोन्नतर मुकाबला कर 
सकें। इस तरह हम देखते हूँ कि अहिसासे, संघर्षमें पड़े हुए सभी पक्षोकों नैतिक 
रूपसे तो ऊछाम होता हो है, इस उपायसे व्यावहारिक सफलता प्राप्त करनेकी भो 
अधिक सम्मावना वन जातो है। 

सत्याग्रहमें सघर्ष व्यक्तियों अथवा पक्षोके वीचमे नहीं माना जाता, सत्य और 
बसत्य, सहो और गरूतके बोच माना जाता है। समस्त परिस्थितिगत सत्यको हस्त- 
गत कर लिया जाता है और तव उसका विनियोग असत्यको पराजित करनेके लिए 
करते हैं। फलृतः न कोई विजित होता है न कोई विजेता। किसोकों ऐसा नहीं 
लगता कि हमने खोया, हम अपनानित हुए। जिस सीमा तक सत्यकी विजय होती है, 
उस सीमा तक सम्बन्धित पक्षोमेंसे प्रत्येक पक्ष उल्लसित और विजयका साधन वननेमे 
अपनेको भागीदार मानता है। निरासक्त होनेंके कारण युक्त पुरुष दूसरोकी अपेक्षा 
इस सत्यक्रा कही अविक साक्षात्कार करता है कि: / तथ्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
तत्व है। तथ्य अर्वात्‌ सच वात। सच वातकों पकड़े रहतेसे कानून अपने-आप हमारी 
मददके लिए आ जाते है।” (पृष्ठ १०६) केवल कानून ही नहीं, जनमत और 
यहाँ तक कि निहित स्वार्थोकों भी तथ्योकी अनुगासित पक्तिके सामने सिर झुकावा 
पडता है। चम्मारन सत्याग्रहमें यही सिद्ध हुआ। उस आन्दोलनमे न कोई झ्ोर-शरावा 
था, न गर्जन-तर्जव। केवछ एकके वाद एक जचि-परखें तथ्योके विवरण-भर प्रस्तुत 
कर दिये गये थे। 

खर्वका तियमित रूपसे हिस्ताव रखना भी सत्यका लेखा-जोखा रखनेके समान 
है और इससे ज्यक्तिकों अपनी कमजोरियाँ जोतनेमे मदद मिलतों है। ' प्राप्त 
होनेवाले थोडे-बहुत पैसेका हिसाव भी यदि समझदारीके साथ रखा जाये, तो हरएक 
नवयुवककों उसका वहों छाम समझमे आयेगा, जिसका अनुभव आगे चलकर मैने 
और जनताने किया। ” (पृष्ठ ४५) किसी भी सस्थामें साववानीके साथ हिसावकिताब 
रखना एक अनिवार्य वस्तु है। उसके विना गति नहीं है। “ वारीकीसे हिसाब रखे 
विना सत्यकों असत्यसे अलिप्त रखता सम्भव नहीं होता।” (पृष्ठ १२०) 

प्राचीन भारतकी यह परम्परा रही है कि जोर सत्यके निर्वेयक्तिक रूप पर 
दिया जाये; आधविष्कृत सत्यकी ही महिमा ग्रायी जाये, इस बातकी अधिक महत्व 


द्स्‌ 


न दिया जाये कि वहु किस ऋषि या आधचायेके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कदाचित 
इसीलिए गांवीजीने अपने जीवनके विवरणोंमे उन घटनाओको स्थान नहीं दिया जिनका 
केवल वैयक्तिक महत्व था। पुस्तककी भूमिकामे उन्होंने जो-कुछ लिखा, उससे स्पष्ट 
होता है कि अपनी जीवनकथा कहते हुए उन्हें जहाँ कही अपने विययमे व्यक्तिगत 
कुछ भी कहता पडा है-और थोड़ा-बहुत तो कहना ही पड़ा है क्योकि उसके बिना 
जीवन-कथा कैसे कही जायें- वहाँ वे हिचकिचाहटका अनुभव करते हैं) अपने भूतकाछ 
में अगर उन्हें दिलचस्पी है, तो इतनी हो कि उससे वर्तमानके लिए क्‍या पाठ मिला 
और वह भविष्यको क्‍या दे सकता है। इसोलिए उन्होंने जीवतकी उत्त घटनाओं पर 
समय नहीं लगाया जिसे हम व्यक्तिगत कह सकते है। यदि उन्होंने इस पहलूकों 
भी विस्तारसे सामने रखा होता, तो इसमें सन्देह नहीं कि वह अनेक दृष्टियोसे एक 
आकर्षक बात होती | 

उदाहरणके लिए, यह निश्चित है कि अपने प्रेम देनेके छिए उत्सुक जौर 
पानेके छिए तत्पर स्वभावके कारण गांधीजीको अपने अनेक व्यक्तिगत सम्वन्धोमे 
बड़ी आशा और नतिराश्ाका अनुभव हुआ होगा। पन्नोमे हमे इसकी झाँकियाँ भी 
मिलती है, किन्तु आत्मकथामे तो हमे साधारण तौरपर यही दिखाई देता है कि चे 
व्यक्तिगत सम्बन्धोंको नैतिक समस्याओंकी तरह लेकर उन्हें इस प्रकार हछ करता 
चाहते है जैसा सत्यके किसी अच्वेषीकों करना चाहिए। एक वार कस्तू रवाके पास 
टिकट तो तीधरे दर्णेका था, किस्तु उन्होने रेलके स्टेशन पर दूसरे दर्जके स्तानन्यूहका 
उपयोग किया। गांधीजी इसपर चुप रह गये, किंतु उन्होने लिखा कि मैने 
सत्य पर पत्नीके प्रति पश्षयातक्री मावताकों तरजींह दी। यों इस प्रकारके उल्लेख 
आत्मकथामे विरल ही है। सम्पूर्ण गांवी वाडइःमयका पाठक सरलतासे ऐसे अन्त 
तथ्यों और सम्बन्धित भावनाओकी कल्पना कर सकते हूँ, जितका गाधीजी उल्लेख कर 
सकते थे । (पृष्ठ २९२) गांधीजीके मनमे पब्चिमी समभ्यताका कुछ दिनो मोह रहा, किन्तु 
उक्त सभ्यता और फिर वादमे वहाकी राजनीतिक इमानदारीके प्रति उतका अम 
दूर हो गया। इसे लेकर उनके मनमें कितनी उथल-पुथल मची होगी, उसका भसंहज 
ही अनुमान छगाया जा सकता है। किन्तु उन्होने आत्मकथामें इसे छोड़ दिया हैं और 
' हिन्द स्वराज्य ' मे केवल वेचारिक आवारपर पश्चिमी सभ्यता और राजनीतिकी सख्त 
समालोचना की है। यदि आत्मकथामें इसका मावनात्मके पहडू भी देखनेको मिलता, 
तो नि'सन्देह वह एक वंडी चीज होती। इस रचनामें गाधीजीके उत्कट देक्ष-प्रेम और 
भारत माताके प्रति मक्ति-मावनाका भी कही उल्लेख नहीं मिलता) इसका उल्लेख 
मिलता है हमें उस भाषणमे जो गाघीजीने दक्षिण आफ्रिकासे विदा होते समय दिया 
था। तव उन्होने कहा था: “मैं अब भोग-मूमिसे कर्ममूमिमे जा रहा हैं। - - * 
यदि मोक्षकी इच्छा हो तो मनुष्यकों भारत-मूमिमे जाना हीं चाहिए। / (खण्ड १९, 
पृष्ठ ४४५) मातृभूमिके श्रति ग्रावीजीका यह प्रेम ही क्रमशः उसके करोड़ों दर्रिद 


ग्यारह 


और दु'खो निवासियोंके प्रेममे अपनी पूर्णताको प्राप्त हुआ। इसी तरह 'नवजीवन ' के 
पृष्ठोसे स्पष्ट होता है कि गावीजों नैसगिक सौन्दर्यके प्रति समादरपुर्वक संवेदनशील 
थे। किन्तु आत्मकथामे इसका यदि कोई इंगित मिलता भी है तो नगण्य-सा। 

इस तरह कह सकते हैँ कि यह रचना गाधीजीकी तस्वीरकों पुरी तरह 
सन्तोषदायक रूपमे प्रस्तुत नहीं करती। वह सम-सामयिक इतिहासकी समीक्षा भी 
प्रस्तुत चही करती। किन्तु ये ऐसी मर्यादाएँ है, जिन्हे गाधीजीने पुस्तक लिखते समय 
सामने रखा था। इनके बावजूद ग्राधीजोके जीवनकी भीतरो झाँकी जाननेको उत्सुक 
विद्यार्थीकी दृष्टिमें उसका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता। गाधीजी इसे लिखते 
हुए अपने भीतर झाँकते चलते हैँ और प्रत्येक घटनाकों जाँचते-परखते है; अपने 
नैतिक विकासके विविध सोपानोका विहलेपण करते है और जहांसे जो सवक मिलता 
है, उसे उचित हूपमे स्पप्ट करते है। आत्मकथाका लेखन, पिछले वर्षोमे उन्होने 
जो कुछ किया था उसका स्मरण, उसके पीछे रही हुई प्रेरणाओका और उसके 
आन्तरिक परिणामोका समीक्षात्मक विब्लेपण-यह सव अपने-आपमे सत्यका ही एक 
प्रयोग था; (पृष्ठ २३१२-१३) और इसमे उन्होने 'चित्तकी जान्तिका अनुभव” किया। 
(पृष्ठ ३७५) 

गावीजोने जिस तटस्थताके साथ जीवनकी घटनाओका वर्णन किया है, उससे 
प्रकट हो जाता हे कि वे अपनेको शून्य वनानेकी साधनामे किस सीमा तक आगे 
वढ चुके थे। यह तटस्थता कई बार गावीजीके विनोदी स्वभावकी झाको भी प्रस्तुत 
करती है। जमे उन्होंने छिख्ा* “भगी-कामकी सेवाकी माँग तो मैने की, किन्तु इसे 
करनेका बोझ मगनछाल गाधीकों उठाना पडा (पुष्ठ २९६) ।” साथी मुझे दर्जनाथियोसे 
सुरक्षित रखनेके लिए भारी प्रयत्त करते और विकल हो जाते, तव निश्चित समय 
पर मुझे दर्शन देनेके लिए बाहर निकालनेके सिवाय कोई चारा न रह जाता।” 
(पृष्ठ ३१७) “चुटि स्वीकार ” करते हुए व्यक्ति पश्चात्तापपूर्ण भव्दावलीकी जैसी 
झड्ी छगा देता है, उसका सर्वधा अभाव और विनोदकी शक्तिका यह भाव समूचों 
पुस्तकमे एक निर्वेबक्तिक और तनावसे हीन शैलीका निर्माण कर देते है। विवरणकी 
गैलीमे प्रामाणिकता इतनी स्पप्ट है कि पाठक आसानीसे समझ जाता है कि 
मूतकालसे कौन-कौनसे पहलू कथा लिखते समय भी गाधीजीकी भावनामें साकार थे 
और किन घटनाओका असर बिलकुल नि.शेष हो चुका था। उदाहरणके लिए 
वाल्पावस्थाकी वे स्मृतियाँ जो रूढिगत वन्धनोकों तोडनेके उनके प्रयत्न और उनके 
बालविवाहसे सम्बन्धित थी, गहरी भावता प्रदर्शित करती हैँ। आत्मकथामे श्री जें० 
जे० डोकक्नी इस बातकों पुष्ट करनेवाले अनेक स्थछू है कि “जब कभी गाघधोजी 
अपने माता-पिताकी बात करते है, तो सुननेवालेको ऐसा मालम होता है मानों वह 
किसी पवित्र स्थानमें खडा है।” ((एम० के० गाघी, एन इंडियन पेट्यट इन साउथ 
आफरिका , प्रकाशन विभाग, पृष्ठ २०) इसके विपरोत अगर हम हरून्दनमें गांधीजीके 


बारह 

अंग्रेजों-जैसे रहनेके प्रयत्नका वर्णन पढ़ें, तो समझमे आ जाता है कि वह उन्होने बड़े 
हलके भनसे लिखा है और उसे लिखते समय वे अपने जीवनके उस प्रकरणकों एक 
तटस्थ दर्शककी तरह और बहुत दूरसे देख रहे है। 

गावीजीके प्रारम्मिक जोवतके कुछ मासिक संस्मरण, उनके वस्‍्त्रबाके प्रति 
बीच-बीचमें किये जानेवाले कठोर व्यवहारसे सम्बन्धित है। गाघीजीके मनमे सुधारोके 
प्रति उत्साह था और कस्तूरबा पुराने ढंगके वातावरणमे अपने पाछन-पोषणके कारण 
उस उत्साहके अनुरूप प्रगति नहीं कर पाती थी। गाघीजी ऐसे अवसरो पर कठोर 
हो उठते थे। किन्तु स्पष्ट है कि आत्मकथाके रचनाकालतक उनका वह मानस 
बिलकुल ही बदल चुका था और उस अवधिका विचार उनके मतमे कोमरता और 
स्वच्छता ही उपजाता था। उदाहरणके लिए वह प्रसंग लीजिए जब गाधीजीने एक बार 
क्रोवमे आकर उन्हें दरवाजेकी ओर ढकेला था। ( पृष्ठ १२११-१२) उस समय बा की 
दशाका वर्णन करते हुए गाधीजी छिखा है कि “उसकी आँखोसे गगा-जमुनाकी घारा 
वह रही थी।” स्पष्ट है कि घटनाके समयकी अधीरता और मनमानी अब तक 
कौमछता और करुणाका रूप ले चुकी थी। वा से जिस प्रकारके त्यागकी आश्ञा की 
गईं थी, बडेसे वडे कष्ट सहकर भी वा ने तदनुसार चरूकर दिखाया और इसलिए 
उमप्तकी उपलृब्धिके समावत उपलब्धि किसी और स्त्रीनें नहीं की। (देखिए “पत्र: 
मणिलालक गावीको ”, खण्ड १४, पृष्ठ ५०० ) बलिदानके लिए तत्परता और समर्पणकी 
भावनाने दम्पतीके जीवनमे सच्तोष और आनन्दसे परिपूर्ण ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया 
जो साधारणतया पाये जानेवाले दाम्पत्य-सम्वन्धसे पवित्र और महत्‌ था। गांधीजीने 
इसका आत्मकथाम वर्णन किया है। (पृष्ठ २१२) ग्राधीजी सदा कस्तूरबाके त्यागकां 
स्मरण करते हुए यह कहा करते थे कि पुरुषकी अपेक्षा अहिसाके क्षेत्रमे स्त्री अधिक 
आगे बढ़ सकती है। 

गाधीजीने सत १९०३ में थियोत्ॉफिस्ट मित्रोंकी प्रेरणासे गीताका दैनन्दित अध्ययन 
करना शुरू किया और उन्हें उसके माष्यमसे जिस जीवन-पद्धतिका दर्शन हुआ उसे 
जीवनकी उतकी कल्पनाकों पूरी तरहसे सन्तुष्ट कर दिया। इसके बाद अपने वहुविध 
प्रवृत्तियोंप उन्होंने सब-जगह गीताके निष्काम कमके सिद्धा्तकों लागू किया, कर्मके 
फलको अस्तर्यामीके चरणोमे रखनेका प्रयत्न किया और काहछान्तरमे गीतामें वर्णित 
स्थितभ्रश्ञ और भकक्‍तके आदर्श स्वरूपने ग्राधीजीकी मोक्षकी आकांक्षाकों उपयुक्त दिशा 
दे दी। सुख-दु.ख, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति के प्रति समताका जो आदर्श गीतामे 
निरूपित है वह गाधीजीके मनमे गहरा बैठ गया और उसने उन्हे केवल सत्याग्रह 
आन्दोलवोपें ही नही, जीवनके प्रत्येक व्यक्तिगत और सार्वजनिक आपत्तिके क्षणम 
बल दिया। 

१९०४ में जोहानिसबर्गंसे डर्बत जाते हुए गाधीजोने रस्कितकी “अन्टू दिस 
लास्ट ' नामक पुस्तक पढ़ी थी और इसका उनके मनपर असर हुआ था। ग्ौताके 


फण्ड का है 


त्तेरह 


अपरिप्रहके सिद्धान्तसे तो उनका परिचय था ही। परिणामत. उन्होने तुरन्त ही उक्त 
पुस्तकर्मे श्रतिपादित विचारोकों कार्यान्वित करनेका निश्चय किया। असग्रहके इस आदर्श 
को अमली रूप देनेके लिए उन्होंने फोनिक्स आश्रमके अपने सहयोगियोंके साथ नितान्त 
तीवा-सादा जीवन विताना प्रारम्भ कर दिया। जैसे-ज॑से गाधीजीका आध्यात्मिक विकास 
होता गया, वैसे-वैसे उन्होंने आश्रममें नैतिक अनुगासन बढ़ाया और उन्होने आश्रम- 
जीवनकी आचार-संहिता तेबार की। सहिताका आधार था प्राचीन भारतके आरण्यक 
ऋषियोंका जीवन। अमी तक गावीजी आहार-सम्वन्धी जो प्रयोग करते थे, वे स्वास्थ्य 
की दृष्टिसि करते थे। इस अवधिमें उनका हेतु बदलकर नैतिक हो गया तथा उनका 
उपयोग आत्म-संबमफी दिद्यामें किया जाने छगा। उन्होने सोचा कि उपनिषद-कालके 
ऋषि और द्र॒प्ठटा सी क्‍या फलछाहार करके हो नहीं रहते थे और क्या उतका वासना- 
हीन जीवन इसका फल नहीं था। 

गाधीजीने उस अवधिमे। सबसे महत्वपूर्ण जो निइचय किया वह था उनका 
भविष्यमें आजन्म ब्रह्मचयं पालन करनेका ब्रत। उन्होने लिखा है कि में यह नही जानता 
कि भेरे मनमें इस ब्रतका विचार पहले कव आया। (पृष्ठ १५८-५९) किन्तु यह 
वात वे निमंचययूर्वंक कह पाये है कि १९०६ में जुलू विद्रोहके समय जब वे भारतीय 
आहत-सहावक सेवक दलका नेतृत्व कर रहे थे, उन दिनो उन्हें जो अनुभव हुए, 
उन अनृभवोका इस अन्तिम निर्णय तक पहुँचनेमें हाथ था। (पृष्ठ १६०) हिन्दू 
धर्मकी जिस परम्परामें हनुमान रामके आदर्ण सेवक माने गये है, उस परम्परामे 
उन्होने सोचकर देखा ओर उन्हें प्रतीति हो गई कि सेवा और आध्यात्मिक विकास 
अरने व्यापक अब परिपूर्ण ब्रह्मचर्यके बिना साध्य नहीं है और इसलिए इस ब्रतने 
गाघीजीके आध्यात्मिक प्रय॒त्नोमे केद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। (पृष्ठ २४२-४३) 
इस ब्ननने उनके सामने मनृष्यके प्रवत्नोकी व्यर्थता और प्रकृतिके दुनिवार होनेके तथ्य 
को प्रतीत कराई और अत्मशुद्धिके सावनके झूपमें प्रार्थना और उनकी अपनी हृद 
तक रामनामकों नक्तिक्रो उन्होंने एकमात्र आवार माता। प्रार्थनाकी शक्तिमे उनका 
यह विश्वास बढता ही चला गया। (पृष्ठ २४३ और २६३) 

आत्मऊथामें गाधीजीने अपने पुत्रोंकी भिक्षासे सम्बन्बित समस्याका थोडे विस्तारसे 
वर्णन किया है। पहले तो उन्होंने देशके प्रति अपने प्रेमके कारण यह देखा कि अधि- 
कांभ भारतोय बच्चे अंग्रेजी माव्यमसे चलनेवाले विद्यालयोमें गरीवीके कारण शिक्षा 
नही पा सकते। उन्होंने इसोलिए अपने वच्चोंको भी उस प्रकारकी शिक्षासे वचित 
रखना उचित समझा। (पृष्ठ १५४) इसके बाद जीवन-सम्बन्धी उनका दृष्टिकोण 
वदरू गया, आवुनिक सम्यतापर से उनका विदवास उठ गया और यह सभ्यता 
जिन पायिव मूल्यों पर आधारित थी, विद्यालयीन शिक्षणकी वस्तु और पद्धति उनसे 
प्रभावित होनेके कारण गांधीजीका रुख उस प्रकारके शिक्षणके विरुद्ध हो गया। बुद्धिके 
रूढिगत प्रशिक्षण और केवल पुस्तकीय ज्ञानके बदले उन्होने चरित्र-गठन, शारीरिक 


चौदह्‌ 


श्रम और हस्त-कौशलकों प्रवानता दी और अपने इस विचारका प्रयोग फीमिक्स और 
टॉल्स्टॉय' फार्मेमें रहनेवाले बच्चों और अपने पुत्रोपर किया। इसके जो परिणाम भाये, 
उनमें स्वयं ग्रावीजोके अनुसार पर्याप्त सफलता नही मिली । रूढ़िगत शिक्षण न मिलनेके 
कारण उनके पुत्रोंडी अपने मानसिक विकासमे एक प्रकारकी कमीका भान होता रहा । 
उनके जेठे पुत्र हरिछाल तो बहुत ही भसन्तुष्ट हो गये और यह असन्तोष बादमे 
पिता-पुत्रके सम्बन्बोके पूरे रूपसे टूटनेका कारण वन गया। इस सम्बन्धविच्छेदके 
परिणाम हरिलालके लिए बहुत दुःखदायी सिद्ध हुए। 

दूसरोंकी शिक्षा देते हुए उन्होंने सोल्ला कि “आत्माकी शिक्षा देनेवालेको आत्म- 
विकास करना आवश्यक है) . . . मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए अच्छा 
बनना और अच्छा रहना चाहिए।” (पृष्ठ २५९-६० ) 

गावीजी दक्षिण आक्रिकासे स्वदेश / राष्ट्रीय पुनरुत्यानमे अपना विनम्न योगदान 
करनेकी दृष्टिसे छोटे थे। ( खण्ड ९, पृष्ठ ५१४) जनवरो, १९१५मे जब वे वम्बई 
आये, तव तक राष्ट्र-कार्य सम्बन्धी उनके विचार निश्चित हो चुके थे। किन्तु गोखले 
को इच्छाकों मांव देते हुए उन्होंने एक वर्ष तक देशकों घृम-घूम कर तो देखा, किन्तु 
अपने विचार प्रकट नहीं किये। 'नवजीवन के पहले अकमे (७-९-१९१९) पत्रके 
उद्देश्यको समझाते हुए उन्होंने लिखा: “अपनों इन सीमाओके बावजूद मुझे स्पष्ट 
दिखाई देता हे कि मेरे पास भारतकों देने योग्य ऐसी कुछ चीजें है जो औरोके पास 
उतने हो प्रमाणमे नहीं हँ। मेने अबने जीवनमे सप्रयत्न कुछ सिद्धान्त स्थिर किये 
हूँ और उनपर अमल भी किया हे। इससे मुझे जो सुख मिला है, मेने वेसा सुख 
दूसरोम नहीं देखा। अनेक मित्र मेरे इस विचारसे सहमत हूँ। मेरी तीत्र अभिलाषा 
है कि भारतके सामने अपने इन सिद्धान्तोको रखूं और मुझे उनसे जो सुख मिला 
है, उसका अनुभव उसे भी कराऊँ (खण्ड १६, पृष्ठ ९८) |” इस तरह गांवीजी मानते 
थे कि सत्पाग्रहकी पद्धतिकों बाह्य जगतकी वुराइयाँ दूर करनेके साथ-साथ सत्यांग्रहीं 
की आल्तरिक भान्ति और सुश्ल बढानेवाला तत्व बनना चाहिए। 

अवप्तर उपस्थित होने पर गाबीजीने सतर्कतापूर्वक अपने सिद्धान्तोंका विनियोग 
किया ओर उप्के द्वारा चम्पारनमें और खेडामे किसानोके तया अहमदाबादमे मजदूरो 
के कष्टोंका हुल किया। चम्पारनमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिल्ली और उस समय 
उन्हे जो अनुभव हुए, उनका उन्होंने थोड़े विस्तारसे वर्णन किया। खेड़ाके प्रयोगों 
और अहमदाबादके मजदूरोकी हड़ताल़के समय किये गये आतन्दोलनमे पूरी सफलता 
नही मिली। १९१९ में रौलट बिलके प्रकाशित होनेके बाद गराधीजीकों सत्याग्रहका 
देशव्यापी प्रयोग करनेका अवसर मिका। अग्रस्त १९१८ में रंगरूटोकी भर्ती कराते समय 
वे बीमार हो गये थे, किन्तु “सत्याग्रह संघर्ष प्रारम्भ करनेकी प्रबल इच्छा ने उनकी 
जिजीविषाकों बछ दिया और उन्होने बहुत बरसों पहले दक्षिण आफ्रिकामे दूध ग्रहण 
न करनेका जो ब्रत लिया था, उसे भी शिथिल्‍कू कर दिया। (पृष्ठ ३४३) गाधीजीकी 


पन्द्रह 


पुकारका देशने जिस उत्साहसे उत्तर दिया, उसे देखकर ग्राघीजी भी चमत्कृत हुए। 
उन्होने आत्मकथामें उन दिनोके उत्साहका तटस्थ भावसे वर्णन किया है। शुरू- 
शहमें आन्दोलन थोड़ा पिछड़ता-सां छंगा, किन्तु बादमे उसमें गति आ गई और 
वह आल्दोलन ब्रिटिश शासन-कालूका पहला जन-आन्दोलून हुआ और ग्राधीजी पहले 
जन-तेता । 

आत्मकथाका विवरण यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। किन्तु यह कहानीका 
अन्त नहीं है। आत्मकथा भी यही समाप्त नही होती । याघीजीने आत्मकथाके ' धिदाई 
नामक अध्यायमे अपने जीवनके अनुभवोका सिहावलोकन किया है और उससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस समय जिस आत्मविश्वासके साथ उन्होने एक वर्षमें स्वराज्य 
लानेका वचन देते हुए जैसा राष्ट्रीय आन्दोलन छेडा था, वह आत्मविश्वास उनके 
पास नहीं था। आत्मकथाके प्रारम्मिक और अन्तिम दोनों अध्यायोमे लेखकने पाथिव 
विफलछ॒ृताका अनुमव किया है, किन्तु इस विफलताके माध्यमसे उसने आत्मोन्‍्नति की 
है। १९२०में असहयोग आन्दोलन जुरू करनेके बाद वे दो तत्वोको छेकर बहुत दु खी 
थे। एक ओर तो थी जनताकी बीच-बीचम फूट पडनेवाली हिंसा और दूत्तरी ओर 
था देशके करोडो छोगोकों असनहनीय गरीबीमे रखनेवारा विदेशी शासन। मा १९२२ 
में अहमदाबादके न्‍्यायालयमें दिये गये अपने वयानमे उन्होंने व्यायाधीशसे कहा: 
“ मेरा पूरा बयान सुचकर आपको शायद इस वातका अन्दाज हो जायेगा कि मेरे 
भीतर ऐसा क्या-कुछ उमड़ रहा है, जिसके कारण एक अच्छा-मझा आदमी बडेसे 
वड़ा खतरा मोल छेनेको तैयार हो जाता है।” (खण्ड २३, पृष्ठ १२४) 

यरवदाके कारावास कालमे गावीजीको व्यवस्थित रूपसे अध्ययस और विचार 
करनेका समय मिल गया। फरवरी १९२४में बाहर निकलते-निकलते तक उन्होनें 
रचनात्मक कार्यक्रकों साधन वनाकर काग्रेसम पुनर्जीवनका सचार करनेका निश्चय 
कर लिया था। वाहर निकलकर जव खादीके प्रश्न पर वे मोतीकार नेहरू और 
चित्तरजनदास जैसे प्रभावशालों नेताओको अपने विचारसे सहमत नहीं करा पाये 
और जब मोतोछाल नेहरूक़ों उन्होंने जरा भी झुकनेके लिए तैयार नहीं देखा, तो 
उन्होंने काग्रेसकी वागडोर स्वराज्य पार्टीके हाथम दे दी और १९२५ के अन्तमे सक्तिय 
राजनीतिसे अलूग हो गये! उसके बाद एक व॒र्षका समय उन्होंने लगभग साबरमती 
आश्रममें विताया और इस अववधिमे ग्रीताका अव्ययन तथा आभश्रमवासियोसे विचार- 
विमर्श करते रहे। (खण्ड ३२) इस कालमे उन्होने निष्काम कर्म करने और अपनेको 
जन्य वनानेका अर्थ अविक सुक्ष्मतासे समझा। आत्मशुद्धिकी दिश्ामे अपने आराध्यदेव, 
रामऐ उन्होंने गक्ति देनेकी प्रार्थना की। उन्होंने 'नवजीवन के एक छेखमे लिखा 
है. “वह तो मेरे ही घरमे निवास करनेके लिए आ गया है। . . - वही मेरा 
सर्वस्व है। . . - में तो उसीके जिलाये जी रहा हूँ। में तो भगी और ब्राह्मणमें 
रामको ही देखता हूँ और इसलिए दोनोंका अभिवादन करता हूँ।” (खण्ड २४, पृष्ठ 


सोलह 


२० १-२) गांधीजीने सत्यके जो अनन्त प्रयोग किये, उनकी मानो यह फलुश्रुति थी। 
राम-नाममे अपने विश्वासके कारण ही वे जीवनके अन्तिम दो वर्षोमे, जो निराशाके 
घोर अन्चकारसे ढेंके हुए थे, अविचलित' बने रहे और उसीके बल पर उन्होने मृत्युका 
उसी भावसे वरण किया जिस भावसे वे करना चाहते थे। 

आध्यात्मिक क्षेत्रमे किये गये इन प्रयोगोंने गाधीजीको आन्तरिक शवित दी, 
आत्मज्ञानकी दिशामें उनका विकास किया और राजनोतिके क्षेत्रमे भी उन्होने जो- 
कुछ किया उसका मूल स्रोत भी यही प्रयोग थे। (पृष्ठ ३) राजनीतिक क्षेत्रमे इस 
शक्तिका स्वरूप था साधारण स्त्रियों और पुरुषोंकों स्वार्थसे ऊपर उठनेकी प्रेरणा देना, 
लोगोंमें पडी' हुई वीरता और अच्छाईको सर्वेताधारणकी भलाईके काममें छगा देना। 
गांधोजोके' लम्बे राजनीतिक जोवनमें उनकी शक्तिका आधार सदा ऐसे अआदमियोका 
अन्तःस्कूत-प्रेरित काम ही रहा जो प्रेम, आशा और उत्साहकी भावना लेकर सामने 
आये थे। अपनी जेल-डायरीमें (खण्ड २३, पृष्ठ १६२) उन्होने बोहिमेको उद्धृत किया 
है: “यदि प्राणियों पर तेरा दावा अपनी आन्तरिक प्रकृतिके सत्य और आन्तरिक 
आधार पर न होकर बाहरी और सतही है तो तेरों इच्छा और तेरा दावा पाशविक 
वस्तु है।  गाधीजी जनताकों आदेश देते ही रहते थे, किन्तु इन आदेशोका आधार 
उनके नेतृत्वका स्वेच्छापु्वक स्वीकार कर लिया जाना था। ग्राधीजी किसी बाहरी 
शक्तिके बल पर नेतागीरी नही करते थे, तथापि इतिहासने किसी और व्यक्तिके 
आदर्शों पर इतनो बडी संख्यामें छोगोकों चलते हुए नही देखा। यदि धर्मेका जागृत' 
आचरण किसी व्यकितिके नैतिक अस्तित्वका विकास करता है, उसे बल देता है 
और यदि उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि राजनीतिक क्षेत्रमे लोगोकी आन्तरिक 
सद्भावनाको शक्तिके रूपमे व्यवहृत कर सके, तो ये प्रयोग जिनका उद्देश्य स्वर्गंको 
घरती पर उतारना था, जो गुफामे निहित धर्मको खुलेमें छाना चाहते थे और जो 
सार्वव्रनिक चौक और मैदानको भी मन्दिर बनानेकी इच्छा रखते थे, निःसन्देह करणीय 
थे और किसी भी जमानेमे उनकी अवज्ञा नही की जा सकती। 


आभार 


प्रस्तुत खण्डकी सामग्रीके लिए सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मासक व्यास 
और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रत्यालय, अहमदाबाद; गांधी 
स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍ली; श्री नारणदास गांधी; श्रीमती मीरावहन; 
श्रीमती वसुमती पण्डित तथा “बापुना पत्रों: आश्रमनी बहेनोने, बापुना पन्नों गं० स्व० 
गंगावहेन वैचने, “महात्मा गांधी-द अर्जी फेज, “महादेवभाईवी डायरी, सरोजिनी 
नायडू पुस्तकोंके प्रकाशकों और निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओंके आभारी 
हैं: नवजोवन,' बॉम्वे ऑनिकल,' यंग इंडिया,” लीडर” और ' हिन्दू । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्दी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इडियन कीसिल आफ वल्ड अफेयर्स, पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण 
मस्वालूयका अनुसन्वान एवं सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आकडिव्ज 
आफ इंडिया) तथा प्यारेलाल नैयर, नई दिल्‍ली; और कागजातकी फोटो-वकल तैयार 
करनेमें सहायताके लिए सूचना एवं प्रसारण मन्चाल्यका फोटो विभाग, मई दिल्ली 
हमारे धन्यवादके पात्र है। 


पाठकोंकी सुचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाबीजीके स्वाक्षरोमे मिली है, उसे अविकल रूपमें 
दिया गया है। कित्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमे हिज्जो 
की स्पष्ट भूछे सुधार दी गई हैँ। 

अंग्रेजी और गृुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप 
रखनेका पूरा प्रवत्त किया गया हे, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपादय बनानेका भी 
पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके है, हमने उनका मूलसे 
मिलान और सशोवन करनेके वाद उपयोग किया है। नामोकों सामान्य उच्चारणके 
अनुमार हो छिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन सामोके उच्चारणमे संशय 
था, उनको बसा ही लिखा गया है, जैसा गावीजीने अपने गृजराती छेखोमे लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौफोर कोण्ठफोमें दिये गये अश सम्पादकीय हैँ। गाधीजीने 
किसी लेख, भाषण बादिका जो अग मूल रुपमें उद्धत किया है वह हाणिया छोड़कर 
गहरी सह्पाहीमें छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके 
कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्थाहीम छापे गये है। भाषणों और 
नेंटोकी रिपोर्टेके उन अंगोमे जो गाधीजोके नहीं है, कुछ परिवर्तत किया गया है और 
कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शीर्पफी केखन-तिथि दाये कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नहीं 
है, वहां अनुमानसे निश्चित तिथि चीकोर कोणष्ठकोमें दी गई है और आवश्यक होने 
पर उत्तका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्नोमे केवल सास या वर्षका उल्लेख 
है, उन्हें आवश्यक्रतानुप्तार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे 
साधन-सूत्रके साथ दीं गई तिथि प्रकाशनकी है। गराधघीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
और छेख, जहां उनको लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधारपर 
उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा 
सम्मव तहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है। 

सावन-मृत्रोमे ' एस० एन०” सकेत सावरमती सम्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन०* गावी स्मारक निवि और सम्रहालय, नई दिललीमे उपलब्ध 
कागज-पत्रोका, और “सी० डब्ल्यू०” सम्पूर्ण गाघी वाइमय (कलेक्टेड बक्से आफ 
महात्मा ग्राघी) हारा समगृहीत पत्रोका सूचक है। 

सामप्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये है। अन्तर्मे साथन-सूच्रोफ़ी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काछको तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हूँ। 


विषय-सूची 


भूमिका 
आभार 
पाठकोकी सूचना 
१. सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा (३-२-१९२९) 
प्रस्तावना 


पहला भाग 


१. 


जन्म 


२. बचपन 


ब्ण (७ ॑ # पा पी -चा 


१३ 


१४, 
१५. 
१६. 


१७ 


१८. 
१९, 
, धर्मोसि परिचय 
२१. 
५ 
२३. 


०9 


« वाल-विवाह 
- पतित्व 
हाई स्कूलमें 


दुखद प्रसंग- १ 


- दु खद प्रसग-२ 
, चोरी और प्रायरश्चित्त 


पिताजीकी मृत्यू और मेरे लिए रूज्जाका एक प्रसंग 


« धर्मकी श्लॉकी 
११. 
१२. 


विलायतकी तंयारी' 
जाति-च्युत्त 

आखिर विलायत पहुँचा 
मेरी पसन्द 

' सभ्य  वेचम 

फेर-फार 

खूराकके प्रयोग 
लज्जाबीलता- मेरी ढाल 
असत्य रूपी विष 


तिर्वेलके वल राम 


नारायण हेमचन्द्र 


जवर्दस्त प्रदर्शनी 


१० 
९३ 
श्५्‌ 
१९ 
२१ 
र््‌डं 
२७ 
२९ 
३२ 
३२५ 
३७ 
४० 
४२ 
प्‌ 
४८ 
५१ 
५४ 
५७ 
६० 
दर 
१५ 


२४. 
२५. 


बाईस 


बेरिस्टर तो बच ग्रया-अब क्‍या हो? 
मेरी परेशानी 


इसरा भाग 


१५. 
१६. 


१७. 


१८. 
१९. 
२०, 
२१. 
२२. 
२३. 
रेड. 
२५, 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 


करी 


* रायचन्द भाई 

* संसार-अ्रवेश 

* पहला मुकदमा 

' पहला आघात | 

« दक्षिण आफ्रिकाकी तैयारी 
» नेटालू पहुँचा 

« अनूभवोकी बानगी 

" प्रिटोरिया जाते हुए 

» और परेशानी 
 प्रिटोरियार्में पहला दिन 
, ईसाइयोसे सम्पर्क 

. हिन्दुस्तानियोसे' परिचय 
» कुलीपनका अनुभव 

. मुकदमेकी तेयारी 


धार्मिक सनन्‍्धन 

को जाने कलकी ? 
नेटालमें रुक गया 
रंग-भेद 

नेटाल इंडियन कांग्रेस 
बालासुन्दरम्‌ 

तीन पौडका कर 
धर्म-निरीक्षण 

घरकी व्यवस्था 
देशकी ओर 
हिल्दुस्तानमें 
राजनिष्ठा और शुश्रूषा 
बम्बईम सभा 

पूना और मद्रास 
“जल्‍दी लोटिए ' 


दर 
६८ 


७१ 
७१३ 
७६ 
७८ 
८१ 
८३ 
८५ 
८८ 
९१ 
धप 
९८ 
१०० 
१०३ 
२०५ 
२०७ 
११० 
११२ 
११५ 
११८ 
१२१ 
१२३ 
१२५ 
१२८ 
१३० 
श्३२ 
१३२५ 
१३८ 
१४० 
१४२ 


तेईस 


तोसरा भाग 
१. तूफानकी आगाही १४४ 
२. तूफान १४६ 
३. कंसीटी १४८ 
४. ज्ान्ति १५२ 
५. वच्चोकी शिक्षा १५४ 
६. सेवा-बृत्ति १५७ 
७ ब्रह्मचयं - १ १५९ 
८. ब्रह्मचर्य - २ १६१ 
९ सादगी १्द्४ 
१०. वोजर युद्ध १६६ 
११. सफाई भानदोलन और अकाल-कीप १६८ 
१२. देग-गमन १६९ 
१३. देगमे १७२ 
१४, कक्‍्लक बौर बरा १७४ 
१५. कांग्रेसमें १७६ 
६ लाडे कर्जवका दरार १७७ 
१७ गोसलेके साथ एक महीता- १ १७९ 
१८ गोखलेके साथ एक महीना-२ १८१ 
१९. गोसलेके साथ एक महीना- रे १८३ 
२०, कामीमें १८५ 
२१. वम्बईमें स्थिर हुआ ? १८८ 
२२. घर्म-सकंट १९० 
२३ फिर दक्षिण आफ्रिका १९१ 
चौया भाग 
१. किया-कराया चौपट ? १९४ 
२. एथियाई विभागकी नवावश्याही १९६ 
३. कड़वा घूंट पिया १९८ 
४. बढ़ती हुई त्यांगवृत्ति २०० 
५ आत्म-निरीक्षणका परिणाम २०६ 
६. मिरामिपाहारके लिए विदान २०३ 
७. मिट्टी और पानीके प्रयोग २०५ 
८. एक साववबानी २०७ 


चौबीस 


« बलवानसे' भिड़न्त 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७, 
१८. 
१९, 
२०, 
२१. 
२२. 
२३. 
र्‌४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८, 
२९, 
३०. 
बह 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
, छोटा-सा सत्याग्रह 
४१. 
४२. 


एक पुृण्यस्मरण और प्रायश्चित्त 
अंग्रेजोंका गाढ़ परिचय 
अंग्रेजोंसे परिचय 

“इंडियन ओपिनियन 

' कुली लोकेशन ' अर्थात्‌ भंगी वस्ती ? 
महामारी - १ 

महामारी - २ 

बस्तोकी होली 

एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव 
फीनिक्सकी स्थापना 

पहली रात 

पोछक कूद पड़े 

“जाको राखे साइयाँ' 

घरमे परिवर्तत और वालशिक्षा 
जुलू विद्रोह 

हृदय-मन्थन 

सत्याग्रहकी' उत्पत्ति 

आहारके अधिक प्रयोग 
पत्नीकी दृढ़ता 

घरमे सत्याभ्रह 

संयमकी ओर 

उपवास 

शिक्षकके रूपमे 

पुस्तकीय-भान 

आत्मिक शिक्षा 

भले-बुरेका मिश्रण 

प्रायश्चित्तके रूपमें उपवास 
गोखऊछेसे मिलन 

लड़ाईमे हिस्सा 

घर्मको समस्या 


गोखलेकी उदारता 
दर्दके लिए क्‍या किया! 


२०९ 
२११ 
२१३ 
२१५ 
२१७ 
२१९ 
र्२२ 
श्२३ 
श्२६ 
२२७ 
२२९ 
२३१ 
२३३ 
२२५ 
२३७ 
२४० 
२४२ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४६९ 
२५१ 
२५३ 
२५५ 
२५७ 
२५६ 
२६९१ 

२६२ 
२६३ 
२६५ 
२६७ 
२६९ 
२७२ 
२७३ 


४३. 
४४. 
प्‌ 
४६. 


४७ 


पच्चीस 


रवानगी 

वकालतके कुछ संस्मरण 
चालाकी ? 

मुवक्किल साथी वन गये 
मुवक्किल जेलसे कैसे बचा? 


पाँचवाँ भाग 


१. 
२्‌. 
३. 
है 
५ 
६. 
9. 
देः 
हक 


१७० 
११५ 
२७ 
१३. 
१४. 
१५० 
१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०५ 


२१. 
२२. 
» खेडा-सत्याग्रह 


२४. 
र्‌५, 
२६. 


२७. 


पहला अनुभव 

गोखलेके साथ पूवामे 
धमकी ? 

शान्तिनिकेतन 

तीसरे दर्जेकी विडम्बना 
मेरा प्रयत् 

कुम्म-मेला 

लछ्मन झूला 
आश्रमकी स्थापना 
कसौटी पर चढ़े 
गिरमिटकी प्रथा 
नीलका दाग 

विहारी सरलता 
अहिसा देवीका साक्षात्कार ? 
मुकदमा वापस लिया गया 
कार्य-पद्धति 

साथी 

प्राम-प्रवेण 

उजला पहल 

मजदूरोंके सम्पर्कम 
आश्रमकी झाँकी 
उपवास 


“प्याज चोर' 

खेडाकी लडाईका अन्त 
एकताकी रठ 
रंगरूटोकी भरती 


२७५ 
२७६ 
२७८ 
२८० 
२८१ 


२८३ 
२८४ 
२८६९ 
२८९ 
२९१ 
२९३ 
२९४ 
२९७ 
३०० 
३०१ 
३०३ 
३०६ 
३०८ 
३११ 
३१३ 
३१५ 
३१७ 
३१९ 
३२१ 
रे२२ 
३२४ 
३२६ 
३२८ 
३३० 
३३१ 
३३३ 
३३५ 


छब्बीस 


२८. मृत्यू-शय्या पर बे 

२९. रोलट ऐक्ट और मेरा घर्म-संक्ट ३४२ 

३०, वेह अद्भुत दृश्य ३४५ 

३१. वह सप्ताह- १ ३४७ 

३२२. वहू सप्ताह -२ ३५१ 

३३. हिमालय जैसी भूल ३५३ 

३४. नवजीवन” और “यंग इंडिया! ३५५ 

३५. पंजाबमे ३५७ 

३९. खिलाफतके बदले योरक्षा ३५९ 

३७. अमृतसरकी कांग्रेस ३६२ 

३८. काग्रेसमें प्रवेश ३६५ 

३८. खादीका जन्म ३६६ 

४०. चरखा मिला ३६८ 
४१. एक संवाद ३७० 
४२. असहयोगका प्रवाह ३७१ 
४३, ताग्रपुरमें ३७४ 
पूर्णाहुति रे७१ 

२. पत्र: बालमन्दिरके बच्चोको (४-२-१९२९) , ३७७ 
३. पत्र : आश्रमकी बहनोको (४-२-१९२९) «. रे७७ 
४. पत्र : पुरुषोत्तम गाघीको (४-२-१९२९] ३७९ 
५. पत्र : छगतलारू जोशोीको (४-२-१९२९) ३७९ 
६. पत्र: गंगाबहन वैद्ययो (४-२-१९२९) ३८० 
७. पत्र : मीरावहनकों (४-२-१९२९) ३८१ 
८. भाषण : सार्वजनिक सभा, कराचीमे (४-२-१९२९) ३८३ 
९, तार: मोतीलाल नेहरूको (४-२-१९२९ या उसके परचातृ) ३८४ 
१०. भाषण: भारत सरस्वती मन्दिर, कराचीमें (५-२-१९२९) ३८५ 
११. भाषण: अस्पृश्योकी सभा, कराचीमे (५-२-१९२९) ३८६ 
१२. भाषण: दलित” वर्गोकी सभा, कराचीसे (५--२-१९२९) ३८६ 
१३. भाषण: सिखोकी सभा, कराचीमे (५-२-१९२९) ३८७ 
१४, भाषण : डी० जे० एस० कालेज हॉल, कराचोमे (५-२-१९२९) . ३८८ 
१५. पत्र : छगनरारू जोशीको (६-२-१९२९) ३९३ 
१६. भाषण : पारसियोंकी सभा, कराचीमे (६-२-१९२९) ३९३ 
१७. भाषण : छात्रोकी सभा, कराचीमे (६-२-१९२९ ) ३९४ 
३९५ 


१८. मृत्युके बारेमे (७-२-१९२९) 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
श३. 
रे४. 
२५. 
२६- 
२७. 
२८. 
२९. 
३6. 
३१. 
ड्ररे. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६. 
३७. 


अभी 


३८. 
३९. 


४० 


४६. 
४७, 
४८. 
९, 


प्‌ 0. 


सताइस 


अमानुषिक प्रणाली (७-२-१९२९) 

युद्धके प्रति मेरा दृष्टिकोण” (७-२-१९२९) 

एक और श्रद्धांजलि (७-२-१९२९) 

दण्ड-संहिताका आतक (७-२-१९२९) 

प्राजकी घटना (७-२-१९२९) 

तार: जवाहरलाल नेहरूकी (७-२-१९२९) 

पत्र : मौरावहनको (७-२-१९२९) 

भाषण: सार्वेजनिक सभा, जैकोबाबादमें (७-२-१९२९ ) 
पत्र : छगनलाल जोशीको (८-२-१९२९) 

भाषण: छात्रोकी समा, जिकारपुरमे (८-२-१९२९) 
भाषण : सार्वजनिक समा, शिकारपुरमे (८-२-१९२९) 
पत्र: मीरावहतकों (९-२-१९२९) 

पत्र : देवदास गांवीको (९-२-१९२९) 

बलों वोराको (९-२-१९२९) 

पत्र : कस्तूरवा गाधीको (९-२-१९२९) 

पत्र : छगतछाल जोगीको (९-२-१९२९) 

पत्र : छगतलाल जोशीको (९/१०-२-१९२९) 

तीसरे दर्जेके मुसाफिर (१०-२-१९२९) 

टिप्पणियाँ : सरोजिनीदेवीकी सेवा; पीजनेवालोकी ओरसे 
(१०-२-१९२९) 

राक्षती पद्धति (१०-२-१९२९) 

उमड़ता हुआ प्रेम (१०-२-१९२९) 


« फीजदारी कानूनका उल्लंघन (१०-२-१९२९) 
४१. 
४२. 
४३. 
४४, 
४५. 


पत्र : मणिछाल बौर सुशीला ग्राधीको (१०-२-१९२९) 
पत्र : छगनछाल जोशीको (१०-२-१९२९) 

पत्र : नानामाई मशरूवाछाको (१०-२-१९२९) 
भाषण : छात्रोकी सभा, सक्खरमें (१०-२-१९२९) 
भाषण : नगरपालिका द्वारा आयोजित सभा, सक्सरमें 
(१०-२-१९२९) 

भाषण : स्त्रियोकी सभा, सदखरमें (१०-२-१९२९) 
पत्र: प्रभावतीको (१०-२-१९२९ या उसके पर्चात) 
पत्र : एगनिसको (११-२-१९२९) 

पत्र : उमर अहमदकों (११-२-१९२९) 

पत्र : एच० दी० हॉलेडकों (११-२-१९२९) 


३९६ 
३९८ 
४०२ 
४०२ 
है. है है. 
४०५ 
४०५ 
४०६ 
४०८ 
४०८ 
४०९ 
४१७० 
४११ 
४१२ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 


४१७ 
४१८ 
४२० 
४२१ 
४२३ 
धर४ं 
४२५ 
४२५ 


४२६ 
४२७ 
४२७ 
४२७ 
४२८ 
४२९ 


५१. 
५२, 
५३. 
५४, 
५५. 
५६. 
५७, 
५८, 
५९, 
१०. 
६१. 
६२. 
६३. 
६४, 


६५. 
६६. 
है ७, 
६८, 
६९. 
, पत्र : परशुराम शर्माको (१४-२-१९२९) 
७१, 
७२, 
७३. 
७४, 


अठाइस 


पत्र : रामरावकों (११-२-१९२९) 

पत्र : कमला सत्तियानाथनकों (११-२-१९२९) 

पत्र : रुथ एफ० वुड़सवालकों (११-२-१९२९) 

पत्र : आश्रमकी बहनोंको (११-२-१९२९) 

पत्र : वालमन्दिरके बच्चोको (११-२-१९२९) 

पत्र : छगतलाल जोशीको (११-२-१९२९) 

पत्र : गगावहन वैद्ययो (११-२-१९२९) 

पत्र : छगनछाल जोशीको (११-२-१९२९) 

पत्र : वसुमती पण्डितको (११-२-१९२९) 

भाषण : सार्वजनिक सभा, रोहडीमें (११-२-१९२९) 

पत्र : मीरावहनको (१३-२-१९२९) 

भाषण : स्त्रियोंकी सभा, पडीडानमें (१३-२-१९२९) 

मापण : सार्वजनिक सभा, हैदराबाद (सिन्ध)में (१३-२-१९२९) 
टिप्पणियाँ : तलवार बनाम आत्मा; अमेरिकार्में मद्य-निषेष;। समावता 
क्या है; साइमन कमीशनके सामने ग्रवाही; अन्त.करणको खातिर; 
“राष्ट्रीयता-विहीन '; गोघनकी दुर्देशा (१४-२-१९२९) 

पत्र : गोपीचन्द भार्गवको (१४-२-१९२९) 

पत्र: डी० को (१४-२-१९२९) 

पत्र : गंगाधघरराव देशपाण्डेको (१४-२-१९२९) 

पत्र : मोतीलाल नेहरूकों (१४-२-१९२९) 

पत्र : कर्ताड सदाशिव रावको (१४-२-१९२९) 


भाषण : कांग्रेसकी बैठक, हैदराबादमें (१४-२-१९२९) 
भाषण : छात्रोंकी सभा, हैदराबादमें (१४-२-१९२९५) 
भाषण : कांग्रेसकी सभा, कोटडीमें (१४-२-१९२९) 
भाषण : भंगियोंकी सभा, हैदराबादमें (१४-२-१९२९) 
परिशिष्ट 

१. गांधीजीका वंश-वृक्ष 
सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


शीर्षक-सांकेतिका 
संकितिका 


४२९ 
४३० 
४३१ 
४३१ 
४३२ 
४३३ 
४३४ 
४३५ 
४३६ 
४३७ 
४३७ 
४३८ 
४३९ 


४३९ 


डेप 
४५६ 
४५७ 
४५८ 
४५९ 


१. सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा" 


अस्तावना 


चार यथा पांच वर्ष पहले निकटके साथियोके आग्रहसे मैने आत्मकथा लिखना 
स्वीकार किया था, और उसे आारम्म भी कर दिया था। किन्तु फुलस्केपक एक 
पृष्ठ भी पूरा नही कर पाया था कि इतनेमे बम्बईकी ज्वाला प्रकटों हुई और 
भेरा शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया। उसके बाद तो में एकके वाद एक 
ऐसे व्यवसायोर्म फेस गया कि अस्तमे मुझे यरवदाका अपना स्थान मिका।' भाई 
जयरामदास' भी वहाँ थे। उन्होने मेरे सामने अपना यह आग्रह रखा कि दूसरे 
सब काम छोडकर मुर्जे पहले आत्मकथा ही लिख डालनी चाहिए। मैने उन्हे जवाब 
दिया कि मेरा अम्यास-क्रम बन चुका है और उसके समाप्त होने तक में आत्मकथाका 
आरम्भ भी नहीं कर सर्कूंगा। अगर मुझे अपना पूरा समय यरवदामें बितानेका 
सौमाग्य प्रात हुआ होता, तो में अवश्य ही आत्मकथा वही लिख ले सकता था। 
परत्ु अमी अम्यास-क्मकी समाप्तिम भी एक वर्ष थाकी था कि में रिहा कर दिया 
गया। उसमे पहले में किसी भी तरह आत्मकथाका लिखना आरम्म तक नहीं कर 
सकता था। इसलिए वह लिसी सलहीं जा सको। अब स्वामी आनच्दने फिर वही 
आग्रह किया है। में दलिण आएिफाके सत्याग्रहका इतिहास" लिख चुका हूँ, इसलिए 


१. आत्मकथाओ मूल गुजााती अध्याय पारावादिक रुपसे नवजीवनके अंकोमें प्रकाशित हुए ये। 
२९ नवम्बर, १९२५के मंऊमे प्रसलनाके प्रसराशनते उत्तड्रा आरम्भ हुमआ और ३ फवरी, १९२९के आंकमें 
पूर्गाइति भोए॑फ अन्तिम अध्यायते उसझी सम्राप्ति। अतः समग्र पुस्तक इस अन्तिम तारीखके अन्तगैत दी 
जा रही है। गुजराती अध्यापक प्रश्ाशनंके साथ ही हिन्दी लथजीवनममं उनका हिन्दी अनुवाद और 
यंग हंडियामे उनझा अंग्रेजी अनुवाद भो दिया जाता रहा। तदइनुसार 'प्रस्तावना” का अनुवाद हिन्हो 
नवज्ीवनके ३ दित्म्बर, १९२०के अंफर्म प्रकादित हुआ था। 

हिन्दी अनुवादर्म अध्मकपाफ़ा पदछा एण्ड पुस्तवके रूपमें पहली बार सस्ता साहित्य भण्डल दिल्‍्लीसे 
सन्‌ १९२८ में प्रकाशित एुआ या। गांधीजीओी स्वनामेंके खत्ाधिकारी नवजीवन 2रुटने अपनी ओोरसे उसके 
हि्ी अनुवादका प्रकाशन सन्‌ १९७७ में क्िया। उसके बाद उप्तक्री अनेक आधृत्तियां निकरछ चुक्री हैं 

हिन्दीके तिता तंस्कत-समेत भारतकों दूसरी सभी भाषाभमिं भी आत्मकथाके अनुवाद अकाशित हुए 
है। उसी प्रसार दुनिवाकी सारी प्रमुप्त भाषाओ्म भी उसके अनुवाद प्रकाशित हुए हैँ। देखिए कलेषटेड 
बरसे आफ महात्मा गांधी, खप्ड ३९, पृ १ की सावन्पित पाद-टिप्पणी । 

२. १७-११-१९२१ को; देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४८५-८९ | 

३. गाधीनी १० मार्दे १९२२ को अधमदाबादमें गिरफ्तार किये गये थे। उन्हें २१ भाचे, १९२२ को 
परवदा जेछ छे जाया गया जझंसे वे ५ फरवरी, १९२४ को रिंहा किये गये। देखिए खण्ड ३३, पृष्ठ <३ 
भौर १०१। 

४. जपरामदास दोल्त्ताम। 

७५, ऐखिएण खण्ड २९१ 


३९-१६ 


र्‌ सम्पूर्ण गांवी वाइूमय 


आत्मकथा लिखनेंकी इच्छा भी हुई है। स्वामीकी माँग तो यह थी कि में पूरी कथा 
लिख डालूँ और फिर वह पुस्तकके रूपमें छपे। मेरे पास एक-साथ इतना समय नही 
है। अगर लिखूँ तो 'तवजीवन के लिए ही छिख सकता हूँ। मुझे 'नवजीवन के 
लिए कुछ तो लिखना ही होता है। तो “आत्मकथा क्यों न लिखूँ? स्वामीने मेरा 
यह निर्णय स्वीकार किया और इस तरह आत्मकथा लिखनेका अवसर मुझे मिला। 

किन्तु यह निर्णय करने पर एक निर्मल साथीने, सोमवारके दिन जब मैं मौनमें 
था, मुझे आहिस्तासे यों कहा - “आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हूँ? यह तो 
पर्चिमकी प्रथा है। पूर्वमे किसीने आत्मकथा लिखी हो सो तो सुना नहीं गया। 
और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तुकों आप सिद्धान्तके रूपमें मानते हूँ, उसे कल 
मानना छोड़ दे तो? अथवा सिद्धान्तका अनुसरण करके जो भी कार्य बाज आप 
करते है, उन कारयोंमे बादमे हेरफेर करें तो? वहुत-से छोग आपके छेसोंको अस्राण- 
भूत समझकर उनके अनुसार अपना आचरण गढ़ते हैं । वे गलत रास्ते चले जायें तो ? 
इसलिए साववान रहकर फिलहाल आत्मकथा-जैसी कोई चीज न लिखे तो दया ठीक 
न होगा ? ” 

इस बातका मेरे मनपर थोड़ा-वहुत असर हुआ। छेकिन मुझे आत्मकथा कहाँ 
लिखनी है? मुझे तो आत्मकथाके वहाने सत्यके जो अनेक प्रयोग मैंने किये है, उतकी 
कथा लिखनी है। यह सच है कि उसमें मेरा जीवन ओतम्रोत होनेके कारण कथा 
एक जीवन-वुत्तान्त जैसी वन जायेगी । लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग 
ही प्रकट हों तो मैं स्वयं उस कथाको निर्दोष मा्नूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरे सब 
प्रयोगोंका पूरा लेखा जनताके सामने रहे, तो वह छामदायक सिद्ध होगा - बधवा यो 
समक्षिए कि यह मेरा मोह है। राजनीतिके क्षैत्रमे हुए भेरे प्रयोगोंकों तों भव हिन्दें- 
स्तान भी जानता है; यही नहीं, वल्कि थोड़ी-बहुत मात्रामे सभ्य कही जानेवाली दुनिया 
भी उन्हें जानती है। मेरे छेखे इसकी वहुत कीमत नहीं है; इसलिए इन प्रयोगोंकि 
द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला है, उसकी कौमत तो और भी कम है। कई 
बार तो इस विशेषणने मुझे वहुत अधिक दुःख भी दिया है। मुन्ने ऐसा एक मी 
क्षण याद नही है, जब इस विश्येषणके कारण मैने गर्वेका अनुभव किया हो। लेकिन 
अपने आध्यात्मिक प्रयोगोका, जिन्हें मैं ही जान सकता हुँ और जिनके कारण राज- 
तीतिके क्षेत्रमे भी कुछ जक्ति मिली है, वर्णन करना मुझे अवध्य ही मच्छा लगेगा | 
अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं, तो इनमें गर्व करनेकी गुंजाइश ही नहीं। 
इनसे तो केवल नम्जताकी ही वृद्धि होगी। ज्यो-ज्यों में विचार कर्ता जाता हूँ, 
मूतकालके अपने जीवन पर दृष्टि डाछता जाता हूँ, त्यों-त्यों अपनी अल्पता में स्पप्ट 
ही देख सकता हूँ। हि 

मुझे जो करना है, तीस वर्षसि मैं जिसकी आतुरमावत्ते रट छगावे हुए हैं 
वह तो आत्मदर्गन है, ईदवरका साक्षात्कार है, मोक्ष हैं। मेरे सारे काम इसी न 
होते है। मेरा समूचा छेल्नन भी इसी दृष्टिसे होता हैं, और राजनीतिके लँत्रम गा 
मेरा पड़ना इसी वस्तुके अन्तर्गत आता हैं। छेकिन प्रारम्भसे ही मेरा यह मत रहा है कि 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३ 


जो एकके लिए शक्य है, वह सबके लिए भी शक्‍य है। इस कारण मेरे प्रयोग 
खानगी नही हुए, नही रहे। उन्हे सब देख सके, तो मुझे नहीं लगता कि उससे 
उनकी आध्यात्मिकता कम होगी। अवश्य ही कुछ चीजे ऐसी हैँ, जिन्हे आत्मा ही 
जानती है, जो आत्मामे ही समा जाती है। परन्तु ऐसी वस्तु देना मेरी शक्तिसे 
परेकी बात है। मेरे प्रयोगोमे तो आध्यात्मिकका मतलब है नैतिक, घर्मका अर्थ है 
त्तीति, आत्माकी दृष्टिसे पाली गई नीति ही धर्म है। 

इसलिए इस कथामे वे ही वस्तुएँ आयेगी जिनका निर्णय बालक, जवान और 
बूढे करते हैं और कर सकते है। अयर ऐसी कथा में तटस्थ भावसे, निरभिमान 
रहकर लिख सक, तो उसमेसे दूसरे प्रयोग करनेवालोकों कुछ सामग्री मिलेगी। इन 
प्रयोगोके बारेमे में किसी भी प्रकारकी सम्पूर्णताका दावा नहीं करता । जिस तरह एक 
वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम-पूर्वक, विचार-पूर्वकत और वारीकीसे करता है, 
फिर भी उनसे उत्पन्त परिणामोकों वह अन्तिम नहीं कहता, अथवा वें परिणाम सच्चे 
ही है इस वारेमे भी वह साशक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है अपने प्रयोगोके 
विपषयमे मेरा भी वैसा ही दावा है। मैने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक-एक भाव 
की जाँच की है, उसका पृथक्करण किया हे। किन्तु उसमेंसे निकले हुए परिणाम 
सबके लिए अन्तिम ही हूँ, वे सच हैँ अथवा वें ही सच हैं, ऐसा दावा में कभी 
करना नही चाहता। हाँ, यह दावा में अवश्य करता हूँ कि मेरी दृष्टिसे ये सच 
है, और इस समय तो अन्तिम-जैसे ही मालूम होते है। अगर ने मालूम हो, तो 
मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खडा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग्र-पण 
पर जिन-जिन वस्तुओको देखता हूँ, उनके त्याज्य और ग्राह्मय ऐसे दो भाग वना 
लेता हैँ, और जिन्हे ग्राह्म समझता हूँ उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूँ। 
और जवतक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात्‌ भेरी बुद्धिकों और आत्माकों 
सनन्‍्तोप देता है, तवतक मुझे उसके शुभ परिणामोके वारेमे अडिय' विश्वास रखना 
ही चाहिए। 

यदि मुझे केवल सिद्धान्तोका अर्थात्‌ तत्वोका ही वर्णन करना हो, तब तो यह 
आत्मकथा मुझे लछिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो उनपर रचे गये कार्योका 
इतिहास देना है, इसीलिए मैने इन प्रयत्नोकों 'सत्यके प्रयोग” जैसा पहला नाम 
दिया है। इसमें सत्यसे भिन्‍न माने जानेवाले अहिसा, ब्रह्मचर्थ इत्यादि निययोके प्रयोग 
भी आ जायेगे। लेकिन मेरे मनमे सत्य ही सर्वोपरि है, और उसमे अग्रणित वस्तुओका 
समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल-- वाचिक-- सत्य नही है। यह तो वाणीकी 
तरह विचारका विषय भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नही है, बल्कि 
स्वतन्त्र, चिर॒स्थायी सत्य है, भर्थात्‌ परमेदवर ही है। परमेश्वरकी व्याख्याएँ अन- 
गिनत हैँ, क्योकि उसकी विभूतियाँ भी अनगिनत है। ये विभूतियाँ मुझे आशंचर्यंचकित 
करती हैं। क्षण-मरके लिए ये मुझे मुगर्ध भी करती है। किन्तु में पुजारी तो सत्यरूपी 
परमेब्वरका ही हूैँ। केवल वही एक सत्य है, और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य 
मुझे मिला नही है, में अभी इसका शोवक ही हूँ। इस शोधके बदले मैं अपनी प्रियसे 
प्रिय वस्तुका त्याग करनेको तैयार हूँ, और मुझे यह विश्वास है कि झोघरूपी इस 


3 सम्पूर्ण गांघी वाद्टममय 


यज्ञमें गरीरकों भी होमनेकी मेरी तैयारी है, और जक्ति है। लेकिन जबतक मेँ 
इस सत्यका साक्षात्कार न कर छू, तवतक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती है, 
उस काल्पनिक सत्यको अपना आधार मानकर, अपना दीपस्तम्भ समझकर, उसके 
सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यद्यपि यह मार्ग तछवारकी धार पर 
चलने-जैसा है, तो भी मुझे यह सरल-से-सरलू लगा है| इस मार्य पर चलते हुए मपनी 
भयंकर भूलें भी मुझे वगण्य-सी लगी हैं, क्योंकि वैसी भूलें करने पर भी मैं वच गया 
हूँ, और अपनी समझके अनुसार भागे वढ़ा हूँ। दृर-दूरसे विशुद्ध सत्यकी -- ईश्वरकी 
झाँकी भी छे रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन-पअ्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक 
सत्य ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगतमें नहीं हैं। यह विश्वास किस 
प्रकार बढ़ता गया है, यद्दि मेरा जगत अर्थात्‌ 'नवजीवन ' इत्यादिके पाठक इसे 
जानकर मेरे प्रयोगोके साझेदार वनना चाहे और उस सत्यकी झाँकी भी मेरे साथ 
करना चाहें तो अवश्य करे। साथ ही, में यह भी अधिकाधिक मानने छगा हूँ कि 
जितना कुछ मेरे लिए सम्मव है, उतना एक वालकके लिए भी सम्भव है और 
इसके लिए मेरे पास सब कारण हूँ। सत्यकी जोबके साधन जितने कठिन हैं, उतने 
ही सरल भी हूँ। वे अभिमानीकों असम्भव मारूम होंगे और एक निर्दोष वाछूकको 
विलकुल सम्मव छूगेगे। सत्यके गोबककों रजकणसे भी तुच्छ होकर रहना पड़ता है। 


# 


सारा संसार रजकणोंको कुचछता है, पर सत्यका पुजारी तो जचतक इतना अल्प नहीं 


| 


सत्यका 


वनता कि रजकण भी उसे कुचछ सके, तवतक उसके लिए स्व॒तन्त्र सत्यकी झलक 
भी दुर्लम है। यह चीज वशिष्ठ-विश्वामित्रके आख्यानमें स्वतन्त्र रीतिसे बताई 
है। ईसाई वर्म और इस्लाम भी इसी वस्तुको सिद्ध करते हैं। 
मैं जो प्रकरण लिखनेवाला हूँ, यदि उनमे पाठकोकों अभिमानका भास हों, तो 
उन्हें अवध्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरी गोवमें खामी है और मेरी भाँकियाँ 
मृगजलके समान है। भले ही मेरे समान अनेकोंका क्षय हो, पर सत्यकी जय हो। 
अल्पात्माकों मापनेके लिए हम सत्यके आदर्शमे कमी कभी सन करे। 
मैं चाहता हूँ कि मेरे लछेखोंकों कोई प्रमाणमूत न समझे। यही मेरी विनती 
है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उनमे बताये गये प्रयोगोंको दुष्टास्तरहूप मावचकर 
सब अपने-अपने प्रयोग यथागकति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस 
संकुचित छेत्रमें आत्मकथाके मेरे छेखोसे वहुत-कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य 
एक भी वात मैं छिपाऊँगा नहीं। मुझे आजा है कि मैं अपने दोपषोंका ख्याल पाठकों 
को पूरी तरह दे सकूँगा। मुझे सत्यके शास्त्रीय प्रयोगोंका वर्णन करना है, में कितना 
भछा हूँ, इसका वर्णन करनेकी मेरी तविक भी इच्छा नहीं हैं। जिस गजसे स्वयं 
मैं अपनेको मापना चाहता हूँ और जिसका उपयोग हम सवको अपने-अपने विययर्मे 
करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवब्य कहुँगा कि: 
सो सम कौंत कुदिल खल कासी 
जिन तनु दियो ताहि बित्तरायों 
एसो नोनहरामी 


६ 


हि 


छ्‌ 
£॥ - 


ण्फ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा प्‌ 


क्योकि जिसे में सम्पूर्ण विश्वासके साथ अपने श्वासोच्छृवासका स्वामी समझता हूं 
जिसे में अपने तमकका देनेवाला मानता हूँ, उससे में अभी तक दूर हूँ, यह चीज 
मुझे प्रतिक्षण खटकती है। में इसके कारणरूप अपने विकारोकों देख तो पाता हैँ, 
परन्तु उन्हे अमी तक निकाल नही पा रहा हूँ। 

पर इसे यही समाप्त करना चाहिए। प्रस्तावनामे से मे प्रयोगकी कथामें नही 
उतर सकता। वह तो कथा-प्रकरणोम ही मिलेगी। 


मोहनदास करमचंद गांधी 
आश्रम, सावरमती 


मागगंशीर्प शुक्ल ११, १९८२ 
[२६ नवम्बर, १९२५] 


पहुला भाग 


१. जन्म 


ऐसा जाव पडता है कि शुरू-बुरूमे ग्राथी-परिवार किराने'का धन्धा करनेवाले 
व्यापारियोका परिवार था, लेकिन मेरे पितामहसे लेकर पिछली तीन पीढियोसे उसमे 
दीवानगीरी' होती आ रही है। उत्तमचन्द गाघी उर्फ ओता याधी टेकवाले व्यक्ति 
यह रहे होगे, ऐसा लगता है। शासनसे खटपट हो जानेके कारण उन्हे पोरबन्दर छोडकर 
जूनागढके राज्यमे आश्रय लेना पडा था। वहाँ उन्होने नवाव साहबको थायें हाथसे 
सलाम किया। किसीने इस स्पष्ट अविवयका कारण पुछा तो जवाब मिला “ दाहिता 
हाथ तो पोखन्दरकों सौपा जा चुका है।” 

ओता गाधीके एकके बाद एक दो विवाह हुए थे। पहले विवाहसे उनके चार 
लड़के थे और दूसरेसे दो। अपने वचपतनके दितोकी याद करता हूँ तो मुझे यह 
अनुभव ही नहीं होता कि ये भाई सौतेले भाई थे। इनमे से पाँचवें भाईका नाम 
करमचन्द उर्फ कवा गाधी और अन्तिमका वाम तुलसीदास ग्राथी था। दोनो भाई 
वारी-बारीसे पोरवन्दरमे दीवान रह चुके थे। कवा गावी, मेरे पिताजी। पोरबन्दरकी 
दीवानगिरी छोडनेके बाद वे राजस्थानिक को्टके सदस्य रहे। वादमे वे राजकोट 

और फिर कुछ दिनोके लिए वाकानेरमे दीवान रहे। मुत्युके समय वे राजकोट राज्यके 

पेन्शनर थे। 

कवा गावीने भी एकके वाद एक, चार विवाह किये। पहले दो विवाहोसे 
दो बेटियाँ हुई। अन्तिम पत्नी पुतलीबाईसे एक बेटी और तीन बेटे हुए। उनमें 
अन्तिम मे हैँ। 

पिताजी कुटुम्ब्र-वत्सल, सत्यप्रिय, घूर और उदार किन्तु कोबी थे। विषयोके 
प्रति भी वे थोडें-चहुत आसक्त रहे होगे। उनका अन्तिम विवाह चालीस पार करनेके 
वाद हुआ था। हमारे परिवारमे और घाहर भी धारणा यह थी कि वे लाच-रिश्वतसे 
दूर रहते हैं इसलिए बुद्ध न्याय करते हैं। वे राज्यके प्रति बड़े वफादार थे। एक 
समय प्रान्तके सहायक पोछिटिकल' एजेटने राजकोटके ठाकुर साहवकी शानके खिलाफ 
कुछ कहा। कवा ग्राघीनें इसका विरोबव किया। उक्त साहव बहादुर भडके और 
उन्होंने कवा ग्राधीसे माफी माँगनेकों कहा, किन्तु कबा ग्राघीने माफी माँगनेसे इन्कार 
कर दिया। इसलिए उन्हें कुछ घटोंके लिए हिरासतम भी रहना पडा। किन्तु वे 
विचलित नहीं हुए भौर तब उक्त हाकिमने उन्हें छोडनेका हम दिया। 


१, गुजरातीमें श्सके लिए “गाषियाणु” शब्द प्रचलित है। संस्कृत “गा६धिक!। 
२, का््यावादकी विभिन्‍न रियासतोंमें। देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ४९६ । 
३. राज्यके प्रमुख ओर उनके परिवारके बीचके झगड़े निवगनेवाली भदालत। 


ह सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पिताजीकों घन इकट्ठा करनेका लोभ कभी नहीं रहा, इसलिए हम भाइयोंके 
लिए वे नाम-चारकी सम्पत्ति छोड़ गये थे। 

पिताजीका शिक्षण केवल उतका अनुभव ही था| आजकल जिसे हम गुजरातीकी 
पाँचवी किताबका ज्ञान कहते है, उन्होंने उतनी ही शिक्षा पाई होगी। इतिहास और 
भूगोलका “ज्ञान तो उन्हे मिला ही नहीं था। फिर भी उनका व्यावहारिक ज्ञान 
इतने ऊँचे दर्जका था कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म प्रब्नोकों सुलझाने या हजार-हजार भादमियोसे 
काम लेते हुए भी उन्हें कोई अडचन नहीं छगती थीं। वामिक जिक्षा नही के वरावर 
थी, पर मन्दिरोमें जाने और कथा आदि सुननेसे असंख्य हिन्दुओकों जो धर्म-जश्ञान 
सहज ही मिल जाता है वह उन्हें भी मिल्ला था। जीवनके अन्तिम वर्षमें क्रुटुम्बके 
निकट परिचित एक ब्राह्मण विद्वान॑की सलाहसे उन्होंने गीताका पाठ शुरू कर दिया था 
और वे पूजाके समय नित्य थोड़े-बहुत इलोकोका उच्च स्वस्से पाठ कर लिया करते थे। 

मेरे मन पर माताके साध्वी स्त्री होनेंकी छाप है! वे बडी श्रद्धालु थी! पुजापाठ 
किये बिना कमी भोजन ने करती । हमेभा ह॒वेंली' जाती | मुझे होश समालनेके बाद 
यह याद नही पड़ता कि उन्होने कमी चातुर्मास न किया हो। वे कठिन से कठिन ब्रत्त 
ले लेती और उन्हे निरविब्न पूरा करती। लिए हुए ब्रतोको व्रीमार पढने पर भी 
कमी न छोड़ती | मुझे ऐसा एक अवसर याद है। उन्होने चार्वायण व्रत लिया और 
उसी बीच बीमार पड़ गईं। किन्तु उन्होंने ब्रत नही छोड़ा । चातुर्मासमें एकागन तों 
उनके लिए सामान्य बात थी। दूसरे एक समय चातुर्मासमें उन्हे इतने से ही सन्तोष 
नही हुआ और उन्होने उसे छोडकर तीक्षरे दिन भोजन करनेका व्रत लिया था | लगातार 
दो-तीन दिन उपवास कर जाना उनके लिए साधारण वात थी। एक चातुर्मासमें 
उन्होंने यह ब्रत लिया था कि सूर्यतारायणके दर्शन करके ही भोजन किया जाये। उम्र 
चौमासेमें घरके हम वच्चे वादक ही ताकते रहते कि कब सूर्य दिखे और कव माँ 
भोजन करें। यह तो सभी जानते है कि कई वार वरसातमें सुर्य-तारायणके दर्गन 
दुर्लभ हो जाते हैं! मुझे उन दिनोकी याद है, सूर्य दिखते ही हम पुकार उठते : 
“बा, वा, सूरण निकला; ” और माँ जल्दी-जल्दी वाहर आती कि सूरज छुप जाता; 
और वे फिर कहती, “कोई बात नहीं, आज नसीवमें भोजन नहीं है।” वे इतना 
कहकर लौट जाती और काममें डूब जाती। हि 

माता व्यवहार-कुशल थी। वे दरवारकी सारी वातें जानती थी। रनिवासमें 
उनकी वुद्धिकी बड़ी कंद्र थी। वालक होनेके कारण कमी-कमी में भी उनके साथ 
महलमें चछा जाता था। 'वा--माँ साहव ” के साथ जो बातें होती उनमेंसे कुछकी 
याद मुझे अमी तक है। 

इन माता-पिताके यहाँ संवत्‌ १९२५ की भादों बदी वारस तदनुसार २ अक्तूबर 
१८८९ को पोरवन्दर अथवा सुदामापुरीमे मेरा जन्म हुआ। मेरा वचपन पोरन्दरमे 
ही बीता। याद पडता है कि में किसी पाठशडामे भरती करा दिया गया था। वहाँ 


३. अमिप्राथ कदाचित्‌ केवलराम मावणी दवे उफ्रे धरावजी जोशीसे है । 
२, वेष्णव-मन्दिर | 
३. राजमाता । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ९्‌ 


मुश्किलसे कुछ पहाडे सीखे। मैने उस समय लडकोंके साथ गुरुजीको केवल 
गाली देना सीखा था, इतना ही याद है और कुछ याद नहीं है। इसलिए अनुमान 
लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मन्द रही होगी और स्मरण-शक्ति, जो पद हम ग्राया 
करते थे, उसमें कहे गये कच्चे पापड जेसी रही होगी। उस पदकी पक्तियाँ यहाँ 
देनी ही चाहिए 

एकडे एक, पापड शेक 

पापड कच्चो, --- मारो -- 
पहली खाली जगहमे शिक्षकका नाम होता था। उसे में अमर नहीं करना चाहता। 
दूसरी खाली जगहमे गालो रहती थी, उसे भरनेकी आवश्यकता नही है। 


२, बचपन 


न 


जब पिताश्री पोरबन्दरसे राजस्थानिक कोर्टके सदस्य वनकर राजकोट गये उस 
समय मेरी उम्र कोई सात वर्षेकी रही होगी। मुझे राजकोटकी देहाती शालामें भरती 
कर दिया गया। इस शालाके दिन मुझे अच्छी तरह याद हैँ। शिक्षकोके नाम-घाम भी 
याद है। पोरबन्दरकी तरह यहाँकी पढ़ाईके विषयम भी जानने छायक कोई खास बात 
नही है। में बहुत करके तो मामूली किस्मका विद्यार्थी ही गिना जाता रहा होऊँगा। 
देहाती पाठयालासे उपनगरकी पाठ्शाछामे और फिर वहाँसे हाईस्कूलमें गया। यहाँ 
तक पहुँचते-पहुंचते में वारह सालका हो चुका था। मैने इस बीच किसी भी समय 
अपने किसी शिक्षककों धोखा दिया हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। यह स्मरण भी 
नहीं हे कि मैंने अवतक कोई मित्र बनाया हो। में बडा ही शरमीरा छडका था। 
पाठयालामें कामसे ही काम रखता। घटी वजनेके समय पहुँचता और शाला बन्द 
होते ही घर मागता। भागना” शब्दका उपयोग जान-बूझ कर कर रहा हैं, क्योकि 
मुझे किसीसे बात करता नहीं भाता था। साथ ही यह डर भी लगता रहता कि 
कही किसीने मेरी खिलल्‍ली उडाई तो? 

हाईस्कूलके पहले ही वर्षमें परीक्षाके समयकी एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा- 
विमागके निरीक्षक जाइल्‍स बारूाका निरीक्षण करनेके लिए आये थे। उन्होंने पहली 
कक्षाके छडकोंको पाँच गज्द लिखवाये। उनमे एक शब्द था 'केटल '--]टढधुट । 
मैंने उसके हिज्जे सही नहीं लिखे। शिक्षकने अपने जुतेकी नोक लगाकर मुझे सावधान 
किया, किन्तु में क्‍यों साववान होने छगा। मुझे यह सूझा ही नहीं कि शिक्षक मुझसे 
सामनेके छडकेकी पड़ीमे देखकर हिज्जे सुधार लेनेको कह रहे है। में तो यह मानता 
था कि गिक्षकः तो इस वातकी निगरानी रखनेके लिए है कि हम एक-दूसरेकी नकल 
न कर के। सभी लडकोने पाँचो शब्द सही लिखे, अकेला में ही बुद्ध ठह॒रा ! शिक्षक 
ने मुझे बादमे मेरी वेवकूफी समझाई, लेकिन मेरे मतपर उनके उस' समझानेका कोई 
असर नही हुआ। दूसरे लडकोकी नकल करना में कभी सीख ही व सका। 

इसके बावजूद में शिक्षकके प्रति विनय-मावतामें कभी नहीं चूका। बडोके दोष 
ने देखना मेरा स्वभाव ही था। उक्त शिक्षक महोदयके दूसरे दोष भी बादमें सुझे 


(० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मालूम हुए के फ़िर भी उनके प्रति मेरे मतमे आदरभाव वना ही रहा। मैने यह सीखा 
था कि बड़ोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिए, वे जो-कुछ कहते है हमे वही करना 
चाहिए, वे जो-कुछ करते है, हमे उसका मुसिफ नहीं बनना है। 

इसी समय दो और अवस्तर सामने आये। वे मुझे हमेशा याद रहेगे। मे 
सावारणतथा पाठ्य-पुस्तकोकों छोड़कर कुछ और पढनेका शौक नहीं था। सवक याद 
करना चाहिए; डाँट-फटकार सहन नही होती; श्षिक्षकषको धोखा देना ठीक नही है; 
इन सब कारणोसे सबक याद करता था। छेकिन मत अछसा जाता और इसलिए 
कई बार सबक कच्चा रह जाता। ऐसी अवस्थामें और कुछ पढ़नेकी' बात सूजती' 
ही कैसे। किन्तु एक दित पिताजीकी खरीदी हुई एक किताब पर मेरी निगाह पड़ी। 
किताब थी; “श्रवण-पितृ-मक्ति वाटक।” उसे पढनेकी इच्छा हुई और मै उसे बढ़े 
चावसे पढ गया। उन दिनो शीणेमे चित्र दिखानेवाले छोग भी घर-घर घूमते थे। 
श्रुवणका बहू दृश्य भी जिसमें वह अपने माता-पिताकों काँवरमे वैठाकर यात्रापर छे 
जाता है, मैने उनके पास देखा। इन दोनोका मेरे मनपर वडा गहरा प्रभाव पढा। 
मनमभे विचार आने छूगा कि मुझे भी श्रवणके समान वनना चाहिए। श्रवणकी मृत्युके 
समय उप्तके माता-पिताका विछाप मुझे आज भी' कण्ठस्थ है। उस ललित छत्दकों 
मैंने बाजेपर बजाना भी सीख लिया था। मुझे वाजा सीखनेका गौक था और पिताजीने 
मुझे एक वाजा दिला भी दिया था। 

इन्ही दिनों कोई नाटक-समण्डली आईं और मुझे उसका नाटक देखनेकी इजाजत 
मिली । आख्यान हरिश्चद्धका था। वह नाटक देखते में थकता हीं न था। वार-बार 
देखने जानेकी इच्छा होती। लेकिव इस तरह वार-वार कौन जाने देता! पर मैने 
अपने मनमे उस नाटककों सैकड़ों वार दृहराया होगा। मुझे हरिश्बद्धके सपने आते। 
मनमे यही बात घूमती रहती कि सब लोग हरिदचन्द्रके समान सत्यवादी क्यों नही 
होते। हरिश्व्धपर जैसी विपत्तियाँ पडी, वैसी विभपत्तियोंकी मोगक्र सत्यका पाछतत 
करना ही वास्तविक सत्य है। मुझे तो यह विश्वास हो गया था कि जो आपत्तियाँ 
नाटकमे दिखाई गई है वे हरिदचन्द्ररर पडी ही' होगी। हरिश्वद्धके दुःख देखकर 
और उनकी वात सोचकर मैं फूट-फूटकर रोया हूँ। आज मैं यह समझ गया हूँ कि 
हरिश्चद्ध कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था; फिर भी मेरे लेखे हरिइ्वद्ध और श्रवण 
आज भी जीवित है । मुझे लगता है कि यदि में आज भी उन नाटकोंकों पढ़ तो 
मेरी आँखोसे आँसू बह निकलेंगे। 

३, बाल-विवाह 


चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़ता। किन्तु अपनी कहानी कहते 
हुए मुझे कितने ही कड़वे घूँट पीने पडेगे। सत्यका पुजारी होनेका दावा करनेके वाद 
में दूसरा कुछ कर ही नहीं सकवा। यह बात छिखते हुए कि मेरा विवाह तेरह 
वर्षकी उम्रमें हो गया था, मत विकछ हो जाता है। जाज मेरे सामने वारह- 
तेरह वर्षके बच्चे आते है, उन्हें देखता हूँ और फिर जब अपने विवाहका स्मरण 
करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन वालकोकों बधाई देनेकी इच्छा 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ११ 


होती है कि वे उस स्थितिमे पडनेसे वच गये। जिससे तेरह वर्षकी उम्रमें अपने 
विवाहका समर्थन किया जा सके ऐसी कोई चैतिक दलीछ मुझे नहीं सूझती। 

पाठक यह न समझे कि यह मैं सगाईकी वात लिख रहा हूँ। काठियावाड़मे 
विवाहका मतलरूव लगन-सस्कार ही है, सगाई नहीं। सगाईका अर्थ तो होता है दो 
बालकोका विवाह करनेके विषयमे उनके माता-पिताके बीच होनेवाल्ता करार। सगाई 
टूट सकती है। सगाई हो जानेके वाद वरकी मृत्यु हो जाये तो कन्या विधवा नहीं 
होती । सगाई तक वर और कन्याके वीचमे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उन दोनोकों 
इसका पता भी नहीं होता। मेरी एकके वाद एक तीन बार सगाइयाँ हुई। इन 
तीनो सगाइयोकी मुझे कोई ख़बर नही है। वादमें मुझें बताया गया कि इनमेसे 
दो कन्वाओकी एकके बाद एक मृत्यु हो गई थी। में इसी कारण जानता हूँ कि 
मेरी तीन सगाइ्याँ हुई थी। कुछ ऐसा स्मरण है कि तीसरी सगाई कोई सातेक 
वर्षकी उम्रमे हुई होगी। किन्तु इसकी मुझे कोई याद नहीं है कि सगाईके समय 
मुझे इस विपयमें कुछ बताया गया था या नहीं। विवाहमें वर और कन्या दोनोकी 
जरूरत पडतो है। उसकी एक निग्चित विधि होती है! जो मैं लिख रहा हूँ वह 
विवाहके विपयमे ही है। अपने विवाहका मुझे पूरा-पूरा स्मरण है। 

पाठक जान चुके हैं कि हम तीन भाई थे।' उनमें सबसे वरडेका विवाह हो 
चुका था। मेलले भाई मुझसे दो-तीन वर्ष बडे थे। घरके बडोने एक-साथ तीन विवाह 
करनेका निश्चय किया --- मेझले माईका, मेरे काकाजीके छोटे लडकेका, जिनकी उम्र 
मुझसे एकाब साल अधिक रही होगी और भेरा। इस प्रस्तावमें हमारे कल्याणकी 
कोई वात नहीं थी। हमारी इच्छाका तो कोई सवाल था ही नहीं। इसमें वात केवल 
वडोकी सुविधा और कम खर्चकी थी। 

हिन्दुओमे बिवाह कोई ऐसी-वंसी चीज नहीं है। वर और कन्याके मात्ता-पिता 
विवाहके पीछे वरवाद हो जाते है। कितता घव और समय उन्हे गँवाना पडता है। 
महीनों पहलेसे तैयारी होती है, पोगाके बनती है, गहने बनते हैं। जातिको' खिलानेके 
तस्मीने बनते है, व्यंजनोके प्रकारोमे होड रूग जाती है। स्त्रियाँ, स्वर हो चाहे न हो, 
गा-गा कर गला वैठा छेती हैं। खुद वीमार पड जाती है और पडोसियोकी शान्ति 
भग कर देती हैँ। पडोसी देचारे भी अपने यहाँ ऐसे अवसर आतनेपर यही सव करते 
है, इसलिए वे शोर-गुल, जूठा-मीठा, दूसरी तरहकी गन्‍्दग्रियाँ आदि सब-कुछ चुप 
रहकर सहन करते रहते है। 

यह सब हगामा अलग-अलूग तीन बार करनेके बदले एक वारमे ही निबंटा 
दिया जाये, तो कितना अच्छा। कम खर्च करके भी विवाह ठाट-वाटसे किया जा 
सकता है। क्योकि एक-साथ तीन व्याह रचानेपर खर्च खुलकर किया जा सकता है। 
पिताजी और काकाजी बूढे हो गयें थे। और हम लोग ठहरे उनके आखिरी बेदे। 
इसलिए उनके मनमे विवाह रचाने और उसका आनन्द छूटनेकी वृत्ति भी रही होगी । 
इन और ऐसे ही विचारोसे ये तीनों विवाह एक-साथ करनेका निरचय किया गया 


१. देखिए परिशिष्ट २। 


५२ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


और जंसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इसकी तैयारियाँ और इसके लिए सामग्री 
जुटानेका काम तो महीनों पहलेसे शुरू हो गया था। 

हम भाइयोनें तो केवक तैयारियोपरसे ही जाना कि विवाह होने हैं। इस 
अवसर पर मेरे मनसे तो इतना ही था कि अच्छे-अच्छे कपडे पहननेको मिलेंगे, वाजे 
बजेगे, बारातके समय धघोड़ेपर चढ़ँगा, वढिया भोजन मिलेगा और एक नई वालिकाके 
साथ विनोद कर सकूँगा। विषय-भोगकी वृत्ति तो वादमे उपजी। वह कैसे उपजी 
उसका वर्णन तो कर सकता हूँ किन्तु पाठक वैसी जिज्ञासा न रखे। में अपनी शर्मको 
ढाँकना चाहता हूँ। जो-कुछ कहने-योग्य है वह आगे आयेगा। यहाँ तो मैने अपनी 
निगाहके सामते वही रखा है, जिसका इस वबस्तुके व्यौरेसे थोडा-बहुत सम्बन्ध है। 

हम दोनों भाई राजकोटसे पोरबन्दर ले जाये गये। वहाँ हल्दी चढाने आदिकी 
विधियाँ हुईं। वे मनोरंजक हैँ किन्तु उनकी चर्चा छोड़ देना ही ठीक है। 

पिताजी दीवान थे; फिर भी थे तो नौकर ही | तिसपर ठाकुर साहब की उनपर 
कृपा थी। इसलिए वे और भी अधिक पराघीन थे। ठाकुर साहवने आखिरी घडीतक 
उन्हे नही छोड़ा। जब छोडा तब व्याहके दो दिन ही वाकी बच गये थे। विवाह- 
स्थलूतक पहुँचानेके लिए खास सवारीका इल्तजाम किया गया, १र२--पर विधवाताके 
मनमें कुछ और ही था। राजकोटसे पोरवन्दर साठ कोस है। यह रास्ता बेल-गाडीसे 
पाँच दिनका था। पिताजी तीन दिनमें पहुँच गये। कित्तु आखिरी मजिलमे ताँगा 
उलट गया। पिताजीकों बडी चोट आईं। हाथपर पट्टी, पाँवपर पढ्टी। विवाहके 
प्रति उनका और हमारा आधा आनन्द चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही। 
मुहर्त कही टल सकते हैं। विवाहके वाद उल्लासमें मैं पिताजीका दुःख तक मूल 
गया ! 

पिताका भकक्‍त तो मैं था, पर आनन्दका लालच भी तो वैसा ही जबरदस्त 
था न। यहाँ आनन्दका अर्थ किसी इन्द्रियका आनन्द ही नही, सामान्य भोग-मात्र है। 
यह ज्ञान कि माता-पिताकी भक्तिके लिए सभी सुख छोड दिये जाने चाहिए, आगे 
चलकर उत्पन्न होनेवाला था। फिर भी जान पड़ता है, मानों मुझे इस भोगेच्छाका 
दण्ड ही भुगतना था। इसलिए मेरे जीवनमें एक विपरीत प्रसग आया। यह श्रसग 
मुझे आज तक खलता है। जब-जब निष्कुलानन्द का 

त्याग न ठके रे वेराग बिना 
करिए कोर्दि उपाय जी 

गाता हूँ या सुनता हूँ तब-तब वह विपरीत और कदु प्रसंग याद आ जाता है और 
मैं शर्मसे गड़ जाता हूँ। 

पिताजीने मानों अपने मुंहपर थप्पड मारकर चेहरा लाल रखा। शरीर कष्ट 
भोगते हुए भी उन्होने विवाहमे पुरा-परा योग दिया। पिताजी' मेरे विवाहके किस 
अवसरपर कहाँ बैठे थे, मुझे आज भी इसकी जैसीकी तैसी याद बनी हैं। बाल- 
विवाहकी चर्चा करते हुए पिताजीके कार्यकी जो आलोचना मेने आज की है, वह उस 


१, स्वामी नारायण पंथके गुजराती कवि। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १३ 


समय मेरे मनमे थोडे ही थी। उस समय तो मुझे सब-कुछ उचित और अच्छा ही 
लगा था। व्याहका उत्साह था और लूमता था कि पिताजी जो कर रहे है, ठीक ही 
कर रहे है। इसलिए उस समयके संस्मरण मनमे अमी तक ताजे है। मण्डपके नीचे 
वेठे, सप्तपदी हुईं, कसार खाया और खिलाया और उसके बाद हम वर और वधू 
साथ-साथ ही रहे। वह पहली रात। दो निर्दोष बालक अनजानम ससारी हो बैठे। 
भामीने सिखलाया कि पहली रातमे मुझे कैसा वरताव करना चाहिए। धर्मपत्नीको 
किसने सिखलाया था, सो मेने पूछा हो मुझे याद नहीं आता। किन्तु अब जब यह 
पूछा जा सकता है, तव भी पूछनेकी इच्छा नहीं होती। पाठक समझ छे कि हम 
दोनों एक-दूसरेसे भयमीत थे। मुझे तो ऐसा ही आभास है। निश्चय ही एक-दूसरेसे 
शरमाते तो थे ही। बाते कैसे करूँ, क्या बातें करूँ सो समझमे न आता। सिखाये 
पूत क्या कर सकते हूँ? किन्तु क्या कुछ सिखाना जरूरी होता है? जहाँ सस्कार 
बलवान हैं वहां सिखाना-पढाना सब गर-जरूरी हो जाता है। घीरे-घीरे हम एक- 
दूपरेको पहचानने छगे, एक-दूसरेसे बाते करने छंगे। हम दोनोकी उम्र बराबर थी, 
किन्तु मेने तो पतिकी सत्ता चलाना शुरू कर दिया। 


४. पतित्व 


जिन दिनो मेरा विवाह हुआ उन दिनो निवन्धोकी छोटी-छोटी किताबे -- एक- 
एक पैसे या एक-एक पाईकी-- प्रकाशित होती रहती थी। इनमें दम्पती प्रेम, कम- 
खर्ची, बालू-विवाह आदि विपयोकी चर्चा रहती थी। इनमेंसे कोई-कोई मिवन्ध हाथमे 
पडनेपर में पढ़ जाता। यह तो मेरा स्वमाव ही था कि पढे हुए में जो पसन्द न आता, 
में उसे मूल जाता और जो पसत्द आता, उसपर अमर करता। मैने पढ़ा कि एक- 
पत्नीच्रत पालन करना पतिका धर्म हे। बात हृदयमे बैठ गई। सत्यके प्रति उत्साह 
तो था ही। इसलिए पत्नीको घोखा तो दे ही नही सकता था और इसलिए यह भी 
समझमे आ गया कि दूसरी स्त्रीके साथ सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। छोटी उम्रमे 
तो एकपतलीब्रतके टूटनेंकी सम्भावना बहुत कम ही रहती है। 

किन्तु इन सव विचारोका एक बुरा परिणाम हुआ। विचार आया कि अगर 
मुझे एकपत्नीक्षषका पाछूुत करना है तो पत्नीकों भी पतिन्रत धर्म पालना चहिए। 
इस विचारके कारण मैं ईर््यालू पति वन गया। पालन करना चाहिए “में से में 
“पालन कराया जाना चाहिए! तक पहुँच गया और यदि पालन करवाना है तब 
फिर मुझे पत्नी पर नियाह रखनी चाहिए। पत्नीकी पवित्रताके विषयमे शकाका कोई 
कारण नही था। किस्तु ईर्ष्या-बुद्धि, कारण क्यो देखने छूगी ! मुझे मालूम रहना ही 
चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ गई है, इसलिए वह मेरी अनुमतिके बिना कही जा ही 
नहीं सकती। यह वात हम दोनोके बीच कष्टकारी कलहंका कारण बन गई। बिता 
अनुमतिके कही भी न जा सकना तो एक तरहकी कंद ही हो गईं। कस्तूरबाई ऐसी 
कद सहन करनेंके लिए तैयार नहीं थी। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे बिना पूछे 


९ सम्पूर्ण गांघी वाहमय 


अब कमर गज आज 
रा रण हम वालकोके बीच अवबोछा 

हम मी वात वन गई। कस्तूरवाईने इस तरह जो स्वतन्त्रता बरती उसे 
में निर्दोष मानता हूँ। कोई वालिका जिसके मनमे पाप नही हैं देव-दर्शनके लिए था 
किसीसे मिहनेके लिए जानेकी बातकों लेकर किसीका दवाव क्यों सहन करे? यदि 
मैं उसपर दवाव डाछता हूँ, तो वह मुझपर क्यों न डाले? किन्तु ये वाते तो अब 
समझमे आती हूँँ। उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था| 

फिर भी पाठक यह न मात छें कि हमारे घरेलू जीवनमें कही कोई मिठास 
नही थी। मेरे टेढ़पतका मूल भी प्रेममें ही था। मै अपनी पत्नीको आदर्ण स्त्री बनाना 
चाहता था। भावता यह थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे, जो मैं सीख सो वह 
सीखे, जो में पढ़ूं सो वह पढ़े जौर हम दीनो एक-दूसरेमें ओतप्रोत हो जाये। 

में सही कह सकता कि कस्तूरवाईमें यह भावना थी या नहीं। वह निरक्षर 
थी। स्वभावसे सीवी, स्वतन्त्र, मेहनती और मेरे स्राथ तों कम वोलनेवाली थी। 
उसे अपने अज्ञानके प्रति असन्तोष नहीं था। वचपतकी अपनी उस उम्रमें मुझे ऐसा 
अनुभव नही हुआ कि मुझे पढ़ते देखकर वह भी अपने पढ़नेकी वात सोचती हैं कौर 
उसे अच्छा मानती है। इसलिए में सोचता हूँ कि मेरी यह भावना इकतरफा थी। 
मेरा विषय-सुख एक ही स्त्रीपर निर्मर था भौर में उस सुखका प्रतिदान चाहता 
था। एक पक्षकी ओरसे भी जहाँ प्रेम होता है, वहाँ दुःख सर्वाशमे तो नहीं ही 
होता । 

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि में अपनी स्त्रीके प्रति विषयासक्त था। प्राठ- 
शाहूमे पढ़ते हुए भी उसके वारेमें विचार आते रहते। यह ध्याव वना ही रहता 
कि कब रात हो और कब हम छोग मिरें। वियोग असह्य था। निरर्थक वातचीत 
करके में कस्तूरवाईकों सोने न देता। यदि इस आसक्तिके साथ-साथ में क्तंव्य- 
परायण न होता तो ग्याधिग्रस्त होकर कालके गारूमें समा जाता अथवा जीता भी 
तो बुरे हाछो। अपने इन विचारोके कारण कि सवेरा होते ही नित्य-कर्म तो करने 
ही चाहिए, किसीकों घोल्ा तो दिया ही नहीं जा सकता--में कितने ही संकटोसे 
बचा हूँ। 

मैं कह गया हूँ कि कस्तूरवाई मिरक्षर थी। में उसे पढ़ानेके लिए वहुत उत्मुक 
था। किन्तु मेरी विवयवास्तता मुझे पढ़ानेका अवसर कैसे देती? एक तो पढ़ानेमें 
जबरदस्ती करनी थी, दूध्वरे पढाना रातके एकान्तमे ही हो सकता था। बड़ोंके सामने तो 
स्त्रीकी तरफ देखनेकी वात भी नहीं उठती थी -- बातचीत करना तो दूर है। काविया- 
वाडमें उन दिनो धृंधट काढ़नेका निकम्मा और गंवारू रिवाज था। वह आज भी 
बहुत हद तक मौजूद है। इसलिए पढ़ानेंके संयोग कठिन बैठते थे। इन्ही कारणों 
जवानीमें पढानेके जितने प्रयत्त किये, मुझे स्वीकार करना चाहिएं कि वे सब लगभग 
निष्फल गये। और जब मै विषयकी सुषुप्तिसि जागा तव सार्वजनिक जीवनमें कूद 
चुका था और ऐसी स्थिति नहीं वची थी कि अधिक समय दे सकता। शिक्षकके 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७५ 


मार्फत पढवानेंके मेरे प्रयत्त मी निष्फल गये। इसी कारण आज भी कस्तूरबाई मुश्किलसे 
पत्र लिख सकती है और साधारण ग्रूजराती समझ सकती है। मेरा ख्याल है कि 
अगर मेरा प्रेम विबयसे छाछित न होता, तो आज वह एक विदृषी स्त्री होती। 
पढाईके प्रति उप्तके निरुत्साहकों में जीत सकता था। में जानता हूँ कि शुद्ध प्रेमके 
लिए कुछ भी असम्भव नही है। 

अपनी पत्लीके प्रति विषयासक्त होते हुए भी एक हद तक में किस प्रकार 
बच सका, उसका एक कारण मैं दता चुका हूँ। और भी एक कारण बताने योग्य 
है। सैकड़ों अनुभवोके आधारपर में इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ कि जिसकी निष्ठा 
सच्ची है, उसे प्रभु स्वयं उबार छेते है। हिन्दुओंमे यदि बाल-विवाहका घातक रिवाज 
है तो उसीके साथ एक ऐसा रिवाज भी है जो उसमेंसे थोडी-बहुत मुक्ति दे देता है। 
बाल वर-बचूको माता-पिता लम्बे समय तक साथ-साथ नही रहने देते। बाल-वधूका 
आवधेसे भी अधिक समय पीहरमे बीतता है। मेरे विपयमे भी यही हुआ। अर्थात्‌ 
त्तेरहसे उन्नीस सालकी उम्र तक हम लोग कुल मिलाकर तीन सालसे अधिक समय 
तक साथ नहीं रहे होगे। छ.-सात महीने साथ रहते कि पीहरसे बुलावा आ ही जाता। 
उस समय तो यह बुरूवा बहुत अखरता था। किन्तु हम दोनो उसीके कारण बचे। 
इसके बाद अट्गरह वर्षकी उम्रमे से विछायत चला गया जिससे खासे हूम्बे 
वियोगका असर आया। विलायतसे लीटनेपर भी हम लोग करीब छ. महीने ही 
साथ में रहे होगे, क्योकि मुझे राजकोट और बम्बईके वीच आते-जाते रहना 
पड़ता था। इतनेमें दक्षिण आक्रिकासे निमन्त्रण आ गया। इस बीच में भली-माँति 
जागृत हो चुका था। 


५, हाई स्कलमें 


मैं लिख चुका हूँ कि जब विवाह हुआ तब मैं हाई-स्कूलमे पढ़ता था। हम 
तीनों ही भाई उन दिनो एक ही स्छूलमे पढते थे। जेठे माई ऊपरके दर्जेम थे और 
जितके विधाहके साथ मेरा विवाह हुआ था वे भाई मुझसे एक दरजा आगे थे। ब्याहके 
परिणामस्वकूप हम दोनों माइयोका एक-एक वर्ष वेकार गया। मेरे भाईके लिए तो 
परिणाम इससे भी बुरा हुआ। विवाहके बाद वे पाठशालामे पढ़ ही न सके। ईईैवर 
ही जाने, कितने युवक्रोको ऐसे अनिष्ट परिणामका सामना करता पडता होगा। विद्या 
स्‍्थास और विवाह केवल हिन्दू समाजमे ही साथ-साथ देखें जाते है। 

मेरी पढाई जारी रही। हाईस्कूलमे मेरी गितती मूर्ख विद्याथियोमें नहीं थी। 
शिक्षकोका प्रेम तो मुझे हमेशा प्राप्त हो जाता था। प्रतिवर्ष विद्यार्थी और आचरणके 
विषयमे माता-पिताके पास प्रमाणपत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचार-व्यवहार और 
पढनेंके खराब होनेकी बात कभी नहीं लिखी गई। दूसरी कक्षाके बाद मैने इनाम 
भी पाये और पाँचवी तथा छठी कक्षामें मुझे क्रश. चार और दस रुपयेकी छात्र- 
वृत्ति थ्री मिली। इसमे मेरी होशियारीकी अपेक्षा मेरे भाग्यने ही अधिक साथ दिया। 


१६ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


ये छात्रवृत्तियाँ सभी विद्याथियोंके लिए खुली नहीं थीं। केवल सोरठवासियोंमें प्रथम 
आनेवाले विद्यार्यक्रे लिए थीं। चालीप-पचास विद्याथियोंकी कक्षार्में उन दिनों सोरठ 
प्रान्तके विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे? 

मुझे स्वयं तो यही याद है कि मुझे अपनी होशियारीका कोई गये नहीं था। 
पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिल जाती तो मुझे आश्चर्य होता था। किन्तु अपने व्यवहारके 
विषयमें में बहुत सतक था। व्यवहार-दोष हो जानेपर में रो ही पड़ता था। मेरे 
हाथोंसे यदि ऐसा कोई काम हो जाता जिससे शिक्षककों मुझे डाँटना पड़ता अथवा 
शिक्षककोी ऐसा आभास मी हो जाता तो मुझे बात असह्य हो जाती थी। मुझे एक 
बार मार खानेका स्मरण है। दुःख मार खानेका नहीं था बल्कि इस बातका था कि 
मुझे दण्डका पात्र समझा गया। में तब बहुत रोया था। यह बात पहली या दूसरी 
कक्षाकी है। दूसरा प्रसंग सातवीं कक्षा्में आया। दोराबजी एदलूजी गीमी हैडमास्टर 
थे। वे विद्याथियोंको प्रिय थे क्योंकि वे उनसे नियमोंका पालन करवाते, स्वयं व्यवस्थित 
रीतिसे काम करते, काम लेते और बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। उच्च कक्षाके 
विद्यारथियोंके लिए उन्होंने व्यायाम और क़िकेटका खेल अनिवार्य कर दिया था। मुझे 
इसमें रुचि नहीं थी। इनके अनिवार्य बनाये जानेके पहले मैं कभी कवायद, क्रिकेट 
या फुटबालमें गया ही नहीं था। इसका एकमात्र कारण था मेरा संकोची स्वभाव । 
अब समझमें आता है कि उनके प्रति मेरी वह अरुचि भूल थी। मुझे तब यह गलूत- 
फहमी' थी कि शिक्षाके साथ व्यायामका कोई सम्बन्ध नहीं है। बादमें समझा कि 
व्यायाम अर्थात्‌ ज्वारीरिक शिक्षाका स्थान अभ्यास-क्रममें मानसिक शिक्षाके समान 
ही होना चाहिए। 

फिर भी यह कह देना चाहिए कि कवायदके लिए न जानेसे मेरा कोई 
नुकसान नहीं हुआ। कारण यह रहा कि पुस्तकोंसें मैंने खुली हवामें घृमनेकी सलाहके 
विषयमें पढ़ा था और वह बात मुझे रुची' भी थी। इस कारण हाई स्कूलकी उच्च 
शिक्षामें पहुँचते ही मुझे खुली हवामें घृमनेकी आदत पड़ गई थी। वह अच्त तक 
बनी रही। घूमता भी आखिरकार व्यायाम तो है ही और उससे मेरा शरीर किसी 
हृदतक सुगठित बन गया है। 

उक्त' अरुचिका दूसरा कारण था पिताजीकी सेवा करनेकी तीत्र इच्छा। छुट्टी 
होते ही पाठ्शालासे मैं सीधा घर पहुँचता और उनकी' सेवार्में छय जाता। कवायद 
आदिके अनिवाय हो जानेपर इस सेवामें बाधा आने लगी मैंने प्रार्थना की कि मुझे 
पिताजीकी सेवा करनेके लिए कसरतसे छुट्टी दे दी' जाये । किन्तु गीमी साहब ऐसी छूट 
देनेके लिए तैयार नहीं हुए। शनिवारका दिन था और स्कूल सुबहका था। किन्तु 
उसके बाद शञामकों चार बजे फिर कसरतके लिए जाता था। आसमान वादलोंसे 
घिरा हुआ था और मेरे पास घड़ी नहीं थी, इसलिए समयका ठीक अन्दाज नहीं 
लगा सका। बादलोंके कारण धोखा हो गयां। जब कसरतके लिए पहुँचा तो देखा 
सब जा चुके थे। दूसरे दिन गीमी साहबने हाजिरीका खाता देखा और मैं गर-हाजिर 
पाया गया। कारण पूछनेपर मैंने सही-सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७ 


माना और मुन्नपर एक या दो आना (ठीक रकम याद नही है) जरमाना कर दिया। 
में झूठा सिद्ध हुआ, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं सोचने रूगरा कि यह 
सिद्ध करू कि में झूठा नहीं हूँ। कोई उपाय नही सूझा। मेरा मन दुखी हो गया 
और में रोया भी। मेने यह वात भी समझ ली कि सच बोलनेवाले और सच्चा 
काम करनेवालेको गफ़लत भी कभी नहीं करती चाहिए। विद्याम्यासके दिनोमे इस 
तरहकी यह मेरी पहलो और आखिरी ग्रफलत थी। मुझे ऐसा कुछ याद है कि 
अन्तमे मेने यह जुरमाना माफ करवा लिया था। वादमे कसरतसे तो मैने मुक्ति पा 
ही छी थी। पिताजीने प्रधान शिक्षककों पत्र लिखा कि उन्हे अपनी सेवाके लिए 
मेरी जरूरत है और इसलिए मुझे मुक्ति मिल गई। 
व्यायामकी जगह घूमनेका नियम बनाएं रखनेसे शरीरको व्यायाम न देनेकी 
भूलके बदले भायद म॒से कोई सजा नहीं भोगनी पडी, किन्तु अन्य एक भूलछकी 
सजा में आज तक भोग रहा हूँ। समजमें नहीं आता, मेरा यह स्थाकू कैसे बन 
गया कि विद्यान्थासमें सुन्दर अक्षर लिखना जरूरी नहीं है। यह ख्याल विलायत 
जाने तक बता ही रहा। बादमे और ख़ास कर दक्षिण आफ़िका पहुँचकर जब मैने 
वहाँके वकीलों और दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे और पढे-लिखे नवयुवकोके मोतीके दानो 
जैसे अक्षर देखे तो में मनर्मे लज्जित हो गया और मुझे पछतावा हुआ। मुझे छरूगा 
कि अयुन्दर अक्षर अधूरी शिक्षाकी निशानी है। वादमे मैने अपने अक्षर सुधारनेकी 
कोशिश की किन्तु पक्के घडे पर दूसरा गला कैसे जोडा जा सकता है। तरुणाईमे 
मेने जिस बातकी उपेक्षा की, फिर उसे आज तक हस्तगत नहीं कर सका। मेरे 
उदाहरणसे प्रत्येक तरुण और त्रुणीको सवक' लेना चाहिए कि सुन्दर अक्षर लिखना 
विद्याका आवश्यक अग है। अच्छा छिखना सीखनेके लिए चित्रकका सिखाई जानी 
चाहिए। में तो यह मानने छगा हूँ कि बालकोकों पहले चित्रकछा ही सिखाई जानी 
चाहिए। जिस तरह बालक पक्षियो और अन्य वस्तुओकों देखकर उन्हें पहचानने लगता 
है उसी प्रकार वह अक्षर पहचानना सींखे और चित्रकला सीख छेनेके बाद जब 
चित्र आदि बनाने लगे तमी अक्षर लिखना सीखें। उस हालतमें उसके अक्षर छपे 
अप्तरोंके समान खूबसूरत होंगे। 
विद्याभ्याससे सम्बन्धित इस अवधिके दो और संस्मरण उल्लेखनीय हैँ। विवाहके 
कारण मेरा जो एक साहू नष्ठ हो यया था, दूसरी कक्षाके शिक्षकनें उसे बचा छेनेका 
सुझाव मेरे सामने रखा। परिश्रमी विद्यार्थीकी इसकी इजाजत मिल जाया करती 
थी। इस कारण तीसरी कक्षामे छ. महीने रहनेके वाद गर्मीकी छुट्टियोसे पहले 
होनेवाली परीक्षाके तुरन्त वाद मुझे चौथी कक्षामे विठाल दिया ग्या। इस कक्षासे 
थोडी-बहुत्त पढाई अग्रेजीमे होने रूमती हैं। [ विषय [मेरी समझमे व आते। रेखा-गणित 
भी इसी कक्षासे गुरू होती थी। में उसमे एक तो पिछडा हुआ ही था, तिसपर 
में मापा भी समन्न नहीं पाता था। रेखायगणितके शिक्षक अच्छी तरह समझाते, किन्तु 
मेरी समझमें कुछ न भाता। मैं कई वार निराश हो जाता। कई वार सोचता कि 
एक ही साल में दो कक्षाएँ उत्तीर्ण करनेका विचार छोडकर में तीसरी कक्षामें लौट 


३९-२ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जाऊँ। किन्तु ऐसा करता तो मैरी बात विगडती और जिस दिक्षकने मेरी छगन पर 
भरोसा रखकर मुझे आगे चढानंकी सिफारिश की थी, उसकी भी बात बिगड़ती। यही 
सोचकर किक दरजेम जानेका विचार तो छोड़ ही दिया। जब प्रयत्न करते-करते 
यूक्लिडके तेरहवे प्रमेय तक पहुँचा तब एकाएक यह वात समझमें आई कि रेखागणित 
तो एक बहुत ही सरल विषय है। जिस वातमें केवल वुद्धिका सीधा और सरल 
प्रयोग ही आवश्यक हो, उसमे कठिनाई क्या? उसके बाद तो रेखागणित भेरे लिए 
हमेशा एक सरल और सरस विषय बना रहा। 

संस्क्ृतने तो मुझे रेखागणितसे भी अधिक परेशान किया। रेखागणितमें रटनेका 
तो कुछ होता ही नही है, जब कि मेरी समझतमे संस्कृतमें तो सब रटना ही रटता 
था। यह विषय भी चौथी कक्षासे शुरू हुआ था। छठी कक्षा तक पहुँचकर मै विल- 
कुल थक गया। संस्कृत शिक्षक बडे सख्त थे। उन्हे विद्यार्थियोंकों' बहुत कुछ बता 
देनेका लोभ रहता। फिर सस्कृत और फारसीके वर्गके बीच एक तरह॒की होड भी 
चलती । फारसी सिखानेवाले मौलवी साहब नरम थे। विद्यार्थीयण आपसमे बात करते 
कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसीके हमारे शिक्षक बहुत भले आदमी है। 
विद्यार्थी जितना काम करते हैँ वे उतनेसे ही सनन्‍्तोष कर छेते है। फारसीके आसान 
होनेकी बात सुनकर मुझे भी छोम हुआ और में एक दिन फारसीकी कक्षामे जा 
बैठा। संस्कृत शिक्षकको इससे वडा दुःख हुआ। उन्होने मुझे बुलाया और कहा: 
“यह तो सोच कि तू किनका पुत्र है। क्‍या तू अपनी धर्ममाषा नहीं सीखेंगा? 
तुझे जो कठिनाई हो, मुझसे कह। में तो सभी विद्याथियोकों सरस संस्कृत सिखाना 
चाहता हूँ। आगे चलकर उसमे रसके घूंठ मिलेगे। तुझे इस तरह हार नही माननी 
चाहिए। तू फिरसे मेरी कक्षामे वेठा कर।” 

मुझे यह सुनकर लज्जा आईं। शिक्षकके प्रेमकी अवगणना में नहीं कर सका। 
आज मेरी आत्मा क्षष्णशकर मास्टरका उपकार मानती है। जितनी संस्कृत मैने उन 
दिनो सीखीं, यदि उत्तनी भी न सीखी होती, तो आज संस्कृत श्षास्त्रोका जो रस में 
ले सकता हूँ, उतना भी न छे पाता। मुझे तो इस बातका पद्चात्ताप होता है कि 
मैनें अधिक सस्क्ृत क्यो नहीं सीखी, क्योकि बादमें मैं समझ गया कि संस्कृतका उत्तम 
अभ्यास किए विना किसी भी हिन्दू वाऊककों नहीं रहता चाहिए। 

अब तो मै यह मानता हूँ कि भारतवर्षकी उच्च शिक्षाके पाठ्यक्रममे मातृ- 
भाषाके सिवाय राष्ट्रभाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजीको स्थान दिया 
जाना चाहिए। इतनी भाषाओके उल्लेखसे किसीकों डर नहीं जाना चाहिए। भाषा 
यथा-पद्धति सिखाई जाये और विषयोंको अंग्रेजीके साध्यमसे सीखने और सोचनेका 
बोझ हमपर न हो तो उल्लिखित भाषाएँ सीखना बोझ तो होगा ही नहीं, एक 
अतिशय आनन्द देनेवाछा काम होगा। फिर जो आदमी झआास्त्रीय पद्धतिसे कोई एक 
भाषा सीख छेता है, उसके लिए दूसरी भाषाका ज्ञान सुलूम हो जाता है। 

सच कहे तो हिन्दी, गुजराती, संस्कृतको तो एक ही माया कह सकते हूँ! 
इसी तरह फारसी और अरबी भी एक कही जा सकती है। यद्यपि फारसी संस्कृतते 
मिलती जुलती है, और भरबी हिन्रुसे, फिर भी दोनोंका विकास इस्लामके प्रादुर्भावके 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १९ 


वाद हुआ है, इसलिए इन दोनोंके बीच निकटका सम्बन्ध है। उर्दूको मैने अलग भाषा 
नहीं गिना, क्योंकि उसके व्याकरणका समावेश हिन्दीमे हो जाता है। उसके शब्द 
अवश्य भरती और फारसीके है। ऊँचे दरजेकी उर्दू जाननेके लिए अरबी और फारसीका 
ज्ञान जरूरी है; ठीक इसी प्रकार जैसे ऊँचे दर्जजी गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी 
जाननेके लिए सस्कृतका ज्ञान आवश्यक है। 


६. दुःखद प्रसंग - १ 


मैं कह चुका हूँ कि हाई स्कूलमें मेरे घनिष्ठ मित्र थोडे ही थे। जिन्हें घनिष्ठ 
कहा जा सके विभिन्‍त समयोगे मेरे ऐसे दो मित्र रहे। एकका सम्पर्क रस्बे समय 
तक नहीं चला, यद्यपि उस मित्रका त्याग मैंने नहीं किया था। सैने दूसरेसे! मित्रता 
की, इसलिए पहलेने मेरा साथ छोड़ दिया। दूसरी मित्रता मेरे जीवनका दु.खद 
अध्याय है। यह मित्रता काफी बरसों तक चली। इस मित्रतामे मेरी दृष्टि मित्रको 
सुधारनेकी थी। 

उक्त सज्जन पहले मेरे मेझले भाईके सित्र थे। वे मेरे भाईकी कक्षामे पढ़ते 
थे। उनमें जो दोष थे उन्हें तो मैं समझ गया था। किन्तु मैने यह सोचा था कि वे बफा- 
दार मित्र है। मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई और मेरी धर्मपत्ती, तीमोको, मेरा-उन्का 
साथ अप्रिय रूगता था। पत्नीकी चेतावनीको अभिमानी पति होनेके कारण में गिनता 
ही कंसे ? माताकी आज्ञाका में कभी उल्लघन नहीं करता था और बडे भाईकी 
वात भी सुनता था। पर मैने उन्हे यह कहकर मना लिया: “आप उसके जो दोष 
वताते है उन्हे में जानता हूँ । तथापि आप उसके गुण तो नहीं जानते। वह मुझे 
उलटे रास्ते वही ले जायेगा; क्योंकि मैने उसका जो साथ किया है सो उसे केवल 
सुघारनेके लिए किया है। मुझे विश्वास है कि अगर वह सुधर गया तो बहुत अच्छा 
आदमी वन सकेया। में चाहता हूँ कि आप मेरे विषयमे निश्चिन्त रहे।” 

भेरे इस तरह कहनेसे उन्हे सनन्‍्तोष हो गया हो, ऐसा में नही मातता। किल्तु 
मूझ पर विश्वास रखकर उन्होने मुझे अपने मनचाहे रास्ते पर चलने दिया। 

आगे चलकर मेने देखा कि मेरा अनुमान ठीक नही था। किसीका सुधार करनेके 
लिए ही व्यक्तिको गहरे पानीमे नहीं उतर जाना चाहिए। हम जिसे सुधारता 
चाहते हैँ उसे मित्र नहीं बताया जा सकता। मित्रतामे अद्वेत-मावना होती है। ऐसी 
मित्रता ससारमे कदाचित ही देखनेमे आती है। मित्रता समान गुणवानोके बीच ही' 
शोमा पाती है और निभती है। मित्रोका एक-दूसरेके ऊपर असर पड़े बिना रह 
ही नहीं सकता। इसलिए मित्रतामे सुधार करनेकी गृजाइश बहुत कम रहती है। 
मेरा तो यह मस्तव्य है कि घनिष्ठ मित्रता इष्ट नहीं है, क्योकि मनुष्य दुर्गुणोंकों 
जल्दी ग्रहण कर लेता है और गुण ग्रहण करनेके लिए भ्रयत्त आवश्यक होता है। 


१, शेंख महताव, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ६। 


१९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जो आत्माकी, ईश्वरकी, मित्रता चाहता हो उसका एकाकी रहना योग्य है। या फिर 
उसे सारे संसारके साथ मित्रता रखनी चाहिए। ऊपरका मेरा स्थाछ सही हो चाहे 
गलत, किन्तु घनिष्ठ मित्रताके विकासका मेरा प्रयोग मिष्फल सिद्ध हुआ । 

जव में उक्त मित्रके सम्पर्कमे आया उन दिनों राजकोठमें ' सुधार का बड़ा 
जोर था। उक्त मित्रनें मुझे ऐसा वताया कि अनेक हिन्दू मिक्षक छुक-छिप कर 
मांसाहार और मद्यपान करते है। उन्होंने राजकोटके अन्य प्रसिद्ध सज्जनोंके नाम भी 
गिनाये । हाईस्कूलके कुछ विद्याधियोके नाम भी मुझे बताये गये। 

इससे मुझें आग्चर्य भी हुआ और दु.ख भी। जब मैने पूछा कि ये छोग ऐसा 
क्यो करते हैँ तो उन्होने मुझे यह समझाया कि मासाहार न करनेके कारण हम 
समाजके रूपमे शक्तिहीन हो गये है। अग्रेज हमपर इसीलिए राज्य करते हैं कि वे 
लोग मांसाहारी हूँ। तुम यह तो जानते ही हो कि मैं स्वयं कितना भजबूत हूँ और 
कितनी दूर-दूर तक दीड सकता हूँ। इसका कारण भी मासाहार ही है। मांसाहारीको 
फोड़े नही होते और यदि हो भी तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। हमारे गिक्षकगण 
मांस खाते हैं। अन्य इतने नामी-गरामी आदमी मास खाते हैं। तो क्या वे बिना 
सोचे-समझे ऐसा करते हूँ ? तुम्हे भी भासाहार करना चाहिए। खाकर देखो तो 
तुम्हें पता चलेगा कि तुममे भी इससे कितनी ताकत जा गई है। 

ये सारी दलीले एक ही वारमे पेण नहीं की गई थी। बनेक उदाहरणोंके 
साथ-साथ इन दलीलोको अलग-अलग समयी पर पेश किया ग्रया था। मेरे मेंझके भाई 
तो परयश्रष्ट हो ही चुके थे। उन्होंने इन सब वातोकी पुष्टि की। अपने भाई और 
इस भिनत्रकी तुलनामे में बहुत कमजोर था। उनके गरीर कही अधिक सुगठित थे। उनके 
धरीरमें मुझसे कही अधिक वल था। वे साहसी थे। उक्त मित्रका पराक्रम तो मूझे मुख्य 
कर देता था। वह चाहे जितना दौड़ सकते थे। लरूम्बी और ऊँची कूद लगा सकते 
थे और उनकी मार-पीट वरदाब्त करनेकी गक्ति भी जबरदस्त थी। अपनी इस 
शक्तिका प्रदर्शन भी वह मेरे सामने समय-समयपर करते रहें थे। जो गक्ति स्वयं अपनेमे 
नहीं होती, दूसरेमें उसे देखकर आइचर्य होता ही है। मुझे भी हुआ। जाब्चर्यसे 
मेरे मनमे मोह पैदा हुआ। दौड़ने-कूदनेकी शक्ति मुझमे नहींके वरावर थी। मैं सोचने 
लूगा कि यदि मैं अपने इन मित्रकी तरह बलवान हो जाऊँ तो कितना अच्छा हा। 

फिर में डरपोंक भी बहुत था। चोर-मूत, साँप आब्कि डर मनमें समाया 
रहता था। मैं इन सबके भयसे बड़ा परेशान रहंता। रातमे कही अकेले निकेलनेकी 
हिम्मत न पड़ती थी। अआेबेरेमे तो कही जाता ही नहीं था। कमरेमे दीपक न हो, 
तो सोचा छगमय असम्भव था। यही लछयता रहता, कहीं इधरसे भूत, उघरसे चोर 
या किसी तीसरी तरफसे सर्प न निकल आये। इसलिए कमरेमे दिया तो चाहिए 
ही। अपने पास सोई हुईं अपनी पत्नीसे जो अब कुछ बडी हो गई थी, अपने डरकी 
यह वात तो मैं कह ही कैसे सकता था। मैं समझ चुका था कि वह मुझसे कही 
अधिक साहती है और इसलिए मत ही मन इसपर गर्माता भी था। साँप बादिका 
भय तो उसे कमी हुआ ही नहीं। वह अँबेरेमे अकेली चछी जाती थी। मेरी इत 
कमजोरियोका मित्रकों अन्दाज था। वह कहा करते कि मैं तो जीवित सर्पको हाथसे 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २१ 


पकड छेता हूँ, चोरसे कमी नहीं डरता और भूतको तो मानता ही नहीं हूँ। उन्होने 
मुझे यह पटा दिया कि यह सब मासाहारका प्रताप है। 
इन्ही दिनो नंद का नीचे लिखा पद स्कूछोमे ग्राया जाता था: 
अंप्रेजो राज्य करे, देशी रहे दवाई, 
देशी रहे दबाई, जोने बनां शरीर भाई 
पेलो पाँच हाथ पुरा, पूरों पाँचसेंने।' 
इत सारी वातोका मनपर गहरा प्रभाव हुआ। में विचलित हो गया। मै 
मानने छगा कि भासाहार अच्छी वात है और में उससे बलवान और साहसी वन 
जाऊँगा। यदि समूचा देश मासाहार करने लगे तो अग्रेजोको हराया जा सकता है। 
मासाहार आरम्म करनेका दिव निश्चित किया गया। सभी पाठक इस निग्चय, इस 
आरम्भका अर्थ नहीं समझ सकेगे। गांधी-परिवार वैष्णव सम्प्रदायका हैं। मातापिता 
कटूटर वेणष्णव माने जाते थे। नित्य हवेलीमे (वष्णव-मन्दिर) जाते। कुछ मन्दिर तो 
परिवारके ही कहे जाते थे। इसके सिवाय गृजरातमे जैन सम्प्रदायका भी बडा जोर है। 
हर जगह, हर वातमे इसका प्रभाव देखनेसे आता है। इसलिए मासाहारका जैसा विरोध 
थौर तिरस्कार गुजरातमें श्रावकरों और वैष्णवोके वीचमे देखा जाता है वैसा हिन्दु- 
स्तानमें अथवा सारे ससारमे और कही नहीं पाया जाता। मेरे सस्कार ऐसे ही थे। 
में माता-पिताका परम भक्त था और मानता था कि वे मेरे भासाहारकी बात सुनेगे 
तो तत्काल बिना मौत मर जायेगे। जाने-अनजाने में सत्यका अनुगामी तो था ही। 
में यह तो नहीं कह सकता कि इस वातका मुझे ज्ञान नहीं था कि मासाहारका अर्थ 
माता-पिताकी घोखा देना है। ऐसी हालतमे मासाहार करनेंका मेरा निश्चय मेरे 
लिए एक बडी गम्भीर और भयंकर वात थी। लेकिन में क्रान्ति" करने जा रहा 
था। मासाहारका मुझे शौक नहीं था। मासाहार में यह सोचकर शुरू नहीं कर रहा 
था कि वह कोई स्वादिष्ट वस्तु है। मैं तो बछबान और साहसी वलना चाहता था। 
और दूसरोको भी वैसा ही वननेके छिए आमन्जित करना चाहता था। इसके सिवा 
अग्नेजोको हराकर हिल्दुस्ताननों आजाद जो बनाना था। उस समय तक स्वराज्य 
शब्द मैने नहीं सुता था। फिर भी “क्रान्ति ' के इस जोसमे में होश खो बैठा । 


७. दुःखद प्रसंग - २ 


निश्चित किया हुआ दिन आ पहुँचा। मेरे लिए अपनी स्थितिका पुरा-पुरा 
वर्गत करना कठिन है। एक तरफ कान्तिका उत्साह था, जीवनमे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
करनेकी उत्सुकता थी और दूसरी तरफ चोरकी तरह लुक-छिप कर काम करनेकी 
शर्म। कह नहीं सकता, इस सब भसावनाओंमे मुख्य सावना कौन-सी थी। हम एकान्तकी 


१, १८३३-८६३ गुजराती कवि, अर्वाचीन गुजरातीके निर्माता। 
२. अंग्रेज राज्य करते है आर हिन्दुस्तानी उनसे दवकर रहते है। दोनोंके झरीरका अन्तर तो देखो। 
हर अंग्रेज पँचहल्था जवान है और उसमें से एक-एक पॉल-पाँच सो व्यक्तियोंके लिए काफी है। 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सोजमे नदीकी ओर गयें। काफी दूर जाकर ऐसा एकान्त मिक्त गया जहाँ हमें 
कोई नहीं देख सकता था और वहाँ मैने वह वस्तु देखी जो पहले कमी नही देखी 
थी-- मांस । मासके साथ भटियारखानेकी वनी डंवल-रोटी थी। दोनोमेंसे एक चीज 
मी मुझे अच्छी नहीं लगी। मास चमडे जैसा लगता था। खाना असम्भव हो गया। 
मुझे उल्टी होने छगी और खाना छोड़ देना पड़ा। 

मेरी वह रात बहुत ही बुरी वीती | नीद नही आईं। स्वप्नमें ऐसा रूगता मानों 
शरीरके भीतर जिन्दा बकरा है और मिमिया रहा है। मैं चौक-चौक उठता, पछताता 
और फिर सोचता कि मुन्ने हिम्मत नहीं हारनी है, मासाहार तो करवा ही है। 

मित्र भी हार भमाननेवाले नही थे। अब उन्होंने तरह-तरहसे मांसको पकाने- 
सजाने और उसका रूप बदछनेका उपाय किया। नदीके किनारे ले जानेके बजाय 
किसी वावर्चाीसे तय करके चुपचाप एक सरकारी डाक-अंगले पर व्यवस्था की और 
वहाँ कुर्सी-मेज वगरा पर बैठकर खानेका प्रछोगन प्रस्तुत किया। 

इसका असर हुआ। डवरू रोटीकी ओर नफरत कम हुई। बकरे पर आनेवाली 
दया जाती रही और मांसका तो ठीक नहीं कह सकता, पर भांससे बने पदार्थोमे 
स्वाद आने लगा। एक साल वीत गया और साल्‍हू-मरमे पाँच-छः वार मासाहारु 
किया। कारण यह था कि डाक-बंगला मिलना सदा सुरूम न रहता और सदा मासके 
स्वादिष्ट पदार्थ मी तैयार करवाना सहज नहीं था। फिर इस तरहके भोजनपर 
खर्च भी होता था। मेरे पास तो फूटी कीड़ी भी नहीं थी। में तो कुछ दे ही 
नहीं सकता था। मित्र ही खर्चकी व्यवस्था करते थे। उन्होंने कहांसे, कैसे यह 
व्यवस्था की इसका तो मुझे आज तक पता नही है। उनका मंग्ा तो मुझे मांसा- 
हारी बना देना, मुझे अ्रष्ट कर देनेका ही था, इसलिए वे अपने पाससे खर्च करते 
थे। पर उनके पास भी कोई अक्षय भण्डार नहीं था। इसलिए ऐसी दावतें यदा- 
कदा ही हो पाती थी। 

जव-जब मुझे यह खाना मिलता, तव-त्तव घर पर भोजन करना सम्भव नहीं 
रह जाता था। माँ भोजनके लिए बुलाती तो भूख न होने या भोजन हंजम न 
होनेके वहाने बनाने पड़ते थे। हमेशा इस तरह झूठ बोलते हुए मेरा मन कसकता 
था। झूठ और सो भी माँ के सामने। फिर अगर माता-पिताकों मालूम हो जाये 
कि लड़का मांसाहारी हो गया है तो उनपर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे 
हृदयकों कुतरते रहते थे। 

इसलिए मैने निश्चय किया कि, “मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके 
हम देशको सुधारेंगे मी, किन्तु माता-पिताकों धोखा देता और झूठ बोलना तो मांस 
न खानेंसे भी खराब है। इसलिए माता-पिताके जीते-जी मुझे मांस नहीं खाना चाहिए। 
उनका देह छूट जानेंके बाद स्वतन्त्र हो जाने पर खुले तौरसे मास खाना चाहिए 
और तबतक मुझे मांसाहार छोड़ देना चाहिए। ु 

अपना यह निरचय मैने मित्र पर प्रकट कर दिया और तदसे मांसाहार जो 
छूटा सो छूट ही गया। माता-पिता कभी यह जान ही नही पाये कि उनके दो पुत्र 
मांसाहार कर चुके हैं। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा श्३े 


माता-पिताकों धोखा न देनेके शुभ विचारसे मैने मासाहार छोड़ा, कित्तु उस 
मित्रकी मित्रता नहीं छोडी। में उसे सुधारने चला था किन्तु खुद ही ग्रिर गया। 
और इस गिरनेका मुझे भान तक नहीं हुआ। 

इसी संग्रतिके कारण में व्यभिचारमे भी फेस जाता। एक वार मेरे यह मित्र 
मुझे वेश्याओको वस्तीमे ले गये। वहाँ समझा-बुझकर उन्होने मुझे एक वेश्याके घरमें 
मेजा। मुझे स्वयं कुछ खर्च नहीं करता था, पैसे आदि दिये जा चुके थे। मुझे तो 
सिर्फ मन-वहलाव ही करता था। से उस घरमसे चला तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना 
चाहता है वह स्वय गिरनेकी इच्छा करते हुए भी पवित्र रह जाता है। उस कोठरीमें 
पहुंचकर जैसे मेरी आँखोकी ज्योति ही चली गई। मेरे मुँहसे एक शब्द भी नही 
फूटा। मैं लज्जासे सतत रह गया और उस स्त्रीके पास खटिया पर बैठ गया किन्तु 
कुछ बोल नही सका। वह गुस्सेमे आ गई। उसने मुझे दो-चार खरी-खोटी सुनाई और 
दरवाजेकी राह दिखाई। उस समय तो ऐसा लगा मात्रों मेरी मदनिगी पर छाछत 
आ गया हो। जी हुआ कि अगर घरती फट जाये तो में उसमें समा जाऊँ। किस्तु 
उसके वाद सदा ही मैने अपने इस तरह बच जानेके लिए ईश्वरको धन्यवाद दिया 
है। चारों और भी ऐसे प्रसंग मेरे जीवनमें आये है। कहना चाहिए कि उन अधिकाश- 
प्रसंगोमेंसे में अपने प्रयत्तके कारणसे नहीं केवल परिस्थितिके कारण बचा हूँ। 
सच कहो तो इन प्रसंगोमे मेरा पतन हुआ ही माना जाना चाहिए। विषयकी इच्छा 
करनेका अर्थ ही है कि मेने उसका भोग कर लिया। लौकिक दृष्टिसे इच्छा करनेके 
बाद भी प्रत्यक्ष कर्मसे वच जाने पर हम व्यक्तिको बचा हुआ ही मानते है। इन 
प्रसंगोमें में इस दृष्टिसे उसी ह॒द तक बचा माना जाऊंगा। कुछ काम ऐसे ही है 
जिनके करनेसे वच जाना व्यक्ति और उसके सम्पर्कमे आनेवालोंके छिए बहुत 
लाभप्रद होता है। और जब बादमें उस व्यक्तिके विचार शुद्ध हो जाते है तब वह 
उस कामसे वच जानेके लिए ईब्वरका धन्यवाद मानता है। जिस तरह यह देखा जाता 
है कि मनुष्य गिरनेसे वचनेकी कोशिश करते हुए भी गिर जाता है उसी प्रकार यह 
भी देखा गया है कि गिरनेकी इच्छा करते हुए भी अनेक सयोग उपस्थित होकर 
मनृष्यको' गिरनेसे बचा छेते हैं। इसमें कहाँ पुरुषार्थ है, कहाँ देव है अथवा मनुष्य 
किन नियमोके वशीमूत होकर ग्रिरता या वचता है-- ये सारे प्रइन बुद्धिसे परे है। 
इनका हर आजतक नहीं हुआ और यह कहना भी कठित है कि कमी हो भी सकेगा 
या नहीं। 

किन्तु हम अब आगेकी वात ले। में अभी तक होशमें नहीं आया था और 
यह नही समझ पाया था कि उक्त सज्जनके साथ मित्रता रखना अनिष्टकारी है। मुझे 
इसके लिए अभी कुछ और कटु अनुभव होने थे। यह होश तो मुझे तब आया जब 
मैने उनमें कुछ ऐसे दोष देखे जिनकी मैने कल्पना सही की थी। किन्तु में यथासम्भव 
क्रमानुसार अपने अनुभव लिख रहा हूँ। इसलिए उन्हें आगे चलकर लिखूँगा। 


१, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ १११-१०। 


ह सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस कालकी एक बात तो यही कह देनी है। हम पति-पत्नीके बीच जो थोडा- 
बहुत मतभेद अथवा कलह उत्पन्न होता था उसके अनेक कारणोमे यह मित्रता भी 
एक कारण थी। में ऊपर कह आया हूँ कि मै पतिके रूपमे स्नेहालु होनेके साथ-साथ 
शंकालु भी वेसा ही था। इस मित्रताने भी मेरी शंकाशीलताकों बढानेमें हाथ बँटाया। 
मुझे अपने मित्रकी सच्चाईके वारेमे कोई सन्देह नही था, इसलिए मैने उसकी बातोमे 
आकर अपनी घम्मपत्नीको कितने ही कष्ट पहुँचाये। उसके प्रति इस प्रकारकी हिंसाके 
लिए में अपनेको कभी माफ नहीं कर पाया। हिन्दू पत्नी ही ऐसे दुख सहन कर 
सकती है और इस कारण मेने उसे सदा सहनशीरूताकी मूर्ति माना है। यदि हम 
नौकर पर झूठा सन्देह करे तो वह नौकरी छोड देता है; पुत्र इस तरह सन्देह किये 
जाने पर पिताका घर छोडकर चला जाता है। मित्रोके वीच सन्‍्देह पैदा हो जाये 
तो मित्रता टूट जाती है। स्त्रीको पति पर सन्देह हो तो वह मन मसोस कर बैठी 
रह जाती है। और यदि पति पत्नी पर सन्देह करे तो पत्नी' वेचारीका भाग्य फूट 
ही गया समझो। वह कहाँ जाये। उच्च कहे जानेवाले वर्णोकी हिन्दू-स्त्री विवाहके 
बन्धनकों अदालतमें जाकर मी नहीं कठटवा सकती; उसके लिए ऐसा ही इकतरफा 
न्याय रखा गया है। में इस बातके दुःखकों कभी भूल नहीं सकता कि मैने अपनी 
पत्नीके साथ इसी तरहका वरताव' किया । 

इस सन्देहकी जड़ तो तभी कटी जब मुझे अहिंसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ अथवा 
जव मेने ब्रह्मचर्यकी महिमाकों समझा और यह समझा कि पत्नी' पतिकी दासी नहीं 
उसकी सहचारिणी है, सहर्मिणी है, दोनों एक-दूसरेके सुख-दुखके समान रुपसे 
भागीदार है और भला-वुरा करनेकी जितनी स्वतत्रता पतिको है उतनी पत्नीको भी 
है। सन्देहकी उस अवधिको जब-जब याद करता हूँ, मुझे अपनी मूखेता और विषयसे 
अन्धी क्रताकी वात सोचकर कोध होता है और मित्रताके बारेमे अपनी' उस मिथ्या- 
घारणा पर मुझे दया आती है! 


८. चोरी और प्रायश्चित्त 


मांसाहार और उसके पहलेके कुछ दोषोका वर्णन करना अभी बाकी है। ये 
गलतियाँ विवाहके पहले अथवा उसके तुरन्त बादकी हेँ। 

मेरे एक रिश्तेदारके साथ मुझे बीड़ी पीनेका शौक हुआ। हमारे पास पैसे नही 
थे। हम दोनोंगे से कोई यह तो नही मानता था कि बीडी पीता फायवेमन्द है या 
उसकी गन्‍्वमे कोई आनन्द है, पर हमने सोचा कि सिर्फ घुआँ उडानेमे भी कोई आनन्द 
हो सकता है। मेरे चाचाजी बीडी पीते थे। उन्हे और कुछ दूसरे लोगोको धुआँ 
उडाते देखकर हमारी इच्छा मी बीडी फूँकनेकी हुईं। पैसे तो गाठमे थे नहीं, इसलिए 
चाचाजी बीड़ीके जो टुकड़े पीकर फेंक देते थे, हमने उन्हे चुराना शुरू कर दिया । 

किन्तु टुकड़े जब चाहो तभी मिल जाये यह भी तो सस्मव नही था और 
फिर उनसे काफी घुआँ भी नहीं निकलता था। इसलिए हमे बीच-बीचसे नौकरकी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा श्५ 


जेंबमे पडे दो-चार पैसोमेंसे ही एकाघ पैसा निकाल लेनेंकी आदत पद गई और 
हम वीडी खरीदने भी छगे। किन्तु सवाल यह पैदा हुआ कि उन्हें रखें कहाँ। हम 
जानते थे कि वीडी वृजुर्गोकी निगाह वचाकर ही पी जा सकती है। जैसे-तैसे दो-चार 
पैसे चुरा-चुरा कर कुछ हफ्ते निकाछे। इसी बीच सुना कि एक प्रकारका पौधा होता 
है (उसका नाम तो भूल गया हूँ) जिसके डठलोकों वीडोकी तरह जलाया जा सकता 
है और घुआँ मी उड़ाया जा सकता है। हम उन्हें तोड-तोडकर लाने रूपगे और 
पीने लगे। 

किन्तु हमे सन्‍्तोष नहीं हुआ। हमें अपनी पराधीनता खलने लंगी। कुछ भी 
बड़ोक़ी आज्ञाके बिना सही कर सकते, हमे इसका दुख होने छूगा। हम अब उठे 
और आत्महत्या करनेका निश्चय किया। 

किन्तु आत्महत्या करे तो वैसे? जहर कहाँसे मिले” हमने सुता था कि 
धन्रेके वीज खानेसे मृत्यु हो जाती है। हम जगरलसे धतूरेके वीज ले आये। उन्हें 
खानेंके छिए शामका समय निश्चित किया। केदारजीके मन्दिरमे घीका दीपक जलाया, 
उनका दर्शन किया और जहर खानेंके लिए एकान्तमे जा वैठे। किन्तु जहर खानेकी 
हिम्मत न पडती। सोचते, अगर नहीं मरे तो? और मरनेसे भी क्या छाम होगा ? 
पराधीनता ही क्यों न वरदाज्त कर ली जाये? फिर भी दो-चार बीज खाये। अधिक 
खानेंकी हिम्मत ही नहीं पडी। हम दोनों मौतसे डर गये और निरंचय किया कि 
भगवान रामके मन्दिस्मे जाकर उनका दर्शन करे, मनको शान्त बनायें और आत्म- 
हत्या करनेका विचार छोड दें। 

इस तरह मैं समझ गया कि आत्मह॒त्याका विचार करवा सरल है, आत्महत्या 
करना सरल नहीं है। इसलिए जव-कभी कोई आत्महत्या करनेकी घमकी देता है 
तो मैं उससे वहत नहीं डरता, वल्कि कहता चाहिए बिलकुल ही नही डरता | 

आत्महत्याके इस विचारमे डूबे रहनेके परिणामस्वरूप हम दोनो जूठी वीडी 
चुराकर पीने और नौकरके पैसे चुराकर वीडी खरीदनेकी बात ही भूल गये। 

और. आगे बड़े होकर तो वीडी पीनेकी कमी इच्छा ही नही हुईं। में वीडी पीनेको 
एक गेंवारू, गन्दी और हानिकारक आदत मानता हूँ। मैं यह बात कभी समझ ही 
नही पाया कि दुनियामें वीडीका शौक इतना व्यापक क्यों है। मेरे लिए तो रेलगाडीके 
जिस डिब्तेमे बहुत छोग वीडी पी रहे हो, वैठ्या मुश्किल हो जाता है, उसके घुएँसे 
मेरा दम घुटने लगता है। 

वीडीके टुकडे चुराने और उसीके बाद नौकरके पैसे चुरानेके अपराध की तुलनामें 
मुझे वह एक चोरी अधिक गम्भीर प्रतीत होती है जो मैने आगें चलकर की । चोरीसे 
वीडी पीमेके दिनोगे मेरी उम्र वारह-तेरह सालकी रही होगी। सम्भव है इससे भी 
कम रही हो। किन्तु दूसरी चोरीके समय मेरी उम्र ठंगभग पदह सालकी थी। 
इस समय हमने अपने मासाहारी भाईके हाथके सौनेके कडेमे से चोरी की। भाईपर 
मामली-सा, लूगमंग २५ रुपयेका कर्ज हो गया था। हम दोनो उसको अदा करनेका 
उपाय ढूँड रहे थे। भाईके हाथमे सोनेका ठोस कडा था। उसमेंसे एक तोला सोना 
कटवाकर बेच देना कठित नहीं था। 


रद सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कड़ा कटवाकर हमने कर्ज अदा तो कर दिया पर यह वात मेरे लिए असह्य 
हो गई। मैने एक तो यह निद्चय किया कि आगे कमी चोरी नहीं करूँगा। साथ 
ही मुझे यह भी छगा कि पिताजीके सम्मुख अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए। 
किन्तु ओठ नही खुलते थे। पिताजीके द्वारा पीटे जानेका डर नहीं था। उन्होंने कभी 
हममे से किसी भाईकों पीटा हो, इसकी मुझे याद नहीं आती। किन्तु मुझे भय था 
कि वें खुद बहुत दुखी होगें; शायद अपना सिर फोड़ लें! फिर मी मैने सोचा 
कि इस बातकी जोखिम उठाकर भी दोषकी स्वीकार अवव्य छेना कर चाहिए। उसके 
विना पाप नहीं धुलेगा। 

आखिर मैने चिटुठी लिखकर दोष स्वीकार करना और क्षमा माँगना तय किया। 
चिट्ठी लिखकर स्वयं जाकर हाथमें दी। चिट्ठीमें मैने अपनी सारी गलती सामने 
रखी थी और उसके लिए सजा माँगी थी। यह भी लिखा था कि वे स्वयं दुखी 
न हो; भविष्यमें मैंने फिर ऐसा अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा मी की थी। 

काँपते हाथोंसे मैने पिताजीके हाथमें चिटूठी दे दी और उनके तख्तके सामने 
बैठ गया। उन दिनों वे भगन्दरकी वीमारीसे पीड़ित थे और इस कारण विल्तर 
पर ही रहते थे। परलेगके बदले वें छकड़ीका तख्त काममे छाते थे। 

उन्होने चिदठी पढ़ी, आँखोसे मोतीके-से बूँद ट्पकने छगे। चिटृटी भीग गई। 
एक क्षणके लिए उन्होने आँखें वन्दर की और चिदृठी फाड़ डाछी। वे चिट्ठी पढ़नेके 
लिए बैठ गये थे, इतना करनेंके वाद फिर छेट गये। में भी रोया। पिताजीका 
दुःख मेरी समझमें आ रहा था। अगर में चित्रकार होता तों आज भी उस दिनका 
चित्र हुवहु खीच सकता था। मेरी आँखोके आगे आज भी वह इतना स्पष्ट है। 

मोतीकी वूँदोंके उस प्रेमवाणने मुझे वीच दिया। मेरा पाप घुरू गया। ऐसे 
प्रेमकों तो वही जान सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। 

रामवाण वाग्यां रे होय ते जाणें' 

मेरे लिए वह अहिंसाका पदार्थपाठ था। उस समय तो मैने इसमें पिताके प्रेम 
के अतिरिक्त और कुछ नही देखा, पर आज में इसे शुद्ध अहिसाके रूपमें देख सकता 
हूँ। ऐसी अहिंसा जब व्यापक रूप बारण कर लेती है, तव ऐसा कौन है जो उसके 
स्र्शेसे वच सके। ऐसी व्यापक अहिसाकी शक्तिकी थाह पा सकता असम्भव है। 

शान्तभावसे इस प्रकार क्षमा कर देना पिताजीके स्वमावके विरुद्ध था। मैंने 
सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कड़वी वातें सुनायेंगे और सम्भव हैं अपना प्विर फोड 
लेंगे । किन्तु उन्होंने ऐसी अपार शान्ति रखी, इसका कारण मेरे विचारमें सरल 
भावसे अपराधका स्वीकार कर लिया जाना ही था। जो व्यक्ति किसी अधिकारीके 
सामने स्वेच्छापूर्वक्क निष्फपट भावसे अपना अपराध स्वीकार कर छेता हैं और फिर 
कभी उसे न दोहरानेकी प्रतिज्ञा करता है; वह झुद्ध़तम आयक्चित्त पक करता हैं। मुझ 
मालूम हैं कि मेरी इस स्वीकृतिके कारण पिताजी मेरे विषयमें निर्मम हो गये और 
उनका मेरे प्रति महान प्रेम और भी बढ़ ग्या। 


१, रामकी मक्तिका वाण ज्ति छगा दो वही उसके वारेंमें जान सकता है। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २७ 
९, पिताजीकी मृत्यु और मेरे लिए लज्जाका एक प्रसंग 


इस समय में सोलह वर्षका था। हम यह देख ही चुके हैं कि पिताजी भगन्‍्दर 
की वीमारीके कारण विलकुरू खाठसे छग चुके थे। उनकी परिचर्यामे माताजी, घरका 
एक पुराना नौकर और में अधिकतर रहते थे। नसेका काम मैं करता था। घाव 
धोना, उसमे दवा टपकाना, जरूरत पडनेपर मरहम रूगाना, दवा पिछाना और जब 
घरमे ही दवा तेयार करनी हो तव उसे तैयार करना, यह खास तौरपर मेरा काम 
था। में रातकों हमेजा उनके पाँव दवाता और जब वे छुट्टी दे देते अथवा जब वे 
सो जाते तब जाकर सोना, मेरा नियम था। मुझे यह परिचर्या बहुत प्रिय छग्ती 
थी। मुझे स्मरण नहीं आता कि में इस सेवामे कभी चूका होऊँ। यही मेरे हाई- 
स्कूलके अध्ययनके दिन थे। इसलिए खाने-पीने आदिके बाद जो समय वचता, वह 
पाठशाला अथवा पिताजीकी सेवामें ही जाता। जिस दिन वे भाज्ञा दे देते और जिस 
दिन उनकी तबीयत ठीक रहती, मैं उस दिन शामकों टहछने जाता। 

इसी वर्ष पत्नी गर्भवती हुई। आज समझमे आता है कि यह एक दोहरी 
शर्मका प्रसग था। एक तो इसलिए कि यह समय विद्याभ्यास का था, तो भी मैंने 
संयमका पालन नहीं किया। दूसरे, इसलिए कि विद्याम्यास करना तथा माता-पिताकी 
सेवाकी अपना धर्म समझता हुआ भी--वचपनसे ही इस विषयमे श्रवणकों अपना 
आदर्श मानते हुए भी--विपय-वासना मेरे ऊपर सवार रह सकी, यहाँतक कि हर 
रातको पिताजीके पाँव दवाते हुए भी मेरा मन शयन-गृहकी ओर दौडता रहता था 
भौर वह भी ऐसे समय जब धर्मवास्त्र, वेद्यकशास्त्र और व्यवहारशास्त्र -- सभीके 
अनुसार स्त्रीका सग त्याज्य था। जब मुझे सेवासे छूट्टी मिलती तव मुझे प्रसन्नता 
होती और पिताजीके पाँव छूकर सीधा शयन-गृहमे चला जाता। 

पिताजीकी तवीयत खराब ही होती जा रही थी। वैद्योने अपने लेप, हकीमोने 
अपनी मरहम-पट्टियाँ और साधारण हज्जाम वगैराने घरेलू दवाइयां आजमाई । एक 
अग्रेज डाक्टरने भी अपनी वुद्धिका प्रयोग करके देखा। उससे सुझाया कि इस रोगका 
एकमात्र उपाय गल्य-क्रिया ही है। परिवारके एक वैद्-मित्रनें इसमे वाघा दी और 
कहा कि उतरती हुई अवस्थामे पिताजीकी शल्य-क्रिया उचित नहीं है। इसके लिए 
तरह-तरहकी दवाओकी जो वोतले खरीदी गई थी वे सब व्यर्थ गईं, शल्य-क्रिया 
नही हुईं। यो वैधराज समझदार और प्रसिद्ध थे। मुझे ऊूगरता है कि अगर उन्होने 
दल्य-क्रिया हो जानें दी होती तो घाव भरनेमे कठिनाई न होती। इल्य-क्रिया उस 
समयके वम्बईके प्रसिद्ध सर्जनके हारा होनेवाली थी, पर अन्त समीप आ गया था, 
इसलिए योग्य उपाय होता भी कैसे। पिताजी वम्बईसे शल्य-क्रिया कराये बिना ही 
वापस आ गये और इस निर्मित्त जो सामान खरीदा गया था, वह भी साथमें वापस 
आ गया। उन्होंने अधिक जीनेकी आज्ञा छोड दी थी। कमजोरी बढ़ती चली गई 
और, प्रत्येक क्रिया विस्तरपर करनेकी स्थिति आ पहुँची। किन्तु उन्होंने इसका अन्तिम 
घड़ी तक विरोध किया और परिश्रम बरदाइत करनेका आग्रह रखा। वैष्णव-धर्मका 
कठोर शासन ऐसा ही है। इसमें वाह्म शुद्धि अत्यन्त आवश्यक होती हैं। 


२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कित्तु पाश्चात्य वेद्यक-शास्त्रने यह दिखा दिया है कि मल-मूत्र विसर्जत और 
स्तानादिकी सारी क्रियाएँ बिस्तर पर लेटे-लेटे, स्वच्छताका पूरा पालन करते हुए 
की जा सकती' है। इनके लिए रोगीको कष्ट सहनेकी जरूरत नहीं होती। इन सबके 
बाद भी उसका बिस्तरा आदि स्वच्छ ही बना रहेगा। इस प्रकार साधी जानेवाली 
स्वच्छताकों में तो वैष्णव-धर्मका ही नाम दूँगा। पर उस समय स्वानादिके लिए 
बिस्तरसे उठकर अछूग होनेका पिताजीका आग्रह देखकर में आइचये-वकित होता था 
और मन ही मत उनकी प्रशंसा करता था। 

देहावसानकी घोर रात्रि सन्निकट आ गईं। भेरे चाचाजी भी उन दिवो राजकोटमे 
थे। मुझे ऐसा कुछ स्मरण है कि वे पिताजीकी बीमारीके बढते जानेका समाचार 
सुनकर ही आये हुए थे। दोनो भाइयोमे अटूट प्रेम था। चाचाजी दिन-भर पिताजीके 
बिस्तरके पास ही बैठे रहते और हम सबको सोतेके लिए कहकर खुद पिताजीके 
बिस्तरके पास सो जाते। उस दिन किसीने यह नहीं सोचा था कि यही रात आखिरी 
रात सिद्ध होगी। यों भय तो लगा ही रहता था। 

रातके साढ़े दस या ग्यारह वजे होगे। में पैर दवा रहा था। चाचाजीने मुझसे 
कहा, “तू जा। भव मैं बेुँगा? ” में सुतकर खुश हुआ और सीधा शयन-गृह चडा 
गया। पत्नी बेचारी गहरी नींदमे थी । पर मै उसे सोने कसा देता। प चि-सात भिनटके 
बाद ही, मैं जिस नौकरकी ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, उसने आकर दरवाजा उठ 
खटाया। मुझे खटका हुआ। नौकरने कहा, / चलो, बापुकी तवीयत बहुत खराब 
है।” उनकी तबीयत बहुत खराब तो थी ही इसलिए इस बहुत खराब ' का अर्थ 
मेरी समझमे आ गया और मैं एकदम बिस्तरसे कूद पड़ा। 

“कह तो सही, क्या बात है? ” 

जेबाब मिला, बापू नही रहे। 

अब पछतानेसे क्या होता था। में बहुत शरमाया। वड़ी दुखी हुआ। दौडकर 
पिताजीके कमरेमे पहुँचा। मैने सोचा कि अगर मैं विषयसे अच्चा त हो गया होता 
तो अन्तिम घडीमे दूर रहनेकी यह नौबत न आती और मैं पिताजीके आखिरी क्षण 
तक उनकी सेवामे छूगा रहता। अब स्वयं चाचाजीके मुखसे सुननेको मिला . “ बापू 
हमे छोड़कर चले गये।” बड़े भाईके परमभवत चांचाजी अन्तिम क्षणमे उनकी सेवा 
करनेका गौरव पा गये। पिताजीकों अपने देहावसानके निर्कट आा जानेका अनुषान 
हो चुका था। उन्होंने इशारा करके कागज-कलम मेगाकर लिखा: “ वैयारी है आस ः 
इतना लिखनेंके बाद उन्होंने हाथ पर बँधा हुआ तावीज और गलेमे पडी सोनेकी 
कंठी तोड़कर फेंक दी और आत्मा एक क्षणमें उड़ गई। 

अध्यायके प्रारम्भमे मैने अपनी लज्जाके प्रसंगका उल्लेख किया है। यही उस 
लज्जाका कारण है--सेवाके समय भी विषयकी इच्छा। इस कलकको में आज तक 
धो नहीं सका और न मूल सका हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि माता-पिताके प्रति मेरी 
गहरी भक्ति थी और मै उनके लिए सब-कुछ छोड सकता था, तथापि सेवाके प्रसंग 
भी भेरा मन विषय-वासनासे मुक्त नही हो सका। मेरी उस सेवामे यह एक अभध्षम्त 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २९ 


त्रुटि रही। इसीलिए में मानता हूँ कि एक पत्नीत्रतका पालन करते हुए भी मै विषयान्ध 
रहा। इस वासनासे मुक्त होनेमे मुझे बहुत समय रूगा और मुक्त होनेसे पहले कई 
घर्म-सकट मझपर पड़े । 

अपनी इस दोहरी छाजका प्रकरण समाप्त करनेसे पहले यह भी कह द कि 
हमारे जो वालक जत्मा वह दो-चार दिन जीकर ही चला गया। दूसरा कोई परिणाम 
हो भी क्या सकता था? जो भाता-पिता अथवा जो वाल-दम्पत्ति इससे कुछ सबक 
लेना चाहे वे सबक । 


. धर्मकी झाँकी 


छ. अथवा सात साहकी उम्रसे लेकर सोलह वर्षकी अवस्था तकके विंद्याध्ययनकी 
अवधिम मुझे पाठ्शालामे धर्मकी शिक्षा नही मिली थी। कहा जा सकता है कि 
शिक्षकोंके पाससे जो सहज ही मिल सकता चाहिए वह नहीं मि्ा। इस सबके 
वाद भी वातावरणसे कुछ--कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ घर्म शब्दको व्यापक 
अर्यमे लेना चाहिए। धर्म अर्थात्‌ आत्मवोच अर्थात्‌ आत्मन्नान। 

में वेष्णव सम्प्रदायमें पैदा हुआ था, इसलिए वैष्णव मन्दिरमें जाता-आता रहता 
था। किन्तु इस आने-जानेमे मुझे श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। वेष्णव' मन्दिरका वैमव 
मुत्ते ठीक नहीं छगा। वहाँ चलनेवाली अनीतिकी बाते भी सुनी और मत उस ओरसे 
उदासीन हो गया। मुझे वहाँसे कुछ भी न मिला। 

जो हवेली (वैष्णव मन्दिर)से नहीं मिला वह मिला मुझे अपनी दाई रम्भासे। 
रम्मा हमारे परिवारकी पुरानी नौकरानी थी। मुझे आज भी उसका प्रेम याद है। 

पहले लिख चुका हूँ कि भूत-प्रेतादिका मुझे डर छगता था। रम्माने मुझे समझाया 
कि रामवाम इसकी दवाई है। मुझे तो रामनामसे भी अधिक श्रद्धा रम्भा पर थी 
इसलिए में मूत-प्रेतादिके भयसे वचनेके लिए वचपनमें रामनाम जपने छूगा। रामनाम 
का यह जप बहुत दिनो तो नहीं चला, किन्तु बचपनमें वोया गया वह बीज नष्ट 
नहीं हुआ। आज रामनाम मेरे लिए अमोध शक्ति है और मैं मानता हूँ कि इसका 
मूल रम्मावाईके बोये हुए बीजमे है। 

इसी अरसेमें मेरे चाचाजीके एक लडकेने जो रामायण ' के भक्त थे, हम दोनो 
भाइयोको राम-रक्षा-स्तोत प्िखानेंका प्रवन्ध किया। हमने उसे कण्ठस्थ कर लिया। 
ओर स्वानके वाद उसका नित्य पाठ करने लछगें। जबंतक पोरवन्दरमे रहे, तबतक 
यह नियम चलहा। राजकोटके वातावरणमें यह न टिक सका। यो इस कियाके प्रति 
भी कोई खास श्रद्धा नही थी। बडे भाईके प्रति मनमे आदर था, कुछ इस कारण 
ओऔर कुछ इस अभिमानके कारण कि हम शुद्ध उच्चारणके साथ राम-रक्षा-स्तोत्रका 
पाठ कर पाते है, यह नियम चलता रहा। 

किन्तु मेरे मतपर जिध चीजका गहरा असर पडा वह था ' रामायण का पाठ। 
पिताजी अथनी वीमारीके समय कुछ दिनो पोरबन्दरमें थे। वे वहाँ रोज रातके समय 


३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


राम-मन्दिरमे _ रामायण युनते ये। वीकेश्वरके छाथा महाराज नामक एक पण्डित इसे 
पढ़कर सुनाते थे। वे रामचद्धजीके परमम्क्त थे। उनके विपयममे युवा यह जाता 
था कि उन्हें कोड़ हो गया था। उन्होने उसका कोई और इलाज करनेके बदले किया 
यह कि वीलेश्वर महाराजप्र चढे हुए वेरू-पत्र कोढ़-अ्रसित अंगोपर वाँबने छगे और 
राम-तामका जय शुरू किया। अन्तमें उनका कोड पूरी तरह चछा ग्या। यह बाद 
सच हो या न हो, हम सुननेवाल्े तो उसे सच ही मानते थे। यह भी सच है कि 
जिन दिनों लाधा महाराज कया सुना रहे थे तब वे पूर्ण रूपसे स्वस्थ थे, उनका 
कण्ठ मधुर था। वे दोहा और चौपाइयोंकों गाकर पढ़ते और उनका बर्थ समझाते। 
पढ़ते हुए स्वयं रममें छोन हो जाते और श्रोताओंकों भी तल्दीन कर देंते। उस 
समय मेरी अवस्था तेरह वर्यकी रही होगी। मुझे स्मरण है कि तब मुझे उनके पाठमें 
बड़ा रस आता था। रामायण का यह श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक 
प्रेमकी वुनियाद है। आज तो में तुझसीदासकी “रामायण को भक्षित-मार्गका सर्वोत्तम 
ग्रन्थ मानता हूँ। 

कुछ महीनोंके वाद हम छोग राजकोट आये। वहाँ इस तरह पाठ नहीं होता 
था। एकांदशीके दिन भागवत-पाठ जरूर होता था। मैं कभी वहाँ जाकर बँठता, 
किन्तु पण्डितजी मेरे मनमें रस उत्नन्न नहीं कर पायें। आज समझ सकता हूँ कि 
मागवंतके पाठमें धर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है। गुजरातीमें तो में उसे चावसे 
पढ़ चुका था, लेकिन २१ दिनके अपने उपवास-काऊमें जब भारतभूषण मदनमोहन 
मालवीयके श्रीमुखसे मैंने उसके मूल संस्कृत अंग सुने तब सोचा कि यदि बचपनमें 
उनके समान किसी भगवद्भक्तके मुखसे भागवत सुनी होती तो मेरा उसी उम्रमें 
इस ग्रन्वके प्रति प्रेम हो जाता। बचपनमें जो भी शुम-अशुभ संस्कार पड़ते है, वहुत 
गहरे जाते हैँ। इसका मुझे मली-माँति अनुमव हुआ है और इसलिए अब यह बात 
अखरती है कि मुझे उस अवस्थार्में अनेक उत्तम प्रत्थोक्तों सुननेका अवसर नहीं मिला। 

मुझ्ने अनायास ही राजकोंटमें सभी सम्प्रदायोंके प्रति श्नमान-भाव रखनेकी शिक्षा 
मिली | वहाँ मैने हिन्दू धर्मके प्रत्येक सम्प्रदायका आदर करता सीखा, क्योकि हमारे 
माता-पिता वेष्णव मन्दिर और शिवाहूयके साथ-साथ दाम-मत्दिरमें मी जाते थे और 
हम भाइयोंकों मी भेजते थे या साथ छे जाते थे। इसके अतिरिक्त जैत धर्साचायोमे 
से भी कोई न कोई हमेणा पिताजीके पास आते रहते थे। पिताजी उत्हें भिक्षा 
भी देते थे। वे पिताजीके साथ धर्म जौर आचार सम्बन्धी बातें किया करते थे। 

इसके सिवा मुसलमान और पारसी भी पिताजीके मित्र थे। वे अपने-अपने वर्मो 
की चर्चा करते और पिताजी समादरपुर्वक और प्रायः रस लेकर इस चर्चाकों सुना 
करते थे। इस सब वातावरणका मुझपर यह प्रभाव पड़ा कि भेरे मनमें सब धर्मोके 
प्रति समान भाव उत्पन्न हो सका | - 

केवल ईसाई धर्म ही अपवाद-रूप था। मुझें उसके प्रति कुछ अरुचि थी। उन 
दिनों कुछ ईसाई धर्म-प्रचारक हाई स्कूछके एक कोनेपर खड़े होकर भाषण आार्दि 
दिया करते थे। वे हिन्दू देवताओं और हिन्दू वर्मावलनम्बियोंको बुरा कहते थे। मुझे 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३१ 


यह असह्य रूगा। मैने उनका व्याख्यान एकाध बार ही सुना होगा। फिर कमी वहाँ 
खड़े होकर सुननेकी इच्छा ही न हुई। तभी मैने तगरके एक प्रसिद्ध हिन्दूके ईसाई 
हो जानेके विषयमे सुना और यह सुतरा कि उन्हें ईसाई धर्ममें दीक्षित करते समय 
गोमास खिलाया गया था और शझराव पिलाई गई थी। उनकी पोशाक भी बदल दी 
गई थी और ईसाई बननेके वाद तो उक्त सज्जत कोट-पतलून और अंग्रेजी ढंगका 
टोप छगाने छगें थे। इन बातोकों सुनकर मुझे दुख पहुँचा। मुझे रूगा, जिस धर्ममें 
दीक्षित होनेके लिए गोमास खाना पडे, शराब पीनी पडे और अपना पहनावा बदल 
देना पड़े, उसे धर्म कैसे कह सकते है? बादमें यह सुननेमे भी आया कि ईसाई 
बननेवाले वे भाई अपने पूर्वजोंके धर्म और रीति-रिवाज और देशकी भी निन्‍्दा 
करने लगे हूँ। इन सब बातोके कारण मेरे मनमे ईसाई धर्मके प्रति अरुचि उत्तपन्न 
हो गई । 

दूसरे धर्मकि प्रति समभाव उत्पन्न होनेके वाद भी में यह नहीं कह सकता कि 
मेरे मन ईश्वरके प्रति आस्था थी। इन्ही दिनो पिताजीके पुस्तकालयमेसे मनुस्मृतिका 
गुजराती अनुवाद मेरे हाथ छगा। उसमे मेने संसारकी उत्पत्ति आदिके विषयमे 
पढ़ा। उस सारे विवरणपर मुझे विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उससे कुछ नास्तिकता 
ही पंदा हुई। 

मुझे अपने दूसरे चाचाजीके लडकेकी वुद्धिपर, वे अभी जीवित है, विश्वास 
था। मैंने उनके सामने अपनी शकाएँ रखी, पर वे उनका समाधान न कर सके। 
उन्होने कहा, “ सयाने होनेपर ऐसे प्रश्नोके उत्तर तुम खुद समझ लोगे। बच्चोको 
ऐसे प्रसव नहीं पूछने चाहिए।” में चुप रह, गया, किन्तु मनको शान्ति नहीं मिली। 
मनुस्मृतिके खाद्याखाय विषयक प्रकरण और अन्य प्रकरणोम भी मैने अपने समयके 
चलनसे विरोध रखनेवाली वाते पढी। इस विवयर्मं पृछनेपर भी लगभग ऊपर जैसा 
ही उत्तर मिला। में यह सोचकर शान्त हो ग्रया कि किसी दिन बुद्धिका विकास 
होगा तव अधिक पढ़ँगा और समझूंगा। 

उस समय मनुस्मृति पढनेपर में उससे अहिसाकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। 
मासाहारके विषयों में लिख ही चुका हूँ। मनुस्मृतिमे उसका समर्थन मिला। यह 
आभास भी हुआ कि सर्प और खटमल आदिको मारना नीतियुकत है। मुझे याद 
है कि उन दिनो में खटमल आदिको घर्मं समझकर मार डालता था। 

फिर भी एक चीज मनमे जम गई थी कि ससार सदाचार पर टिका हुआ 
है। प्रत्येक सदाचार सत्यमें आ जाता है। सत्यकी खोज तो करनी ही होगी। दिन- 
पर-दिन मेरे निकट सत्यकी महिमा बढती चली गई। सत्यकी व्याख्या नित्य व्यापक 
होती गई और आज भी होती चली जा रही है। 

इसके बाद नीति-पम्बच्ची एक छप्पय मनमे घर कर गया। अपकारका बदला 
अपकारसे नहीं उपकारसे ही दिया जा सकता है। यह बात एक जीवन-सूत्र ही बन 
गई। यह विचार मुझपर हावी हो गया। मुझे अपकारीका भछा करना और चाहना 
प्रिय हो गया। इसके अग्रणित प्रयोग किये। वह अनोखा छप्पय यह है: 


३१ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


पाणी आपने पाय, भर्ल भोजन तो दीजें; 
आवबी नमावे शीश, दंडवत कोड कीजे, 
आपण घासे दाम, कास भहोरोनुं करीओे; 
आप उयगारे प्राण, ते तणा इुःख्मां मरीओे. 
गुण केडे तो गृूण दश् गणों, मत, बाचा, कर्से करो; 
अवगुण केडे जे गृण करे, ते जगमां जीत्यो सही 


११, बिलायतकी तंथारी 


बे भेटिककी 


सन्‌ १८८७ मे मैने मेट्रिककी परीक्षा पास की) देशकी तरह ग्रांधी-परिवार 
भी गरीब ही था! अगर परीक्षाके दो केनद्र हो--बम्बई और अहमदाबाद तो 
पास और सस्ता होनेके कारण काठियावाडके निवासी अहमदाबादकों ही पसन्द करते 
थे! मैने भी ऐसा ही किया। राजकोटसे अहमदाबादकी यह मेरी पहली यात्रा थी। 

बडोकी इच्छा थी कि मैट्रिक पास करनेके बाद मुझे कालेजमे जाना चाहिए। 
कालेज बम्बईमे भी था और भावनगरमें भी। मावनगरमे खर्चे कम था इसलिए 
निश्चय' हुआ कि भाववगरके शामरूदास कालेजमें भर्ती हुआ जाये। काछेजकी पढाई 
मेरी समझमें नहीं आती थी। सभी कुछ कठिन जान पडता । अध्यापकगण जो व्याख्यान 
देले उनमे न रस आता और न मेँ उन्हें समझ पाता। इसमे दोष अध्यापकोका नहीं 
था मैं खुद ही कमजोर था। शामलदास काछेजके अध्यापक उन दिवोके चुने हुए 
अध्यापकोमे गिने गाते थे। संत्र पूरा करके में घर छौठा। 

हमारे परिवारके पुराने मित्र मावजी दवे विद्वान और व्यवहार-कुशल ब्राह्मण 
थे। वे हम लोगोके सलाहकार थे। पिताजीके स्वर्गवासके बाद भी क्रुठुम्बकें साथ 
उन्होंने सम्बन्ध विच्छिन्न नही होने दिया था। वे अवकाशके इन दिनोमे घर आये। 
माताजी और बड़े भाईके साथ बातचीतके दौरान उन्होने मेरी पढाईके विषयमें भी 
पूछा । यह सुनकर कि में शामरूदास कालेजमें हूँ, वे बोले, “जमाना बदेक गया है। 
अगर तुम भाइयोमे से कोई कबा गाधीकी गादी सेमालना चाहे तो अब वह काम 
बिना पढ़ाईके नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए यह गादी सेँभालनेके 
लिए जो-कुछ करता योग्य है इसीसे करवाना चाहिए। चार-पाँच साल तो बी० ए० 
होनेमे छग जायेगे और उसके बाद भी दीवानगीरी नहीं मिलेगी, पचास-साठ रुपयेकी 
नौकरी मिलेगी। यदि इसे मेरे लड़केकी तरह वकील बनावा चाहो तो कुछ और वर्ष 
लग जायेगे। और उप्त समय तक दीवानगीरी सँमाछूते लायक बहुत-से वकीछ भी 


१, “जो हमें पानी पिछाये, उसे हम बढ़ेमें स्वादिं्ट भोजन करायें; कोई हमें सिर नवाये तो हम 
घ्से ३ क्‌ दण्डबत्‌ प्रणाम करें; कोई हमपर एक पैसा खबे करे तो हम उसका मोदरोंकी कीमतका 
काम करें; कोई हमारे भ्राण बचाये तो हम उसके दुःखको दूर करनेके लिए अपने आग ही दें ढालें। णो 
हमारा उपकरार करे, हमें मत, वचन और कमसे उसका दस आना उपकार करना चाहिए; किन्तु जगमें 
सचमुच तो वही जोता है जो अपकारीके अति भी उपकार करता है।” 

यह छप्पय गुजरातीकै प्रसिद्ध कर्बि श्ामछ भट्का है, जो १८ वीं संदीमें हुए। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा रे३ 


तैयार हो चुकेगे, इसलिए आप इसे विलायत भेजें। केवकराम (मावजी दवेका लड़का) 
कहता है कि वहाँकी पढ़ाई सरलू है। तीन सालमें पढाई समाप्त हो जायेगी। खर्चा 
भी चार-पाँच हजारसे ज्यादा नही आयेया। वहाँसे लौदकर आये हुए नये वैरिस्टरोको 
देखो, कैसे ठाठसे रहते है। दीवानगीरी उन्हे चाहते ही मिल सकती है। मेरी सझाह 
तो मोहनदासकों इसी बरस विलायत भेजनेकी पड़ती है। विलायतसे मेरे केवरूरामके 
कई दोस्त है। वह उनके नाम सिफारिशकी चिट्टियोँ लिख देगा तो उसे वहाँ कोई 
कठिनाई नहीं होगी। 

जोशीजीने (हम मावजी दवेकी इसी नामसे पुकारते थे) मेरी तरफ देखकर 
इस स्वरमें पूछा मानो उनकी सलछाहकों माननेके विषयमे कोई शक हो ही नही 
सकता! क्यो, तुम विलछायत जाना पसन्द करोगे या यही पढते रहना? ” जो रुच 
रहा था वही वैद्यने बता दिया। कालेजकी कठिनाइयोसे तो में डर ही चुका था। 
मैने कहा, “ यदि मुझे विछायत भेजा जा सके, तो बहुत अच्छा हो। मुझे नहीं रूगता 
कि यहाँ में बिना अठके कालेजकी परीक्षाएँ पास करता चला जाऊंँगा। पर क्या मुझे 
वहाँ डावटरी सीखनेके लिए नहीं भेजा जा सकता? ” 

मेरे भाईने वीचमे कहा: “यह बात तो पिताजीकों पसन्द नहीं थी। तेरी 
चर्चा करते हुए वे यही कहते थे कि हम वैष्णव है, हाड़-मॉसकी चीर-फाडका काम 
नहीं कर सकते। पिताजीका घिचार तो तुझे वकीछ बनानेंका ही था। 

जोशीजीने समर्थन करते हुए कहा . “ मुझे गाधीजी की तरह डाक्टरीके पेशेसे 
अरुचि नही है। हमारे ज्ञास्त्र इस पेशेकी निन्‍्दा नहीं करते, पर डाक्टर होनेसे तू 
दीवान नहीं वन सकता। में तो तुझे दीवान अथवा उससे भी किसी बड़े पदपर 
देखना चाहता हूँ। तुम छोगोके बड़े परिवारका निर्वाह तभी हो सकेगा। जमाना 
दिन-पर-दिन बदलता जा रहा है, और कठिन होता जा रहा है। इसलिए बेरिस्टर 
बननेमे ही बुद्धिमानी है।” माताजीकी ओर मुडकर उन्होने कहा, “आज तो में 
जाता हूँ। मेरी वातपर विचार करके देखिए। जब दुवारा आऊँगा तब यही समाचार 
सुननेकी आशा रखूँगा कि जानेकी तयारी हो रही है। कोई अड़चन हो तो मुझे 
वताइएगा । 

जोशीजी गये और में हवाई किले बनाने रूगा। 

बडे भाई सोचमे पड गये। पैसा कहाँसे आयेगा। इसके सिवा मेरे जैसे तरुण 
आदमीको इतनी दूर कैसे भेज दिया जाये। 

माताजी कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मैं चला जाऊँगा, यह वात उनको 
विलकुल अच्छी नही छगी। फिर भी उन्होने यही कहा, “ हमारे परिवारमे अब चाचाजी 
ही बडे है, इसलिए पहले उनकी सछाह लेनी चाहिए। यदि वे कह दे तो फिर हमें 
सोचता पड़ेगा। 

बडे भाई साहवकों दूसरी ही वात सूझी, “पोरबन्दर राज्यपर हमें हक है। 
लेली साहब वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्तका हमारे परिवारके वारेमे अच्छा ख्याल 
है। चाचाजीपर वे खास मेहरवान है। सम्भव है, वे राज्यकी तरफसे' तेरी थोड़ी-बहुत 
मदद कर दें। 


३९-रे 


देव सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझे यह वात अच्छी छूगी और में पोरबन्दर जानेके लिए तैयार हो गया। 
उन दिनों रेलगाडी नहीं थी, वैल-गाड़ीसे जाना होता था। पाँच दिनका रास्ता था। 
यह तो में वता ही चुका हूँ कि में स्वमावसे डर॒पोक था, किल्तु इस वार मेरा 
डर जाने कहाँ काफूर हो गया था। विलायत जानेकी इच्छा मुझपर सवार थी। 
मेने घोराजी तककी गाड़ी तय की। धोराजीसे आगे इस विचारसे कि एक दिन जल्दी 
पहुँच जाऊँ, ऊँठ किरायेपर लिया। ऊँठकी सवारी करनेका यह मेरा पहला ही 
अवसर था। 

पोरबन्दर पहुँचा । चाचाजीको साष्टाग प्रणाम किया और उन्हे पूरी वात बताई। 
उन्होंने विचार करके कहा, “ कह नहीं सकता, विलायत जाकर घम्मकी रक्षा हो सकेगी 
या नहीं। जो-कुछ सुनता हूँ, उससे तो शक ही पैदा होता है। जब में बड़े-बडे 
वैरिस्टरोसे मिलता हूँ तो देखता हूँ कि उनकी और बडे-बड़े अंग्रेज साहवोकी रहन- 
सहनमें कोई भेद नहीं है। खाने-पीनेमें मी वे कोई बन्धन नहीं मानते। सिगरेट तो 
कभी उनके मुंहसे छूठती ही नहीं है। पहनावेमें भी छाज-शर्मका घ्यान नही रखते। 
यह सब हमारे कुटुम्बके लिए शोभनीय नही है। किन्तु मैं तेरे उत्साहमें विध्न नही 
डालना चाहता। में तो कुछ दिनोंमे तीर्थ यात्रापर चला जाऊँगा। मुझे अब जीता 
ही कितने दिन है। मृत्युके किनारे पहुँचकर मै तुझे समुद्रकी यात्रा करके विछायत 
जानेकी इजाजत कैसे दूं? किन्तु इसमे आडे नहीं आऊंँगा। तेरी भाँकी आज्ञा ही 
महत्वपूर्ण है। अगर वह तुझे इजाजत दे दे, तो तू खुशीसे चछा जा। उसे इतना 
बता देना कि मै तुझे उसके वाद नही रोकूंगा। मेरा तो इसमें आश्ञीवाद है ही। 

मैंने कहा: “मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता? अब मुझे माँकों राजी 
करना है। पर क्या आप मुझे लेली साहवके लिए सिफारिशका पत्र देंगे? ” 

चाचाजीनें कहा: “सी कैसे हो सकता है? छेकित साहव भले आदमी हैं, 
तू खुद उन्हें पत्र लिख दे। पत्रमें अपने कुदुम्बका परिचय दे देना। वे अवश्य ही 
मिलनेका समय सूचित करेगे और अगर ठीक' समझेंगे तो मदद भी करेंगे। ” 

कह नहीं सकता कि चाचाजीने साहवसे मेरी सिफारिश क्यों नही की। मुझे 
ऐसा लगता है कि उन्हें विलायत जानेके धर्म-विरुद्ध कार्यमें इस तरह सीधी' मदद 
पहुँचाते हुए संकोचका अनुभव हो रहा था। 

मैने लेली साहबकों पत्र लिखा और उन्होंने मुझे अपने निवास पर मिलने 
बुलाया। मै वँगलेकी सीढ़ियाँ चढ रहा था, तभी वे मुझसे मिले; और यह कहकर 
ऊपर चले गये कि “जब तू बी० ए० हो जाये तब मुझसे मिलना। अभी कोई मदद 
नहीं की जा सकती।” में बडी तैयारीसे कई वाक्य रठ कर गया वा। उन्हें देखते 
ही मैने नीचे झुककर दोतो हाथोंसे नमन भी किया था, पर मेरी सारी कोशिश 
बेकार गई। 

पत्नीके गहनोंकी वात ध्यानमें आई। बडे भाई साहवके बारेमें भी सोचा। उनके 
प्रति मेरी अगाघ श्रद्धा थी। वे अत्यन्त उदार थे और मुझे पिताकी तरह चाहते थे । 

मैं पोरवन्दरसे' राजकोट लौटा और वहाँ जो-कुछ हुआ था, संव सुनाया | 
जोशीजीसे सलाह ली गईं। उन्होंने कहा कि मुझे कर्ज लेकर भी भेजा जाना चाहिए। 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३५ 


मैंने अपनी पत्लीके गहने बेच डालनेका सुझाव रखा किन्तु उनसे दो-तीन हजार रुपयेसे 
अधिक मिलनेकी सम्भावना लहीं थी। अस्तर्में भाईने जैसे भी बने रुपयोका प्रबन्ध 
करनेका बीड़ा उठाया। 

माताजी अभीतक राजी नहीं थी। वे बड़ी वारीकीसे छाम्र-बीन कर रही 
थी। कोई कहता, नौजवान छोग विलायतमें बिगड़ जाते हैं; कोई कहता, वे मासाहार 
करने छगते हैं और कोई कहता, शराबवके बिना तो बहाँ काम ही नहीं चलता। 
माताजीने यही सब मुझे सुताया। मैने कहा, “छेकित क्या तू मेरा विश्वास नही 
करेगी! में तुझे घोखा नहीं दूँगा। क्षपय लेकर कहता हूँ कि में इन तीनो चीजोसे 
वर्चूगा और फिर अगर इस तरहका खतरा होता ही तो जोशीजी' जानेकी सलाह 
क्यो देते । “ 

माताजीने कहा, “मुझे तेरा विश्वास तो है किन्तु इतनी दूर चले जानेपर क्या 
कहा जा सकता है। मेरी तो कुछ समझमें नहीं आता। मैं बेचरजी स्वामीसे पूछूंगी | ” 

वेचरजी स्वामी मोढ वनिए थे और जैन साधु हो गये थे। जोशीजीकी तरह 
वे भी कुटुम्वके सलाहकार थे। उन्होने समर्थन करते हुए कहा: “मैं इस छडकेसे 
इन तीनों बातोके वारेमें व्रत लिये लेता हूँ। फिर इसे जाने देनेमें कोई हानि नहीं 
होगी। ” उत्होने प्रतिज्ञा छिवाई और मैने मांस, मदिरा तथा स्त्री-संग्से दर रहतेकी 
प्रतिज्ञा की। माताजीने आजा दे दी। 

मेरी विदाईमे हाई-स्कूलमें समारोह हुआ। राजकोठका एक युवक विलायत जा 
रहा है, यह लोगोंके लिए एक आशचर्यका विषय था। में अभिनन्‍दतके जवाबमे कहनेके 
लिए कुछ लिखकर ले ग्रया था। बड़ी मुश्किलसे उसे पढकर सुना पाया। मुझे याद 
है कि उस समय मेरा सिर घूम रहा था और शरीर काँप रहा था। 

बडोंके आशीर्वाद छेकर में वम्बईके लिए रवाना हुआ। बम्बईकी यह मेरी पहली 
यात्रा थी। बडे भाई भी वहाँतक साथ गये। पर अच्छे कामोमें सौ-सौ विध्न आते 
हैं। में वम्बईके वन्दरगाहसे जल्दी ही रवाना न हो सका। 


१२. जाति-च्युत 


माताको आज्ञा और आशीर्वाद लेकर तथा पत्नीकी गोदसें कुछ महीतोंका बच्चा 
छोड़कर में उत्साहके साथ बम्बई जा पहुंचा। पहुंचनेपर वहाँ मित्रोने भाईको बताया 
कि जून और जुलाईके महीनोंमें हिन्द महासागरमें तूफान आते है और चूँकि मेरी 
यह पहली ही समुद्र यात्रा है, मुझे दीवालीके बाद यानी नवम्बरमें रवाना किया 
जाना चाहिए। किसीते तूफानमें किसी जहाजके डूब जानेकी चर्चा भी की) बडे भाई 
साहब इसे सुतकर घवराये। उन्होने इतना खतरा उठाकर मुझे तुरन्त जाने देनेसे 
इनकार किया और मूझको वम्बईमें अपने एक मित्रके घर छोडकर खुद वापस नौकरी 
पर हाजिर होनेके लिए राजकोट चले ग्ये। पैसे वे एक बहनोईके पास छोड़ गये 
ओर कुछ मित्नोसे कह गये कि मुझे जो आवश्यक हो, सो मदद करते रहें। 


३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वम्बईमे मेरे लिए दिन काटना मुद्िकल हो गया। मुझे विकायतके हीं सपने 
आते रहते। 

इस बीच जातिमे उथलू-पुथल मच गई। जातिकी पंचायत बुलाई गई। अभी 
तक कोई मोढ वनिया विछायत' नहीं गया था और अगर में जा रहा हूँ तो मुझसे 
जवाब-तलव किया जाना चाहिए। मुझे पंचायतके सामने हाजिर होनेका हुक्म मिला। 
में गया। नहीं जानता, एकाएक मुझमें इतनी हिम्मत कहाँसे आ गई। वहाँ जाते हुए 
मुझे न सकोच हुआ, न डर लगा। जातिके सरपचके साथ दूरका रिवता भी था। 
पिताजीके साथ उनका अच्छा सम्बन्ध था। उन्होंने मुझसे कहा: 

“जातिके विचारसे तुम्हारे विलायत जानेका इरादा उचित नही है। हमारे 
धर्ममें समुद्र पार जानेकी मनाही है और तिसपर सुनते है कि वहाँ धर्मकी रक्षा नही 
हो पाती। वहाँ अग्रेजोके साथ खाना-पीना पड़ता है। 

मैने जवाब दिया: “मुझे तो विलायत जानेमे कोई भी अधघर्मकी बात नहीं 
लगती। मैं तो वहाँ जाकर विद्याध्ययन ही करूँगा। फिर आपको जिन वातोका डर 
है, मैने अपनी माताजीके सामने उनसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा कर छी हैं और इसीलिए 
में उनसे बचा रह सकूँगा। 

सरपंचने कहा: “पर में कहता हूँ कि वहाँ वर्मकी रक्षा हो ही नहीं सकती। 
तू जानता है, तेरे पिताजीके साथ मेरा कैसा सम्बन्ध था। तुझे मेरी बात माननी 
चाहिए । ” 

मैने उत्तर दिया: “आपके साथके सम्वन्धकों मैं जानता हूँ। आप पिता-तुल्य 
है। किन्तु इस विपयमे में छाचार हूँ। विछायत जानेका अपना निर्णम में नहीं बदल 
सकता। मेरे पिताजीके मित्र और सलाहकार, विद्वात ब्राह्मण सज्जन भी मानते हैं 
कि मेरे विछायत जानेमे कोई दोप नहीं है। मुझे माताजी और भाई साहवकी अनु- 
मति भी मिल चुकी है। 

“ छेकिन क्या तू जातिकी वात नहीं सुनेगा? ” 

“ मै छाचार हूँ। मेरी समझमें तो जातिको वीचमें नही आना चाहिए। ” 

सरपंचको इस जवाबसे रोप आ गया। उन्होने मुझे दो-चार खरी-खोटी सुनाई। 
मैं चुपचाप बैठा रहा। सरपंचने व्यवस्था दी: यह छडका आजसे जात-बाहर 
गिता जायेगा। जो-कोई उसे मदद करेगा अथवा उसे पहुँचाने जायेगा, जाति उससे 
जवाब-तलव करेगी और उसपर सवा रुपया दण्ड होगा। 

इस व्यवस्थाका मुझपर कोई असर नहीं पडा। मैने सरपंचसे विदा ली। देखता 
यह था कि इस व्यवस्थाका भाई साहवपर क्या असर होता है। कही वे डर गये 
तो? किल्तु सौभाग्यसे वे दृढ़ बने रहे और उन्होने मुझे यह लिख मेजा कि जातिके 
निर्णयके बावजूद वे मुझे विछायत जानेसे नहीं रोकेगे । 

इस घटनाके वाद मैं बहुत बेचेन हो ग्या। कही भाईपर दबाव डाला गया 
तो क्या होगा? कोई दूसरा विध्च आ गया तो? मै इस चिन्तामे दिन काट रहा 


१. भावी दवे। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३७ 


था कि खबर मिली, जूनागढके एक वकील ४ सितम्बरकों रवाना होनेवाले जहाजसे 
वैरिस्टरीके लिए विलायत जानेवाले हूँ। वडे भाईने जिन मित्नोकों मेरी भददके लिए 
कह रखा था, में उनसे मिला। उन्होने भी सलाह दी कि यह साथ नहीं छोडना 
चाहिए। समय वहुत कम था। मेने भाई साहवको तार किया और इसकी इजाजत 
माँगी। उन्होंने इजाजत दे दी। मैने बहनोई साहवसे पैसे माँगे। उन्होंने जातिके 
आदेशका उल्लेल्न किया। उन्हें मेरा जातिकी अवज्ञा करना ठीक नहीं लगता था। 
इसपर में अपने कुटुम्वके एक मित्रके पास पहुँचा और उनसे प्रार्थना की कि बे मुझे 
किराये आदिके छिए जरूरी रकम दे दे और बादमें भाई साहवसे ले लें। उक्त मिन्रने 
यह स्वीकार कर लिया और मुझे हिम्मत भी वबाई। मैते उनका आभार माना, 
पैसे लिए और टिकट खरीदा। विलायतकी यात्राकी सारी तैयारी करनी थी। एक 
अनुमवी मित्रने सामान तैयार करा दिया। मुझे सब-कुछ अजीव-सा छग्रा। कुछ तो 
ठीक जान पडा और कुछ बिलकुल ही ठीक नहीं जान पडा। नेंकटाईको में वादमे 
तो शीक-से बाँचने छगा था किल्तु उस समय तो वह मुझे बिलकुल नहीं रुची। 
वास्करेट मुझे नगरी पोशाक मालूम हुई, किन्तु विल्ायत जानेके शौककी तुलनामे इस 
सवका पसन्द आना ने आना कोई चीज ही नहीं थी। रास्तेमे खानेके लिए भी 
पर्याप्त सामान रख लिया। मेरे लिए मित्रोने जगहकी तजवीज भी त्यम्वकराय मजमु- 
दार (जूनागढके वक्ील)की कोठरीमे ही की। उन्हें मेरे विषयमें बतलहा भी दिया। 
वे पक्की उम्रके अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनियाके अनुभवसे शून्य अठारह वर्षका 
नौजवान | मजमुदारने मित्रोमे कहा, “आप इनकी चिन्ता ने करे। 

इस तरह सन्‌ १८८८ की सितम्बरकी चार तारीख़को मैंने वम्बईका वन्दरगाह 
छोड़ दिया। 


१३, आखिर विलायत पहुँचा 


जहाजमें समुद्रन्यात्रासे होनेवाला कष्ठ तो विलकुल ही नहीं हुआ। पर जेैसे- 
जैसे दिन बीतते थे, मेरी परेशानी बढती जाती थी। स्टुअर्टके साथ बातचीत करनेमें 
शर्म आती थी। अंग्रेजीमे बात करनेकी मुझे आदत नहीं थी। मजमुदारकों छोडकर 
दूसरे सभी मुसाफिर अग्रेज थे। मैं उनके साथ वाते न कर पाता। अगर वे मुझसे 
बोलते तो समझ न पाता और अगर समझ लेता तो क्या जवाब दूं सो नहीं सूझता 
था। वोलनेसे पहले हरएक वाक्य मनमे जमाकर देखना पडता था। काँटे, चम्मचसे 
खाते नहीं बनता था और यह पूछनेकी हिम्मत नहीं होती थी कि किस पदार्थमें 
मास नहीं है। इसलिए खानेकी मेजपर तो मैं गया ही नहीं। अपनी कोठरीमें ही 
मोजन करता। खास तौरसे अपने साथ जो मिठाई आदि के आया था उसीसे काम 
चक्काता रहा। मजमुदारकों कोई सकोच नहीं था। वे सबके साथ घुल-मिल गये। 
डेकपर भी इच्छानुसार आते-जाते। मैं सारा दिन कोठरीमे ही वेठा रहता। एकाघ 
वार जब डेंकपर थोड़े ही लोग होते, तो कुछ देर वहाँ बैठ जाता। मजमुदार मुझे 


5 सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


समझाते कि सबसे घुलो-मिलो और आजादीके साथ बातचीत करो । वे मुझसे यह भी 
कहते कि वकीककी तो जबान खूब चलनी चाहिए। वे अपनी वकालरूतके अनुभव भी 
मुझे सुनाते और कहते कि अंग्रेजी, हमारी भाषा नही, इसलिए उसमें गलतियाँ तो 
होगी किन्तु फिर भी खुलकर बोलना चाहिए। किल्तु मैं अपनी भीरुता नहीं छोड़ 
पाता था। 

एक भले अंग्रेजनें मुझपर मेहरबान होकर मुझसे बातचीत शुरू कर दी। वे 
उम्रमें मुझसे बड़े थे। मुझसे पूछते रहते, में कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खाता- 
पीता हूँ, किसीसे बात-चीत क्‍यों नही करता आदि। उन्होने मुझे सलाह दी कि मुझे 
खानेकी मेजपर जाकर खाना चाहिए। मास न खाजनेकी मेरी प्रतिज्ञाकी बात सुनकर 
वे हँसे और करुणाके भावसे बोले, “यहाँ (पोर्ट सईद पहुँचने तक) तो ठीक है, 
लेकिन बिस्केकी खाड़ीमें पहुँचकर तुम अपने विचार बदल दोगे। इंग्लैडमे ठण्ड इतनी 
पड़ती है कि मांस खाये बिना काम नहीं चरूता।” 

मैने कहा, मैने सुना है कि लोग वहाँ मांसाहारके बिना रह सकते है। 

वे बोले: “इसे झूठ समझो । मैं अपने परिचितोमें से ऐसे किसी आदमीकों नहीं 
जानता जो मांस न खाता हो। देखो, मैं शराब पीता हूँ किन्तु तुमसे शराब पीनेके 
लिए नहीं कहता । फिर भी मैं यह समझता हूँ कि मास तो तुम्हे खाना ही चाहिए। ” 

सैने कहा: “आपकी सलाहके लिए मैं आभारी हूँ, लेकित मैने अपनी माताजी 
को मांस न खानेका वचत दिया है। मैं इसलिए मांस नहीं खा सकता। अगर उसके 
बिना काम ही न चला, तो मै हिन्दुस्ताव वापस चला जाऊँगा किन्तु मांस कदापि 
नही खाऊँगा। 

बिस्केकी खाड़ी आईं। वहां भी मुझे न तो मांस की जरूरत लगी, न शराब 
की। मुझसे कहा गया कि मै मांस न खानेंके बारेमें प्रमाणपत्र ले लूँ। इसलिए इन 
अंग्रेज सज्जनसे मैंने प्रमाणपत्र माँगा और उन्होने खुशी-खुशी दे दिया। कुछ दिनों 
तक तो मै इसे सँभालकर धरे रहा। बादमें मालूम हुआ कि मांस खाते रहकर भी 
ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा सकते है। इसलिए मास न खानेके प्रमाणपत्रोंके बारेमें 
मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर किसीकी मेरी बातपर भरोसा न हो, तो ऐसे मामलों 
में प्रमाणपत्र दिखाकर भी क्या छाम हो सकता है। 

जैसे-तैसे यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बन्दरयाह जा पहुँचे। मुझे याद है 
उस दिन शनिवार! था। मैं जहाजपर काली पोशाक पहनता था। मित्रोंने सफेद 
फछालैनके कोट-पतलछून भी बनवा दिये थे। मैने सोच रखा था कि सफेद कपड़े अधिक 
अच्छे लगेंगे इसलिए विलायतमें उतरते समय उन्हें पहन लूंगा। मैं फालैनका वह 
सूट पहनकर उतरा। सितस्वरके आखिरी दिन थे। मेरे सिवाय उस तरहकी पोशाक 
मुझे कोई और आदमी नहीं दिखा। मेरी पेटियाँ और उनकी चाबियाँ ग्रिंडले कम्पनी 


१. लंदन दैनन्दिनीमें (देखिए खण्ड १, द्वितीय संस्करण (४ १६) गांधीजीने अपने लदन पहुँचनेकी 
तारीख शनिवार, २८ अक्तूबर १८८८ लिखी है। २८ अक्तूबरकों इतवार था। इस अनुच्छेद स्पष्ट है कि 
वे वहाँ शनिवारकों ही पहुँचे थे-- तदूचुतार तारीख २७ भवतूबर ३८८८ होती चाहिए । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३९ 


के एजेंट ले गये थे। मैने यह सोचकर कि सब जैसा करते है, मुझे भी वैसा ही 
करना चाहिए, अपनी चाबियाँ भी उन्हे दे दी थी। 

मेरे पास थे केवल चार परिचयपत्र; डॉ० प्राणजीवन मेहताके नाम, दरूपतराय 
शुक्लके नाम, प्रिन्स रणजीतरसिहजीके नाम और दादाभाई नौरोजीके नाम। मैने डॉ० 
मेहताको साउथैम्पटनसे तार कर दिया था। जहाजमें किसीने सछाह दी थी कि' विक्‍्टो- 
रिया होटलमें ठहरना चाहिए; इसलिए मजमुदार और मैं उस होटलमें पहुँच गये। 
में तो अपनी सफेद पोशाकके मारे झर्मसे गढा ही जा रहा था। होटल पहुँचनेपर 
पता चला कि अगले दिन रविवार होनेके कारण ग्रिडलेके यहाँसि सामान सोमवार 
तक नहीं आ पायेगा। में इससे परेशान हुआ। 

सात-आठ वजें डॉ० मेहता आये। उन्होने प्रेमसे भरी हंसी-दिल्लगी की। मैने 
अनजाने ही' रेशमी रोओवाली उनकी टोपी देखनेके लिए उठाई और उसपर उल्टा 
हाथ फेरा। इससे टोपीके रोएँ खडे हो गयें। डॉ० भेहताने देखा तो मुझे तुरन्त रोका | 
पर गलती हो ही चुकी थी। रोकनेका इतना ही मतलब भिकछ सकता था कि दुबारा 
वैसा न हो। कहा जा सकता है कि यहीसे यूरोपके रीति-रिवाज सम्बन्धी मेरी शिक्षाका 
श्रीगणेश हुआ। डॉ० मेहता हँसते जाते और बहुत-सी बातें समझाते जाते। किसीकी 
चीज नही छती चाहिए; जान-पहचान हो जानेपर हिन्दुस्तानमें जैसे' प्रन सहज ही 
पूछे जा सकते है, वैसे यहाँ नहीं पूछने चाहिए; ऊँचे स्वरमें बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; हिन्दुस्तानमे अंग्रेजोसे बातचीत करते समय “सर” कहनेका जो रिवाज है वह 
यहाँ अनावश्यक है। सर* तो नौकर अपने मालिकसे अथवा कोई मात्तहत अपने 
बडे अफसरसे कहता है। फिर उन्होने बताया कि होटलमें रहना बहुत खर्चीला होगा 
और सुझाया कि किसी कुटुम्वमें रहता जरूरी हो सकता है। इस विषयर्में अधिक 
विचार करनेकी वात सोमवारके लिए मुखतवी रखी गई। इस तरह अनेक परामशों 
देकर डा० मेहता विदा हो गये। 

होटलमें हम दोनोकों छगा कि कहाँ आ फेसे। होटलू महँगा भी था। एक 
सिन्‍्ची यात्री माल्ठासे जहाजपर सवार हुए थे। मजमुदार उनसे अच्छी तरह घुल- 
मिल गये थे। उक्त सिन्‍्बी सज्जनको रन्दनकी खासी जानकारी थी। उन्होने हमारे 
लिए दो कमरे किरायेपर छे देनेकी जिम्मेदारी छली। हम राजी हो गये और जैसे 
ही सोमवारकों सामान मिला, बिल चुकाकर उनके हारा ठीक किये हुए कमरोमें चले 
गये। मुझे याद है कि होटलका मेरा बिछ तीन पौण्ड आया था। मैं उसे देखकर 
चकित रह गया। तीन पौड देनेपर भी मूखा रह गया था। होटलकी चीजें मुझे पसन्द 
नहीं आती थी। एक चीज ली, और वह नही रुची तो दूसरी के ली। किल्तु दाम 
तो दोनोके ही चुकाने होते। कह सकता हूँ कि मेरा ज्यादातर काम तो बम्बईसे 
लाये हुए सामानसे ही चल रहा था। 

इस कमरेमें भी में बहुत परेशान रहा। स्वदेशकी बडी याद आती थी। माताका 
प्रेम सामने खड़ा हो जाता। रात होते ही मुझे रुछाई आने छूगती। घरकी एकके 
वाद एक यादें आती; फिर नींद कैसे आ सकती थी! इस दुःखकी चर्चा किससे 


3234 सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


करता और उससे छाम भी क्या होता? खुद मेरी ही समझमें नहीं आता था कि 
किस उपायसे धीरज बेंधेगा। यहाँके लोग विचित्र, रहन-सहन विचित्र, घर विचित्र, 
घरोमें रहनेका ढंग विचित्र | यह भी नहीं जानता था कि क्या कहने और क्या 
करनेसे यहाँके शिष्टाचारके नियमोंका उल्लघन हो जायेगा। तिसपर मेरा खाने-पीनेका 
परहेज। जो खाने योग्य मिलता, वह रूखा-सूखा और नीरस होता था। इस कारण 
मेरी अवस्था सरौतेके बीच दवी हुई सुपारीकी तरह हो गई। विलायतमे रहना मुझे 
अच्छा नहीं लग रहा था। किन्तु वापस भी कैसे छोौट सकता था। यह तो निरचय 
कर ही लिया था कि विछायत पहुँच जानेपर तीन साल पूरे करूँगा ही। 


१४, भेरी पसन्द 


डॉ० मेहता सोमवारकों मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुँचे। वहाँ उन्हे 
हमारा नया पता मालूम हुआ ओर वे वहाँसे आकर मिले। मेरी मूर्खताके कारण 
मुझे जहाजमें दाद हो गई थी। जहाजमे खारे पातीसे नहाना पडता था! खारे पानीमें 
सावुन नही घुरूता, किन्तु मेने समझा, सावुनका उपयोग करना “सभ्यता ' है। इससे 
शरीर साफ होनेके बदले चिकट गया और दाद हो गई। डाक्टरको बताया तो उन्होने 
मुझे एक जलानेवाली दवा--एसेटिक एसिड दिया। इस दवाने मुझे रुला दिया। 
डॉक्टर मेहताने हमारे कमरेको देखकर सिर हिलाया और कहा: “यह जगह कामकी 
नही है। इस देशमे आनेके वाद पढनेकी अपेक्षा यहाँके रहन-सहन और रीति-रिवाजका 
अनुभव प्राप्त करना ही अधिक जरूरी है और इसके लिए किसी परिवारमें रहना 
भाहिए। किन्तु फिलहाल तो मैने यह सोचा है कि तुम कुछ सीख सको, इसलिए 
तुम्हें . . » के घर रहना चाहिए। में तुम्हे वहाँ ले चलूगा।” 

मैने कृतज्ञतापूर्वकं उनका कहना मान लिया। उक्त मित्रके यहाँ गया। उन्होने 
स्वागत-प्त्कारमे कोई कसर नही रखी । उन्होने मुझे अपने सगे भाईको तरह रखा, 
अग्रेजी' रीति-रिवाज सिखाये; में कह सकता हूँ कि अंग्रेजीमें थोडी-वहुत वातचीत 
करनेकी आदत मुझे उन्हीने डलवाई थी। मेरे भोजनका प्रइत वडा जबरदस्त हो 
गया। बिना नमक और मसालछेकी श्ाक-सवब्जी रुचती नहीं थी। गृहिणी मेरे लिए 
बनाये भी तो क्‍या वनाये। सवेरे जी के आटेकी ऊपसी वनती। इससे पेट थोडा- 
बहुत भर जाता। पर दोपहर और शामके भोजनमें में हमेशा मूखा रह जाता। उत्त 
सज्जन मुझे रोज मास खानेकी सलाह देते, किन्तु मै प्रतिज्ञाका उल्लेख करके रह 
जाता । उनके तकोंका जवाब देना मेरे लिए कठिन था। दोपहरको सिर्फ रोटी, पत्तोकी 
कोई एक भाजी और मुरब्वेपर गुजर करता था! शामकों भी यही छेता। मैने देखा 
कि वहाँ: रोटीके दो-तीन टुकड़े ही लिये जाते है। इससे अधिक माँगते हुए शर्म लगती | 
मुझे तो डटकर खानेंकी आदत थी। मूख तेज लगती थी और शरीर खुराक मगिता 
था। दोपहर या शामको दूब भी नहीं मिलता था। मेरी' हालत देखकर एक दिन 
मित्र चिंढ गये और उन्होने कहा, “अगर तुम मेरे सहोदर भाई होते तो मैं तुमको 


१. यहाँ नाम नहीं दिया जा रहा है| 


सत्यके प्रथोग अथवा आत्मकथा ४१ 


निश्चय ही वापस भेज देता। यहाँकी हालतको जाने विना निरक्षर माँके सामने की 
गई प्रतिज्ञाका क्या अर्थ है। उसे तो कोई प्रतिज्ञा ही वही कहा जा सकता। मैं 
तुमसे कहता हूँ कि कानून भी इसे प्रतिज्ञा नहीं मान सकता । ऐसी प्रतिज्ञासे चिपके 
रहना कोरा अन्वविश्वास है। ऐसे अन्घविश्वासमें बंधे रहकर तुम इस देशसे अपने 
देशमे कुछ भी लेकर नहीं जा सकोगे। तुम खुद भी कहते हो कि तुमने मास खाया 
है और वह तुम्हे अच्छा भी छगा है। जहाँ खानेकी जरूरत नहीं थी, वहाँ खाया 
और जहाँ खाना ऐत जरूरी है वहाँ तुमने उसे छोड रखा है। यह कैसे आरचर्यकी 
बात है!” 

किन्तु में ठससे मस नहीं हुआ। 

रोज ऐसी बहसे होती। छत्तीस रोगोकी एक ही दवा मेरे पास थी --- “ ना ” | 
मित्र मुझे जितना समझाते मेरी दुढ़ता उतनी ही बढती जाती। मैं रोज भगवानसे 
रक्षाकी याचना करता भौर वह मुझे प्राप्त होती। में नहीं जानता था कि ईश्वर 
कौन है, पर रम्माकी दी हुईं श्रद्धा अपना काम कर रही थी। 

एक दिन मित्र मुझे वेंथमका एक ग्रन्थ पढकर सुनाने लगे। उन्होने ' उपयोगिताधाद * 
सम्बन्धी अध्याय पढा। में परेशान हुआ। भाषा कठिन थी। में उसे मुश्किलसे समझ 
पा रहा था। उन्होंने उसे समझाकर बताया। मेने कहा: “मुझे माफ कीजिए, 
में ऐसी वारीक वातें नहीं समझ पाता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मास खाने छगना 
चाहिए, लेकिन में अपनी प्रतिज्ञाका वन्धन नहीं तोड सकता। इस विषयम मेरे पास 
कोई तक भी नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि में आपसे घहसमे नहीं जीत 
सकता, फिर भी आप मुझे इस मामलेमे मूर्ख अथवा हठी मानकर छोड दीजिए। 
आपका प्रेम में समझता हूँ। आपका हेतु भी समझता हूँ। आपको में अपना परम 
हितेच्छू माचता हूँ। मैं यह भी देख पाता हूँ कि आप इतना आग्रह इसीलिए करते 
हैं कि आपको दु.ख होता है। किन्तु में लाचार हूँ। प्रतिज्ञा नही तोडी जा सकती। ” 

मित्र देखते रहे। उन्होने पुस्तक बन्द कर दी। “बस, अब में बहस नहीं 
करूँगा । ” वे इतना कहकर चुप हो गये। मुझे खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने बहस- 
मुवाहिसा करना छोड दिया। पर मेरे विषयमे उनकी चिन्ता दूर नही हुई। वे बीडी 
पीते थे, शराब पीते थे। इन दोनोके सेवनके वारेमे उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा, 
वल्कि मना ही करते रहे। वे सोचते थे कि में मासाहारके बिना कमजोर हो जाऊँगा 
और इस्लेडमे वेफ्रिकीसे नहीं रह सकूगा। 

यो एक महीनेतक में नौसिखिएके रूपमे रहा। मित्रका घर रिचमंड्ें था, 
इसलिए रून्दन जाना हफ्तेमें एक-दो बार ही होता था। डा० मेहता और भाई 
दलपतराय शुक्छने विचार किया कि अव मुझे किसी परिवारमे रख दिया जाना चाहिए। 
भाई शुक्‍्लने वेस्ट केन्सिग्टनमे एक आरल-भारतीय परिवारका पता चलाकर मुझे वहाँ 
रख दिया। गृहिणी एक विववा स्त्री थी। उसे मैने अपने मास ने खानेकी बात 
वताई। वुढियाने मेरी सार-सेमालकी जिम्मेदारी ली और मैं वहाँ रहने छरूगा। भगर 
वहाँ भी मुझे रोज भूखा रह जाता पडता था। मैने घरसे मिठाई आदि खानेका 
सामान मेंगाया था किन्तु वह अभीतक आया नहीं था। सब-कछुछ फीका रूगता था। 


रे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बुढिया हमेशा पूछ-ताछ तो करती; किन्तु वह और कर भी क्या सकती थी। फिर 
अभी तक मेरा शरमाता बन्द नहीं हुआ था। बुढियाके दो लडकियाँ थी। वे आग्रह 
करके थोड़ी अधिक रोटी देती, पर उन बेचारियोकों क्‍या मालूम था कि मेरा पेट 
उनकी समृची रोटी खा जानेपर ही भर सकता था। 

5 किन्तु अब भुझे थाह मिलने छगी थी। पढाई अभी शुरू नहीं हुई थी, फिर 
भी में समाचारपत्र पढने लगा था। यह भाई शुक्लका प्रताप था। हिन्दुस्तानमे मैने 
कभी समाचारपत्र नहीं पढे थे। किन्तु यहाँ बराबर पढते रहनेके कारण उसका अभ्यास 
हो गया और अखबार पढनेका शौक पैदा हो गया। में 'डेली न्यूज, डेली टेली- 
ग्राफ' और 'पेल-मेल गजट!” पत्रोंको सरतरी निगाहसे देख जाता था। शुरू-शुरूमे 
तो इसमें मुश्किलसे एक घंटा खर्च होता होगा। इसलिए मैने घूमना शुरू कर दिया । 
मैं निरामिष अर्थात्‌ जहाँ अन्नाहार दिया जाता हो ऐसे मोजन-गृहकी खोजमे था। 
घरकी मालिकनने बताया भी था कि खास हरुन्दनमें ऐसी जगहे है। में रोज दस- 
बारह मील चलता था। किसी मामूली-से भोजन-गृहमे जाकर पेट-मर रोटी खा 
लेता था। पर मुझे इससे सन्तोष वहीं होता था। भटकता हुआ एक दित मै फेरि- 
ग्डन स्ट्रीट पहुँचा और 'वेजिटेरियव रेस्तरां (अन्लाहारी भोजनाल्‍ूय)की तख्ती देखी । 
इससे मुझे ऐसा आनन्द हुआ जैसा बालककों मतचाही तीज मिल जानेसे होता है। 
खुशीमें भरकर भीतर जानेके पहले मैने दरवाजेंके पास शीशेकी खिडकीमे बित्रीके 
लिए रखी हुईं पुस्तकें देखी। उनमें मुझे साल्‍्टकी “अन्नाहारकी हिमायत नामक 
पुस्तक दिखी। मैंने उसे एक शिलिंगमें खरीदा और फिर मोजन करने बैठा। विलायत 
आनेके बाद यहाँ पहली बार भरूपेट भोजन किया। ईरेवरने मेरी भूख मिठाई | 

साल्टकी पुस्तक पढ़ी। उसकी भुझपर अच्छी छाप पडी। इस पुस्तकको पढतेंके 
बाद मैं स्वयं अपनी इच्छा अर्थात्‌ विचारके आधारपर अन्नाहारमें विश्वास करने लगा । 
माताकौ दिया गया वचन अब मुझे विशेष आनन्द देने छगा । अमी तक तो मैं यह 
मानता था कि सब लोग मांसाहारी बन जायें तो अच्छा; केवल सत्यकी रक्षा, प्रतिज्ञा 
के पालसके विचारसे मैने मांसका त्याग कर रखा था और सोचता था कि किसी 
दिन स्वयं मुक्त भावसे प्रकट रूपमें मांस खाऊँगा और दूसरोकों मास खानेवालोके 
दलमें सम्मिलित कखूँगा। अब उत्साहपूर्वक स्वयं अन्नाहारी रहकर दूसरोको वैसा 
बनानेका लोभ मूज्में जगा। 


१५, ' सभ्य ” वेषमें 


अन्नाह रपर मेरी श्रद्धा दिव-दिन बढती चली गईं। साल्टकी पुस्तकने आहारके 
विषय और-और पुस्तकें पढनेकी मेरी इच्छाकों तीत्र बना दिया। मुझे जितनी पुस्तके 
मिली, उस सबकी मैनें खरीद कर पढे डाला ।| हावर्ड विलियम्सकी (एथिक्स आफ 
डायट) “आहार नीति” नामक पुस्तकमे विभिन्न युगोके शानियो, अवतारों और 
पैगम्बरोंक आहार तथा आहार-विषयक उनके विचारोका वर्णन किया गया है। उसमे 
यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि पाइथागोरस, ईसामसीह इत्यादि शुद्ध 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ४३ 


अन्नाहारी थे। डा० श्रीमती एना किम्सफोर्डकी पुस्तक “परफेक्ट वे इन डायट' 
(उत्तम आहारकी नीति) भी एक आकर्षक पुस्तक थी। साथ ही डा० एलिन्सनके 
आरोग्य-सम्बन्धी ऊेखोसे भी मुझे बड़ी मदद मिली। वे दवाके बजाय केवल आहार- 
परिवर्ततके हारा ही रोगीको चगा करनेकी पद्धतिका समर्थंव करते थे। डा० एलिन्सन 
स्वय अन्नाहारी थे और बवीमारोको केवल अन्नाहार करनेकी सलाह देते थे। इन सब 
पुस्तकोंके पढ़नेका परिणाम यह हुआ कि आहार सम्बन्धी प्रयोगोने मेरे जीवनमे महत्व- 


जार थक ज७ 


पूर्ण स्थान बना लिया। आरम्ममें मेने ये प्रयोग मुख्यतया आरोग्यकी दृष्टिसे किये; 
बादमें धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि वन गई। 

इस बीच भी मेरे उक्त मित्रकों तो मेरी चिन्ता वनी ही रही। वे प्रेमवश 
यह मानते थे कि मास न खानेसे मैं कमजोर हो जाऊँगा। इतना ही नही, में बेवकूफ 
बना रहेंगा और अंग्रेज समाजमे घुल-मिल ही नहीं सकूंगा। उत्हें मालूम था कि में 
अन्नाहार-सम्बन्धी पुस्तके पढ़ता रहता हूँ। उन्हे भय हुआ कि इन पुस्तकोके पढनेसे 
मैं भ्रमित हो जाऊँगा, मेरा जीवन निरर्थक प्रयोगोमें बीत जायेगा और मुझे जो-कुछ 
करना है, उसे मूलकर मैं एक पठित मूर्ख वनकर रह जाऊँगा। इस विचारसे उन्होने 
मुझे सुधारनेका एक आखिरी प्रयत्व किया। उन्होने मुझे नाटक देखनेका निमनन्‍्त्रण 
दिया। नाटक-गृहमे जानेके पहले मुझे उनके साथ हावन होठलमें भोजन करना था। 
भेरे लेखे यह जगह एक महल ही धी। विषटोरिया होटल छोडनेके बाद ऐसे भोजन- 
गृहमें जानेका मेरा यह पहला ही अनुभव था। विवटोरिया होटछका अनुमव॒ तो किसी 
कामका नही था, क्योंकि यह तो मानना ही होगा कि में वहाँ जितने दिनो रहा, 
उतने दिनों मुझे अपना होश ही नहीं था। सैकडो छोगोसे भरे हुए उस होटलमें 
हम दो मित्र एक ठेवुलूपर जा बैठे। मित्रने पहली परोस मेंगाई। वह सूप की 
थी। मैं परेशान हुआ। मित्रसे क्या पूछता। परोसनेवालेकों मैने अपने पास बुराया। 
मित्र समझ गये और मुझसे चिढकर पूछा, “क्या बात है? ” मेने धीरेसे संकोचके 
साथ कहा, “मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें मास है अथवा नही ? ” मित्रने 
गुस्सेसे कहा, “ ऐसे बडे होटलमें तुम्हारा यह जयलीपन नहीं चछ सकता। अगर तुम्हे 
अब भी यही किंच-किच करनी हो तो तुम बाहर चले जाओ और किसी छोटे-से होटलमे 
भोजन कर लो और वही बाहर रुककर मेरी राह देखो।” इस प्रस्तावकी सुनकर में 
खुब होकर उठा और दूसरे भोजनालयकी खोजमें चला। पास ही अन्नाहार देनेवारू 
एक भोजन-गृह था, पर वह बन्द हो चुका था। मेरी समझमे तहीं आया कि क्या 
करूँ। मैं भूखा रह गया। हम नाटक देखने गये। मित्रने भोजनालयकी घटनाके बारेमे 
एक शब्द भी नही कहा और मुझे तो कुछ कहना था ही नही । 

लेकित यह हमारे वीचका अन्तिम मित्रन्युद्ध था। इससे न हमारा सम्बन्ध टूठा, 
ते कोई कटुता आई। मैं यह समझ गया था कि उतके सभी प्रयत्वोका मूल कारण 
प्रेम है, इसलिए विचार और आचारोके भिन्न रहते हुए भी उनके प्रति मेरा 
आदर बढ़ गया। हर 

लेकिन मुझे ऊुगा कि मुझे उनका डर दूर कर देना चाहिए । मे निदचय 
किया कि मैं जंगली नही रहूँगा। सभ्य” व्यक्तिके लक्षण सीखूंगा और भ्षन्‍्य ढेगसे 


के सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


समाजमे धूलने-मिलनेके योग्य बनकर अपने अन्नाहारकी विचित्रतापर आवरण डाल 
दूँगा। मेने सभ्यता सीखनेके लिए जो रास्ता पकड़ा वह मेरी शक्तिके परेका होनेंके 
साथ-साथ छिछला भी था। 

वम्बईके कटे और पसिछ्े कपडे विलायती होनेके बाद भी अच्छे दर्जेके अग्नेज- 
समाजमे शोभा नही देंगे, यह सोचकर मैने “आर्मी और नेवी” स्टोरमें कपडे सिल- 
वाये । १९ शिलिगकी (उस जमातेके लिहाजसे तो यह कीमत बहुत ही कही जायेगी) 
चिमनी ' टोपी खरीदकर पहनी। इससे भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ, तो बॉण्ड स्ट्रीटमें जहाँ 
शौकीन लोगोके कपडे सिलते थे, १० पौड फूंककर शामको पहननेकी पोशाक सिलवाई। 
भोले और उदार बड़े भाईसे दोनो जेबोमें छटकाने छायक सोनेकी एक वढिया चेन 
मेजनेकों कहा और उन्होने भेज भी दी। वेबी-वैधाई टाईका उपयोग शिप्टाचारमे नहीं 
बैठता था, इसलिए टाई बाँधनेकी कला सीखी। देशमें था, तो जिस दिन हंजामत 
बनाता, उसी दिन आईना देखता, पर यहाँ तो बड़े दर्पणके सामने खडे होकर ढंगसे 
टाई बाँधने और सीधी माँग निकालकर जुल्फे काढनेमे ही रोज छगभग दस मिनट 
बरवाद हो जाते थें। वाल मुछायम नहीं थे, इसलिए उन्हे भच्छी तरह मोडे रखनेभे 
ब्रश (आड़ ही' समझिए) छेकर रोज खीचातानी चरुती थी और टोपी पहनते तथा 
उतारते समय, माँग विगड मे जाये इस खयालसे, हाथ सिर पर पहुँच ही जाता था 
और वबीच-बीचमें सभाजमें बैठे-बैठे माँगपर हाथ फेरकर वालोको व्यवस्थित रखनेको 
“सक््य ' क्रिया भी बरावर चलती रहती थी। 

किन्तु इतती ही टीम-टाम बस नहीं थी। केवल सम्य पोशाकसे ही सभ्य थोडे 
ही बना जा सकता है। मुझे सम्यताके कुछ दूसरे बाहरी गृणोके बारेमे भी मालूम 
हो गया था और मै उन्हे सीखनेमे छगा था। सम्य पुरुषकोी वाचना आना चाहिए । 
उसे अच्छी तरहसे फ्रैच जान केनी' चाहिए। इंग्लैडके पडोसी फ्रांसकी भाषा फ्रेंच सारे 
यूरोपकी राष्ट्रमाषा जो थी। फिर मैं यूरोप-अ्मण भी करना चाहता था। इसके 
अछावा सभ्य पुरुषको रूच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैने नाच सीखनेका 
निरचय किया। एक कक्षार्में भरती हो गया। एक सन्रका शुल्क छगमप्नग तीन पौड 
जमा कर दिया। कोई तीन हफ्तोंमें करीव छः सवक सीखने थे। पर ठीक और 
तालमे वधकर नही पड़ते थे। पियानो वजता तो था पर समझमें नहीं आता था कि 
वह क्या कह रहा है। एक-दो-तीन ” चलता, पर इनके वीच अन्तर क्या था, सो 
मेरी समझमें न आता। ऐसी हालतमें क्या किया जाये। यह तो “बाबाजीकी 
विल्लीवाला ' किस्सा हो गया। चूहेको भगानेके लिए बिल्ली पाली, बिल्लीकों दूध 
पिछानेके लिए गाय पाली और इस तरह बाबाजीका परिवार बढ़ गया। मेरे छोभका 
परिवार भी बढता चला ग्यया। सोचा, वायलन बजाना सीख लूँ तो सुर और तालका 
अन्दाज लग जायेगा। तीस पौड वायलन खरीदनेमें गेंवाये और कुछ उसे सीखनेके 
लिए भी दिये। भाषण देना सीखनेके लिए एक अन्य शिक्षककी तछकाश की। उन्हें 
भी एक गिन्नी तो मैंट की ही। वेलकी ' स्टैडडे ऐलोक्यूजनिस्ट ” पुस्तक खरीदी। 
पिटका एक भाषण शुरू किया। 

इन वेंल साहव ही ने मानो मेरे कानमे घंटी (बेल) बाँधी। मैरी नींद खुली। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ४५ 


मुझे क्या इंग्लेडमें जीवन विताना है? लच्छेदार भाषण देनेकी कला सीखकर 
में क्या करूँगा? नाच-नाच कर सस्य कैसे बन सकूंगा ? वायरून तो देशमे भी जाकर 
सीख सकता हूँ? में तो विद्यार्थी हैँ। मुझे विद्याके अर्थ उपाजंच करना चाहिए। 
मुझे अपने घत्घेसे सम्बस्ित तैयारीमे जुटना चाहिए। में यदि अपने सदाचारसे सभ्य 
समज्ञा जाऊं, तब तो ठीक है, नही तो' मुझे यह लोभ छोड देना चाहिए। 

ऐसे ही विचारोकी घुनमे मैने भाषण शिक्षकको उपर्युक्त आशयके उद्गारोसे भरा 
पत्र लिखकर भेज दिया। मेने उनसे दो या तीन पाठ ही पढें थे। नाच सिखानेंवाली 
महिलाको भी ऐसा ही पत्र लिख दिया। वायलन शिक्षिकाके घर वायरऊूतन लेकर 
गया और उन्हें वह जिस दाममे बिके, वेच डालनेके लिए कह दिया। उनके साथ 
कुछ मित्रता-सी हो गई थी, इसलिए मैने उनसे अपने मोह-मगकी बात्तचीत की। 
उन्होंने नाच आदिके जंजालसे निकलनेंकी मेरी बात पसन्द भी की। 

समय बनसेकी मेरी यह सनक तीनेक महीने चली होगी। पोशाककी टीमटाम 
तो वरसो चलती रही। पर मैं विद्यार्थी वन गया। 


१६, फेर-फार 


कोई ऐसा न समझ ले कि नाच आदिके प्रयोगोका मेरा कार मेरी स्वच्छन्दताके 
समयको सूचित करता है। पाठकोने देखा होगा कि उनमें भी थोडी-बहुत समझदारी 
थी। समभ्यताके प्रति मोहके इस कालमें भी में एक हृदतक सावधान था। पाई-पाई 
का हिसाब रखता था। खर्चेका अन्दाज रखता था। मैंने हर महीने पन्द्रह पौडसे 
ज्यादा खर्च ने करनेका निश्चय किया था। वसमे आने-जानेका खर्च अथवा डाकका 
खर्च भी हमेशा लिखता था और सोनेसे पहले हिंसाव मिलाकर देख लेता था। यह 
टेव अन्ततक बनी रही और में जानता हूँ कि सार्वजनिक जीवनमें मेरे हाथो छाखों 
रुपयेका जो लेनदेन हुआ उसमे में इसीके कारण योग्य किफायतसे काम के सका। 
आगे चलकर भेरी' देख-रेखमे जितने आन्दोलन चले, मेने उन्तमे कभी कर्ज नही लिया; 
बल्कि हरएकर्मं कुछ-न-कुछ वचत ही रही। प्राप्त होनेवाले थोडे-बहुत पैसेका हिसाव 
भी यदि समझदारीके साथ रखा जाये तो हरएक नवयुवककों उसका वैसा ही लाभ 
समझमे आयेगा जिसका अनुभव आगे चलकर मेने और जनताने किया। 

अपने रहन-सहनपर अंकुश रखतेके कारण में देख पाता था कि मुझे कितना 
ख्चे करना चाहिए। अब मेने ख्ेंको आधा कर डालनेका विचार किया। हिसाब 
जाँचते हुए पता चला कि मेरा आने-जानेका खर्च काफी हो जाता है। फिर कुदुम्बमे 
रहनेके कारण प्रति हफ्ते एक निश्चित रकम तो बहाँ देनी ही पडती थी। किसी 
दिन कुटुम्बके छोगोको वाहर भोजनके लिए ले जानेका शिष्टाचार भी बरतना पडता 
था। यदि कभी उनके साथ कही दावतमे जाना होता तो गाडी किराया देना जरूरी 
हो जाता था। कही कोई लडकी साथमें जाये तो उसका खर्च भी स्वय देना एक 
जरूरी वात थी। कही बाहुर जानेपर भोजनके लिए घर पहुँचना सम्भव नहीं रहता 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


था और इसलिए जो पैसे वहाँ पहले ही चुका विये जाते थे बाहर खानेका खर्च 
उनसे अतिरिक्त पड जाता। मैने सोचा कि इस तरहके खर्च बचाये जा सकते है। 
केवल लोक-लाजकी _वजहसे होनेवाले खचोंसे वचनेकी बात भी समझसें आ गई। 
कुटुम्बोमं रहनेके वजाय अब अपना ही कमरा छेकर रहना तय किया और 
यह भी सोचा कि कामकी दृष्टिसे और अनुभव पानेके लिए अछूग-अलूग मोहल्लोंमें 
घर बदऊकर रहा कहूँगा। घर ऐसी जगह चुने, जहांसे कामकी जगह जानेमें आधा 
घंटा पैदल चलनेमे लगता। इससे गाड़ी-माड़ा बचने छगा। इससे पहले जहाँ जाना 
जरूरी था वहाँ जानेके लिए किराया देना पडता था और धूमनेके लिए अलगसे 
समय निकालना पड़ता था। अब घूमनेकी व्यवस्था कामपर जाते हुए ही जम गई। 
और इसके कारण रोज आसानीसे आठ-दस मील घमना भी होने छगा। इस एक 
आदतके कारण में विलायतर्म कदाचित्‌ ही बीमार पडा होऊँगा। मेरा शरीर काफी 
चस्त वन गया। 
कुटुम्बमे रहनेके बजाय मेने दो कमरे किरायेपर लिये। एक सोनेके छिए और 
दूसरा उठने-वेठनेके छिए। इसे फेरफारकी दूसरी मंजिल कह सकते है। तीसरी मंजिल 
अभी आनी थी। 
इस तरह खर्च तो आधा हो गया, किन्तु समय कैसे बचे ? में जानता था कि 
वैरिस्टरीकी परीक्षा देनेके लिए बहुत पढना जरूरी नहीं है। इसलिए उस भोरसे 
तो में वेफ्रिक था, किन्तु मेरी अग्रेणी कमजोर थी और मुझे उससे दुःख होता था। 
लेली साहवने कहा था: “तुम पहले बी० ए० हो जाओ, फिर आना।” मुझे उनके 
ये शब्द खटकते रहते। मेने सोचा, मुझे वैरिस्टरी सीखनेके सिवाय भी और कुछ 
पढ़ना चाहिए। आवक्सफोर्ड और कैम्ब्रिजकी पढाईका पता लग्राया। कई मित्रोसे बात- 
चीत॑ की। मैने देखा कि वहाँ जाता हूँ तो खर्च बढ़ जायेगा और पढाई भी हुम्वी 
चलेगी। मुझे तीन सालसे अधिक रहनेकी सुविधा नहीं थी। एक मित्रने बताया, 
४ यदि तुम कोई कठिन परीक्षा ही देना चाहते हो तो लन्दनकी मैट्रिकुलेशन परीक्षा 
पास कर लों। इसमें काफी मेहतत करती पड़ेगी और सामान्य जानकारी भी बढ़ 
जायेगी। फिर भी खर्च बिलकुल नहीं बढ़ेगा। ” मुझे यह सुझाव पसन्द आया। किन्तु 
परीक्षाके विषय देखकर में चिन्तित हुआ। लेटिनके सिवाय एक और भाषा सीखना 
अनिवाय था। लेटित कैसे सीखूँ? मित्रने बताया: “लछेटिन वकीलोंके लिए बहुत 
उपयोगी भाषा है। उससे कानूनकी किताबें समझना आसान हो जाता है और 
रोमन-छॉकी परीक्षाम एक प्रश्नपत्र तो केवल लेटिन-माषामें ही हल करना होता है। 
इसके सिवा छेटिनके ज्ञानसे अंग्रेजी माषापर प्रभुत्व वढ़ जाता है।” इन सब बातोका 
मझपर, प्रभाव पड़ा। मैने सोचा, मुश्किल हो या न हो, लेटिन तो सीख ही छेनी 
चाहिए | फ्रेचकी पढाईकों पूरा करना ही था, इसलिए निश्चय किया कि छेटिनके 
साथ दूसरी भाषा फ्रेच ले हूंगा। मेट्रिकुलेशनके खानगी वर्ग चलते थे। उनमें प्रवेश ले 
लिया। हर छठे महीने परीक्षा होती थी। मेरे पास मुश्किलसे पाँच महीनेका समय 
था। पाँच महीनेमें इतनी तैयारी बहुत कठिन चीज थी। परिणाम यह हुआ, “ समय 
वननेके बदले मैं एक बहुत ही उद्यमी विधार्थी बत गया । समयसारिणी बनाई। और 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ४७ 


एक-एक मिवटका उपयोग करने हूगा। तब मेरी बुद्धि या स्मरण-शक्ति इतनी तीक् 
नही थी कि में अन्य विपयोके साथ-साथ लैंटिन और फ्रेच भी सीख छेता। 
परीक्षामें बंद जरूर पर छेटिनमें फेल हो गया। दुःख तो हुआ छेकिन हिम्मत नहीं 
हारा। लेटिवर्मे रस आने लगा था। मेने सोचा कि फ्रेचमे दूसरी बार बैठनेसे वह 
भर अधिक अच्छी हो जायेगी तथा विज्वानमें कोई तया विषय छे छूँगा। प्रयोगोका 
प्रवन्ब न होनेके कारण मुझे रासायनिक शास्त्र दिचस्प नहीं लगता था। आज देख 
पाता हूँ कि उसमें मुझे खूब रस आना चाहिए था। देशमे यह विषय सीख चुका 
था, इसलिए पहली वार रून्दनकी मेंट्रिकके लिए मैने इसे चुना था। दूसरी बार 
“प्रकाश और उष्णता (लाइट और हीट) विषय हलिये। ये विषय सरल माने जाते 
थे और मुझे सरल लगे भी। 

दूसरी बार परीक्षा देनेकी तंयारीके साथ ही साथ रहन-सहनमें और अधिक 
सादगी लानेकी कोशिश शुरू की। मैने देखा कि मेरा जीवन अभी तक मेरे कुटुम्बकी 
ग़रीवीके अनुरूप सादा नहीं बना है। भाईकी तंगी और उनकी उदारताकी बातकों 
सोचकर में व्याकुल हो गया। हर महीने पत्दरह पौड या आठ पौड खर्च करनेवाले 
विद्याथियोकों छात्रवृत्तियाँ मि्ती थी। और में देखता था कि मुझसे भी अधिक 
सादगीसे रहनेवाले विद्यार्थी हूँ। ऐसे गरीब विद्याथियोसे' मेरा अच्छा सम्पर्क हो गया। 
एक विद्यार्थी लन्दककी गरीब वस्तीमे दो शिलिंग हफ्ता देकर एक कोठरीमें रहता 
था और लोकार्टकी कोकों की सस्ती दृकानमे दो पैनीकी रोटी और कोकोपर अपना 
गुजारा करता था। उसकी होड कर सकता तो सम्भव नहीं था लेकिन मैने सोचा 
कि में दो कमरोंके बदले एक कमरा किराये पर रखूं और एक समयका भोजन भी 
हाथसे बनाऊँ।! मैने देखा कि इस प्रकार मैं हर महीने चार-पाँच पौडमे अपना निबाह 
कर सकता हूँ। सादी रहन-सहनके विषयमे मैने किताबे पढ़ी थी। मैने पहलेके दोनो 
कमरे छोड दिये और प्रति हफ्ता आठ शिलिग किरायेपर एक कमरा ले लिया। एक 
सिगडी खरीदी और सुवहका भोजन हाथसे बनाने छगा। इसमे मुश्किकसे बीस मिनट 
खर्च होते थे। जईकी छपसी बनाने और कोकोके लिए पानी उवालनेमे कितता समय 
रूग सकता था? दोपहरका मोजन बाहर करता और फिर शामकों कोको बनाता 
और रोठीके साथ खा छेता। इस तरह एकसे सवा शिलिगके भीतर अपने नित्य 
भोजनकी व्यवस्था कर सकना में समझ गया। यह काल मेरी अधिकसे-अधिक 
पढाईका है। जीवनमे सादगीके साथ पर्याप्त समय बचने लगा। दूसरी बार परीक्षा 
वेठा और पास हो गया। 

किन्तु पाठक यह न समझें कि सादगीको अपनानेके कारण मेरा जीवन नीरस 
हो गया होगा। उलठे इन परिवर्तवोसे मेरी आन्तरिक और वाह्म स्थितिमें एकता आा 
गईं; कौटुम्बिक स्थितिके साथ मेरे रहन-सहनका मेल बैठ गया; जीवन अधिक सारपूर्ण 
वना और मेरे मनके आनन्दका पार न रहा। 


52 सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
१७, खुराकके प्रयोग 


जसे-जैसे मे जीवनमे गहरा उतरता गया वैसे-वैसे मुझे मीतर और वाहरके अपने 
आचरणम फेर-फार करनेकी जरूरत महसूस होती गई | जिस गतिसे रहन-सहन और 
खर्चमे परिवर्तत हुए उसी अथवा उससे भी अधिक वेगसे मैने खुराकें परिवर्तन करना 
जुरू किया। मेने देखा कि अन्नाहारसे सम्बन्धित अंग्रेजी पुस्तकोर्म बहुत सूब्म दृष्टिसे 
विचार किया गया है। केखकोने धामिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और आरोग्य-बास्त्रकी 
दुष्टिसे अन्नाहारकी छानवीन की थी। नैतिक दृष्टिसे उन्होने यह देखा कि पशु-पक्षियोपर 
मनुष्यको जो प्रमुत्व प्राप्त हुआ है वह उन्हें मारकर खानेके लिए नहीं, उनकी 
रक्षा करनेके लिए है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरेका उपयोग तो करते हू 
पर एक-दूस्तरेकों खाते नहीं हैँ, पु-पक्षी भी उसी प्रकारके उपयोगके लिए हैँ, खानेंके 
लिए नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि खाना भोगके लिए नहीं है, जीनेके लिए ही 
है। इस कारण कइयोने तो आहारमे मांसका ही नही, अंडो और दूघका त्याग सुझाया 
और किया भी। कुछ लेखकोने विज्ञानकी दृष्टिसे मनुष्यके भरीरकी रचना देखकर 
यह निष्कर्ष निकाछा कि मनुष्यको भोजन पकानेकी जरूरत ही नहीं है। वह ज्ञाड़ 
पर पके हुए फल खानेके लिए ही पैदा किया गया है। दूब उसे केवछ माताका 
पीना चाहिए। दाँत निकलनेके वाद उसे वही खुराक लेनी चाहिए जो दाँतोसे चवाकर 
ली जा सकती हो। आरोग्य-जबास्त्रकी दृष्टिसे उन्होंने मिचे-मत्ालोंका त्याग चुआया 
और उन्होंने व्यावहारिक अथवा आर्थिक दृष्टिसे यह कहा कि अन्नाहार ही कमसे-क्रम 
खर्चीली खुराक है। मुझपर इन चारो दृष्टियोंका असर पड़ा और म॑ं अन्नाहार देनेवाल़े 
मोजत-गृहोमें उत लोगोसे मिलतने-जुलने छगा जो इस प्रकारकी दृष्टि रखते थे। 
विछायतम इनका एक मण्डल था और इस सम्बन्धमे एक साप्ताहिक पत्र मी 
निकलता था। मेँ उस साप्ताहिक पत्रका ग्राहक वन गया और मण्डलका सदस्य भी। 
कुछ ही दिनोमें मैं उसकी समिति पर चुन लिया गया। यहाँ मेरा परिचय एक ऐसे 
सज्जनसे हुआ जो अन्नाहारियोमें स्तम्भ गिने जाते थे। में तत्सम्वन्धी प्रयोगोमें व्यस्त 
हो गया। 

घरसे जो मिठाई, मसाले वरगैरा मेंगाये थे, मैने उन्हें छेना बन्द कर दिया 
ओर मनने एक नया मोड छिया। इसी कारण मसालोंके प्रति रुचि कम हो गई और 
मसालेके अभावमे जो सब्जी रिचमंडमें वेस्वाद मालूम होती थी, सिफे उवाली हुई 
वही सब्जी स्वादिष्ट छगनें लगी! इस तरहकी अनेक वातों परसे में यह समझ गया 
कि स्वाद जीमपर नहीं, मनपर निर्भर है। 

आशिक विचार भी मेरे सामने था ही। उन दिनों कुछ ऐसे छोग थे जो चाय, 
काफीको हानिकारक कहते थे और कोकोका समर्थन करते थे। मैंने यह समझ लिया 
था कि उन्हीं वस्तुओंकों सेवन करना चाहिए जो गरीर चलानेके लिए आवश्यक हूँ। 
इसलिए मैने मुख्य रूपसे चाय और काफी को त्यागकर कोंकोकों अपनताया। 


२, वैज्ञीटिरियन (१८८८) इसका प्रसराशन पहे खतंत्र रूपसे शुरू इमा था फिर बादमें लंदन 
बैजीटेरियन सोताइटीका सुख्य-यत्र दो गया। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ४९ 


भोजन-गृहके दो विभाग थे -- एकमे खाये गये पदार्थोके' हिंसाबसे पैसे देवे होते 
थे और इसमें एक बारमें शिलिंग, दो शिलिग तक खर्च हो जाते थे। इस विभागमे 
अच्छी स्थितिके लोग जाते थे। दूसरे विभागमें छः पैनीमे तीन चीजोके साथ डबल 
रोटीका एक टुकड़ा मिलता था। जित दियो में बहुत अधिक काठ-कसर कर रहा 
था, उन दिनों में अकसर इस छः पेनीवाले विभागमें ही जाता था। 

अपरके प्रयोगोके साथ और भी' बहुत-से उप-प्रयोग हुए। कभी इवेत-सारवाला 
आहार छोडा, कमी सिर्फ रोटी और फल पर ही रहा और कभी पनीर, दूध और 
अंडो पर ही। यह अच्तिम प्रयोग उल्लेखनीय है। यह १५ दिन भी नहीं चला।* 
स्टाचेरहित आहारका समर्थन करनेवाले (लेखक)ने अंडोकी बडी स्तुति की थी और 
यह सिद्ध किया था कि अंडा मास नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि अंडे खानेमे 
किसी जीवित प्राणीको दुख नही पहुँचता। इस तकंसे भ्रमित होकर मैने भाताजीके 
सम्मुख की हुई प्रतिज्ञाके बावजूद अंडे खायें; किन्तु मेरा यह मोह क्षणिक ही था। 
मुझे प्रतिज्ञाका नया अर्थ करनेका कोई अधिकार नही था। यह अधिकार तो प्रतिज्ञा 
करानेवालेका ही माना जा सकता है। मांस न खानेकी प्रतिज्ञा करानेवाली माताके 
मनमे अडोका खयाल ही नहीं आ सकता था। में इस बातको जानता था, इस कारण 
प्रतिज्ञाके इस पहलका ध्यान आते ही मैंने अंडे छोड़ दिये और उसीके साथ वह 
प्रयोग भी । 

इसमें एक और सूक्ष्म वात ध्यान देने योग्य है। विलायतमे मैने माँसके विषयमे 
तीन मान्यताएँ पढ़ी--- एकके अनुसार मासका अर्थ पशु-पक्षीका मास, इसलिए इस 
तरहकी मान्यता रखनेवाले छोग उसे छोडकर मछली खाते थे; अडे तो खाते ही 
थे। दूसरी व्याख्याके अनुसार साधारण मनुष्य जिसे जीव मानता है उसे खाना छोडा 
जाता था। उसके अनुसार मछली त्याज्य थी, पर उनके छेखें अंडे ग्राह्म थे। तीसरी 
व्यास्याके अनुसार साधारणतया जिन्हे जीव माना जाता है उनके और उनसे उत्पन्न 
होनेवाले पदार्थोके त्यागकी बात आ जाती थी। इस व्याख्याके अनुसार अंडोका और 
दूधका भी त्याग अनिवायं था। यदि में मासकी पहली व्याख्याकों मानता तब तो 
मछली भी खा सकता था। पर में यह वात समझ गया कि मेरे लिए तो माताजीकी 
व्याख्या ही अनिवार्य है। इसलिए यदि मुझे उत्तके सम्मुख छी गई प्रतिज्ञाका पालन 
करना हो, तो मुझे अडे कदापि नहीं खाने चाहिए। इस कारण मैने अंडे छोड दिये। 
हेकिन इससे मैं वड़ी कठिनाईमें पड़ गया, क्योंकि बारीकीसे पता चलानेपर माक़्म 
हुआ कि अन्नाह्खाले भोजनन्यूहमें भी बहुतसी चीजोंमे अंडा होता है। कहनेका 
अर्थ यह है कि परिस्थिति-बश मुझे वहाँ भी तबतक परोसनेवालोसे पूछ-पूछकर ही 
खाना पड़ा, जबवतक खुद मुझे सव-कुछ मालूम नहीं हो गया। कई तरहके “पुडिंग 
और कई तरहके केकोमे अडे होते ही थे। एक तरहसे इसके कारण मैं झंझटसे ही 
बरी हो गया और मेरे छेने योग्य विलकुल इनी-ग्रिती और सादी चीजें बच गईं। 


१. २-५-१८९१ को हन्दनमें भन्‍नाद्वारपर जो लिखित भाषण पढ़ा था उसमें उन्होंने कह्या था कि मुझे 
खेद है कि में ढेढ़ मादते अंडे खा रहा हूं। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४६॥ 
३९-४ 


4० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


दूसरी तरफ मनको कुछ कष्ट भी हुआ क्योकि जिनका स्वाद छूग गया था ण्सी 
कई चीजोकों छोड़ता भी पड़ा। पर यह कष्ट क्षणिक था। क्षणिक स्वादकी तुलतामें 
प्रतिज्ञायारूनका स्वस्थ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे अधिक प्रिय लूगा | 

पर सच्ची परीक्षा तो आगे चलकर होनेवाली थी और वह एक दूसरे ही 
ब्रतके निमित्तते। 'जाको राखे साइयाँ, मारि न सकिहै कोय।* 

अध्यायको समाप्त करनेसे पहले प्रतिज्ञाके अर्थके विषयमे कुछ और कहना भी 
जरूरी है। मेरी प्रतिज्ञा तो माँके सामने लिया हुआ एक बचत था। दुनियामे 
वहुत-से झगड़े केवल दिये हुये वचन अथवा किये गये करारके अथैके कारण पैदा 
होते हैं। इकरारनामा कितनी ही स्पष्ट भाषामें क्यो न छिखा जाये, भाषामें 
वारीकी निकालनेवालें तिछका ताड़ बना सकते हैं। सम्य और असम्य सभी लछोगोंमे 
ऐसा होता है। स्वार्थ सबको अन्धा कर देता है! राजासे लेकर रंक तक सभी लोग 
इकरारोके ऐसे अर्थ करते हूँ जो उन्हें सुचिधाजनक हो और फिर इस प्रकार स्वयं 
अपनेको और भगवानको धोखा देते हैँ। सम्बन्धित व्यक्ति जब किसी शब्द अथवा- 
वाक्यका अपने पक्षमें पड़नेंवाला बर्थ लगाते हूँ, तब न्यायशास्त्र उसे द्वितर्थी मध्यम 
पद कहता है। खरा न्याय तो यह है कि वही अर्थ सच्चा माना जाये जो विपक्षीने 
करार करते समय अपने मनमे साना हो। हम अपने मन्र्मे जो अर्थ छुपाये हुए हैं, 
वह खोदा अथवा अधूरा है। इसी तरहका दूसरा खरा न्याय यह है कि जहाँ दो 
अर्थोकी सम्मावना है, वहाँ ठीक अर्थ वही माना जाना चाहिए, जो दुर्बल पक्ष छगा 
रहा है। अक्सर इन दो स्वर्ण मार्गोका त्याग होनेपर ही झगड़े होते हैँ और अधर्म 
पनपता है। अन्यायकी जड़ असत्य है। जिसे सत्यके मार्यपर ही चलना है उसे सच्चा 
रास्ता सहज ही मिल जाता है। इसके लिए उसे ज्ञास्त्र नही खोजने पड़ते। माताने 
“मांस शब्दका जो अर्थ माना और जिसे में उस समय समझ रहा था, वही मेरे 
लिए सच्चा था। मेरे लिए वह अर्थ सच्चा नहीं था, जिसे मैंने अधिक पढ़-लिखकर 
अनुभवसे या विद्धत्तेके मदमे सीख लिया था। 

इस समय तक मैने जो प्रयोग किये, उनमें दृष्टि आथिक और आरोग्यकी होती 
थी। विलायतमे उनका स्वरूप धामिक नहीं बना था। धार्भिक दुष्टिसे मेने दक्षिण 
आफिकामें कठिन प्रयोग किये। उत्तकी छानवीव आगे करूँगा। पर कहा जा सकता 
हैं कि उनका वीज विछायतमे वो दिया गया था। 

जो व्यक्ति कोई नया धर्म स्वीकार करता है उसमे उस धर्मके प्रचारका जोश 
उसी धर्ममे जन्मे हुए व्यक्तियोंकी अपेक्षा अधिक पाया जाता है। विलायतमे अन्नाहार 
एक नया घर्म ही था और मेरे लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता हैं। क्योकि 
बुद्धिसे मांसाहारका हिमायती बननेके वाद ही में बिलायत गया था। अन्नाहारको 
नीतिके रूपमें ज्ञानपूर्वक तो मैने विछायतमें ही अपनाया था। अतएवं मेरी स्थिति 
वैसी हो बन गई जैसे नये धर्ममे अ्वेश करनेवाले व्यक्तिकी बनती हैं और तदुनुतार 
मुझमें नवधर्मान्तरितों-जैसा जोश था गया। इस उत्साहसे प्रेरित होकर भे्ते उस 
वस्तीमें जहाँ मै रहता था, एक अन्नाहारी मण्डलकी स्थापनाका निदचय किया । इस 
बसस्‍्तीका नाम वेज-वाटर था। सर एंडविव आनोल्ड यहाँके निवासी थें। म्ने उन्हें 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथों ५६ 


उपसभापति वननेके लिए निमन्त्रित किया। उन्होंने इसे' स्वीकार कर लिया। डाक्टर 
ओल्डफील्ड सभापति हुए और मैं मत्त्री। यह संस्था कुछ दिनो तक तो अच्छी तरह 
चली, पर कुछ ही महीनोके बाद समाप्त हो गईं क्योंकि मैंने एक निदिचत अवधि 
होनेपर बस्ती बदलनेकी अपनी पद्धतिके अनुसार उसे छोड दिया था। पर इस छोटे 
और अल्पकालके अनुमक्से मुझे संस्थाओका निर्माण करने और उन्हें चछानेका कुछ 
अनुभव प्राप्त हुआ। 


१८, लज्जाशीलता -- मेरी ढाल 


में अन्नाहारी मण्डलकी कार्यकारिणीमे चुन लिया गया और हर बार उससे 
हाजिर भी रहने छगा। पर बोलनेके लिए मेरी जीम नही खुलती थी। डॉ० ओल्डफील्ड 
मुझसे कहते, “ तुम मुझसे तो बडी बातें करते हो, किन्तु समितिकी बैठकमे कभी मुंह 
ही नहीं खोलते। तुम्हे नरमक्खीकी उपसा दी जानी चाहिए।” में उनके मजाककों 
समझ गया। मादा मधुमक्खियाँ निरन्तर काममें जुटी रहती है, पर नर-मक्खी केवल 
खाती-पीती रहती है और काम बिलकुल नहीं करती। समितिमे सब छोग अपना- 
अपना मन्तव्य प्राय: प्रकट करे और में गूँगा बनकर ही' बैठा रहें, यह कैसी अजीब 
वात थी। यह नही है कि मुझे बोलनेकी इच्छा न होती हो, किन्तु में क्या बोलता। 
सभी सदस्य मुझे अपनी अपेक्षा अधिक चतुर मालूम होते थे। में किसी विषय 
वोलनेकी जरूरत महसूस करता और कुछ कहनेकी हिम्मत करनेकी तैयारी करता कि 
दूसरा विषय छिड़ जाता था। बहुत दिनो तक ऐसा ही होता रहा। 

एक बार समितिमे एक गम्मीर विषयपर चर्चा हुईं। मुझे लगा कि उसमे भाग 
न लेना तो अन्याय ही होगा। गूँगेकी तरह केवछ मत देकर शान्त रह जानेमे मुझे 
कायरता रूगी। 'टेम्स आयरन वर्क्स' के मालिक श्री हिल्‍्स उस दिन मण्डलके 
समापति थे। वे नीतिके कट्टर हिंमायती थे। कहा जा सकता है कि मण्डल उन्हीके 
पैसेसे चल रहा था। समितिके अनेक सदस्य उनके ही बलपर निमते जा रहे थे। 
डॉ० एलिन्सन भी समितिके सदस्य थे। उन दिनो कृत्रिम उपायोके हारा सन्तति- 
नियमनका आन्दोलन चल रहा था। डॉ० एलिन्सन ऐसे उपायोके समर्थक्ष थे और 
मजदूरोमें उनका प्रचार करते थे। श्री हिल्सने इन उपायोको चीति-ताशक माना। 
उनके विचारमें अन्नाहार मण्डल केवर आहारके सुधारके लिए ही नहीं, बल्कि 
सदाचार और सदनीतिके प्रचार-प्रसारका मण्डछ भी था। इसलिए उनकी राय थी कि 
डॉ० एलिन्सनके समान समाज-घातक विचार रखनेवाले लोग इस मण्डलमें नही रहने 
“ चाहिए। इसलिए डॉ० एलिन्सनको समितिसे हटानेका प्रस्ताव सामने आया। मुझे इस 
चर्चामें दिलचस्पी थी। में भी डॉ० एलिन्सतके कृत्रिम उपायो सम्बन्धी विचारकों 
भयकर मानता था, और श्री हिल्स द्वारा उसके विरोधकों शुद्ध नीति मानता था। 
मेरे मनमे उनके प्रति बड़ा आदर था और उचकी उदारताके प्रति भी सम्मानका 
भाव था। कित्तु शुद्ध नीति-नियमोके प्रति अश्चद्धा रखनेके कारण किसी अच्चाहार- 


५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


संवर््धक मण्डलमे से किसीका बहिष्कार किया जाना मुझे स्पष्ट ही अन्यायकी वात 
मालूम हुईं। मेरी समझमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धी श्री हिल्सके विचारोका अन्नाहारी मण्डल 
से कोई सम्बन्ध नहीं था। वे उनके व्यक्तिगत विचार थे और भण्डलके सिद्धान्तोके 
साथ इनका सम्बन्ध नहीं था। मण्डलका उद्देशय केवछ अन्नाहारका प्रसार करना था, 


सदाचार आदिका नहीं । इसलिए भेरी यह राय थी कि दूसरी अनेक नीतियोकी अवज्ञा 
करनेवालेको भी मण्डल्मे स्थान दिया जा सकता है। 


समितिमें मेरे विचारके दूसरे सदस्य भी थे। पर मैं अपने विचार व्यक्त करना 
ही चाहता था। व्यक्त कैसे करूँ, यह एक वड़ा प्रइन बन गया। मुझमें भाषण देनेकी 
हिम्मत नही थी, इसलिए मैने अपने विचार लिखकर सभापतिके सामने रखना तय 
किया। में अपने विचार लिखकर ले गया। जैसा कि मुझे याद है उसे पढ़ सुनानेकी भी 
मेरी हिम्मत नही पढी। समापतिजीने उसे दूसरे सदस्यसे पढ़वाया। डॉ० एलिन्सनके 
पक्षकी' हार हो गईं और में इस तरह अपने पहले इस युद्धमें पराजित पक्षमें रहा। 
किन्तु में उस पक्षकों सच्चा मानता था, इसलिए मुझे पूरा-पुरा सन्‍्तोष रहा। मुऩे 
कुछ ऐसा रुयाल आता है कि मैने इसके बाद समितिसे इस्तीफा दे दिया था। 
शरमानेकी मेरी आदत विलायतमें अवतक वी हुई थी। किसीसे मिलने जाता 
ओर यदि पहाँ पांच-सात्त भनुष्य होते तो मैं गूंगा बना बैठा रहता। 
एक वार मे वैटनरमें था। वहाँ मजमुदार भी थे। वहाँ एक अन्नाहारी घर 
था। उसमें हम दोनो रह रहे थे। 'ऐथिक्स ऑफ डायट |” ( आहार नीति) के लेखक 
इसी वन्दरगाहमें रहते थे। हम उनसे मिले। अन्नाहारको प्रोत्साहन देनेंके लिए एक 
समा की गई। उसमें हम दोनोंको वोलनेके लिए आमन्त्रित किया गया। हम दोनोंने 
इसे स्वीकार किया। मैंनें अवतक यह देख लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़नेमे 
कोई दोष नहीं माना जाता। अपने विचारोंकों सिलसिलेसे और संक्षेपम्र प्रकट करनेके 
लिए बहुत-से छोग लिखकर पढ़ देते थे, यह मैने देखा था। मैने अपना भाषण लिख 
लिया। घोलनेकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए जब पढने खड़ा हुआ तो पढ़ नही सका; 
आँखोंके सामने अँबेरा छा गया और हाय-पैर काँपने छगे। मेरा भाषण मुब्किलसे 
फूलस्केपका एक पृष्ठ रहा होगा। आखिर मजमुदारने उसे पढ़कर सुनाया। मजमुदार 
खुद तो बहुत अच्छा बोले। बीच-बीचमें श्रोतागण उनकी वातोंका स्वागत तालियाँ 
बजाकर कर रहे थे। में छज्जित हुआ और वोलनेकी अपनी असमर्थताके लिए 
देखी भी । 
.. विलायतमे सार्वजनिक रूपसे वोलनेका अन्तिम अवसर विलायत छोड़ते हुए मेरे 
सामने आया। विलायत छोड़नेसे पहले मैने अपने अन्नाहारी मित्रोको मोजके लिए 
हावने भोजन-गृहमें निमन्त्रित किया था। मैने सोचा कि अन्नाहारी भोजन-गहोंमें तो 
अन्नाहार मिलता ही हैं पर जिस भोजन-गुहमें मासाहार बनता हो, वहाँ भन्नाहारकी 
व्यवस्थाका प्रवेश अधिक अच्छा रहेगा। यह विचार करके मैने इस भोजन-गृहके 
व्यवस्थापकके साथ विद्येष प्रवन्ध करके वहाँ भोजकी व्यवस्था की। यह नया प्रयोग 
अन्नाहारियोमे तो श्रसिद्धि पा गया, छेकिन इससे मेरी फ़जीहत ही हुई। सारी 
दावते भोगके लिए होती है, पर पर्चिममें इनका विकास एक कछाके रूपमें किया 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ण्३ 


गया है। मोजके समय विशेष सजावट, आडस्बर आदि किया जाता है। बाजे बजते 
है, भाषण होते है। इस छोटे-से भोजमें भी यह सारा दिखावा किया गया था। 
अन्तमें मेरे भाषणका अवसर आया। मैं खड़ा हुआ। खूब सोचकर बोलनेकी तैयारी की 
थी । कुछ वाक्य ही बोलना निश्चित किया था, किन्तु पहले वाक्यसे' आगे नहीं बढ़ 
सका ।' एडीसनके विषयमें पढते हुए मैने उसके लज्जाशील स्वभावके बारेमें जाना 
था। लोकसभा (हाउस आफ कॉमन्स)में दिये गये उनके पहले भाषणके बारेमे यह 
कहा जाता है कि उन्होने 'मेरी घारणा है, मेरी धारणा है, मेरी घारणा है, 
इस तरह तीन वार कहा और इसके आगे बढ ही नहीं सके। जिस अंग्रेजी शब्द 
'कत्सीव ' का अर्थ धारणा है, उसका अर्थ गमें घारण करना भी होता है। इसलिए 
जब एडीसन आगे कुछ न कह सका, तो लोकसभाके एक मसखरे सदस्यने कहा कि 
इन सज्जनने तीन वार गर्भ घारण किया, पर पैदा तो कुछ भी नहीं कर सके। 
मैने यह कहानी भी सोच रखी थी और मेरा इरादा एक छोटा-सा विनोदपूर्ण भाषण 
करतेका था। मैने अपने भाषणका आरम्म इस कहानीसे किया, पर वाणी वही अटक 
गई। जी-कुछ सोचा था, सब मूछ गया और विनोदपूर्ण तथा गृढार्थसे भरा हुआ 
भाषण करनेकी कोशिशमे मैं स्वयं हँसीका पात्र वन ग्रया। अन्तमे मैने इतना ही 
कहा, “ सज्जनों, आपने सेरा निमत्त्रण स्वीकार किया, इसके लिए में आपका आभार 
मानता हूँ।” मुझे इतना कहकर बैठ जाना पडा। 

कहा जा सकता है कि शरमानेका मेरा यह स्वभाव दक्षिण आफ्रिकामे ही दूर 
हुआ। बिलकुल दूर हो गया हो, ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। बोलते 
समय सोचना तो पडता ही है। नये छोगोके सामने बोलते हुए मुझे संकोच होता 
है। बोलनेसे वचा जा सकता हो, तो उसकी कोशिश जरूर करता हूँ। यह स्थिति 
तो आज भी नही है कि मित्रोंक वीच बैठा होनेपर कोई विशेष बात कह ही सकें, 
अथवा कहनेकी इच्छा हो! 

अपने स्वमावके कारण मेरी फजीहत तो कई वार हुई, किन्तु इससे मेरा कोई 
नुकसान नहीं हुआ। बल्कि अब तो यह कह सकता हूँ कि इससे मुझे छाम ही हुआ 
है। पहले वोलनेका सकोच दुःखकर था, अब सुखकर हो गया है। एक बडा फायदा 
तो यह हुआ कि मै शब्दोकी मितव्ययिता सीख गया। मुझे सहज ही अपने विचारों 
पर अंकुश रखनेकी आदत पड़ गई। मैं अपने-आपको यह प्रमाणपत्र दे सकता हूँ 
कि मेरी जीम या करूमसे बिना सोचे-विचारे या विना तौले शायद ही कोई शब्द 
निकलता है। याद नही पड़ता कि मुझे कमी अपने किसी भाषण या छेखके किसी 
अशके लिए लज्जित होना या पछताना पडा हो। इस कारण मैं बहुत-से सकटोसे 
बच गया हूँ और अपना बहुत-सा समय बचा लेनेका लाभ भी मुझे मिला है। 

अनुमवने मुझे यह भी सिखाया है कि सत्यके पुजारीको मौनका सेवन करना 
दष्ट है। मनुष्य जाने-अनजाने प्रायः अतिशयोकिति कर देता है अथवा जो कहना 
चाहिए उसे छपा लेता है या दूसरे ढंगसे [पेश करता है। इस प्रका रकी आपत्तिसे 


२. भाषणके विंवरणके लिये देखिए खण्ड १, ९४ ५२। 


६4 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बचनेके लिए भी मितभाषी होना आवश्यक है। कम वोलूनेवारा विना विचारे नही 
बोलेगा; वह अपने प्रत्येक शब्दको तौलेगा। मनुष्य अक्सर बोलनेके लिए अधीर हो 
उठता है। “में भी बोलना चाहता हूँ, मै भी बोलना चाहता हूँ,” इस आश्यकी 
पर्ची किस समापतिकों नहीं मिल्तती। फिर जो समय दिया जाता है वह ऐसे बोलने- 
वालेके लिए पर्याप्त नही होता । वह अधिक समयकी माँग करता है और अच्तमें 
बिना अनुमतिके भी बोलता चछा जाता है। इन तमाम लोगोके वोलनेसे दुनियाकों 
कोई लाभ होते कदाचित्‌ ही देखा गया है। पर उन्होंने जो समय बरवाद किया सो 
तो स्पष्ट ही दिखाई देता है। इसलिए भछे ही आरम्ममें मेरा संकोची स्वभाव मुझे 
दुःख देता था, किन्तु आज उसका स्मरण करके मुझे चुन ही होता है। यह संकोची 
स्वमाव मेरी ढाल थी। उससे मुझे परिपक्व होनेका अवसर मिला। उससे मुझे संत्यकी _ 


भ्छ 


अपनी पूजामे सहायता मिली। 


१९, असत्य रूपी विष 


चालीस साल पहले आजकी तुलनामें बहुत कम विद्यार्थी विदेश जाते थे। 
विवाहित होनेपर भी उनतें अपनेकों कुबारा वतानेका रिवाज-सा पड़ गया था। उस 
देशमें स्कूछ या कालेजमें पढनेवाला कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं होता। विवाहितके 
लिए विद्यार्थीजीवन ही नही है। प्राचीन काछमें हमारे यहाँका विद्यार्थी ब्रह्मचारी 
ही कहलाता था। बारू-विवाहकी प्रथा तो इसी जमानेमें पड़ी है। कह सकते है कि 
विलायतमें वाल-विवाह जैसी कोई बात है ही नहीं, इसलिए भारतके युवकोंकों वहाँ 
यह स्वीकार करते हुए शर्म माछूम होती है कि वे विवाहित है। विवाहकी बात 
छुपानेका दूसरा एक कारण यह है कि अगर यह प्रकट हो जाये तो फिर वे जिस 
कुटुम्बमें रहते हैं उसकी तरुण छंडकियोंके साथ घूमने-फिरने और हँसी-मजाक करनेका 
अवसर नहीं रहता। यह हेँसी-मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता-पिता इस 
तरहका साहचर्य पसन्द भी करते हैं। युवक-युवतियोंके बीच वहाँ ऐसे साहचर्यकी 
आवश्यकता भी मानी जाती है क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक तरुण व्यक्तिकों अपना साथी 
स्वयं खोजना होता हैं। इस तरह विलायतमें जो सम्बन्ध स्वाभाविक माना जाता 
है, यदि हिन्दुस्तानका नवयुवक विलायत पहुँचते ही उसे जोड़ना शुरू कर दे तो उसका 
परिणाम भयंकर ही होगा। कई बार ऐसे परिणाम हुए भी है। फिर भी हमारे 
नवयुवक इस मोहिनीमें फेसे हुए थे। उन नवयुवकोंने इस प्रकारके लत लिए 
असत्याचरणको चुना, जो अंग्रेजोंकी दृष्टिसे चाहे कितना निर्दोष क्यों न हो, हमारे 
लिए त्याज्य ही हैं। मैं भी इस फंदेमें पड़ गया था। पाँच-छः साल पहले विवाहित 
हो चुकने और एक लडकेका पिता होते हुए भी मैने अपनेकों कुंवारा बतानेमें आगा- 
पीछा नहीं देखा। किन्तु मैने इसका स्वाद थोड़ा ही चखा। मेरे शरमीले स्वमावते, 
मेरे मौनने, मुझे बहुत हद तक बचा लिया था। जब में कुछ बोल ही नही पाता 
था, तो किस लड़कीको फुरसत थी कि मुझसे वात करती चली जाती। घूमनेके लिए 
भी मेरे साथ शायद ही कोई लड़की जाती! 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा प्प्‌ 


मैं जितना शरमीला था, उतना ही डरपोक भी था। मै बेंटनरके जिस घरमें 
रहता था, उसमे शिष्टाचारकी दृष्टिसे ही सही, अगर कोई लडकी होती तो वह 
घूमते समय मेरे जैसे विदेशीकों ही अपने साथ छेती। इस शिष्टाचारके विचारसे 
इस घरकी मालछकिनकी बेटी मुझे वेंटनरके आसपासकी सुन्दर टेकरियोंपर घुमाने 
ले गई। मेरी चालू कुछ घीमी नहीं थी, किन्तु घह मुझसे भी तेज चलती थी। 
इसलिए मुझे पीछे रह जाना पड़ता था। वह तो सारे रास्ते बातोकी फुहार छोडते 
हुए चलती और मेरे मुंहसे कभी 'हाँ' और कभी “ना ' के सिवाय कुछ नही निकलता । 
वहुत हुआ तो कभी किसी दृश्यको देखकर इतना बोल उठा, “कितना सुन्दर ”। वह तो 
हवासे वाते करती चलती और में यह सोचता रहता कि कब घर वापस पहुँचेगे। 
फिर भी यह कहनेकी हिम्मत न पड़ती कि चलो छौठ चले। इसी बीच हम एक 
पहाडीकी चोटीपर जा पहुँचे। उतरते समय सोचमें पड गया। २०-२५ सालकी वह 
रमणी तो ऊँची एड़ीवाल़े अपने जूतोंके बावजूद विजलीकी तरह तेजीसे नीचे उतर 
गईं और में झ्षर्मसे गड़ा-गड़ा यही सोचता रहा कि ढाल परसे नीचे कैसे उतरूं। 
वह नीचे खडी-खड़ी हँस रही थी और हिम्मत बेँघा रही थी। पूछती थी कि ऊपर 
आकर हाथका सहारा देकर नीचे उतार हूँ। किन्तु मै इतना कायर कैसे बनता। 
मुश्किलसे पैर जमाता जैसे-तैसे' बैठते-उठते नीचे उतरा। उसने मजाकमें “शा. . . . 
दबा 3 2: श” कहा। इस तरह मुझ, वैसे ही लज्जितको, उसने और भी लज्जित 
किया। इस तरहकी खिल्ली उडाकर मुझे श्भिदा करनेका उसे हक था। 

किन्तु सभी जगह में इस तरह कैसे बच सकता था। ईइवर तो मेरे अन्दरसे 
अस॒त्यका विष निकाल देना चाहता था। ब्राइदन भी वबेंटनरकी तरह समुद्रके किनारे 
हवाखोरीका एक मुकाम है। मैं एक बार वहाँ ग्रया हुआ था! मैं जिस होटलमें 
ठहरा था, उसमें साधारण सम्पन्न स्थितिकी एक विधवा वृद्धा भी हवा बदलनेके 
लिए आकर टिकी हुई थी। यह मेरे पहले वर्षकी ही बात है-- वेंटनरके पहलेकी । 
होटलकी सूचीम खानेकी चीजोकी फेहरिस्त फ्रेच भाषामें थी। मैं चीजोके नाम समझ 
नही पा रहा था। में उसी भेज पर बैठा था, जिसपर वह वृद्धा बैठी हुई थी। 
उसने समझ लिया कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी भी हूँ। उसने बातचीत 
शुरू की। “आप बाहरी आदमी मालूम होते हैं। किसी परेशानीमें भी हैं। अभी 
तक आपने खानेके लिए भी कुछ नहीं मेंगाया। ” 

मैं भोजनकी चीजोकी फेहरिस्त पढ रहा था और सोच रहा था कि परोसनेकालि 
से पूछूँ। इसलिए मैने उस भद्र महिलाका आभार माना और कहा, “यह फेहरिस्त 
मेरी समझमें नहीं भा रही है! में अन्नाहारी हूँ, इसलिए यह जानना जरूरी है कि 
इनमें से कौन-कौनसी चीजे निर्दोष हैं।” 

महिलाने कहा, “मैं मदद करती हूँ और सूची समझा देती हूँ। आपके खाने 
लायक चीजे मैं बना लूंगी।” मैने अनुग्रह मानकर उसकी सहायता स्वीकार की। 
यहाँसे हमारा जो सम्बन्ध आया सो मेरे विछायतमे रहनेतक और बादमें भी बरसो 
वता रहा। उसने मुझे लब्दनका अपना पता दिया और हर रविवारकों अपने घर 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भोजनके लिए आनेको निमन्त्रित किया। वह अन्य अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ 
बुलाती, प्रयत्त करके मेरे लज्जालु स्वमावकों बदलना चाहती, नवयुवतियोंसें परिचय 
कराती और उनसे बातचीत करनेके लिए प्रोत्साहित करती। वह उसके घर रहनेवाली 
एक महिलाके साथ मुझे वातचीतका बहुत अवसर देती थी। कभी-कभी हमें अकेला 
छोड़कर भी चली जाती। 

पहले-पहल मुझे यह सब बहुत कठिन लगता। क्या बात करूँ, सो सूझता ही 
नही था। हँसी-दिल्लगी भी किस वातकों लेकर की जाये? पर बह बुढिया मुझे 
व्यवहार-पटु बननेमें मदद करती रही और में पटु बनने भी छगा। मैं रविवार 
आनेकी प्रतीक्षामे रहता। उक्त स्त्रीके साथ वातचीत करना मुझे अच्छा छूगने छगा 
था। 

बुढ्या भी मुझे उस दिश्यामे खीचती। उसे हम छोगोके साथ रहनेमें दिलचस्पी 
थी। उसने तो इसमें हम दोनोकी भलाई ही सीची होगी। 

में विचारमें पड़ गया कि क्‍या करूँ। मैने सोचा: “कितना अच्छा होता, 
अगर मैं इस भद्र महिछाकों बता देता कि मेरा विवाह हो चुका है। फिर उस 
द्षामें वह किसीके साथ मेरे व्याहकी वात कैसे सोचती ? अभी तक बहुत देर नहीं 
हुई है। यदि मैं सच्ची' बात बता दूं तो संकदसे बच जाऊंगा। यह सोचकर मैने 
उसे एक पत्र लिखा। स्मृतिके आधारपर नीचे उसका सार दे रहा हूँ: 

/ जबसे हम ब्राइटनमें मिले, तवसे आप मुझे अपना स्नेह देती भा रही हैँ । 
जिस तरह माँ अपने वेटेकी चिन्ता रखती है, उसी तरह आप मेरी चिन्ता रखती 
है। आप सोचती है कि मुझे विवाह करना चाहिए और इसी विचारसे मेरा परिचय 
युवतियोंसे कराती रहती हैं। इस प्रकारके किसी सम्बन्धके अधिक बढ़ जानेसे पहले 
मेरा आपको यह बतछा देना उचित है कि मैं आपके स्नेहके योग्य नहीं हूँ। आपके 
घर आना शुरू करते ही' मुझे यह बता देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। में 
जानता हूँ कि हिन्दुस्तानसे आये हुए विवाहित विद्यार्थी इस देशमें अपने विवाहकी बात 
प्रकट नहीं करते। इसी चलसमें पड़कर मैने भी ऐसा किया। किन्तु देखता हूँ कि 
मुझे अपने विवाहित होनेकी वात बिलकुल ही नहीं छुपानी चाहिए थी। में कह देना 
चाहता हूँ कि मेरा विवाह वचपतमें ही हो चुका है और मेरे एक लड़का भी है। 
अब तक मैंने यह बात छुपाकर रखी, इसका वडा दुःख हो रहा है। किन्तु इस बातसे 
आनन्द भी होता है कि आखिरकार भगवावने सच कहनेकी हिम्मत दे दी | क्या आप 
मुझे माफ करेंगी? जिन बहनके साथ आपने मेरा परिचय कराया, मैने उनके साथ 
कोई अनुचित स्वृतत्त्रता नहीं बरती, में इसका विश्वास विलाता हूँ। में इस बातको 
मली-माँति जानता हूँ कि मुझे ऐसी कोई छूट नही लेनी चाहिए। किन्तु आपके मनमे 
तो यही था कि मेरा किसीसे सम्बन्ध जुड़ जाता। जात इस बातकों अन्यथा न सोचे, 
इस विचारसे भी मुझे आपके सामने सही बात रख देती चाहिए। ” रु 

“ यदि इस पत्रके मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आनेके योग्य न समझे, तो 
मुझे उससे जरा भी बुरा नहीं छगेगा। आपके स्नेंहके लिए तो मैं आपका चिर-ऋणगी 
बन चुका हूँ। यह तो ठीक ही है कि अगर आप मुझे नही त्यागेंगी तो मुझे आनन्द 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ५७ 


होगा। यदि इसके बाद भी आपने मुझे अपने घर आने योग्य माना तो मैं इसे आपके 
प्रेमका एक नया चिह्न समझूंगा और इसके योग्य बननेका सदा प्रयत्न करता रहूँगा।” 

पाठकंगण यह तो समझ ही के कि पतन्न मैंने आनकी आनमें नहीं छिख दिया 
था। न जाने इसके कितने मसविंदे तैयार किये होगे। यह पत्र भेजनेके बाद मेरे 
सिरका एक बडा बोझ उतर गया। लगभग वापसी डाकसे मुझे उस वुद्धा बहनका 
उत्तर मिला। उसने लिखा था: 

“खुले दिलसे लिखा हुआ तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनो खुश हुईं और खूब 
हँसी। तुमने जो “असत्य व्यवहार” किया है वह तो क्षम्य ही है। फिर भी यह अच्छा 
हुआ कि तुमने अपनी सच्ची स्थिति जाहिंर कर दी। मेरा आमन्‍्त्रण उसी तरह 
खुला हुआ है। हम छोग अवश्य ही अगछे रविवारको तुम्हारी राह देखेंगी। तुम्हारे 
वाल-विवाहकी बाते सुनेगी और तुम्हारा मजाक उडाकर आनन्द भी उठायेगी। यकीन 
रखो कि हमारी मित्रता जैसी थी वह तो वैसी ही बनी रहेगी।” 

इस तरह मेरे अन्तरमें असत्यका जो विष भरा हुआ था, मैने उसे निकाल 
डाला और इसके बाद मुझे अपने विवाह आदिकी बात बताते हुए कही भी परेशानी 
का अनुभव नहीं हुआ। 


२०, धर्मोेसे परिचय 


विल्ायतमें रहते हुए कोई एक वरस बीता होगा; इसी समय दो थियासोफिस्ट 
मित्रोसे पहचान हुई। दोनो परस्पर सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होने मुझसे 
गीताजीकी चर्चा की। वे एडविन आर्नोल्डका गीताजीका अनुवाद पढ रहे थे। पर 
उन्होने मुझे उसे मूल संस्कृतमें साथ-साथ पढनेके लिए आमन्त्रित किया। मैं लजाया 
क्योकि मैने सस्कृतमें या मातृभाषामें गीता पढी ही नहीं थी। मुझे उनसे कहता 
पड़ा कि मैनें गीता पढ़ी ही नहीं है, फिर भी में उसे आपके साथ पढनेकी तैयार 
हूँ। सस्कृतका मेरा अम्यास भी नहीके बराबर है। में उसे इतना ही समझ सकता 
हैँ कि यदि अनुवादमें कही कोई ग्ररत अर्थ होगा, तो उसकी ओर इशारा कर 
सकूंगा। इस प्रकार मैने उत भाइयोंके साथ गीता पढना शुरू किया। दूसरे अध्यायके 
अन्तिम इलोकोमे से इन इलोकोका मेरे मनपर गहरा असर पडा: 


घ्यापती विषयान्युंसः . संगस्तेबपजायते। 
संगात्संजायते कामः कासात्कोधोषभिजायते ॥। 
ऋषधाद भवति संमोहः समोहात्स्मृतिविश्मः। 
स्मृतिश्रंदाद वुद्धिनाशों बुद्धिनाशाट्प्रणश्यति॥ 
१. विपरयोका चिन्तन करनेवालेकों पहके उन विद्ेकि प्रति मासक्ति उपजती है, आसक्तिसे कामना 


जन्म छेती है, भर कामनासे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोपमें से तंमोह, संमोहमें से स्वृत्ि-प्रम और स्मृति- 
अमते बुद्धिनाश होता है भौर भन्ततोगत्वा उस व्यक्तिका ही नाश हो जाता है। 


५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे मेरे कानोंमें गूंजते ही रहे। उस समय मुझे छगा कि भगवद्गीता अमूल्य 
ग्रन्थ है। धीरे-धीरे यह मान्यता बढती गई और में आजतक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
उसे सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। अपनी निराशाके समयमे मुझे इस ग्रन्थने अमूल्य सहायता 
प्रदान की है। में इसके लगभग सभी अंग्रेजी अनुवाद पढ चुका हुूँ। किन्तु मुझे 
एडविन आरोल्डका अनुवाद श्रेष्ठ छगता है। उसमे मूल ग्रन्थके भावकी रक्षा की गई 
है और फिर भी वह ग्रन्थ अनुवाद जैसा नहीं लगता। यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता कि उन दिनों मैंने भगवदगीताका अध्ययन किया। मेरे नित्य पाठका ग्रन्थ 
तो वह कई वर्षके बाद बना। 

इन्ही सज्जनोंने मुझे सुझाया कि में आरनोल्डका वुद्ध-चरित्र पढं। उस समय 
तक मैं केवल सर एडबिन आर्नोल्डके गीताके अनुवादकी बात ही जानता था। मैने 
वुद्धऑचरित्र और भी अधिक ड्बकर पढा। पुस्तक हाथमे छेनेंके बाद उसे समाप्त 
करके ही छोड सका। एक बार में इन दोनोके साथ ब्लेबट्स्की लाजमे भी गया। 
वहाँ उन्होने मुझे मेडम ब्लैवट्स्की और श्रीमती वेसेटके दर्शन कराये। श्रीमती बेंसेट 
उन्हीं दिनो थियोसाफिकल सोसाइटीमे शामिल हुई थीं, इसलिए समाचारपत्रोमे 
तत्सम्बन्धी जो चर्चा चलती थी उसे में दिलूचस्पीके साथ पढ़ा करता था। इन 
भाइयोने मुझे सोसाइटीमे शामिल होजानेका सुझाव भी दिया। मैने नम्नतापुर्वक इन्कार 
करते हुए कहा, “मैं धर्मके विषयमे लगभग कुछ नहीं जानता, इसीलिए में किसी भी 
पंथर्मे शामिल होना ठीक नहीं समझता । ” मुझे कुछ ऐसा छ्याल आता है कि इन्ही 
भाइयोंके कहनेसे मैने मेडम ब्लेवट्स्कीकी पुस्तक की टु थियोसाफी (थियोसाफीकी 
कुंजी) पढ़ी थी। उसके कारण हिन्दू घर्मकी पुस्तके पढ़नेकी इच्छा हुई और उन्हें 
पढनेके बाद पादरियोसे सुना हुआ यह रुयारू कि हिन्दू धर्म अन्धविश्वासोसे ही भरा 
हुआ है, दिलसे निकल गया। 

इत्ही दिनों एक अन्नाहारी छात्रावासमे मुझे मैचेस्टरके एक ईसाई सज्जन मिले। 
उन्होने मुझसे ईसाई धर्मकी बातें की। मैने उन्हे राजकोटका अपना सस्मरण सुनाया। 
वे सुनकर दुखी हुए। उन्होने कहा, “में स्वयं अन्नाहारी हूँ। शराब भी नहीं पीता। 
यह सच है कि बहुत-से ईसाई मास खाते है और शराब पीते है; पर ईसाई धर्ममें 
इन दोनोमें से किसी एक भी वस्तुका सेवन करना कर्त्तव्य नहीं है। मेरी सलाह है 
कि आप बाइविल पढ़ें।” मैने उतकी सलाह मान छी। उन्होने मुझे बाइबिल छाकर 
दी। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि उक्त सज्जन बाइविछ विक्रेता थे। उन्होंने जो 
बाइबिल मुझे दी थी उसमे नक्शे, अनुक्रमणिका सभी कुछ था। मैने उसे शुरू किया। 
पर मैं पुराना करार” (ओल्ड टेस्टठामेंट) पढ ही नही सका। जेनेसिस' ्ा सृष्टि- 
रचनाके प्रकरणके बाद तो मुझे नीद ही आ जाती थी। मुझे याद है कि मैने बिना 
किसी दिलूचस्पीके और बिना समझे सिर्फ यह कह सकलनेंके लिए कि मैने बाइबिल 
पढ़ी है, दूसरे कई प्रकरण भी बड़ी मुद्िकलसे पढ़े थे। नम्बसे नामक प्रकरण पढते 
हुए तो मैं बिलकुल ही ऊब भया। 

पर जब “नये करार! (न्यू टेस्टामेंट) पर आया, तो एक अछग ही ग्रभाव 
पड़ा। ईसाके गिरि-प्रवंचत  (सरमन ऑन द माउत्ट) का मुझपर बहुत अच्छा असर 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ५९ 


हुआ। मैने उसे हृदयमें उतार लिया। बृद्धिने उसकी तुलना गीताजीके साथ की। 
“जो तुझसे कुर्ता माँगे तू उसे भेंगरखा दे दे”, “जो तेरे दाहिने गारूपर थप्पड 
मारे, बायाँ गारू भी उसके सामने कर दे।”--- मुझे यह पढ़कर अपार आनन्द 
हुआ। शामरू भद्ठके छप्पयकी' याद आ गई। मेरे शिशज्षु-मतने गीता, आर्नोल्ड-कृत 
' बुद्ध-चरित्‌ ” और ईसाके वचनोका एकीकरण किया। मनको यह बात पट गईं कि 
त्यायमें धर्म है। 

इन भ्रन्थोके पठनसे दूसरे धर्माचार्योका जीवन पढनेकी इच्छा हुई। किसी मित्रने 
कार्लाइलकी 'हीरो ऐड हीरो वशिप  (विभूतियाँ और विभूति-पृजा ) पढनेकी सलाह 
दी। उसमें से मेने पैगस्व॒रसे सम्बन्धित लेख पढा और मुझे उनकी महानता, वीरता 
और उनकी तप्श्चर्याका अन्दाज लगा। 

इतना ही परिचय प्राप्त किया। इससे आगे नहीं बढ पाया। फिर में अपनी 
परीक्षाकी पुस्तकोंके अछावा कुछ और पढनेका समय ही नहीं निकारू सका। किन्तु 
मनने यह निरचय कर लिया कि मुझे घर्म-पुस्तके पढ़नी चाहिए और सभी मुख्य 
घम्मेसि परिचित हो लेना चाहिए। 

नास्तिकताके विषयमें भी कुछ पढे बिना कैसे काम चलता | ब्नेडलॉका नाम तो 
सभी हिन्दुस्तानी जानते हैं। ब्रेडलाँ नास्तिक माने जाते है, इसलिए उनसे सम्बन्धित 
एक पुस्तक पढी। उसका नाम मुझे याद नहीं पड़ता। उसका मुझपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा। इस प्रकार में नास्तिकताका सहारा-मरुस्थल पार कर गया। श्रीमती 
बेसेटकी उस समय भी बडी छयाति थीं। इस बातने कि वे नास्तिकसे आस्तिक बनी 
है, मुझे नास्तिकवादके प्रति उदासीन बना दिया। मैने श्रीमती बेसेटकी पुस्तिका (में 
थियोसाफिस्ट कैसी बनी) पढे छी थी। 

उन्ही दिनो ब्रेडलॉका देहान्त हुआ। वोकिडमें उनका अन्तिम सस्कार किया 
गया। मैं भी उसमें उपस्थित था। मुझे रूगता है कि हिन्दुस्तानी तो एक भी गैर- 
हाजिर नहीं था। उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करनेके लिए कुछ पादरी भी भाये 
हुए थे। वापस लौठते हुए हम सभी एक जगह द्रेनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय 
उस भण्डलीमेंसे किसी पहुलवान नास्तिकने इन पादरियोमेंसे एकके साथ जिरह शुरू 
कर दी, “क्यों साहव, आप ईइवर है, ऐसा कहते है न? ” 

सम्बोधित' भद्र पुरुषने घीमे स्वरमें जवाब दिया, “हाँ, में ऐसा कहता तो 

| गैर 

् वह व्यक्ति इस ढंगसे हँसा, मानों उसने पादरीकों पराजित कर दिया हो 
और बोला, “अच्छा, भाप यह तो स्वीकार करते है कि पृथ्वीकी परिधि २८,००० 
मील है? ” 

“अवदय । 

“तब फिर बताइए कि ईदवर कितने बड़े कदका है और वहं वहाँ रहता होगा। 

“अगर हम समझें तो वह हम दोनोके हृदयमें निवास करता है। 


१. छप्पपके छिंए देखिए पहला भाग “ घमकी झॉँकी ” । 


2 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


“बस रहने दीजिए। हमें दुधमुँहा वच्चा मत समझिए]” उस योद्धाने कहा 
और विजयगवेंसे हम आसपास खड़े हुए छोगोंकी ओर देखा। पादरी नम्नतापूर्वक 
चुप रहा। इस बातचीतने नास्तिकतावादकी ओर मेरी अरुचि और भी बढ़ा दी। 


२१, निर्बलके बल राम 


धर्म-शास्त्र और संसारके कुछ घ॒र्मोका ज्ञान तो मुझे हो गया पर उतना स्वल्प 
ज्ञान मनुष्यके उद्धारके लिए काफी नहीं होता। संकठके समय जो चीज मनुष्यको 
बचाती हैं उसका उसे न अनुमान होता है न ज्ञान। जब नास्तिक बचता है तो वह 
कहता है कि में संयोगवश बच गया। आस्तिक ऐसे ही समय' कहेगा, मुझे भगवानने 
बचा लिया। ईदवर धर्मेके अभ्यास और संयमसे हृदयमें प्रकट होता है। परिणाम 
निकल चुकनेंके वाद वह ऐसा सोचता है कि इस तरह सोचनेका उसे अधिकार 
है। पर जब वह आपत्तिसे चचता है, उस समय उसे इस बातको' प्रतीति नहीं होती 
कि उसे उसके संयोगने बचाया है या किसी औरने। जो अपनी संयम-शक्तिका 
अमभिमान करता है। अपने संयमकों घूलमें मिलते हुए किसने नहीं जाना। संकट- 
कालमें शास्त्र-ज्ञान तो बिलकुल सारहीन ही लगता है। 

बुद्धिके बलपर जो धर्म-ज्ञान होता है, उसके ऐसे मिथ्यापतका अनुभव मुझे 
विलायतमे हुआ। पहले भी मैं संकटोमें से उबरकर तिकला था, किन्तु मैं उन 
संयोगोंका पृथक्करण नहीं कर सकता; क्योकि उन दिनों मैं बच्चा ही था. किन्तु 
अब मेरी उम्र २० वर्षकी हो चुकी थी और मै गृहस्थाश्रमका भी पर्याप्त अनुभव 
कर चुका था। 

जहाँतक मुझे याद है, मेरे विदेश-निवासके आखिरी सालमें याती सन्‌ १८९०में' 
अन्नाहारियोंका पोर्टस्मथर्में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुझे और एक दूसरे 
हिन्दुस्तानी मित्रको निमन्त्रित किया गया था। हम दोनों वहाँ पहुँचे । हमें एक महिलाके 
घरमे ठहराया गया। पोर्टस्मथ खलासियोंका वन्दरगाह माना जाता है। वहाँ दुराचारिणी 
स्त्रियोंके बहुत मकान है। वे स्त्रियाँ वेश्या वो वहीं होती किन्तु निष्कलंक भी नहीं 
होती । हम जिस घरमें टिके थे वह भी ऐसा ही स्थान था। अभिप्राय यह नही है 
कि स्वागत-समितिनें जान-वून्ष कर ऐसे स्थान तय किये हों। लेकिन जब पोर्टेस्मथ 
जैसे बन्दरगाहमें यात्रियोंकों ठहराने योग्य स्थानोंकी तलाश की' जाती है, तव यह 
निशचय करना कठिन हो जाता है कि कौन-सा स्थान अच्छा है और कौन-सा बुरा। 

रात हुईं। हम सभासे छौटे और भोजन करनेके बाद ताश खेलने बैठे । विलायतर्म 
सम्भ्रान्त परिवारोंमें भी मेहमानोके साथ ताश खेलनेके लिए गृहिणियाँ बैठ जाया 
करती है। ताश खेलते-खेलते निर्दोष हँसी-मजाक तो सभी करते है। लेकित यहाँ जो 


१, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ११९ भी। ु ः 
५, यह १८९१ द्वोना चाहिए। देखिए खण्ड १, द्वितीय संशोगित संस्करण पृष्ठ ३६ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३१ 


विनोद शुरू हुआ, वह वीभत्स था। मेरा साथी इसमें निपुण है यह में नहीं जानता 
था। मुझे इस विनोदमे रस आने छूगा। में भी सम्मिलित हो गया। वचनोकों 
कर्मका रूप देनेकी तैयारी चल रही थी। ताश् एक तरफ घरे ही जा रहे थे कि 
मेरे साथीके सनसें भगवान आ बसे। उसने मुझसे कहा, “अरे, तुमसे यह कलयुग 
कैसे ? यह काम तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँसे भाग जाओ।” 

में लज्जित हुआ। सावधान हुआ। मन ही मन उस मित्रका उपकार माना। 
माताके सामने की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हुआ। में भाया और काँपता-काँपता अपने 
कमरेमे जा पहुँचा। छाती घडक रही थी। व्यापके हाथसे बचकर भिकले हुए 
शिकारकी जैसी दशा होती है, वेंसी ही दशा मेरी थी। 

सोचता हूँ, परस्त्रीकों देखकर विकारके वश होनेका और उसके साथ रेंग-रलियाँ 
करनेकी इच्छा होनेका यह मेरा पहला प्रसंग था। उस रात में सो नहीं सका। 
कितने ही प्रकारके विचार मनमें आते रहे। इस घरसे चला जाऊं। कहाँ जाऊं? 
में कहाँ हूँ? अगर में सावधान न रहा, तो मेरी क्‍या गति होगी? मैंने बहुत ही 
सावधान रहकर बरतनेका निश्चय किया। यह सोच लिया कि जबतक' पोर्टस्मथमे 
हैँ, तवतक तो इसी घरमें रहना है किस्तु मुझे पोर्टस्मथ ही जल्दी-से-जल्दी छोड़ देना 
चाहिए। सम्मेलन दो दिनसे अधिक चलनेवाला वही था। मुझे ध्यान है कि मैने 
पोर्टस्मथ इसरे ही दिन छोड दिया। मेरे साथी पोर्टेस्मथर्में कुछ दिन रुके रहे। 

में उन दिनो यह बिलकुल नहीं जानता था कि घर्मे क्या है, ईदवर क्‍या है 
और बह किस प्रकार हमारे भीतर क्रियान्वित होता है। उस समय तो मोटे तौर 
पर में यही समझा कि मुझे भगवानने बचा लिया है। किल्तु मुझे ऐसे ही अनूभव 
अलग-अरूग क्षेत्रोमे हुए है। ईव्वरने बचाया, इस वाक्यका अर्थ आज मैं अच्छी तरह 
समझने लगा हूँ और साथ ही में यह भी समझता हूँ कि में इस वाक्यकी पूरी कीमत 
अभी तक नही आँक पाया हूँ। वह तो अनुभवके प्रमाणमें ही आँकी जा सकती है। 
फिर भी में कह सकता हूँ कि कई आध्यात्मिक प्रसगोमे, वकालतके प्रसंगोमे, सस्थाएँ 
चलाते हुए तथा राजनीतिके क्षेत्रमें 'ईश्वरने मुझे बचाया है।' मैने अनुभव किया है 
कि जब हम सारी आशा छोड चुकते है, हाथ टेक देते हैं, तब कही-न-कहीसे मदद 
आ पहुँचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना अ्म नहीं है। यह उससे भी अधिक सच 
है जितना सच हमारा खाना-पीना, उठना, बैठना आदि हैं। यह कहना अतिशयोवित 
नही है कि और सब झूठ है, यही सच है। 

इस तरहकी उपासना, इस तरह॒की प्रार्थना, कोरा वाणी-विलास नही है । उसका 
उद्गम कण्ठ नही, हृदय होता है। इसलिए यदि हम हृदयकी निर्मताकों पा छे, 
उसके तारोको सुसगठित रखें तो उनमेंसे जो सुर निकलते है वे गगन-गामी हो 
जाते है। इसके लिए जिछ्चाकी आवश्यकता नही होती। प्रार्थना स्वम्ावसे ही अद्भुत 
वस्तु है। मुझे इस विषयमे कोई शंका नहीं है कि विकार-रूपी मरुकी शुद्धिके लिए 
हार्दिक उपासना रामबाण है। किन्तु इस प्रस्नादकों पानेके लिए हममें सम्पूर्ण नम्नता 


होनी चाहिए। 


दर सम्पूर्ण गांधी वाइंमर्य 
२२. नारायण हेमचन्द्र 


इन्ही दिनों स्व॒० नारायण हेमचन्द्र विलायत आये हुए थे। मने कछेखकके रूपमे' 
उनका नाम सुना था। मे उनसे नेशनल इंडियन एसोसिएशनसे सम्बन्धित कुमारी 
मंनिगके घर सिला। कुमारी मैनिंग जानती थी कि मुझे छोगोंसे मिलनेमे संकोच 
होता है। में जब उनके घर भी जाता तो मुँह बन्द करके बैठा रहता था। कोई 
बोलने पर बाध्य करे, तभी बोछता। उन्होने नारायण हेमचन्द्रसे मेरा परिचय कराया। 
नारायण हेमचन्द्र अंग्रेजी नही जानते थे। उप्की पोशाक विचित्र थी। वे बेडौल प्तलून 
पहने हुए थे। उसके ऊपर एक बादामी रंगका कोट पहने थे जिसपर सिलवटे पड़ी 
हुई थी और वह गलेपर मैछा था। नेकठाई या कारूर कुछ नहीं था। कोट पारसी 
ढंगका था किन्तु था बेढंगा। सिर पर ऊनकी गूंथी हुई झब्बेदार टोपी थी। उनके 
लम्बी दाढ़ी थी। 

काठी इकहरी और कद ठिगरना कहा जा सकता है। मुँहपर चेचकके दाग थे। 
गोल चेहरा, नाक न नुकीली न चपटी। दाढ़ी पर हाथ फेरते रहते। 

सजे-धजे अन्य सारे छोगोके बीच तारायण हेमचन्द्र विचित्र-से लगते और देखनेमें 
सबसे अलग पड़ जाते थे। 
“४ मैने आपका ताम बहुत सुना है। आपके कुछ छेख भी पढ़े है। आप मेरे 
यहाँ पघारेंगे ? 

नारायण हेमचन्द्रक़ी आवाज कुछ भारी थी। उन्होंने मुस्कराते हुए उत्तरमें 
पूछा: “आप कहाँ रहते हैं? “ 

“स्टोर स्ट्रीटमें। / 

“तब तो हम पड़ोसी है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। क्या आप मुझे सिखा 
देंगे ? बै3 

मैने उत्तर दिया, “अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सक तो मुझे खुशी 
होगी। में यथाशक्ति प्रयत्न अवश्य करूँगा। आप' कहेंगे तो में आपके पास आ जाया 
करूँगा । 

४ तही, नहीं, मैं ही आपके पास आऊँगा। मेरे पास पाठमाला है, मै उसे छेता 
आउऊँगा। ” हमने समय निदरिचित किया। हमारे बीच मजबूत स्तेह-गाँठ बँच गई। 

नारायण हेमचल्द्रको व्याकरण बिलकुल नही थाता था। वे “घोड़ा ' को कियापद 
कह देते और “दौड़ना ' को संज्ञा। ऐसे तो कई मनोरंजक उदाहरण मुझे याद हैं। 
छेकिन नारायण हेमचच्र तो ऐसे थे कि भुझे घोटकर पी जाये। मेरे स्वल्प व्याकरण- 
ज्ञानसे वे मुग्ध होनेवाल़े नहीं थे। व्याकरण न' जाननेकी' उन्हें कोई शर्म थी ही नही। 

“ तुम्हारी तरह में किसी स्कूलमें नही पढ़ा हूँ। मुझे अपने विचार व्यक्त करने 
व्याकरणकी जरूरत मालूम नहीं होती। बोलो, क्या तुम बंगला जानते हो! में बंगला 


रँ 


२, उन्होंने पैगम्बर मुहम्मद साहब के जीवन-चरिजके झेखकके रूपमें उनका उल्झेख किया है। देखि 
खण्ड ११, पृष्ठ १४९। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ६३ 


जानता हूँ। मैने बगाछूमें भ्रमण किया है। महर्षि देवेन्द्रवाथ ठाकुरकी पुस्तकोके 
अनुवाद मैने ही गुजराती जनताको दिये है। में गुजराती जनताकों कई भाषाओसे 
अनुवाद देना चाहता हूँ। अनुवाद करते हुए में शब्दार्थसे! नही चिपकता, भावार्थ देकर 
सन्तुष्ट हो जाता हूँ। मेरे बाद कोई और इससे अधिक दे तो ठीक है। में बिना 
व्याकरण जाने भी मराठी जानता हूँ, हिन्दी जानता हूँ और अब अग्रेजी भी समझने 
लगा हूँ। मुझे तो शब्द-मण्डार चाहिए। यह मत समझना कि सिफ्फ अग्नरेजी जानकर 
ही मुझे सनन्‍्तोष हो जायेगा। मुझे फ्रांस जाकर फ्रेच भी सीखनी है। में जानता हूँ 
कि फ्रेच मापाका साहित्य विशाल है। यदि हो सका तो जर्मनी भी जाऊँगा और 
जर्मन भाषा सीखूँगा।” नारायण हेमचन्धकी वाग्वारा इसी प्रकार चलती रही। 
भाषाएँ सीखने और यात्रा करनेकी उनकी उत्सुकताकी सीमा नहीं थी। 

“तब तो आप अमेरिका भी जरूर ही जायेगे? ” 

“जरूर। उस नई दुनियाकों देखे बिना में वापस कंसे लौट सकता हूँ? ” 

“पर आपके पास इतसे पैसे कहाँ हैँ ? ” 

/ मुझे पैसोसे क्या लेता-देना ? मुझे तुम्हारी तरह टीम-ठामसे थोडे ही रहवा 
हैं। मुझे खाना ही कितना है और पहनना ही कितना है? भअपत्री किताबोसे मुझे 
जो-कुछ मिल जाता है और मित्रगण जो थोडा-सा दे देते हैँ वह काफी हो जाता 
है। में सव कही तीसरे दर्जरों ही जाता हूँ। अमेरिका यात्रा डेक पर करूँगा । 

” नारायण हेमचन्द्रकी सादगी तो उत्तकी अपनी ही थी। वे जितने सादे थे, उतने ही 
अक्षत्रिम भी! अभिमान मामको भी नहीं था। छेखककी तरह अपनी शक्तिपर उन्हे 
जितना चाहिए उससे भी अधिक विश्वास था। 

हम रोज मिलते। हमारे वीच विचार और आचारका काफी ह॒द तक साम्य 
था। हम दोनों अन्नाहारी थे। दोपहरका भोजन अक्सर साथ ही होता। यह मेरे 
उस कालकी वात है, जब मेँ प्रति हफ्ते १७ शिलछिगमें निर्वाह करता था और भोजन 
हाथसे बनाता था। कभी में उनके मुकाम पर जाता, तो कमी वे मेरे घर आ 
जाते। में रसोई अंग्रेजी ढगकी बनाता था, किन्तु उन्हें देशी ढगकी रसोईके बिना 
सनन्‍्तोष नही होता था। दाल तो उनके लिए जरूरी ही थी। में गाजर वगराका 
सूप वनाता। उन्हे इससे मुझपर दया आती। वे कहीसे' मूंग खोज छाये और एक 
दिन उसे उन्होनें मेरे लिए पकाया भी। मेने उसे बडे चावसे खाया। फिर तो खाद्य 
पदार्थोका हमारा यह लेन-देव और भी वढ़ा। में उन्हें अपने बनाये पदार्थ चखाता 
और वे मुझे अपने बनाये हुए। 

का्डिचल मेतिगका नाम उन दिनों सबकी जवान पर था। गोदी-मजदूरोने 
हड़ताल कर रखी थी। जाँव वर्स्स और काडिनर मैनिंगके प्रयत्तससे यह हड़ताल 
जल्दी ही' समाप्त हो गई। डिजरेलीने काडिनलर मेनिगकी सादगीके विषयमें जो लिखा 
था, सो मैसे नारायण हेमचर्वको सुनाया। 

“ ऐसे साधु पुरुषसे तो मुझे मिरछूना ही चाहिए।” 

“वे तो बहुत बड़े आदमी हैं। आप उनसे कौसे मिलेगे? “ 


कह सम्पूर्ण गांधी वाहमय॑ 


“में बतलाता हूँ किस तरह। तुम मेरे नामसे एक पत्र लिखो। मेरा परिचय 
देते हुए लिखों कि मैं एक लेखक हूँ और उतके परोपकारका अधिनन्दन करनेंके 
लिए स्वयं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह भी लिखो कि में अंग्रेजी नहीं बोल सकता, 
इसलिए मैं दुमापिएकी तरह तुम्हें साथ के जाऊंया।” 

मैंने उन्हें इस आशयका पत्र छिखा। दो-तीन दिनमें जवावर्मे एक कार्ड जआाया। 
उन्होंने मिलनेका समय दे दिया था। हम दोनों गये। मैंते रिवाजकों देखते हुए 
मुलाकातकी पोशाक पहन छी थी, पर नारायण हेमचन्द्र तो जैसे रहते थे वैसे ही 
गये। वही कोट और वही पतलून। मैंने मजाक किया, तो उन्होंने मेरी वातको 
हँसकर उड़ा दिया भर वोढड़े : 

“तुम 'सम्य” छोग सवके सब डरपोक हो। महापुरुष किसीकी पोशाक नहीं 
देखते । वे तो दिल परखते हैँ” 

हमने का्डिनलके महलूमें प्रवेश किया। उनका घर महल ही था। हमारे बेंठ 
जानेपर एक बहुत दुबले-पतले, बूढ़ें और ऊंचे पुरुषने कमरेमे प्रवेण किया। उससे 
हम दोतोंसे हाथ मिलाया, नारायण हेमचन्द्रका स्वागत किया । 

४ मेँ आपका समय नहीं छूँगा। मैने तो आपके विययमें सुना था। हड़तालमें 
आपने जो काम किया है में उसके लिए आपका उपकार मानना चाहता था। मेरा 
नियम है कि मैं संतारके साथु पुरुषोंका दर्शन करता रहता हूँ। इस कारण मैंने 
आपको इतना कष्ट दिया। 

नारायण हेमचल्दने इतना कहकर मुझसे कहा कि मैं इन वाक्योंका अनुवाद 
कर दूँ। 

४ आपके आनेसे मुझे खुशी हुईं। आशा है, आपका यहाँका मुकाम सुखपूर्ण 
रहेगा और आप यहाँके छोगोंसे परिचय प्राप्त करेगे। ईइवर आपका कत्याग करे। ” 

यह कहंकर कार्डिवल खड़े हो गये। 

एक वार नारायण हेमचन्द्र मेरे निवास पर धोती-कुरता पहनकर आये। वेचारी 
घर-मालकिननें दरवाजा खोला तो डर गईं। पाठकोकी याद होगा ही कि मैं घर 
बदलता रहता था इसीलिए यह महिला नारायण हेमचन्द्रको नहीं जानती थीं। मेरे 
पास आकर बोली, “कोई पागछ-सा आदमी तुमसे मिलना चाहता है।” मैं द्वारपर 
पहुँचा तो नारायण हेमचन्द्रको पाया। मैं हैरान रह गया। पर वे तो सिर्फ हँस 
रहे थे। 

“ छड़कोंने आपको तंग नही किया? 

जवाब वे बोले: “ मेरे पीछे दौड़ते रहे, मैंने कुछ ध्यान नही दिया तो रह 
गये। 
नारायण हेमचन्द्र कुछ महीने इंग्लेड रहकर वहाँंसे पेरिस गये । वहाँ फ्रेंच भाषा- 
का अध्ययत किया और फ्रोच पुस्तकोंका अनुवाद करने लगे। उनके अनुवादकों देख 
लेने लायक फ्रेंच मैं जानता था, इसलिए उन्होंने उसे देख जानेकी कहा। मैने देखा 


कि वह अनुवाद नही था, भावार्थ था। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ६५ 


आखिर उन्होंने अपना अमेरिका जानेका निश्चय भी पूरा कर डाहा। बडी 
मुश्किलसे उन्हे डेक या तीसरे दर्जेजा टिकट मिला था। वे अमेरिकासे धोती-कुर्ता 
पहनकर निकलतेके कारण असभ्य पोशाक  पहननेके अपराधमे पक्रड़ लिये गये थे 
और याद पड़ता है कि बादमे छोड दिये गये थे। 


२३. जबरदस्त प्रदर्शनी 


सन्‌ १८९० में पेरिसमें एक बडी प्रदर्शनी की गई थी। उसकी तैयारियोंके 
बारेमें में पढता ही रहता था। पेरिस देखनेकी तीव्र इच्छा भी थी। मेने सोचा 
कि यह प्रदर्शनी देखने चला जाऊँ तो दोहरा लाभ हो जागेगा। प्रदर्शनीमे एक 
बडा आकर्षण था 'एफिल टावर देखनेका। यह टावर खालिस छोहेसे बना हुआ 
है। इसकी ऊँचाई १,००० फूट है। इसके बनतेके पहले छोग ऐसा मानते थे कि 
१,००० फूट ऊँचा मकान खडा ही नहीं रह सकता। भ्रदर्शतीमे और भी बहुत-कुछ 
देखने योग्य था। 

मैने पेरिसके एक अन्नाहारी भोजन-गृहके विषयमें पढा था। उसमें एक कमरा 
निश्चित किया। बहुत कम खर्चमे सफर निपटाकर पेरिस पहुँचा। वहाँ ७ दिन रुका। 
ज्यादातर देखने योग्य चीजे पैदल घूमकर ही देखी। उस प्रदर्शतीकी सदर्शिका और 
पेरिसका तकशा ले लिया था और उनके सहारे रास्तोंका पता लगाकर सारी सुख्य- 
मृखच्य चीजे देख ली। 

प्रदशनोको विशालहृता और विविवताके सिवा उसकी दूसरी कोई बात थाद 
नही पडती। में एफिल टावर पर तो दो-तीन वार चढा था, इसलिए उसकी अच्छी 
तरह याद है। पहली मंजिल पर खाने-पीनेका प्रबन्ध भी था। मैने वहाँ खानेसे साढें 
सात शिलिग फूंक दिये थे। 

पेरिपके प्राचीन गिरजाधरोकी याद बनी हुई है। उनकी भव्यता और उनके 
भीतर मिलनेवाली शान्ति मुलाई नहीं जा सकती। नोजदामकी कारीगरी और उसके 
भीतरकी चित्रकारी आज भी याद है। जिन्होंने छाखो रुपये खर्च करके ऐसे भव्य 
देवालय. बनवाये होगे उनके मनकी गहराईमे ईशंवर-प्रेम तो रहा ही होगा, ऐसा 
मेने सोचा । 

पेरिप्के फैशन, उसके स्वेच्छाचार और भमोग-विलासके विषयमें मैने काफी पढा 
था। गली-गलीमे उसके प्रमाण देखनेको मिलते, किन्तु ये गिरजाघर उन स्वेच्छाचारोसे 
अलग ही दिखते। उनमें घुसते ही वाहरकी अशान्तिका ध्याव तक नहीं रहता। वहाँ 
लोगोंका व्यवहार बदल जाता है, लोग वाअदब हो जाते है, कोलाहल नहीं होता। 
कुमारी मरियमकी मूर्तिके सामने कोई न कोई प्रार्थनारत' व्यक्ति रहता ही है। यह 
सब अन्वविश्वास नही है, हृदयकी भावना है। मुझपर उस समय ऐसा ही प्रभाव 
पडा था और मेरी वह मान्यता बढती ही गई। जो कुमारी मरियमकी मूर्तिके 
सामने घुटनोके बल बैठकर प्रार्थनामे रत दिखाई देते थे, वे उपासक्गण संग्रमरमरके 

३९-५ 


३५ सम्पूर्ण गांधी वाइमय्य 


पत्थरको नहीं, बल्कि उसमें अपने द्वारा कल्पित किसी शक्तिको पूजते थे। इस तरह 
वे ईइंवरकी महिमाकों घटाते नहीं थे, बल्कि बढ़ाते थे। मुझे ऐसा कुछ याद है कि 
उस समय मुझे ऐसा ही छगा था। 

एफिल टावरके विषयमे दो झब्द कहना जरूरी है। मुझे नहीं मालम, आज 
एफिल टावरका क्‍या उपयोग हो रहा है। किन्तु उन दिनो प्रदर्शनीसे सम्बन्धित बहुत- 
सी बाते लिखी जाती थी। उसमें एफिल टावरकी स्तुति भी पढी और निन्‍्दा भी। 
मुझे निन्‍दा करनेवालोमे टॉल्स्टॉयकी बात मुख्य रूपसे याद है। उन्होने लिखा था कि 
एफिल टावर मनुष्यकी मूर्खताका चिह्न है, उसके ज्ञानका परिणाम नहीं। अपने छेखमे 
उन्होने कहा कि दुनियामे जितने तरहके ने प्रचलित है, उनमें तम्बाकूका नशा एक 
दृष्टिसे सर्वाधिक बुरा है। कुकर्म करनेकी जो हिम्मत मनृष्यमें शराब पीनेके बाद भी 
नही आती, वह बीड़ी पीनेसे आ जाती है। शराब पीनेवाला तो होश खो देता है, 
किन्तु बीडी पीनेवालेकी अक्छ पर धुआँ छा जाता है और वह इस कारण हवाई- 
किले बनाने छगता है। टॉल्स्टॉयनें यह सम्मति प्रकट की थी कि एफिल टावर ऐसे' 
ही व्यसतका परिणाम है। एफिल टावर सौन्दयंकी दृष्टिसे तो कुछ भी नहीं है। 
यह नहीं कहा जा सकता कि उसके कारण प्रदर्शनीकी शोभा बढी थी। वह एक 
नई चीज थी; और बडी चीज है, इसलिए हजारो लोग उसे देखनेके लिए उसपर 
चढ़ते रहते थे। यह टावर प्रदर्शनीका एक खिलौना ही समझिए और जबतक हम 
लोग मोहान्ध है तबतक हम भी बालक है। यह बात इस टावर द्वारा मरी-भॉति 
सिद्ध होतो है; और इसको इतनी उपयोगिता भले ही मान छी जाये। 


२४. बेरिस्टर तो बन गया -- अब क्‍या हो? 


में बैरिस्टर बननेके जिस कामके लिए विलायत' गया था, उस सम्बन्धम मैने 
क्या किया, इसकी अभी तक मेने चर्चा नहीं की है। अब उसके बारेमे लिखनेका 
अवसर आ गया <है। 

बैरिस्टर बननेके लिए दो बाते जरूरी थी --- एक थी टर्म” पूरी करना अर्थात्‌ 
सत्रोमे उपस्थित रहना। वर्षमे चार सन्न होते थे। ऐसे बारह सन्नोमे हाजिर रहना 
था। दूसरी चीज थी कानूनकी परीक्षा देना। सत्रोमे हाजिरीका मतरूब होता है 
दावते खाना; हरएक सत्रमे लगभग चौबीस दावते होती थी। उनमेसे छ में उपस्थित 
होना अनिवार्य था। वहाँ पहुँचकर भोजन करना अनिवार्य नही था, पर निश्चित 
समय पर पहुँचकर दावत समाप्त होनेकी अवधि तक वहाँ बैठे रहना अनिवारय होता 
था। आम तौर पर तो सब लोग खाते-पीते ही थे। खानेपीनेके लिए अच्छी-अच्छी चीजे 
होती और पीनेके लिए बढिया मानी जानेवाली शराब। अवश्य ही उसके दाम चुकाने 
होते थे। यह रकम ढाई-तीन शिलिग तक होती, अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति दो-तीन रुपयेका 
खर्च हुआ। यह खर्च बहुत कम माना जाता था, क्योकि बाहरके किसी होटलमे 
भोजन करनेपर इतने पैसे तो शराबके ही पड़ जाते थे। शराब पीनेवालेके खानेके 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ६७ 


खर्चकी अपेक्षा उसका पीचेका खर्चे अधिक होता है। हिन्दुस्तानमे हमे -- यदि हम 
'सम्य” न बन गये हो तो--इसपर आइचर्य हो सकता है। मुझे तो बिलायत 
जानेपर यह सब देख-सुन कर बडा आघात पहुँचा था। मेरी समझने ही नही आता 
था कि लोग शराब पीनेके पीछे इतना पैसा बरबाद करनेकी हिम्मत केसे करते हूँ। 
बादमे उसे समझना सीखा। इन दावतोमे में शुरू-शुरूमे तो कुछ भी नहीं खाता था, 
क्योकि वहाँ मेरे कामकी चीजोमे सिफे डबल-रोटी, उबलहे आलू और उबली गोभी 
ही होती थी। शुरूमे तो ये रुचे नही, इसलिए खाये नहीं। वादमे जब वे स्वादिष्ट 
लगने लगे तब दूसरी चीजे माँग कर के लेनेकी शक्ति भी सुझमे आ गई थी। 

विद्याथियोके लिए एक प्रकारके भोजनकी व्यवस्था रहती और बेचरो (महा- 
विद्यालयके बड़ो)के लिए अलूग अमीरी भोजनकी व्यवस्था रहती थी। मेरे साथ एक 
पारसी विद्यार्थी थे। वे भी अन्नाहारी वन गये थे। हम दोनोने अन्नाहारके प्रचारकी 
दृष्टिसे वेंचरोके भोजनमे से अन्नाहारियोके योग्य चीजोकी माँग की। माँग कबूल 
हुई और इसके बाद हमें वेचरोकी मेजपरसे अन्य शाक-सब्जियों और फ़छ वगगेरा 
मिलने लगे। 

शराब तो मेरे किसी कामकी ही नहीं थी। चार आदमियोके बीच शराबकी 
दो बोतले दी जाती थी। इसलिए अनेक चौकड़ियोमे मेरी माँग रहती। में पीता 
नही था, इसलिए उन्हे तीनके बीच दो बोतले उडानेका अवसर मिल जाता था। 
इसके अछावा इन सत्रोमे एक 'ग्रैड नाइट” (शानदार रात) होती थी। उस दिन 
'पोर्टर और 'शेरी” के सिवा 'शैम्पेन ' भी मिलती थी। शेम्पेन की छज्जत कुछ और 
ही गिनी जाती थी, इसलिए इस शानदार रात के अवसर पर मेरी इज्जत और 
भी वढ जाती और मुझे उस रात हाजिर रहनेका न्योता सी मिलता था। 

खानें-पीनेके इस कार्यक्रमसे बैरिस्टरीमे क्या वृद्धि हो सकती है सो में न तब 
समझ सका, न उसके बाद। एक समय' ऐसा अवश्य था जब इन भोजोमें सम्मिलित 
होनेवाले विद्याथियोकी सख्या थोडी ही होती थी और तब उनके तथा बेचरोके बीच 
वार्तालाप और माषणादि भी होते थे! इसके कारण उन्हें व्यावहारिक ज्ञान आप्त 
होनेकी सम्भावना रहती थी। एक प्रकारकी सम्यता, वह अच्छी हो चाहे बुरी, वे 
सीखते थे और भाषण शक्ति भी बढाते थे। मेरे जमानेमे तो यह असम्भव हो चुका 
था। वेचर तो अलग, अस्पृव्य-जैसे बैठे रहते थे। इस तरह उस पुरानी प्रथाका 
कोई असर सही रह गया था। फिर भी प्राचीनताके प्रेमी, परम्परावादी इग्लैडमे 
यह प्रथा बनी ही रही। 

कानूनकी पढाई सरल थी। वैरिस्टरोको हँसी-दिल्लगीमे डिनर वैरिस्टर ही 
कहते थे। सव जानते थे कि वहाँ परीक्षाका मूल्य नही के वराबर है। मेरे समयमे 
रोमके कानून और इग्लैडके कानूनकी परीक्षाएँ होती थी। दो' मागोमे दी जानेवाली 
इस परीक्षाकी पुस्तके निर्धारित थी, पर उन्हे कोई शायद ही पढता था। रोमन-लॉं 
पर लिखे सक्षिप्त नोट मिलते थे। उन्हे प॑ञ्रह दिवमे पढ़कर पास होनेवालोको मैने 
देखा था। यही चीज इस्लैडके कानूनके वारेमें भी थी। मैचे देखा था कि धिद्यार्थी 
उसपर लिखे नोटोकों पढकर दो-तीन महीनोमे तैयारी कर छेते है। परीक्षामे प्रश्न 


६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सरल आते थे और परीक्षक उदार होते थे। रोमन-लॉमे उत्तीर्ण होनेवालोकी संख्या 
९५ से ९९ प्रतिशत और अन्तिम परीक्षामे ७५ प्रतिशत या उससे भी अधिक होती 
थी। इस कारण अनुत्तीर्ण होनेका डर तो बहुत कम रहता था। इसके सिवाय परीक्षा 
वर्षमे एक बार नहीं, चार वार होती थी। इतनी सुविधापूर्ण परीक्षा बोझ्न-रूप तो 
किसीके लिए भी नहीं हो सकती थी। 

पर मैने उसे बोन्च बना लिया। मुझे छगा कि मूल पुस्तके अवश्य पढ ली जानी 
चाहिए। न-पढना मुझे धोखा देने-जैसा लगा। इसलिए मैने मूल पुस्तके खरीदने 
पर काफी खर्चे किया। रोमन लॉको लेटिनमे पढ़ डालनेका निर्वय किया। विलायत 
की मेट्रिकुलेशन परीक्षा मेने लेटिन ली थी। वह यहाँ उपयोगी सिद्ध हुई। मेरा 
यह पढना व्यर्थ नहीं गया। दक्षिण आफ्रिकामे रोमन डच-हलॉ प्रामाणिक माना जाता 
है । उसे समझनेमे 'जस्टिनियन का अध्ययन मेरे लिए वडा लामप्रद रहा। 

इंग्लैडके कानूनका अव्ययत नौ महीने काफी मेहनत करनेके वाद समाप्त हो 
पाया। ब्रृमके 'कामन-छाँ” नामक बड़े परन्तु दिलचस्प ग्रन्थका अध्ययन करनेमे ही 
काफी समय छूग गया। स्टेलकी 'ईक्विटी ' को वहुत मन रूगाकर पढ़ा पर उसे समझने 
मे जाव ही निकल गईं। व्हाइट औौर ट्यूडरके प्रमुख मुकदमोमे से जो पढने योग्य 
थे उन्हें पढ़नेमें मुझे मजा आया और ज्ञान भी मिला। अचल सम्पत्ति सम्बन्धी 
विलियम्स और एडवर्डकी पुस्तक तथा गुडीवकी चल सम्पत्तिपर लिखी पुस्तककों मैने 
रस लेकर पढा। विलियम्सकी पुस्तक तो मुझे उपन्यास जैसी छंगी। उसे पढते समय 
मन तनिक भी नहीं ऊबा। मेइनका हिन्दू लॉ ' हिन्दुस्तान आनेके बाद मेंते इतनी ही 
रुचिके साथ पढ़ा था। पर हिन्दुस्तानके कानूनकी बात यहाँ नहीं करूँगा। 

परीक्षाएँ पास करके मैं १० जून, १८९१ को बैरिस्टर वन गया। ११ जूनको 
ढाई शिलिंग लेकर इग्लैडके हाईकोर्टमे अपना नाम दर्ज कराया और १२ जूनको 
हिन्दुस्तानके लिए रवाना हो गया। 

पर मेरी मिराशा और भयकी कोई सीमा नही थी। मुझे लग रहा था कि 
कानून तो मै बेशक पढ चुका, पर ऐसी तो कोई भी चीज मैने नहीं सीखी, जिसके 
बलूपर वकालत कर सक। 

अपनी इस मानसिक पीड़ाका वर्णन करनेके लिए स्वतन्त्र प्रकरण बावश्थक है। 


२५, मेरी परेशानी 


वैरिस्टर कहलाना तो सहल था, पर वैरिस्टरी करना हे मुश्किल जान पड़ा | 
कानन तो पढे थे, पर वकारूत करना नहीं सीखा था। कानूनम कई धर्म-सिद्धान्तोको 
पढनेका अवसर आया जो मनकों बहुत भागे, पर यह समझम नहीं आया कि अपने 
घन्धेमे उनका उपयोग कैसे किया जा सकेगा। अपनी सम्पत्तिका उपयोग इस तरह 


३. जस्टिनिंयन प्रथम (४८३-५६७ ); सुप्रतिद्ध रोमन सम्राद नित्की काचून सम्बन्धी पुस्तक 
कोरपस व्यूरिस सिवि्स, बहुत महत्लपूर्ण मानी जाती हे। 


सत्यके प्रयोग' अथवा आत्मकथा ६९ 


करो कि दूसरेकी सम्पत्तिको हानि न पहुँचे ', यह एक घर्म-वचन ही है। पर मैं यह 
नहीं समझ सका कि वकाल्‍रूतका पेशा करते हुए मुवक्किलके पक्षमे इसका उपयोग 
कैसे सम्भव होता होगा। जिन मुकदमोमे इस सिद्धान्तका उपयोग किया गया था, वे 
मैने पढे थे। पर उनमें भी मुझे इसका उपयोग करनेकी कुंजी हाथ न छगी। 

इसके सिवा जो कानून पढे थे उनमे हिन्दुस्तानके कानूनका तो उल्लेख ही नहीं 
था। में वहाँ हिन्दू शास्त्र और इस्लामी कानूनके बारेमें कुछ भी नहीं जान पाया, न 
मैने वहाँ अर्जी दावा तेयार करना सीखा। मैं बहुत चिन्तित हुआ। मैने फीरोजशाह 
मेहताका नाम सुना था। सुना था कि वे अदालतोमे सिंहकी तरह गर्जना करते हैं। 
भला उन्होने यह करा विलायतमें कहाँ सीखी होगी। उनकी जैसी होशियारी तो 
इस जीवनमे मिल नहीं सकती। साधारण वकीलके नाते आजीविका कमानेकी शक्ति 
प्राप्त करनेके विषयमे भी मेरा मन बहुत अधिक शकित हो उठा। 

लदनमे कानूनका अध्ययन करते हुए भी में इन शका-कुशंकाओके भंवरमे 
पडा था। मैने दो-एक मित्रोके सामने अपनी कठिनाइयाँ रखी। उन्होने सुझाया कि 
में दादाभाई नौरोजीकी सलाह छूँ। यह तो में सूचित कर चुका हूँ कि मेरे पास 
दादामाईके नाम दिया हुआ एक पन्न भी था। उस पत्रका उपयोग मैने बहुत दिचोके 
वाद किया। ऐसे महान्‌ पुरुषसे मिलने जानेका मुझे क्या अधिकार है? उनका कही 
साथण होता तो में उसे सुनने जाता और एक कोनेमे वैठकर नेत्र और श्रवण तृप्त 
करके लौट भाता। उन्होने विद्याथियोके सम्परकंमे आनेकी दृष्टिसे एक मण्डल भी 
स्थापित किया था। में उसमें हाजिरी देता रहता। विद्याथियोके प्रति दादाभाईकी 
चिन्ता और दादामाईके प्रति विद्याथियोका आदर देखकर मुझे आनन्द होता था। 
आख़िर एक दिन मैने उन्हे अपने पासका सिफारिशी पत्र देनेका साहस जुटा लिया। 
में उनसे जाकर मिला । उन्होने मुझसे कहा, “तुम मुझसे मिलकर जब भी कोई 
सलाह छेता चाहो, जरूर मिलना।” पर मेने उन्हे कमी कोई कष्ट नही दिया। 
किसी जबरदस्त कठिनाईके उपस्थित होनेंके अलावा उनका समय लेता मुझे पाप जान 
पडता। इसलिए उक्त मित्रकी सलाहके अनुसार दादाभाईके सामने अपनी कठिनाइयाँ 
रखनेकी मेरी हिम्मत नहीं पडी। कदाचित्‌ उन्हीं अथवा किसी और मित्रने मुझे 
सुझाया कि मैं श्री फ्रेडरिक पिंकटसे मिलूँ। श्री पिकट कजरवेटिव (अनुदार दछू) के 
थे, किन्तु हिन्दुस्तानियोके प्रति उनके मनमे स्वच्छ और नि.स्वार्थ प्रेम था। अनेक 
विद्यार्थी उनसे भार्गदर्शन लेते थें। इसलिए मैने उन्हें पत्र लिखकर मिलनेका समय 
माँगा। उन्होने समय दिया। में उनसे मिला। इस मृलाकातकों मैं कभी नहीं भूल 
सका। वे मुझसे एक मित्रकी तरह मिले। मेरी निराशाकों तो उन्होने हंसकर ही 
टाल दिया। “क्या तुम यह' मानते हो कि सबका फीरोजशाह मेहता बनना जरूरी 
है” फीरोजगाह मेहता या बदरुद्दीव तैयवजी तो एक-दो ही होते है। इतना निश्चित 
समझ लो कि क्षाधारण वकील बननेके लिए बहुत अधिक होशियारीकी जरूरत नही 
होती । साधारण प्रामाणिकता और अध्यवसायसे मनुष्य भली-भाँति वकालतका घन्धा 
कर सकता है। सभी मुकदमे वारीकियोसे भरे हुए नही होते | अच्छा, यह वताओ, 
सामान्य ज्ञानमे तुमने क्या-क्या पढ लिया है? ” 


७० सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


जब मैने उन्हे अपनी पढ़ी हुई पुस्तकोंके नाम बताये तो मैने देखा कि वे थोहे 
निराण हुए, किन्तु वह निराजा क्षणिक थी। तुरन्त हीं उनके चेहरेपर हँसी छा गई 
और उन्होने कहा : “अब मैं तुम्हारी मुश्किल समझ गया हूँ। तुमने बहुत कम 
सामान्य वाचन किया है। तुम्हें दुनियाका व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। इसके बिना 
वकोौछका काम नहीं चल सकता। तुमने हिन्दुस्तानका इतिहास भी नहीं पढा | वकीलकों 
मनुष्य-स्वभावका ज्ञान होना चाहिए। चेहरा देखकर उसे मनुष्यको पहचान सकता 
चाहिए। हरएक भारतीयकों भारतके इतिहासका तो ज्ञान होना ही चाहिए। वकाछतके 
साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु तुम्हें इसका ज्ञान अवब्य होना चाहिए। 
देखता हूँ कि तुमने के और मलेसनकी १८५७ के गदरपर लिखी गईं किताव मी 
नहीं पढ़ी है। उसे तो तुम फौरन ही पढ़ डाछों और अन्य जिन दो पुस्तकोंके नाम 
दे रहा हूं उन्हें मनृष्यकी परखके ख्यालसे पढ़ लेना। यो कहकर उन्होंने लवेटर 
और शमलपेनिककी फिजियॉनॉमी (मुख सामुद्विक) पर लिखी गई पुस्तकका नाम 
लिखकर दिया। 

मैंने अपने इन व्योवुद्ध मित्रका वड़ा आसार माना। उनकी उपस्थितिमें तो 
क्षण-मरके लिए मेरा भय चला गया, किन्तु बाहर निक्रल्ते ही में फिर घवबरानें 
लगा। चेहरा देखकर आदमीकों परखनेकी वात मनमें घुमाता हुआ और उन दो 
पुस्तकोंकी बात सोचता हुआ में घर पहुँचा। दूसरे दिच लवेटरकी पुस्तक खरीदीं। 
जैमलपेनिककी पुस्तक उस दृकानपर नहीं मिली। लवेटरकी पुस्तक पढ़ी, पर वह 
तो स्नेलसे' भी कठिन जान पड़ी। रस भी उसमें रूगमग बिलकुल नहीं मिला। 
शेक्सपियरके चेहरेका अव्ययन किया, पर लन्दतकी सड़कों पर चलनेवाले वेक्सपियरों 
को पहचाननेकी शक्ति नहीं मिली। 

लवेटरकी पुस्तकमे मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। श्री पिंकटकी सलूाहका प्रत्यक्ष 
लाभ तो मुझें बहुत थोड़ा मिला, पर उनके स्तेहसे मुझे बहुत वक्त मिक्तरा। उनके 
हँसमुख और उदार चेहरेकी याद वनी रही। उन्होंने कहा था कि वकारूत करनेके 
लिए फीरोजबाह मेहता जैसी होजियारी और याददाब्तकी जरूरत नही है; प्रामाणिकता 
और लगनसे काम चल जायेगा। मैने उनके इन वचनों पर श्रद्धा रखी। मेरे पास 
इन दोनोंकी पँजी काफी मात्रामें थी, इसलिए दिलमें कुछ जागा उत्पन्न हुई। 

के और मलेसिनकी पुस्तक में विछायतमें नहीं पढ़ पाया। पर निश्चय कर 
लिया था कि मौका मिलते ही उसे अवर्य पढेँगा। यह इच्छा दक्षिण आफ़िकाममे 
पुरी हुई। 

इस तरह निराबगामे आगाकी घुँवछी-सी किरण लिये हुए में कॉपते परों 
“आसाम ” जहाजसे वम्बई बन्दरयाह पर उतरा। बन्दर-स्थानपर समुद्र उफना रहा 
था, इसलिए किनारे पर हछुंचमें वेठकर आना पड़ा। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ७१ 
दूसरा भाग 
१, रायचन्दभाई 


पिछले प्रकरणमे मैने यह लिखा कि वम्बईके बन्दरभाहमें समुद्र विक्षुब्ध था। 
जून-जुलाईमे हिन्द महासागरके लिए यह कोई अजीब वात नहीं कही जा सकती। 
भदनसे ही समुद्र ऐसा था। सब छोग बीमार पड गये थे, अकेला मैं मजेमें था। 
तूफान देखनेके लिए डेंक पर खडा रहता, भीग भी जाता। सुबहके नाइतेके समय 
मुस्ताफिरोमेसे हम एक या दो ही मौजूद रहते। जईकी छूपसी, रकावीकों गोदमे रख 
कर ही खाई जा सकती थी, नहीं तो हालछत ऐसी थी कि लछपसी गोदमे ही आ 
गिरती | 

मुझे तो लगता है कि बाहरका यह तूफान मेरे अन्तरके तूफानका ही' चित्र था 
और जिस तरह वबाहरका तूकान मुझे बशान्त नहीं कर पाया, वही बात अन्दरके 
तूृफानके लिए भी कही जा सकती है। जातिका प्रश्न सामने आते ही वाला था। 
पेशे-पम्बन्धी चिन्ताके विषयमे भी में छिख चुका हूँ। इनके सिवा सुधार-प्रिय होनेंके 
कारण मैने कई प्रकारके सुधारोकी कल्पना कर रखी थी। उनके विषयमे भी चिन्तित 
था। कुछ और चित्ताएँ अप्रत्याशित ही उत्पन्न हो गईं। 

मैं माँकों देखनेके लिए अबीर हो रहा था। जब ताव गोदीमें पहुँची, तो मैने 
अपने बड़े भाई साहवकों वहाँ मौजूद पाया। उन्होने डा० मेहता और उनके बड़े 
भाईसतें त्रतक परिचय प्राप्त कर लिया था। डा० मेहताका आग्रह था कि में उन्हीके 
घर ठहहरूँ, इसलिए वे मुझे वहाँ ले ग्रये। इस प्रकार विलायतमें जो सम्बन्ध स्थापित 
हुआ था, वह देशम भी कायम रहा। इतना ही नही, उसने अधिक दृढ बनकर दोनों 
कुटुम्नीको जोड दिया। 

मुझे खबर ही नहीं थी कि माताजीका स्वर्गवास हो चुका है। घर पहुँचते पर 
मुझे इसकी खबर दी गई और स्तान कराया गया। यो यह समाचार विलायतमे 
दिया जा सकता था, किन्तु वडे भाईने इस विचारसे' कि आघात असह्य न हो' जाये, 
बम्बई पहुँचने तक मुझे खबर ते देनेका तिश्चय कर रखा था। किन्तु में अपने दु खकी 
चर्चा नहीं करूँगा। पिताकी मृत्युसे मुझे जो' आघात पहुँचा था, माताकी मृत्युको 
खबरसे मुझे जो आघात पहुँचा, वह उसकी तुलनामे बहुत अधिक था। मेरे कितने 
ही मनोरथ मिट्टीमें मिल गये। पर मुझे याद है कि माँकी मृत्युके इस समाचारको 
सुनकर में फूट-फूट कर नहीं रोया। में अपने आँसुओको रोकनेके साथ-साथ अपने 
रोजमर्सका काम इस तरह शुरू कर पाया था मानों कुछ हुआ ही ने हो। 

डा० मेहताने अपने स्थान पर जिन छोगोसे मेरा परिचय कराया, उतसे से 
एकका उल्लेख किये बिना काम नहीं चछ सकता। उनके भाई रेवाशकर जग्रजीवन 
तो मेरे आजलन्म मित्र बन ही गये, किन्तु मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूँ वे है 
कवि' रायचन्द अथवा राजचन्द्र ! वे डा० मेहताके बडे भाईके जामाता और रेवाशकर 
जगजीवन पेढीके साक्नेदार तथा कर्ता-घर्त्ता थे। उस समय उनकी अवस्था २५ साल्‍ूसे 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अधिक नहीं थी, फिर भी अपनी पहली ही मूलाकातमें मुझे ऐसा छगा कि वे चरित्र- 
वान और ज्ञानी पुरुष हैं। वे शतावबानी माने जाते थे। डा० मेहताने मुझे उनके 
शताववानका नमूना देखनेकों कहा। मैंने अपने भाषा-ज्ञानका भण्डार खाली कर दिया 
और कविने मेरे कहे हुए शब्दोंको उसी क्रममें सुना दिया, जिस कऋममें वे कहे गये 

उनकी इस शक्तिपर मुझे ईर्ष्या तो हुई, किन्तु भुग्ध में उसपर नहीं हुआ। मग्ध 
करनेबाली वस्तुका परिचय तो बादमें हुआ। वह था उनका व्यापक शास्त्र-ज्ञान, उनका 
शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शनकी दिशामें उनका उत्कट उत्साह। मैंने बादमें जाना कि 
वे इस अन्तिम बातके लिए ही' जीवन जी' रहे थे 


हसतां रमतां प्रगट हरि देखुं रे, 
सारु जीव्यूं सफल तव लेख रे; 
मुकक्‍्तानन्दनो नाथ चिहृएरी रे, 
ओधा जीवनदोरी हमारी रे॥' 


मुक्तानन्दका यह वचन उनकी जीमपर तो था ही, वह उनके हृदयमें भी अंकित 
था। वे हजारोंका व्यापार करते, हीरे-मोती परखते और व्यापारकी समस्याओंको 
सुलझाते, किक्तु ये सब बातें उनके जीवनका केन्द्र नहीं थीं। उनकी मुख्य बात, 
उनका पुरुषार्थ तो था आत्म-परिचय, हरिदर्शन। वे जिस गद्दीपर बैठते थे उसपर 
कोई दूसरी चीज हो चाहे न हो, पर कोई त कोई धर्म-पुस्तक और डायरी अवश्य 
रहती। व्यापारकी बात समाप्त होते ही वे धर्म-पुस्तक अथवा डायरी खोल लछेते। 
उनके लेखोंका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसका अधिकांश इस डायरीसे ही लिया 
गया है। जो मनुष्य लाखोंके लेत-देनकी बात समाप्त करते ही तुरन्त आत्मज्ञानकी 
गूढ़ बातें लिखने बैठ जाये, उसकी जाति व्यापारीकी नहीं, शुद्ध ज्ञानीकी है। उनके 
विषयमें मुझे ऐसा अनुभव एक बार नहीं, अनेक बार हुआ था। मैंने उन्हें कभी 
असच्तुलित नहीं देखा। मुझसे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं उनके बहुत निकट 
सम्पकेम रहा हुं। में उस समय एक तिथ्कांचन वरिस्टर था, पर में जब कभी उनकी 
दुकान पर पहुँचता, वे सेरे साथ ब्रह्म-चर्चाके सिवाय दूसरी कोई बात ही न करते। 
यद्यपि उस समय तक में अपनी दिशा निश्चित नहीं कर पाया था; यह भी नहीं 
कह सकता कि मुझे साधारणतया धर्म-चर्चामें रस आने छूगा था; फिर मी मैं 
रायचन्दभाईकी बातें रुचिपूर्वक सुनता था। उसके बाद मैं अनेक धर्माचायोके सम्पर्क 
आया. हूँ। मैंने सभी घर्मोके आचार्योसे मिलनेका प्रयत्व किया है, किन्तु जो छाप 
मुझपर रायचन्दभाईने डाली, वेसी कोई दूसरा नहीं डाछ सका। उनके बहुतेरे वचन 
सीधे हृदयमें उतर जाते थे। में उनकी बुद्धिका सम्मान करता था और उन्तकी 
भामाणिकताके लिए भी मेरे मनमें वैसा ही आदर था| इसलिए मुझे विश्वास था कि 
वे मुझे जान-बूझकर गलत रास्ता नहीं दिखायेंगे और वही कहेंगे, जो उनके अन्तरकी 


२. हेंसते-खेल्वे सभी कार्मोमें जब मुझे हरिके दर्शन हों तभी में अपने जीवनक्ो सफल मार्नूँगा 
मुक्तानन्द कहते हें, “ भगवान्‌ मेरे नाथ हैं और वही मेरी जीवन-डोरी भी हैं।” 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ७३ 


वात होगी। इस कारण में अपने आध्यात्मिक सकटके समय उत्तका आश्रय लिया 
करता था। 

रायचन्दभाईके प्रति इतना आदर रखते हुए भी मैं उन्हे अपने धर्मंगुरुके रूपमें 
हृदयमें स्थान नहीं दे सका। मेरी वह खोज तो आज भी चल रही है। 

गुरुके पदको हिन्दू धर्ममें जो महत्व प्राप्त है उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। 
' गुरु बिन होय न ज्ञान , इस वचनमों बहुत-कुछ सत्य है। अक्षर-ज्ञान देनेवाले शिक्षक' 
अपूर्ण हों, तो काम चल सकता है, किन्तु आत्मदर्शन करानेवाला शिक्षक अपूर्ण हो, 
तो काम नहीं चल सकता। ग्रुरुपद सम्पूर्ण शञानीकों ही दिया जा सकता है। गुरुकी 
खोजमे ही सफलता छुपी हुईं है। क्योकि शिष्यको अपनी योग्यताके अनुसार ही गुरु 
मिलता है। इसका यह अर्थ हुआ कि योग्यता प्राप्तिके लिए प्रत्येक साधकको सम्पूर्ण 
प्रयत्त करनेका अधिकार है और ऐसे प्रयत्वका फल ईश्वरके हाथमे है। 

कहनेका आशय यह है कि यद्यपि में रायचन्दमाईको अपने हृदयका स्वामी 
नहीं बना सका, तो भी हम आगे देखेंगे कि मुझे समय-समय पर किस प्रकार उनका 
सहारा मिलता रहा। यहाँ तो इतना ही कहना काफी होगा कि मेरे जीवनपर गहरा 
प्रभाव डालनेंवाके आधुनिक मनुष्य तीन है: रायचन्द भाईने अपने सजीव सम्पकेसे, 
टॉल्स्टॉयने वबैकुण्ठ तेरे हृदयमें है” ( किग्डसम आफ याड़ इज़ विदिन यू ) नामक 
पुस्तकसे और रस्कितने 'सर्वोदिय  (अन्दु दिस छास्ट) नामक पुस्तकसे मुझे चकित 
कर दिया। किन्तु इस विषयमे हम यथास्थान चर्चा करेगे। 


२. संसार-प्रवेश 


बडे भाईने मुझसे वडी-बडी आजाएँ बाँध रखी थी। उनको पैसेका, कीतिका 
और पदका बहुत लोम था! उतका दिल बादशाहो-जैसा था। उदारता उन्हे फिजूल- 
खर्चीकी हद तक के जाती थी। इस कारण और अपने भोले प्रमावके कारण उन्हे 
मित्र बनाते देर न लगती थी । अपनी' इस मित्र-मण्डलीकी मददसे वे मेरे लिए मुकदमे 
जुटाना चाहते थे। उन्होंने यह भी मान लिया था कि मैं खूब कमाऊंगा, इसलिए 
उन्होने घर-खर्च भी बढा रखा था। मेरे लिए वकालतका क्षेत्र तैयार करनेमें भी 
उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। 

जातिका झगड़ा अमी तक समाप्त नहीं हुआ था। जातिमे दो तड़ें पड गई 
थी -- एक पक्षने मुझे जातिमे के लिया और दूसरा न लेनेपर डटा रहा। जातिमें 
लेनेवाले पक्षकों सन्तुष्ट करनेके लिए भाई मुझे राजकोट ले जानेंसे पहले नासिक 
ले गये। वहाँ मुझे गगा-स्ताव कराया गया और राजकोट पहुँचनेपर जाति-मोज दिया 
गया। मुझे इस सबमे कोई दिलचस्पी नही थी। बडे भाईके मनमे मेरे लिए अगाघ 
प्रेम था और मैं मानता हूँ कि मेरे मनमे उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी, इसलिए 
उनकी इच्छाकों आदेश मानकर में यन्‍्त्रकी भाँति बिवा समझे उनकी इच्छाका अनु- 
सरण करता रहा। इससे जातिका प्रश्न हल हो गया। 


७४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जातिके जिस पक्षने मुझे बहिष्कृत रखा, मैने उसमे प्रवेश करनेका कोई प्रयत्न 
नही किया और न मैने जातिके किसी पंचके प्रति मनमे कोई रोपभाव ही रखा। 
उन छोगोमे से कुछ लोग मुझे तिरस्कारकी दृष्टिसि भी देखते थे। उनके साथ मै 
नम्नताका वरताव रखता था। जातिके वहिष्कार-सम्वन्दी कानूतका मैं पूरा-पुरा आदर 
करता था। मे॑ अपने सास-ससुर अथवा अपनी वहनके घर पानी तक नही पीता 
था। वे छिपे तौरपर मेरे साथ खाने-पीनेको तैयार भी हो जाते, पर मेरा मन ही 
उस कामके लिए तैयार नही होता था जो खुले तौरसे न किया जा सके। 

मेरे इस व्यवहारका परिणाम यह हुआ कि जातिने अपनी ओरसे मुझे कभी 
कोई कष्ट नहीं दिया। मैं आज तक भी जातिके एक पक्षमे विधिवत बहिप्कृत माना 
जाता हूँ, फिर भी मुझे उनकी ओरसे सम्मान और उदारताका ही अनुभव हुआ है। 
उन्होने मेरे कार्यमे मुझे मदद भी दी है और मुझसे यह आशा तक नही रखी कि मैं 
जातिके लिए कुछ न कुछ करूँ। मेरा ख्याल है कि यह मधुर फल मेरे अप्रतिकारका 
ही परिणाम है। यदि मैने जातिमे सम्मिलित होनेकी उठा-पटककी होती, और अपना 
पक्ष पैदा करनेंका प्रयत्न किया होता, जातिवालोकों छेडा या चिढाया होता, तो वे 
अवश्य मेरा विरोध करते और में अपने विलायतसे लौटते ही तटस्थ और अलिप्त 
रहनेके स्थानपर भागदौड़के फेरमे फेंस जाता, और केवल छल-कपटका पोषण करने- 
वाला वन जाता। 

अभी तक पत्नीके साथ मेरा सम्बन्ध जैसा में चाहता था, वैसा नहीं वना 
था। विलायतम रहकर भी में अपने ईर्ष्यालू स्वमावकों नहीं छोड़ पाया था। हर 
बातमे दोष-दशेन और संजयकी मेरी टेव जैसीकी तसी वनी रही। इसलिए मैं जो 
चाहता था सो पूरा नहीं कर पाया। मैं पत्नीको अक्षर-ज्ञान होना तो आवश्यक 
मानता था। मैनें सोचा था कि यह काम मैं स्वय करूँगा, पर मेरी विषयासक्तिने 
मुझे वह काम नहीं करने दिया और में अपनी इस कमजोरीका गुस्सा अपनी पत्नीपर 
उतारने रूगा, यहाँ तक कि मैने उसे एक वार तो उसके मायके ही भेज दिया और 
अतिशय दुखी कर देनेके वाद ही उसे फिरसे अपने साथ रखना स्वीकार किया। मैने 
बादमें अनुभव किया कि यह मेरी नादानीके सिवाय और कुछ नहीं था। हि 

वच्चोकी शिक्षाके विषयमे भी मेरे मनमें कुछ सुधार-सम्वन्धी विचार थे। बड़े 
भाईके बच्चे थे, और में भी एक लडका छोड़ गया था। यह अब चार सालका हर 
रहा था। मैने सोचा था कि इन्हे व्यायाम करवाऊंँगा, मजबूत वनाऊँगा और अपने 
साथ रखँंगा। भाई इससे हमराय थे। में इसमे थोड़ी-बहुत सफलता प्राप्त कर सका। 
वच्चोका साथ मुझे बहुत प्रिय छगा और तबसे उनसे हँंसी-मजाक करनेकी मेरी 
आदत अबतक वनी हुईं है। तमीसे मेरी यह घारणा बनी है कि मैं वच्चोकों शिक्षण 
देनेका काम अच्छी तरह कर सकता हूं। रु 

खाने-पीनेकी आदतोमे भी सुधारकी स्पष्ट आवश्यकता थी। घरमे चाय-काफीको 
जगह मिल चुकी थी। वडे भाईने सोचा था कि मैं विछायतसे छौट रहा हूं, इसलिए 
मेरे वहाँसे आनेके पहले ही घरमें विछायतकी कुछ हवा दाखिल हो ही जानी चाहिए | 
इसलिए जो चीजे पहले घरमे केवल दवा-दारूके रूपमे और समय मेहमानोके लिए 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ७५ 


काममे आती थी, वे चीनी-मिट्टीके बतेन, चाय आदि अब सबके लिए काममे आने 
लगे। ऐसे वातावरणमे मैं अपने सुधार लेकर वहाँ पहुँचा। ' ओटमील पॉरिज ' (जईकी 
छपसी) दाखिछ की गईं और चाय-काफीके बदले कोकोकों जगह मिली। किन्तु यह 
परिवर्तन नाम-मात्रका ही रहा। चाय-काफीके साथ कोको और जुड गईं, कहिए। 
बूट-मोजे तो घरमे घुस ही चुके थे, मैने कोट-पतलूनकों भी दाखिल कर दिया। 

इस तरह खर्च बढा, नवीनताएँ बढी। आँगनमें सफेद हाथी बँघ गया! पर 
यह सव खर्च जुटाया कैसे जाये? यदि तुरन्त राजकोटमे घन्धा शुरू कर देता हूँ, तो 
हँसी होती है। मेरे पास ज्ञान तो इतना भी नहीं था कि राजकीटमे वकालत पास 
करनेवाले किसी वकीलके मुकाबलेमे भी खडा हो सकूँ। इसपर फीस लेनी थी उनसे 
दस गुना! कौन मूर्ख मुवविकिक मुझे काम देता फिर यह प्रइंत भी था कि यदि 
कोई ऐसा मूर्ख मिल भी जाये तो क्या मुझे अपने अज्ञानके साथ-साथ धृष्टता और 
विश्वासघातको भी जोड़कर अपने आपको ससारका अधिक कजंदार बना छेना 
चाहिए | 

मित्रोनें सलाह दी कि मैं कुछ समयके लिए वम्बई जाकर हाई-कोर्टकी वकालत 
का अनुभव प्राप्त करें और हिन्दुस्तानके कानूनका अध्ययन करनेके साथ-साथ कोई 
मुकदमे मिल सके, तो उन्हे प्राप्त करतेकी कोशिश भी करूँ। में वस्वईके लिए रवाना 
हुआ | 

वहाँ घर लिया। रसोइया रखा। रसोइया मेरे-जेसा ही था। वह ब्राह्मण था। 
मैने उसे कमी नौकरकी तरह रखा ही नहीं। यह ब्राह्मण नहाता तो था, पर घोता 
नहीं था। उसकी घोती मैली, जनेऊ मैला। शास्त्रके अभ्याससे कोई सरोकार नहीं। 
लेकिन और अच्छा रसोइया कहाँसे छाता 

४ ब्यो रविभकर (उसका नाम रविशंकर था), तुम रसोई बनाना त्तो नहीं 
जानते, पर सन्व्या आदि भी जानते हो या नही? 

“क्या कहूँ भाईसाहब, हर मेरी सन्ध्या और कुदाली खटकर्म है। में तो ऐसा 
ही ब्राह्मण हूँ। आप-जैसे किसीने निभा लिया, तो ठीक नहीं तो खेती तो कही गई 
ही नही है।” 

मैं समझ गया कि मुझे रविश्वकरका शिक्षक बनना होगा। मेरे पास काफी 
समय था। आधी रसोई रविशंकर बताता और आधी मै। मैने यहाँ विलछायतके 
अन्नाहार-सम्वन्धी मोजनके प्रयोग शुरू किये। एक स्टोव खरीदा । मैं स्वय तो पक्ति-भेद 
मानता ही नहीं था, रविशकरकों भी उसका आग्रह नहीं था, इसलिए हमारी ठीक 
पटरी जम गई। शर्ते या मुसीवत, जो कहो, यही थी कि रविशंकरने मैलसे सम्बन्ध 
विच्छेद करने और रसोईकों साफ रखनेकी मानों शपथ खा रखी थी। 

हछेक्िन चार-पाँच महीनेसे अधिक इस तरह अकेले वम्बईमे रहना सम्भव नहीं 
वना। क्योकि खर्च वढता जाता था और आमदनी तो कुछ भी नहीं थी। 

इस तरहमैने ससारमे प्रवेश किया | वैरिस्टरी मुझे अखरने लगी। इसमे आडस्बर 
अधिक और ज्ञान कम। उत्तरदायित्वका विचार मुझे दबोचे डाल रहा था। 


७६ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 
३. पहला मुकदमा 


वम्बईमें एक ओर कानूनतकी पढाई शुरू की और दूसरी ओर बाहारके प्रयोग 
भी। इन प्रयोगोमे वीरचन्द गांधी भी मेरे साथ हो गये। तीसरी तरफ भाईसाहवने 
मेरे लिए मुकदमे खोजनेकी कोशिश की। 

कानूनकी पढ़ाईका काम भी धीमे-बीमे चलछा। जाव्ता दीवानी (सिविल्‍छ प्रोस्तीजर 
कोड) किसी भी तरह गले नहीं उतरता था। साक्ष्य अधिनियम (एविडेस ऐक्ट) की 
पढाई ठीक चली। वीरचन्द गाघी सालिसीटर बननेकी तैयारी कर रहे थे, इसलिए 
वे वकीलोके बारेमे बहुत कुछ बताते रहते थे। “ फीरोजशाह भेहताकी होशियारीका 
कारण उनका अपार कानूनी ज्ञान है। साक्ष्य अधिनियम (एविडेस ऐक्ट) तो उन्हे 
जवानी याद है। घारा ३१के एक-एक मुकदमेकी जानकारी रखते है। वदरुद्दीन तैयवजी 
तो ऐसे होशियार है कि न्यायाघीम मी उनके सामने चकरा जाते है। उनमे बहस 
करनेकी अद्मृत भक्ति है।” 

मैं इन महारथियोकी बाते सुनता भौर मेरी घबराहट बढ़ जाती। 

वे बताते, “अगर पाँच-सात साल तक बैरिस्टर अदालतमें जूतियाँ चटकाता 
धूमता रहे, तो यह कोई आइचयकी बात नहीं है। मैने इसीलिए सालिसिटर बननेका 
निश्चय किया है। अगर तुम लूगमंग तीन सालके बाद भी अपना खर्च चला हे 
लायक कमाने लंगो, तो मैं कहँँगा कि तुमने खूब प्रगति कर ली। 

खर्च हर महीने बढ़ता ही जाता था। बाहर वैरिस्टरकी तख्ती लटकाये रहना 
और घरमें वैरिस्टरी करनेकी तैयारी करते रहना! मेरा मन इन दो वातोंके बीच 
कोई सामंजस्प नहीं विठाछ पाता था। इसलिए मै व्यग्रचित्तसें कानूनकी पढ़ाई चछाता। 
गवाहीके कानूनमें कुछ रुचि पैदा होनेकी वात मैं ऊपर कह चुका हूँ। मेइनका हिन्द 
ला मैने वडी रुचिके साथ पढा, पर मुकदमा लडनेकी हिम्मत न आई। अपना हु थ 
किसे सुनाता। मेरी दक्षा ससुरालमें आई हुई नई बहु-जैसी हो गई। 

तभी मुझे ममीवाईका मुकदमा मिला । स्माल-काज-कोर्ट (छोटी अदालत) में जाना 
था । - मुझसे दछालको कमीशन देनेंके लिए कहां गया। मैने साफ इन्कार कर दिया। 

४ प्र फौजदारी अदालतके प्रसिद्ध वकील श्री. - - » जो हर महीने तीन-चार 
हजार कमाते है, मी तो कमीशन देते हैं। ” 

“४ मुझे उतकी बराबरी नही करनी है। हर महीने तीत सौ रुपये भी मिल 
जायें, तो मुझे काफी है। पिताजीकों भी तो इतना ही मिलता था। हैं 

४ प्र वह जमाना छंद गया। बस्बईका खर्च जबरदस्त है। तुम्हे व्यवहारकी 
दृष्टिसे भी तो सोचना चाहिए। 

मैं टससे मस नहीं हुआ। मैनें कमीशन दिया ही नही। फिर भी ममीवाईका 
मुकदमा मिल गया। मुकदमा सरल था। मुझे मेहनतानेके ३० रुपये मिले। अदालतम 
एक दिनसे ज्यादाका काम नहीं था। 

मैंने पहली वार स्माल कॉज कोर्टेमे प्रवेश किया। मैं प्रतिवादीकी तरफसे था, 
इसलिए मुझे जिरह करनी थी। में खडा तो हुआ पर पैर काँपने छगे, सिर चकराने 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ७७ 


लगा। मुझे ऐसा छगा कि अदालत घूम रही है। क्या सवाल पूछ, सूझा ही नही। 
जज हूँसा होगा। वकीलोको तो मजा आया ही होगा। लेकिन मेरी आँखके आगे 
अंधेरा छाया हुआ था--मै क्या देखता। मैं बैठ गया। मैने दलारूसे कहा, “मै 
यह मुकदमा नहीं चला पारऊंगा, आप पटेलको दे दीजिए। मुझे जो फीस दी है, सो 
वापस ले लीजिए।” पटेलको उसी दिन ५१ रुपये देकर वकील किया गया। उनके 
लिए तो वह एक खेल ही था। 

में यह जाने बिना कि मेरे मुवक्किलकी जीत हुई या हार, वहाँसे भागा। मैं 
लज्जित हो गया और मैने निश्चित किया कि जबतक इतमीनान नही हो जाता, मैं 
अब कोई मुकदमा नहीं लूंगा। फिर दक्षिण आफ्रिका जाने तक कमी अदालतमे गया 
ही नहीं। यो इस निश्चयमे कोई दम नहीं था। ऐसा ठाला-बैठा था ही कौन जो 
हार जानेके लिए मुझे अपना मुकदमा देता? इसलिए अगर मैं निश्चय न करता, 
तो भी मुझे अदालतमे ले जानेकी तकलीफ कोई न देता। 

किन्तु अमी वम्बईमें मुझे एक और मुकदमा मिलना था। इस मुकदमेमें मुझे 
अरजीदाव। तैयार करनेका काम मिला। एक गरीब सुसलमानकी जमीन पोरबन्दरमे 
जब्त हुई। मेरे पिताजीकों वह जानता था! जब उसने सुना कि उनका लडका वैरिस्टर 
ही गया है, तो वह मेरे पास आया। मुझे उसका दावा कमजोर छगा पर मैने 
अरजीदावा तैयार करता कबूछ कर दिया। छपाई आदिका खर्च मुवक्किलकों देना 
था। मैने अरजीदावा तैयार कर लिया और दूसरोकों दिखाया। उन्होने जब उसे 
ठीक कह दिया, तब मुझे कुछ-कुछ विश्वास हुआ कि में अरजीदावा लिखने लायक 
तो जरूर बन जाऊँगा--में इस छायक था ही। 

मेरा यह काम बढ़ता गया। मुफ्तमें अजियाँ लिख देता था और अधभियाँ 
लिक्षगेका काम मिल जाता था, पर इससे दालरोटीकी व्यवस्था कैसे होती। मैने सोचा 
कि में शिक्षकका काम तो जरूर कर सकता हूँ। मैंने अग्रेजीका काफी अभ्यास किया 
था। इसलिए मैने सोचा कि अगर किसी हाई-स्कलमें मँट्रिककी' कक्षामे अग्रेजी 
सिखानेका काम मिल जाये तो कर हूँ। इससे कुछ खर्च तो चलेगा ही। मैने 
अखबारोम विज्ञापन पढ़ा, “आवश्यकता है अग्नेजी शिक्षककी, प्रतिदिन एक घटेके 
लिए। वेतन रुपये ७५।” यह विज्ञापन एक प्रसिद्ध हाई स्कूछका था। मैने प्रार्थनापतन्र 
भेजा। मुझे प्रत्यक्ष जाकर मिलनेको सूचना दी गई। में बडी आश्यञाके साथ मिलने 
गया। पर जब आवचार्यने यह जाना कि मैं वी० ए० नहीं हूँ, तो उन्होने खेदपूर्वक 
मुझे जानेके लिए कह दिया! 

“पर मेने ऊन्दनकी मेट्रिकुकेशन परीक्षा पास की है, लेटिन मेरी दूसरी भाषा 
थी।” मैने कहा। 

“सो तो ठीक है। किन्तु हमे तो ग्रेज्युएट ही चाहिए।” 

में लाचार रह गया। इसके बाद मेरी हिम्मत टूट गईं। बडे भाई भी चिन्तित 
हो गये। हम दोनोने सोचा कि वस्वईमे अधिक समय बिताना निरथंक है। मुझे 
राजकोटमें ही स्थिर होना चाहिए। भाई स्वय एक छोटे वकील थे। मुझे अर्जी-दावे 
लिखनेंका कुछ-न-कुछ काम तो दे ही सकते थे। फिर राजकोटमें घर था ही। 


३८ सम्पूर्ण गांवी वाइमय' 


वम्बईका खर्च समाप्त कर देनेसे खासी बचत हो जायेगी, मुझे यह सुझाव जेंचा। 
इस तरह कुल छ महीने वम्बईमे रहनेके वाद मैने वहाँका घर समेट लिया। 

जवतक वम्बईमे रहा, रोज हाईकोर्ट तो जाता था पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि मैंने वहाँ कुछ सीखा था। सीखने कायक समझ ही मुझमे नही थी। 
कमी-कमी तो मुकदमा क्‍या है, यही समझमे नहीं आता। और जब उसकी कार्रवाईमे 
रुचि न थी, तो बंठा-जैठा ऊँघने भी लगता। इस तरह ऊँघनेवाले और साथी भी थे, 
इसलिए मेरी शर्म कुछ हलकी पड जाती थी। आखिर में यह मानने छूगा कि हाई 
कोर्टमें बैठकर ऊंचना फंशनके खिलाफ नहीं है। और फिर शर्मकी कोई वजह ही 
नही बची। 

यदि इस युगने भी मेरे समान कोई बेकार वैरिस्टर बम्बईमे हों, तो उनके 
लामके लिए में अपना एक छोटा-मा अनुभव यहाँ दे रहा हूँ। रहता तो मै गिर- 
गाँवमे था, किन्तु गाड़ी-घोडेका खर्चे यथासम्मव नहीं करता था। ट्राममे भी कदाचित्‌ 
ही बढ़ता था। अक्सर प्रतिदिन गिरगाँवमे हाई कोर्ट तक पैदल ही जाता था। 
इसमें पूरे ४५ मिनट लगते थे। वापसीमे तो बिला नागा पैदल ही आता था। दिनमें 
घूप लगती थी, पर घधीौरे-बीरे उसे महन करनेकी आदत पड़ गई। इस तरह मैने 
काफी पैसे बचाये। वम्बईके मेरे साथी बीमार पड़ते रहते थे, पर मुझे अपने एक भी 
दिन बीमार पडनेकी याद नहीं आती। इस तरह पैदल दफ्तर जानेकी आदत अपने 
कमाने लगनेंके वाद भी मैने अन्त तक कायम रखी। में इसका छाम आजतक उठा 


रहा हूँ। 


४. पहला आघात 


बम्वईसे निराश होकर में राजकोट पहुँचा। वहाँ अलग दफ्तर खोला। गाडी 
कुछ चली। अर्जियाँ लिखनेका काम मिलने कूगा, और हर महीने औसतन ३०० 
रुपयेकी आमदनी होते हूंगी। अर्जीदावे लिखनेको मिलने लगे, इसका कारण मेरी 
होशियारी नहीं, वस्तील्य था। बड़े भाईके साझ्षेदारकी वकालत अच्छी चलती थी। 
उनके पास वहुत महत्वपूर्ण अर्जीदावे आते थे और जिनको वे महत्वपूर्ण मानते थे 
उन्हे बडे बरिस्टरोके पास भेज देते थे। गरीब मुवक्किलोंके अर्जी-दावे लिखनेका 
काम मुझे मिल जाता था। 

वम्बईमे कमीशन न देनेकी मेरी जो टेक थी, मानना होगा कि वह यहाँ कायम 
नही रही। मुझे दोनो स्थितियोका मेद समझाया गया--वह यो था: वम्बईमे केवल 
दलालको पैसे देनेकी वात थी, यहाँ पैसे वकीलकों दिये जाने है। मुझे बताया गया 
कि वम्बईकी तरह यहाँ भी सब वैरिस्टर बिना अपवादके निश्चित कमीशन देते हैं। 
मेरे माईने कहा: “तुम देखते हो कि मैं दूसरे वकीलका साझेदार हूँ। में यह तो 
चाहता ही हूँ कि हमारे पास आनेवाले मुकदमोमे से जो तुम्हे देने छायक' हो, वें 
तुम्हे दे दिये जाये! पर यदि तुम मेरे मेहनतानेका हिस्सा मेरे साझीदारको न दो, 


सत्यकै प्रयोग अथवा आत्मकथा ७९ 


तो मेरी स्थिति कितनी अठपटी हो जायेगी। हम तुम साथ रहते है, इसलिए तुम्हारे 
मेहनतानेका लाम तो मुझे मिल ही जाता है, लेकिन मेरे साझीदारकों कुछ नहीं 
मिलता | अगर यही काम वे किसी औरको दे दे तो उस मेहनतानेमें से उन्हें जरूर 
हिस्सा मिलेगा।” में इस तर्ककी रूपेटमे आ गया और मैने सोचा कि अगर मुझे 
वरिस्टरी ही करनी है, तो ऐसे मामछोमे कमीशन न देनेका आग्रह मुझे नही करना 
चाहिए। में ढीला पड गया। मैने अपने मनको मार लिया अथवा स्पष्ट शब्दोमें कहूँ 
तो कहना चाहिए, अपने आपको धोखा दिया। पर इसके सिवा और किसी बातमें 
कमीशन देनेकी मुझे याद नहीं है। 

आथिक दृष्टिसे मेरा काम चलने छूगा। पर इन्ही दिनो मुझे एक बडा आधात 
पहुँचा । अग्रेज अधिकारी कंसे होते हे, सो सुनता तो था, पर अपनी आँखों देखनेका 
अवसर अब आया।* 

पोरबन्दरके भूतपूर्व राणा साहवको गद्दी मिलनेसे पहले मेरे भाई उनके मस्‍्त्री 
और सलाहकार थे। उनपर इस आशयका आरोप छगाया गया कि उन दिनो उन्होने 
राणा साहबकों गलत सलाह दी थी। तत्कालीन पोलिटिकल एजेटके पास यह शिकायत 
पहुचाई गई थी और उनका मेरे भाईके वबारेमे ख्याल खराब हो गया था। उक्त 
अधिकारीसे विलायतमे मेरी मुलाकात होती थी। कह सकता हूँ कि वहाँ उन्होंने मुझसे 
खासी दोस्ती ही मान छी थी। भाईने सोचा कि इस परिचयका लछाम उठाकर मुझे 
पोलिटिकल एजेंटसे दो शब्द कहने चाहिए और उन पर जो खराब असर पडा था 
उसे मिठानेकी कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसा करना बिलकुल अच्छा नहीं छग्रा। 
मेने सोचा, विलछायतके न-क्रुछ परिचयका लाभ उठाना ठीक नहीं है। अगर मेरे 
भाईने कोई गलत काम किया है तो सिफारिशसे क्या लाभ । अगर नही किया है तो 
विधिवत प्रार्थनापत्र भेजे अथवा अपने निर्दोष होनेपर विश्वास रखकर निर्भय रहे। किन्तु 
मेरी यह बात भाईके गछे न उतरी। उन्होने कहा, . तुम काठियावाडको नहीं जानते । 
तुम्हे अभी दुनियादारी सीखनी है। यहाँ तो सारे काम बसीलेसे चलते है। तुम्हारे 
जैसा भाई परिचित अधिकारीसे मौका आनेपर सिफारिशके दो शब्द कहना टालने 
लगे तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। 

में भाईकी इच्छाकी उपेक्षा नहीं कर सका। अपनी मरजीके खिलाफ में गया। 
मुझे उस अफसरके पास जानेका कोई अधिकार नहीं था। मुझे रूग रहा था कि 
इस तरह जाना स्वाभिमानकों नष्ट करना है। फिर भी मैने उससे मिलनेका समय 
माँगा। उसने मुझे समय दिया और में मिलने गया। मेने पुराने परिचयका स्मरण 
कराया, किन्तु मैने तत्काछ समझ लिया कि विलायत और काठियावाडमे फर्क है। 
अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसर और छुट्टीपर गये हुए अफसरमे भी फर्क होता 
है। अधिकारीने परिचयकी बात तो स्वीकार की, पर वह साथ ही अकड भी गया। 
मैने उसकी अकडमे और आँखोंमे मानों यह पढा कि उस परिचयका लाभ उठानेके 
लिए तो नही आये हो न?” इतना समझकर भी मैने अपनी बात शुरू की। साहब 


१. इस घरनाका उल्हेख छण्ड २०, पृष्ठ २४२ पर भी है। 


हट सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अधीर हो गया। बोला, “ तुम्हारे भाई प्रपंची है। मैं इस विषयमे ज्यादा बाते नही 
सुनता चाहता । मुझे समय नही है। तुम्हारे भाईको कुछ कहना हो, तो वह बाकायदा 
दरखास्त दं। यह उत्तर पर्यात्त था, यथार्थ था, पर स्वार्थ तो अन्चा होता है न? 
में अपनी बात कहे जा रहा था। साहव उठे, “अब तुम्हे जाना चाहिए।” 

मेने कहा, “पर पूरी वात तो सुन छीजिए।” साहब आग्र-बबूछा हो गये। 
पुकार कर बोले, “चपरासी, इसको दरवाजा दिखलाओ ।“” चपरासी “ हजूर कहता 
हुआ दोड़ा आया। में अभी तक कुछ कहे जा रहा था। चपरासीने मुझे हाथसे धक्का 
देकर दरवाजेके बाहर कर दिया। 

साहब चले गये। चपरासी चला गया। मैं भी रवाना हुआ, किन्तु व्याकुछ 
हो गया और उत्तेजित होकर मैने एक पत्र घसीटठा: “आपने मेरा अपमान किया 
है। चंपरासीके जरिए मुझपर हमछा करवाया। आप माफी नही माँगेंगे तो मैं 
विधिवत आपपर मानहानिका दावा करूँगा।” मैंने यह चिट्ठी भीतर भिजवा दी। 

थोड़ी ही देरमें साहवका सवार जवाब दे गया। सार इस प्रकार था: 

“ तुमने मेरे साथ असम्यताका व्यवहार किया हैं। जानेके लिए कहनेपर भी 
तुम नही गये। इससे मैने अपने चपरासीसे यह जरूर कहा कि आपको दरवाजा 
दिखला दे। चपरासीके कहनेपर भी आप दफ्तरसे बाहर नहीं गये। तब उसने आपको 
दफ्तरसे बाहर करनेके लिए आवश्यक बलहूका उपयोग किया। आप खुशीसे जो चाहे 
सो कर सकते हैँ।* 

यह जवाब जेबमें डारूकर में मुंह छठकायें घर लौटा। भाईको सारा हाल 
सुनाया। वे दुखी हुए, पर मुझे तसल्ली क्‍या देते। मैने वकील मित्रोसे चर्चा की! 
में दावा दायर करना क्‍या जानूँ। उन दिनों सर फीरोजशाह मेहता अपने किसी 
मुकंदमेके सिलसिलेमे राजकोट आये हुए थे। मेरे जैसा नया बैरिस्टर उनसे कंसे 
मिलता । फिर भी मैने उन्हें बुलानेवाले वकीलके द्वारा पत्र मेजकर सलाह पूछी! 
उन्होने उत्तर दिया: “गांधीसे कहिए, ऐसे अनुभव तो सब वकील-बेरिस्टरोकों हुए 
होगे। तुम अभी नये ही हो। तुम्हारा विछायतका नशा अभी उतरा नहीं है। तुम 
अंग्रेज अधिकारियोंको नहीं पहचानते। अगर तुम्हे सुखसे रहना हो और दो पैसे 
कमाने हो, तो जो चिट्ठी मिली है उसे फाड़ डाछो और जो अपमान हुआ है, उसे 
पी जाओ। मामला चलाकर तुम्हे एक कौडीका भी फायदा नहीं होगा, उलछटे बरबाद 
हो जाओगे। तुम्हें अभी जीवनके अनुभव प्राप्त करने है।” हि 

मुझे यह सीख जहरकी तरह कड़वी छगी, पर इस कड़वी घूंटको तो पी ः 
सिवाय और उपाय ही क्‍या था। मैं अपमानकों मूछ तो नहीं सका, पर मेने यह 
निइचय करके उसका सदुपयोग किया: “मैं फिर कमी अपनेकों ऐसी स्थितिमे नहीं 
पडने दँगा। इस तरह किसीकी सिफारिश नहीं कखझूँग्रा।” इस नियमका मेने कभी 
उल्लंघन नहीं किया। इस आघातने मेरे जीवनकी दिशा वदर दी । 


सेत्यके प्रयोग अथवी आत्मकथों ८१ 
५. दक्षिण आफ्रिकाकी तैयारी 


मेरा उस अधिकारीके यहाँ जाना निश्चय ही ठीक नहीं था। पर अधिकारीकी 
अचीरता, उसके रोप और उद्ृण्डताके सामने मेरा दोष छोटा हो गया। उस दोषका 
दण्ड चपरासीसे घकके दिलवाता तो वही ही हो सकता था। मैं उसके पास ५ मिनट 
भी मुश्किलसे बेठ पाया होऊंँगा। उसे तो भेरा बोलना ही असछ्न मालूम हुआ। वह 
मुझसे विवेकपूर्वक जानेके लिए कह सकता था। पर वह अपने अधिकारके मदमे डूबा 
हुआ था। वादमे मुझे मालूम हुआ कि धीरज नामकी कोई चोज इस अधिकारीके 
पास थी ही नहीं। अपने यहाँ आवेवालेका अपमान करना उसके लिए एक साधारण 
वात थी। साहवकी मरजीके खिलाफ कोई बात निकरूते ही उसका दिमाग बिगड़ 
जाता था। 

मेरा ज्यादातर काम उसीकी अदालतमे रहता था। में खुशाभद कर ही नही 
सकता था। में इस अधिकारोको अनुचित तरीकेसे खुश नहीं करना चाहता था। 
मुझे यह भी अच्छा नहीं लगा कि नालिशकी घमकी देकर अब में न नालिश करूँ 
और न उसे कुछ लिखूं। 

इस बीच मुझे काठियावाड रियासत चलतेवाले पड़यस्तोका भी कुछ अनुभव 
हो गया। काठियावाड़ अनेक छोटे-छोटे राज्योका प्रदेश है। यहाँ राजनयिकोका बड़ा 
समाज होना स्वामाविक ही था। इन छोटे-छोटे राज्योके बीच छुपे-छुपे पड़यत्त्र चरूते, 
पदोकी प्राप्तिके लिए साजिश होती और राजा कानका कच्चा और लाचार रहता। 
साहवोके अर्देलियों तककी खुशामद होती। सरिह्तेदार तो साहवसे भी सवाया माना 
जाता, क्योंकि साहवकी आँख, कान आदि होनेके अलावा वही उनका दुभाषिया भी 
होता था। सरिश्तेदारकी इच्छा ही कानून थी। कहते हैँ उसकी आमदनी साहबकी 
आमदनीसे ज्यादा होती थी। सम्भव है, इसमें अतिशयोक्ति हो, किन्तु सरिहतेदारके 
अल्प बेतनकों देखते हुए उसका खर्च तो अधिक होता ही था। 

यह वातावरण मुझे विष जैसा प्रतोत हुआ। वरावर इसकी चिन्ता बनी रहती। 
मैं अपनी स्वतस्त्रताकी रक्षा किस प्रकार कर सकूँगा। 

में उदास हो गया। भाईने मेरी उदासी देखी। मनमे यहू विचार भी आया 
कि कही नौकरी कर लूँ, तो इन प्रपचोसे मुक्त रह सकता हूँ। पर बिता प्रपंच 
किये दोवानगिरी या न्‍्यायाधीशका पद कसे मिल सकता था। साहबके साथका झगड़ा 
वकालत करनेमे बाधक था। 

पोरवन्दरमें 'एडमिनिस्ट्रेशन' था।' वहाँ राणा साहबके लिए कुछ और सत्ता 
प्राप्त करनेका प्रयत्त किया जाना था। मेर लोगोसे लयान जितना चाहिए, उससे 
कुछ अधिक वसूल किया जाता था। मुझे इस सिलसिलेमे वहाँके एडमिनिस्ट्रेटरसे 
मिलना था। मैने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर हिन्दुस्तानी हे, लेकित उसका रोब-दाब तो 
साहबसे भी अधिक है। एडमिनिस्ट्रेटर होशियार व्यक्ति थे, पर उनकी होशियारीका 


१, लावालिग राजाकी ओरसे शासन। 
३९-६ 


८२ सम्पूर्ण गांघी चाइमय 


लछाम जनताकों अधिक मिला हो, ऐसा मुझको नहीं लगा। राणा साहवको थोड़ी 
सत्ता और मिल गईं। किन्तु कहता होगा कि मेर लोगोंको तो कुछ भी नहीं मिछा। 
मेरी समझमें तो उनके मामछेकी पूरी जाँच भी नहीं की गई। 

इसलिए मुझे यहाँ भी थोड़ी निराजा ही हुईं। मैंने अनुमव किया कि न्याव 
नही मिला। न्याय प्राप्त करनेका मेरे पास कोई साधन नहीं था। अधिकसे अधिक 
बड़े साहवके सामने अपीक की जा सकती थी। वे यही कहते, “हम इस मामलेमें 
दखल नही दे सकते।” ऐसे फेसलोके पीछे कोई कानून-कायदा हो, तो कुछ बाणा 
भी की जा सके। पर यहाँ तो अधिकारीकी मर्जी ही कानून है। 

में वेचेन हो गया। 

इसी बीच भाईके पास पोखन्दरकी एक मेमन पेढ़ीका सन्देशा बाया, “दक्षिण 
आफ्रिकामें हमारा व्यापार है। हमारी पेढ़ी बड़ी हैं। वहाँ हमारा एक बड़ा मुकदमा 
चल रहा है। चालीस हजार पौंडका दावा है। मामछा वहुत रूम्ते अरसेसे चछ रहा 
है। हमारे पास अच्छे-से-अच्छे वकील वेरिस्टर हैं। अगर आप अपने भाईकों वहाँ 
भेज सकें, तो वे हमारी कुछ मदद कर सकेंगे और उन्हे भी कुछ छाम हो जायेगा। 
वे हमारे वकीलकों अच्छी तरह मामछा समझा सकेंगे। इसके सिवा एक नया 
देश देखेंगे और कई नये छोगोंसे जान-पहचान हो जायेगी। 

भाईने मूझसे इसकी चर्चा की] में इसका पूरा-पुरा अभिप्राय नहीं समझ सका। 
समझमें नहीं आया कि मुझे सिर्फ वकीलकों मामरझा समझानेका काम ही करना पड़ेगा 
या अदालतमें भी जाना होगा। फिर भी मुझे लोभ हुआ। 

दादा अव्दुल्लाके साझेदार मरहम सेठ अब्दुल करीम झवेरीसे माईने मुझे मिलाया । 
सेठने कहा, “ आपको ज्यादा मेहतत नहीं करनी पड़ेगी। बड़े-बड़े साहवोंसे हमारी 
दोस्ती है। उनसे आपकी जान-पहचान हो जायेगी। जाप हमारी दुकानमें भी मदद 
कर सकेगे। हमारे यहाँ अंग्रेजी पत्र-व्यवहार बहुत होता है। आप उसमें भी हाथ 
बँठा सकते है। आप हमारे वंगछेमें ही रहेंगे, इससे खर्चका कोई बोन्न आपपर नहीं 
पड़ेगा। 

मैने पूछा, “आप मेरी सेवाएँ कितते समयके लिए चाहते है? वेतन क्या 
देंगे गज 

/ हमें एक सालसे अधिक आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले दरजेका 
मार्गे-व्यय देंगे और निवास तथा भोजन खर्चके अछावा १०५ पॉौंड देंगे।” 

इसे वकालत नहीं कह सकते | यह नौकरी थी। पर मुझे तो किसी भी हालत 
में हिन्दुस्तान छोड़ना था। नया देश देखनेको मिलेगा और अनुभव श्राप्त होगा, सो 
अरूग। माईको १०५ पोड मेज दूँगा, तो घर-खर्च चलातेमें कुछ मदद होगी। यह 
सोचकर वेतनके बारेमें विना कुछ कहे-सुने मैने सेठ अब्दुल करीमका भश्रस्ताव स्वीकार 
कय लिया और मै दक्षिण आफ्रिका जानेंके लिए तैयार हो गया। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ८३ 
६. नेटारू पहुँचा 


विलायत जाते समय घर छोडते हुए जो दु.ख हुआ था, वह दक्षिण आफ्रिका 
जाते समय नहीं हुआ। माता तो चल ही बसी थी। मैं दुनिया और याजत्राका 
अनुभव भी प्राप्त कर चुका था। राजकोट और बम्बईके बीच आना-जाना बना ही 
रहता था। 

इसलिए इस बार केवल पत्नीको छोडनेका ही दु.ख हुआ। विलायतसे लौटकर 
आनेके बाद हमारे एक बालक और हो चुका था। हमारे बीचके प्रेममें अभी चिषय- 
भोगका प्रभाव तो था ही, फिर भी उसमें निर्मछता आने छगी थी। मेरे चिायतसे 
लौटनेके बाद हम दोनों बहुत कम साथ रह पाये थे। और मै शिक्षककी तरह चाहे 
जैसा रहा होऊे, परन्तु जब में पत्नीका शिक्षक वन ही गया था और जब मैने पत्नीसे 
उसकी रहन-सहनमें कुछ परिवर्तेन भी कराये थे, तब उन्हे मिबाहनेके लिए हम दोनोके 
साथ रहनेकी जरूरत अनुभव करना ठीक ही था। पर मुझे आफ्रिकाका आकर्षण हो 
रहा था। साथ छूटतेके दु खको उसने हछूका कर दिया। “एक साल्‍लके बाद तो हम 
फिर मिलेंगे ही न? ” इस तरह कहकर और सान्त्वना देकर में राजकोटसे रवाना 
होकर वम्बई पहुँच गया। 

मेरा टिकट दादा अब्दुल्लाके बम्बई-स्थित एजेंटके जरिए खरीदा जाना था। 
पर मालूम हुआ कि स्टीमरमें कोई केबित खाली नहीं है। परिस्थिति ऐसी थी कि 
अगर यहूं अवसर चूक जाता, तो एक महीने तक बम्बईमे पड़े रहनेकी नौबत आा 
जाती। एजेटने कहा, कोशिश तो हमने बहुत की, पर टिकेंट नहीं मिल सका। 
आप डेकपर जायें तो जगह मिल सकती है। भोजनकी व्यवस्था सैलूनमें हो जायेगी। ” 
यह वह जमाना था जब में पहले दरजेमें यात्रा किया करता था। मैने सोचा, बैरि- 
स्‍्टर डेकके थात्रीकी तरह कैसे जा सकता है? मे डेकपर यात्रा करनेसे इन्कार 
कर दिया। मनमें एजेंटपर शक हुआ। इस बातका भरोसा ही नहीं हुआ कि पहले 
दरजेका टिकट एकदम अप्राप्य है। एजेटकी अनुमति लेकर मैने खुद ही टिकटकी 
कोशिश की। मैं स्टीमरपर पहुँचा। बडें अधिकारीसे मिला। पूछतेपर उसने सरल 
भावसे उत्तर दिया: “हमारे यहाँ इतनी भीड़ कदाचित्‌ ही होती है। पर इस 
स्टीमरसे मौजाम्बिकके गवर्मर-जनरल जा रहे हैं, इससे सारी जगहे भर गई है।” 

“तो क्‍या आप मेरे लिए किसी भी तरह जगह नहीं तिकारू सकते ! ” 

अफसरने मेरी तरफ देखा और हेँसकर कहा, “एक उपाय है। एक बर्थ भेरे 
केविनमें खाली रहती है। उसपर हम किसी यात्रीको नही छेते। पर में वह जगह 
आपको देनेके लिए तैयार हूँ।” मैं खुश हो गया। मैने अफसरका आभार माना। 
सेठकी बतलाकर टिकट कटवाया और १८९४ के अप्रैल महीनेमे उम्गके साथ दक्षिण 
आपफ्रिकार्में अपना भाग्य आजमानेके लिए रवाना हो गया। 

लामू पहला बन्दरयाह था। वहाँ पहुँचनेमें तेरह दिच छगें। रास्तेमें कंप्तानसे 
खासी मित्रता हो गई। कप्तानकों झतरज खेलनेका शौक था, लेकिन में अभी नया- 
नया ही सीखा था। उसे अपनेसे भी कमजोर खिलाड़ीकी आवश्यकता थी। इसलिए 


८४ सम्पूर्ण गांधी वौडमय॑ 


उसने मुझे खेलनेके लिए आमन्त्रित किया। मैने कमी झतरंजका खेल देखा नहीं था; 
उसके विबयमे सुना काफी था। खेलनेवाले कहा करते थे कि इस खेलमें वुद्धिका 
वड़ा उपयोग होता है। कप्तानने कहा कि वह खुद मुझे सिखायेगा। मैं उसे एक 
भच्छा शिष्य मिला, क्योंकि मुझमें थैय था। में हारता ही चला जाता था। इससे 
कप्तानका सिखानेका उत्साह बढ़ता जाता था। मुझे शतरंजका खेल तो पसन्द आया, 
पर मेरा यह शौक जहाजके नीचे नहीं उतरा। उसमे मेरी गति राजा-रानी आदिकी 
चाल जान लेनेसे अधिक नहीं बढ सकी। 

लामू बन्दरगाहू आया। स्टीमर वहाँ त्तीन-चार घंटे ठहरनेवाला था | मैं वन्दरगाह . 
देखनेके लिए नीचे उतरा। कप्तान भी उतर आया था। उससने मुझसे कहा, यह 
बन्दरगाह बड़े धोखेका है, तुम जल्दी लौट आना। 

गाँव तो बिलकुल छोटा-सा था। वहाँके डाकखानेमे गया, तो हिन्दुस्तानी नौकर 
दिखाई दिये। इससे मुझे खुशी हुईं। मैने उनसे बातचीत की। हब्णियोसे मिला। 
उनकी रहन-सहनसे आकर्षित हुआ। इसमे थोड़ा समय चला गया। 

हाँ डेकके दूसरे भी कई यात्री थे। मेने उनसे भी पहचान कर छी थी। 
वे रसोई वनाकर आरामसे भोजन करनेके लिए नीचे उतरे थे। मैं उनकी नावमें 
वैठकर लोटा। मगर समुद्रमे काफी ज्वार था और हमारी नावमें बोन्न ज्यादा था। 
प्रवाहका जोर इतना अधिक था कि नावकी रस्सी किसी तरह स्टीमरकी सीढ़ीके 
पाप्त वेब तहीं पाती थी। नाव सीढ़ोके पास पहुँचती और हट जाती । स्टीमर रवाना 
होनेकी पहली सीटी बजी। में घवराया। कप्तान ऊपरसे देख रहा था। उसने पाँच 
मिनठके लिए स्टीमरको रुकवाया। स्टीमरके पास ही मछली पकड़नेवाली एक नाव 
घूम रही थी। एक मित्रनें दस रुपये देकर उसे मेरे छिए ठीक किया और स्टीमरने 
मुझे इस नावभेसे अपनी नाव पर के लिया। स्टीमरकी सीढ़ी खीची जा चुकी थी। 
मुझे रस्सीमे ऊपर खीच लिया गया और स्टीमर चर दिया। दूसरे यात्री रह गये। 
कप्तानकी दी हुई चेतावतीका अर्थ मेरी समझमें अब आया। 

स्टीमर छामृत्ते मोम्बासा गौर वह॑से जंजोवाॉर पहुँचा। जजीवारमे काफी रुकना 
था -- आठ, दस दिन। वहांसे नये स्टीमरमे सवार होना था। 

मुझपर कप्तानके प्रेमका पार नहीं था। मेरे लिए इस प्रेमने उछटा रूप घारण 
किया। उसमें मुझे अपने साथ सैर करनेके लिए न्यौता दिया। एक अंग्रेज मित्रको 
भी न्‍्यौत रखा था। हम तीनों कप्तानकी नावपर सवार हुए। में इस सैरके रहस्यको 
विलकुल ही नहीं समझ पाया था। कप्तानकों क्‍या मालूम कि मैं ऐसे भामछोमे 
विलकुछ अनाड़ी हूँ। हम लोग हब्शी औरतोकी वस्तीमे पहुँचे। हमें एक दलाल वहाँ 
ले गया। हममें से हरएक अलग-अलग कोठरीमें घुस गया। में तो शर्मके मारे ग्रुम- 
सुम ही बैठा रहा। वेचारी उस स्त्रीके मममे क्या विचार उठे होंगे, सो तो वहीं 
जाने। कप्ताननें आवाज दी। मैं जैसा गया था, वैसा ही लौट आया। कप्तान मेरे 
भोकेपनकों समझ गया। पहले तो मुझे बड़ी शर्म आई; पर यह वात मुझे किसी 
भी हालतमें पसन्द नहीं आ सकती थी, इसलिए तत्काल मेरी शर्म दूर हो गई और 
मैंने इसके लिए ईश्वरका उपकार माना कि मेरे मनमे उस वहनतकों देखकर तनिक 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ८५ 


भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मुझे अपनी इस दुवेतापर अवश्य घुणा हुई कि मैं 
कोठरीमे घुसनेसे ही इन्कार करनेका साहस क्यो न दिखा सका।' 

मेरे जीवनकी इस तरहकी यह तीसरी परीक्षा थी। कितने ही नवयुवक शुरूमे 
निर्दोष होते हुए भी मिथ्या लज्जाके कारण बुराईमे फेस जाते होगे। मैं जो बचा 
था सो अपने पुरुषार्थके कारण नहीं। पुरुषार्थ तो तब माना जाता, जब मैने कोठरीमे 
घुसनेसे ही साफ इन्कार कर दिया होता। मुझे तो अपनी रक्षाके लिए केवल ईइवरका 
ही उपकार मानना चाहिए। इस घटनाके कारण ईश्वरमें मेरी श्रद्धा बढ़ी और झूठी 
गर्म छोडनेकी कुछ हिम्मत मुझे आई। 

जजीवारमे एक हफ्ता विताना था, इसलिए एक घर किरायेसे लेकर मैं शहरमे 
रहा। शहरको खूब घूम-घूम कर देखा। जजीवारकी हरियालीकी कल्पना भारतमे 
केवल मलाबारको देखकर ही हो सकती है। वहाँके वृक्षोकी विज्ञाऊता और फलोके 
आकारको देखकर तो में दंग ही रह गया। 

जजीवारसे मौजाम्बिक और वहूंसे नेटारू रूगभ्ग मईके अन्तमें पहुँचा । 


७. अनुभवोंकी बानगी 


नेटालके बन्दर-स्थानका नाम ड्वेन है। उसे नेटालः बन्दरगाह भी कहा जाता 
है। भुझे लेनेके लिए अब्दुल्छा सेठ आये थे। स्टीमरके डाकपर पहुँच जानेपर जब 
नेटालके छोग अपने मित्रोको लेने स्टीमरपर आये, मैं तमी समझ गया कि यहाँ 
हिन्दुस्तानियोकी अधिक इज्जत नही होती। अब्दुल्ला सेठकों पहचाननेवाले उनके साथ 
जसा बरताव कर रहे थे, उसमे भी मुझे एक प्रकारकी असभ्यता दिखाई दी और 
उससे मुझे पीडा पहुंची। अब्दुल्ला सेठ इस असम्यताकों सह छेते थे। वे उसके आदी 
हो गये थे। जो छोग मुझे देखते, कुछ कुतूहरूकी दृष्टिसे देखते। अपनी पोशाकके 
कारण में दूसरे हिन्दुस्तानियोमे कुछ अछूय दिखाई देता था। मैं उस समय “फ्राक- 
कोट ' आदि पहने था और मेरे सिर पर वगराली ढगकी पगडी थी। 

अब्दुल्ला सेठ मुझे अपने घर ले गये। उन्होने मुझे अपने कमरेकी वगलमें एक 
कमरा दिया। न दे मुझे समझ पा रहे थे, न में उन्हे। में उनके भाईका जो पत्र 
छाया था, उन्होंने उसको पढ़ा और वे अधिक घबराये। उन्हे छंग्रा कि भाईने तो 
उनके सिरपर एक सफेद हाथी ही बाँध दिया है। मेरी साहवी रहन-सहन उन्हें बडी 
खर्चीली जान पडी। उस समय उनके पास मेरे लिए कोई खास काम ही नहीं था। 
मुकदमा तो द्ान्सवालमे चल रहा था। मुझे एकदम वहाँ भेजकर भी क्या करते। 
इसके अछावा मेरी चतुराई अथवा प्रामाणिकता पर विश्वास भी किस हद तक 
किया जाये। प्रतिवादी प्रिटोरियामे रहता था। प्रिटोरियामे अब्दुल्ला सेठ तो मेरे 
साथ रह नही सकते थे। अगर मुझपर वहाँ प्रतिवादीका अनुचित प्माव पड़ जाये, 
तो क्‍या होगा? फिर यदि वे मुझे इस मुकदमेका काम न सौंपे तो दूसरा कौसन्सा 
काम मुझसे करायें। दूसरे काम तो उनके कारकुन मुझसे बहुत अच्छी तरह कर ही 


१. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ११४ । 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सकते थे। कारकुन गलती कर दें, तो उनसे जवाब तहूव किया जा सकता था्‌ 
किन्तु अगर गलती मुझसे हो जाये तो क्या हो? इस तरह काम या तो मुकदमेका था 
या मुहरिर्का। तीसरा कोई काम ही नहीं था। ऐसी हाछतमें यदि मुझे मुकदमेका 
काम न सौषा जाता, तो मेरे रखनेका कोई लछाम ही नहीं था। 

अब्दुल्ला सेठका अक्षर-ज्ञान बहुत मामूली था, किन्तु अनुभव-ज्ञान बहुत था। 
उनकी बुद्धि तीत्र थी और इस वातका उन्हे स्वयं भी भान था। अभ्याससे उन्होंने 
बातचीत करने लायक अंग्रेजीका ज्ञान प्राप्त कर लिया था! वे अपना सारा काम 
इस अंग्रेजीसे चछा लेते थे। वे वैक-मैनेजरोसे बातचीत करते थे, यूरोपीय व्यापारियोके 
साथ सौदे कर छेते थे और वकीलोंकों अपने मामले समझा सकते थे। हिन्दुस्तानियोमें 
उनका बड़ा मान था। उनकी फर्म वहाँकी तत्कालीन हिन्दुस्तानी फर्मोमे सबसे बड़ी 
थी; बड़ी फर्मोमें से एक तो थी ही। किन्तु अब्दुल्ला सेठका स्वमाव' घंकालु था। 

उन्हें इस्लामका अभिमान था। वे तत्वजानकी चचाके गौकीन थे। वे अखी 
नही जानते थे, फिर भी कह सकते है कि उन्हें कुरान-बरीफ और मोटे तौरपर 
इस्लामके धामिक साहित्यकी अच्छी जानकारी थी। दृष्टान्त उनकी जुबान पर रहते। 
उनके साथ रहनेसे मुझे भी इस्कामका काफी व्यावहारिक ज्ञान हो गया। हम एक- 
दूसरेकी समझने लगे; इसके वाद तो वे मुझसे खूब धर्म-चर्चा करते रहते। 

दूसरे या तीसरे दिन वे मुझे डर्बनकी अदालत दिखाने ले गये। वहाँ कुछ 
जान-पहचान कराई। अदालतमें मुझे अपने वकौछके साथ बैठाया। मजिस्ट्रेट मुझे 
वार-बार देखता रहा। उसने मुझे पगड़ी उतारनेके लछिए कहा। मैने उतारनेसे इन्कार 
किया और अदालत छोड़कर चला गया। 

मेरे भाग्यमें तो यहाँ भी लड़ाई वदी थी। 

सेठ अब्दुल्लाने मुझे समझाया कि यहाँ पगड़ी उतारनेके लिए क्‍यों कहा जाता 
है; यदि व्यक्तित मुसलूमानी ढंगकी पोशाक पहने हो तो वह मुसछमानी ढंगकी पणड़ी 
पहुने रह सकता है। दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी अदालतमें प्रवेश करते ही अपनी पगड़ी 
उतार लेनी चाहिए। 

इस सूक्ष्म मेदकों समझानेके लिए मुझे कुछ तफस्ीलूमें उतरना पड़ेगा। इन दो 
या तीन दिनोमे ही मैने देख लिया था कि हिन्दुस्तानी आफ़िकार्में अपने छोटे-छोटे 
समुदाय वनाकर बैठ गये थे। एक भाग मुसलमान व्यापारियोंका था। वे अपनेको अरब 
कहलवाते थे। दूसरा समुदाय हिंन्दू या पारसी कारकुनों, मुनीमों या गुमाइतोका था। 
हिन्दू कारकुत अधरमे लटके हुए थे। इनमेसे कोई अरबोमे मिल जाता था। पारती 
अपनेको 'पशियन! कहते थे। व्यापारके अछावा भी इन तीनों वर्गोका परस्पर थोडा- 
बहुत सम्बन्ध अवश्य था। एक चौथा वर्ग था--तमिद, तेलुगू और उत्तर हिन्दुस्तानके 
गिरमिटियों तथा गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियोंका। यह वर्ग बड़ा था। गिरमिटका अर्थ 
है वह इकरार जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिन्दुस्तानी पाँच साल तक मजदूरी 
करनेके लिए नेटाल जाते थे --एग्रीमेंट। गिरमिट एग्रीमेंट का ही अपभ्रंग है और 
उसीसे यह गिरमिटिया शब्द वना है। इस वर्गसे दूसरोका व्यवहार केवल कामकी 
दृष्टिसे ही रहता था। अंग्रेज इन गिरमिटवालोंकों 'कुली' कहते थे और चूंकि इनकी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ८७ 


सख्या बहुत थीं इसलिए वे दूसरे हिन्दुस्तानियोकों भी 'कुली' ही कहते । कभी 'कुली ' 
की जगह सामी” भी कहते। सामी” ज्यादातर तमिल नामोके अन्तमें छगनेवाला 
पद है। 'सामी अर्थात्‌ 'स्वामी।” “स्वामी का मतरूब हुआ मालिक । इसलिए जब 
कोई हिन्दुस्तानी सामी  शब्दसे चिढ जाता और वह कुछ साहसी होता तो सामी 
कहनेवाले अग्रेजसे कहता, “तुम मुझसे 'सामी' कहते हो, तब तुम क्या जानते हो कि 
'सामी का सतलूव मालिक होता है? में तुम्हारा मालिक तो नही हूँ।” यह सुतकर 
कोई अग्नेज शर्मा जाता, कोई चिढकर ज्यादा गालियाँ देता और कोई-कोई तो मार 
ही उठता, क्योकि उसकी दृष्टिसे तो 'सामी ” शब्द अपमानसूचक ही हो सकता था 
और यह तो एक अपमानकी ही वात थी कि कोई उस शब्दका अर्थ मालिक बताता। 

इसलिए मे कुली वेरिस्टर  कहलाया। हिन्दुस्तानी व्यापारी “कुली व्यापारी ' 
कहलाते थे। 'कुली ' का मूल अर्थ मजदूर तो भुछा ही दिया गया था। मुसलमान 
व्यापारी यह शब्द सुनकर गुस्सा होता और कहता, “ में कुली नही हूँ। में तो अरब 
हैं।” अथवा कहता, “ में व्यापारी हूँ।” यदि वह अग्नेज थोडा-बहुत विनयशील होता 
तो इसपर माफी माँग लेता था। 

इस परिस्थितिमें पगडीका प्रश्न एक महत्वका प्रदन बन गया। पगडी उतारनेका 
मतलब था अपमानकों सहन कर लेना। मैने सोचा कि में हिन्दुस्तानी पगडी छोड 
दूँ और अग्रेजी ठोप पहन लूँ। टोप उतारनेमे अपमानका अनुमव नहीं होगा और में 
झगडेसे बच जाऊंगा। 

प्र अब्दुल्ला सेठको यह सुझाव उचित नहीं रूगा। उन्होने कहा, “ अगर आप 
इस समय ऐसा कोई काम करेगे तो उससे अनर्थ होगा। जो अन्य छोग देशकी ही 
पगड़ी पहनते रहना चाहते है, उनकी स्थिति नाजुक वन जायेगी। इसके अलावा 
आपके लिए तो देशी पगडी ही शोमाकी चीज है। यदि आप' अग्नेजी किस्मका टोप 
छग्रायेगे, तो आपको लोग वेटर  समझेगे |” 

इन वाक्योमे व्यावहारिक समझ, देशाभिमान और थोडी संकीणंता भी थी। 
व्यावहारिक समझ तो स्पष्ट ही है। देशाभिमाव न होता तो पगड़ीका आग्रह भी 
न होता और 'बेटर” कहकर जो छीटा मारा उसमे थोडी सकीर्णत! थी। गिरमिट्या 
हिन्दुस्तानियोमें हिन्दू, मुसखमान और ईसाई--ऐसे तीन वर्ग थे। जो गिरमिटिया 
हिन्दुस्तानी ईसाई वन गये उनकी सनन्‍्तान ईसाई हुईं। सन्‌ १८९३में ही इनकी सख्या 
काफी हो गईं थी। ये सब अग्नेजी पोशाक ही पहनते थे | इनमेसे काफी छोग होटलोमे 
नौकरी करके अपनी रोजी कमाते थे। अब्दुल्ला सेठके वाक्यमे अग्नरेजी टोपी पर जो 
छीटा था, वह इन्ही छोगोको लक्ष्यमे रखकर था और मूलमें मान्यता यह थी कि 
होटलूमे 'वेटर” का काम करना वुरा है। आज भी अनेक लोगोके मनमें यह भेद घर 
किये बेंठा है। 

कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठकी बात मुझे ठीक छगी। मैंने पगडीकी बात्तको 
लेकर अपने और पणडीके पक्षमें समाचारपत्रोमें एक पत्र लिखा। समाचारपत्रोमे मेरी 
पगडीकी बातको लेकर बडी चर्चा हुई। 'अनवेल्कम विजिठर (अनचाहा मेहमान) 
शीषकसे मेरे वारेमें लिखा गया और में अनायास ही तीन-चार दिनके भीतर-भीतर 


८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दक्षिण आफ्रिकाम प्रसिद्ध हो गया। किसीने मेरा पक्ष लिया, किसीने मेरी धृष्ठता 
की जी-खोलकर निन्‍दा की। 

लगभग अन्त तक मेरी पगड़ी बनी रही। वहु कब गई, सो हम अन्तके 
भागमे देखेंगे। 


८. प्रिटोरिया जाते हुए 


में डबेनमे रहनेवाले ईसाई हिन्दुस्तानियोके सम्प्कमें भी जल्दी ही आ गया। 
वहाँकी अदालतके दुभाषिया श्री पार रोमन-कंथोलिक थे। उनसे परिचय हुआ और 
प्रोटेस्टेंट मिशनके शिक्षक स्व० श्री सुमान गाडफ़रेसे भी परिचय हुआ । एक वर्ष पहले 
इन्हदीके पुत्र जेम्स गाडफ़े दक्षिण आफ्रिकाके मारतीय प्रतिनिधिमण्डलम आये थे। इन्ही 
दिनों स्व० पारसी रुस्तमजीसे पहचान हुई और तभी स्व० आदमजी मियाँखाँसे भी 
मिला। ये सब भाई अभी तक एक-दूसरेसे कामके सिवा नहीं मिलते थे। लेकिन 
जैसा कि हम आगे चलकर देखेगे, बादमे ये एक-दूसरेसे काफी मिलने-जुलने छंगे। 

में इस प्रकार परिचय प्राप्त कर रहा था कि फर्मके वकीलका पत्र आया कि 
मुकदमेकी तेयारी की जानी चाहिए और अबब्दुल्छा सेठकों स्वयं प्रिटोरिया जाता 
चाहिए या किसीको वहाँ भेजना चाहिए। 

अब्दुल्ला सेठने यह पत्र पढ़नेके लिए दिया और पूछा, / आप प्रिठोरिया जायेगे ? ” 
मैने कहा, “यदि आप मुझे मामला समझाये तो में उसके बाद कह सकूँगा। अभी 
तो वहाँ क्‍या करता है, सो भी में नहीं जानता | ” उन्होने अपने मुनीमोसे मुझे मामला 
समझा देनेका कहा। 

मैने देखा कि मुझे तो बारहखड़ीसे शुरू करना पडेगा। जब जंजीवार में 
उतरा था, तब वहाँकी अदालतका काम देखने चला गया था। एक पारसी वकील 
किसी गवाहका बयान ले रहे थे और उससे जमा-तामेके सवाल पूछ रहे थे। में तो 
जमा-नामेके बारेमे कुछ समझता ही नहीं था। बहीखाता न मैने पाठझ्ाल्ामें सीखा 
था, न विलायतमें । मैने देखा कि इस मामलेका दारमदार वहियोपर है। जिसे वही- 
खातेकी जानकारी हो, वही इस मामलेको समझ और समझा सकता है। जब मुततीम 
जम-नामेकी बात करता तो मैं परेशान होता। मुझे यह भी नही मालूम था कि 
पी० नोठका क्‍या अर्थ होता है। शब्दकोषमें तो यह शब्द था ही नही। मैने मुनीमके 
सामने अपना अज्ञान प्रकट किया और तब पता चला कि पी० नोटका मतलब हैं 
प्रामिसरी नोट। मैने बहीखातेसे सम्बन्धित पुस्तक खरीदी और उसे पढ डाला। इसके 
वाद मनमे कुछ भरोसा उपजा। मामला समझमे आया। मैने देखा कि अब्दुल्ला सेठ 
बहीखाता लिखना नही जानते थे किन्तु व्यावहारिक ज्ञान उन्होने इतना अधिक प्राप्त 
कर लिया था कि वे हिसावकी गुत्यियोको फौरन सुलझा लेते थे। सब समझ छलेनेके 
बाद मैने उनसे कहा, “मै प्रिटोरिया जानेकों तैयार हूँ। 

सेठने पुछा, " आप कहाँ उतरेगे ? ” 

मेने जवाब दिया, जहाँ आप कहें।” 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ८९ 


“तब तो में अपने वकीलकों लिख दूँगा। वे आपके ठहरनेका प्रबन्ध करेगे। 
प्रिटोरियारे मेरे कई मेमन दोस्त है। मैं उनको लिखूँगा तो जरूर, पर आपका उनके 
यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा। वहाँ हमारे प्रतिपक्षीकी अच्छी रसाई है। आपके नाम 
लिखे बये मेरे तिजी कायज-पत्रोको वहाँ पहुँचने पर अगर और कोई पढ़ छे तो 
मुकदमेको नुकसाल पहुँच सकता है। उनके साथ जितना कम सम्बन्ध रहे, उतना 
अच्छा । 

मैने कहा, “मुझे आपके वकोर जहाँ रखेगे मैं वही रहूंगा, या फिर मैं कोई 
अलग जगह खोज छूंगा। आप निर्चित्त रहेए। आपकी कोई भी वात बाहर नही 
जायेगी। पर में मिलता-जुलता तो समीसे रहँगा। मुझे तो प्रतिपक्षीसे मित्रता कर 
लेनी है। यदि सम्भव' हुआ तो में इस मुकदमेकों आपसभे निपटानेकी भी कोशिश 
करूँगा । आखिर तेयब सेठ आपके रिब्तेदार ही तो है न?” 

प्रतिपक्षी स्व० तेयव हाजी' खान मुहम्मद अब्दुल्ला सेठके निकट सम्बन्धी थे। 

मेने देखा कि अब्दुल्ला सेठ मेरी इस बातपर थोडा चौके | पर इस समय तक 
मुझे डर्वतर्मों छ-सात दिन हो चुके थे। हम एक-दुसरेको जानने-समझने छगे थे। मैं 
अब सफेद हाथी” लरूगभग नहीं रहा था। वे बोले, “हाँ . . . जा, आँ। यदि 
समझौता हो जाये तो उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ है ही नही । पर सम्बन्धी होनेके 
कारण हम एक दृसरेकों अच्छी तरह पहचानते है। तैयव सेठ जल्दी माननेवाले आदमी 
नहीं है। हम भोलेपनसे काम ले, तो वे हमारे पेटकी बात निकलवा के और फिर 
हमकी फंसा छे। इसलिए आप जो-कुछ करे, होशियार रहकर करे।” 

मेत्रे कहा, " आप तनिक भी चिन्ता न करे। तैयब सेठ या किसी ओरसे मुक- 
दमेकी बात तो मुझे कहनी ही नहीं है। में तो इतना ही कहूँगा कि अगर आप 
दोनों आपसभे झगरडा निपटा ले, तो वकीछोके घर न भरने पडे।” 

में सातवे-आठवे दिन डर्वंनसे रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दरजेका ठिकट 
लिया गया। रेलमे सोनेकी सुविधाके छिए पाँच शिलिगका ठिकद अछग्रसे' छेना होता 
था। अब्दुल्ला सेठने आग्रह किया कि में वह टिकट भी छे लूँ। लेकिन मैने जिदमे 
और अभिमानमे पाँच शिलिंग' बचानेके विचारसे सोनेका ठिकट लछेनेंसे इन्कार कर 
दिया । अब्दुल्ला सेठने मुझे सावबान किया, “देखिए, यह हिन्दुस्तान नहीं है। दूसरा 
देश है। खुदाका फजल है, आप पैसेकी कजूसी न करे। जो सुभीता जरूरी है, सो 
ले लीजिए। 

मेने उन्हे घन्यवाद दिया और निश्चिन्त रहनेको कहा। 

ट्रेन लगमग नौ बजे नेटाककी राजधानी मैरित्सवर्ग पहुँची । यहाँ बात्रीको बिस्तर 
चाहिए या नहीं, यह पूछा जाता था। रेलवेके किसी कर्मचारीने आकर पूछा, “ आपको 
विस्तर चाहिए ? ” मैने कहा, “ मेरे पास खुदका बिस्तर है।” वह चला गया। तभी 
एक यात्री आया। उसने मेरी तरफ ताका। मुझे भिन्‍न वर्णका पाकर वह परेशाव 
हुआ, बाहर निकला और एक-दो अफसरोको साथ लेकर आया। उनमेसे किसीते 
मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्तमे एक और अफसर आया। उसने कहा, “इधर आओ, 
तुम्हे आखिरी डिब्बेमे जाना है।” 


९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेने कहा, “ मेरे पास पहले दरजेका टिकट है।” 

उसने जवाबमे कहा, “सो कोई बात नहीं है। में कहता हूँ, तुम्हे आखिरी 
डिब्बेसे जाता है।” 

“ लेकिन में कहता हूँ कि मुझे डबेनसे इसी डिब्बेमें बिठाया गया है और मेरा 
इरादा इसीमे यात्रा करते रहनेका है।” 

अफसरने कहा, “यह नही हो सकता। तुम्हें उतरना पड़ेगा और अगर खुद 
नही उतरे, तो सिपाही उतारेगा। 

मेने कहा, “ सिपाही उतारे तो उतारे, में खुद नहीं उतरूँगा।“ 

सिपाही आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घवक्का देकर नीचे उतार 
दिया। मेरा सामान भी उतार दिया गया। मेने दूसरे डिब्वेमे जानेसे इन्कार कर 
दिया। ट्रेन रवाना हो गई। में वेटिंग रूममे जाकर बेठ गया। अपना हँडवेग साथमें 
रखा, किन्तु वाकी सामानकों छुआ भी नही। रेलवेवालोने उसे कही रखवा दिया। 

सरदीका मौसम था। ऊँचे प्रदेशोमे वहाँ सख्त सरदी पडती है। मेरित्सवर्ग 
ऐसे ही हिस्सेमे था। इसलिए मुझे बडी ठण्ड लगी। ओवरकोट मेरे सामानमे था, 
पर सामान माँगनेंकी हिम्मत न पडी। सोचा, अगर अपमान किया गया तो में 
बैठा ठण्डसे काँपता रहा। कमरेमे उजाला भी नहीं था। लगभग आधी रातकों एक 
यात्री आया। छगा कि वह मुझसे कुछ बाते करना चाहता था, पर में बातचीतकी 
मनःस्थितिमें नहीं था। 

मैने अपने कत्तंव्यका विचार किया, “या तो मुझे अपने अधिकारोंके लिए 
लडना चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए। मुझे, जो अपमान हो, उन्हें सहकर 
प्रिटोरिया जाना चाहिए और मुकदमा समाप्त करके हो देश छौट जाया चाहिए। 
मुकदमा अघूरा छोडकर चले जाना तो कायरता है। मुझे जो कष्ट हुआ है, वह तो 
सतही है। वह केवल उस महारोगका लक्षण है जो भीतर गहरे तक उतर गया 
है। यह महारोग है रग-द्ेष। यदि मुझमे इस गहरे रोगकी मिटानेकी शक्ति हो, तो 
मुझे उस शक्तिका प्रयोग करना चाहिए। इस बातका प्रयत्न करते हुए जो कष्ट 
उठाने पडे वे सब स्वयं उठाने चाहिए और विरोध रंग-हेषकों मिठानेकी दृष्टिसे हीं 
किया जाना चाहिए। 

यह निएचय करके मैंने किसी भी प्रकार क्यो न हो, दूसरी ट्रेनसे आगे जाना 


तय किया । े 
सुवह होते ही मैने जनरल मैनेजरको क्षिकायतका हूम्बा तार भेजा। दादा 


अब्दुल्लाकों भी खबर भेजी। अब्दुल्ला सेठ तुरन्त जनरू मैनेजरसे मिले। जनरल 
मैनेजरने अपने कर्मचारियोके व्यवहारका बचाव किया। पर यह भी बताया कि मुझ 
बिता किसी रुकावठके अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचानेके बारेमे स्टेशन मास्टरकी 
कह दिया गया है। अब्दुल्ला सेठने मैरित्सबर्गके हिन्दू व्यापारियोकों भी मुझसे मिलने 
और मेरी सुख-सुविधाका ध्यान रखनेके बारेमें तार भेजा और अन्य स्टेशनोपर भी' 
इसी' आशयके तार रवाना किये। तार पाकर व्यापारी स्टेशनपर मुझसे मिलने आगये। 
उन्होने उन कष्ठोकी कहानी सुनाई जो उनके ऊपर पढ़ते रहते है और मुझसे कहा 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ९१ 


कि आपपर जो बीती है, इसमें आरचर्यकी कोई वात नहीं है। हिन्दुस्तानी लोग जब 
पहले या दूसरे दरजेका सफर करते है तव कर्मचारियों और गोरे यात्रियोकी तरफसे 
परेशानियाँ पैदा की जाती है। दिन ऐसी ही बाते सुननेमे बीत गया। रात हुई। 
ट्रेव आईं। मेरे लिए जगह सुरक्षित ही थी। मेने बिस्तरके लिए डबेनमें जो टिकट 
कंटानेसे इन्कार कर दिया था, वह यहाँ मेरित्सबगेंमे कटाया। 

ट्रेन मुझे चा्सटाउनकी ओर ले चली। 


९, और परेशानी 


ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुँचती थी! उन दिनो चाल्संटाउनसे जोहामिसबर्ग जानेके 
लिए ट्रेन नही थी, घोडोकी सिकरम थी, और बीचमें एक रात' स्टेडर्टनम वितानी 
पडती थी। मेरे पास सिकरमका टिकट पहलेसे ही था। एक दिन देरसे पहुँचनेपर 
भी वह टिकट रद नहीं हो गया था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठने सिकरमवालहेको 
चाल्संटाउनके पतेपर तारसे खबर भी दे दी थी। 

पर वह तो वहाना खोजना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे मिरा अजनबी 
समझकर कहा, “आपका टिकट तो रद हो चुका है।” मैने उसे ठीक उत्तर दिया। 
मुझसे टिकट रद होनेकी बात कहनेका कारण कुछ और ही था। सिकरमके यात्री 
सिकरमके अन्दर ही बैठते थे, छेकिन मैं ठहरा कुली। फिर अजनबी भी दिखलाई 
पडता था। इसलिए सिकरमवालेकी तीयत यह थी कि अगर मुझे गोरे यात्रियोके 
पास बैठानेसे बचा जा सके, तो अच्छा हो। सिकरमके बाहर अर्थात्‌ कोचवानकी 
बगलमें दाये-बाये दो बैठके थी। उतमें से एक पर सिकरम कंम्पनीका एक सुख्य 
आदमी बैठता था। आज वह भीतर बैठा और मुझे कोचवानकी बगलमे बैठाया गया। 
मैने सोचा कि यह तो सरासर अन्याय है, अपमान है। फिर भी मैने इस अपमानकों 
पी जाना दौक समझा। स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि में जबरदस्ती अन्दर बेठ सकूँ । 
अगर उलझता तो सिकरम रवाना हो जाती और मेरा एक दिन फिर टूट जाता। 
और फिर दूसरे दिन क्या होगा, सो तो भगवान ही जाने। इसलिए मैने समझदारीसे 
काम लिया और बाहर बैठ गया। मन ही मन बहुत झुझला रहा था। 

लगभग तीन वजे सिकरम पारडीकोप पहुँची। सिकरम कम्पनीसे सम्बन्धित 
जो गोरा मुख्य-कर्मचारी भीतर बेण था, उसने चाहा कि अब वह वहाँ बेठे जहाँ 
मैं बैठा हुआ था। उसे सिगरेट पीची थी। थोडी हवा भी खाना चाहता होगा। 
इसलिए उसने वही कोचवानके पास पडा हुआ एक मैला-सा बोरा उठाया और पैर 
रखनेके पटिएपर विछाकर मुझसे कहा, “सामी, तू यहाँ बैठ। मे कोचवानके पास 
बैठना चाहता हूँ।” मैं इस अपमानकों सहंन नहीं कर सका। इसलिए मैने डरते- 
डरते उससे कहा, “तुमने मुझे यहाँ बैठाया, मैंने वह अपमान सहन कर लिया । 
भेरी जगह अन्दर थी लेकिन तुम वहाँ बेठे और मुझे यहाँ बैंठाया। अब तुम्हे बाहर 
वैठनेकी इच्छा हो रही है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरोंके पास 


९२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
विठाना चाहते हो। में अन्दर जानेको तैयार हूँ, तुम्हारे पैरोंके पास बैंठनेकों तैयार 


नहीं हे।” 

में मुश्किकसे इतना कह ही पाया था कि मुझपर थप्पढ़ोंकी वर्षा होने 
और वह गोरा मेरे पाँव पकड़कर मृझे मीचे घसीटने रूगा। वंठकके पास ही पीतल्‍के 
सीखचे थे। मैने उन्हें कसकर पकड़ लिया और तग्र किया कि कछाई मले ट्ट जाये 
में सीखचे नही छोड़ंगा। मुझपर जो वीत रही थीं, उसे बन्दर वेठे हुए यात्री देख 
रहे थे। गोरा मुझे गालियाँ दे रहा था, खीच रहा था बौर मार भी सहा था और 
में चुप था। वह वलिप्ठ था, में कमजोर ! यात्रियोंमें से कुछ लोगोंको उ्या आई 
वे बोल उठे, “भरे भाई, उस वेचारेंको वहाँ वेठा रहते दो। उसे नाहक मत मारो। 
उसको बात सच है। वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अच्दर वंठते दो। ” गोरेने कहा, 
“हरगिज नहीं।” लेकिन वह थोंड़ा शमिंदा हुआ और उससे मुझे मारता बन्द कर 
दिया और मेरी वाँह छोड़ ढी। ठों-चार गालियाँ जरूर और सुताईं। छेकिन एक 
होटेटटॉट / नौकर दूसरी तरफ बैठा था। उसे पैरोंके सामने विठाकर वह खुंड बाहर 
वैंठ गया | 

यात्री अन्दर बेठ गये। सीटी वजी, सिकरम चर ठी। मेरी छातों असा तक 
घड़क रही थी। सोचता था, मैं जिन्द्रा मुकामपर पहुँचुँगा या नहीं। वह गोरा बराबर 


छ 


5 न 


ञ 


मेरी भोर घूरता ही रहा और वीच-बीचमें बगुली विखा-दिखा कर वड़बक्ञता रहा 
“बाद रख, स्टैडटंन पहचने दे, फिर मजा चखाऊँगा।” मेँ तो ग्‌गा बना बेठा र्ह्ठा 


और भगवानसे अपनी रक्षाकी प्रार्थना करता रहा। 

हम अँबेरा हो चुकनेपर स्टैंडटंत पहुंचे। वहाँ कई हिन्दुस्तानी चेहरे दिखाई 
दिये । इससे मुझे कुछ तसल्ली हुईं। नीचे उतरते ही हिन्दुस्तानी माइबोंने कहा, हमे 
आपको ईसा सेठक्की दकानपर के जानेके छिए आये हैँ। हमें ढादा कब्दुल्छाक्ा तार 
मिल गया है।” में बहुत खुब हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमारक्रो दुकावपर 
परेचा | सेठ और मनीम ग॒माब्तोंने मुझे चारों ओरसे घेर लिया। मैंने जो बीती 
थी सो उन्हें सुनाई। वे बहुत दुखी हुए बौर उन्हीने अपने-अपने कड़वे अनुमवोका 
वर्णन करके मझे गान्ति देनी चाही। 

में सिकरम कम्पनीके एजेंटको अपने साथके व्यवहारकी जातकारी देवा चाहता 
था। मैने एजेंटके नाम चिटठी लिखी। उस गोरेने मुझे जो बमकी दौ-थी उम्तका 
उल्लेख किया और यह आइवासन चाहा कि आगेके लिए सुबह यात्रा शुरू कर्तके 
समय मझे दसरे यात्रियोंके साथ अन्दरकी जगह दी जाये। चिट्ठी एजेटका मिजवा 
दी। एजेंटने खबर भेजी: “ स्टैडटंनसे वड़ी सिक्ररम जाती है और कोचवान वंगरा 
सब बदल जाते है। आपने जिस आदमीके ख़िछाफ शिकायत को हैं, वेंह केंड ढढू 
नहीं होगा। आपको जगह दूसरे थात्रियोंके पास ही दी जायगी। ” उस स्रन्देंशसे मुझ 
धोडी' निरदिचन्तता हुई। मैने उस मारतेवाले गोरेपर किसी तरहका मुकदमा चलानेका 
विचार तो किया ही नहीं था, इसलिए हमलेका यह वव्याय यहीं समाप्त हो गया। 


१. दक्षिण आफ्रिंकाके केप नामक भंच्छका सृछ निवासी! 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ९३ 


सवेरे ईसा सेठके छोग मुझे सिकरम तक पहुँचाने गये। मुझे ठीक जगह दी 
गई और विना किसी परेशानीके में उस रात जोहानिसवर्ग पहुँच गया। 

स्टेडटेन एक छोटा-सा गाँव है और जोहानिसवर्ग एक विशाल नगर। अब्दुल्ला 
सेठ्ने तार तो यहाँ भी दे ही दिया था। मुझे मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानका 
पता-ठिकाना भी दे दिया था। उनका आदमी सिकरम ठहरनेकी जगहपर पहुँचा, पर 
वह मुझे नहीं पहचान सका और न में उसे। मैने होटरमे जानेका विचार किया। 
दो-चार होटलोंके नाम जान लिये थे। एक गाड़ी की। ग्राडीवालेसे कहा कि ग्रैंड 
नेशनल होटलम ले चलको। वहाँ मैनेजरके पास पहुँचा और जगह माँगी। मैनेजरने 
क्षण-मर मुझे निहारा। फिर शिष्टाचारयुकत भाषामें कहा, “ मुझे खेद है, सभी कमरे 
भरे हुए है।” उसने मुझे विदा कर दिया। इसलिए मैने गाडीवालेसे मुहम्मद कासिम 
कमरुद्दीवकी दृकात पर चलनेकों कहा। वहाँ अब्दुल गनी सेठ भेरी राह देख रहे 
थे। उन्होने मेरा स्वागत किया। मैने होटलकी बात उन्हे सुनाईं। वे खिलखिलाकर 
हँस पडे और बोले : “वे हमें होटरूमे कैसे उतरने देगे।” 

मैंने पूछा, " क्यो नहीं ? ” 

“सो तो आप यहाँ कुछ दिन रहनेके बाद जान जायगे। इस देशमें तो हम 
ही रह सकते है; क्योकि हमें पैसे कमाने है। इसीलिए तरह-तरहके अपमान सहन 
करते हैं और पडे रहते है।” इसके वाद उन्होने ट्रान्सवालमे हिन्दुस्तानियोपर गुजरने- 
वाले कष्टोकी कहानी कह सुनाई। 

इन अब्दुल गनी सेंठका परिचय फिर आगे चलकर आयेगा। 

उन्होने कहा, “यह देश आपके-जसे लोगोके लिए नहीं है। देखिए कल आपको 
प्रिटोरिया जाना है। वहाँ आपको तीसरे दरजेमे ही जगह मिलेगी । ट्रान्सवालमे नेटालसे 
अधिक कष्ट है। हमारे यहके लोगोको ट्रान्सवालमे पहले या दूसरे दरजेका टिकट 
दिया ही नहीं जाता। ” 

मैंने कहा, “आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। ” 

अब्दुछ करीम बोले, “ हमने लिखा-पढी तो की है, पर हमारे यहके अधिकतर 
लोग भी पहले-दूसरे दरजेमे बैठना कहाँ चाहते है।” 

मैने रेलवेके नियम मेंगराकर उन्हे पढा। उनमें इस बातकी गृजाइश थी। 
ट्रान्सवालके मूल कानून वारीकीके साथ नहीं बनाये जाते थे। रेलवेके नियमोका तो 
पूछना ही क्‍या है। 

मैनें सेठसे कहा, “मैं तो फर्स्ट क्‍्लासमें ही जाऊंगा और यदि वह सम्भव नही 
हुआ, तो प्रिटोरिया यहाँंसे ३७ ही मील तो है, में धोड़ा-गाड़ी करके वहाँ चला 
जाऊंगा। 

अब्दुल गनी सेठने उसमें लगनेवाले खर्च और समयकी तरफ मेरा ध्यान खीचा | 
पर वे मेरे विचारसे सहमत ही हुए। मैने स्टेशन-मास्टरकों पत्र लिखा। पत्रमे मैने 
अपने बैरिस्टर होनेका उल्लेख किया और यह भी कहा कि में हमेशा पहले दरजेमें 
ही सफर करता हूँ। अपने तुरन्त प्रिटोरिया पहुँचनेकी जरूरतकी तरफ भी उनका 
ध्यान खीचा और उन्हे लिखा कि उत्तरकी प्रतीक्षा करने योग्य समय मेरे पास नही 


3 सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


वचेगा, इसलिए पत्रका उत्तर पानेके लिए खुद ही स्टेशनपर पहुँचूँगा और आगा 
रखूँगा कि मुझे पहले दर्जेका टिकट दिया जाये। लिखते समय मेरे मनमें एक 
छोटासा पेच था। ख्याल यह था कि स्टेशनमास्टर लिखित उत्तरमे तो “ना” ही कह 
देगा। उसे क्‍या मालूम, कुछी वैरिस्टरकी रहन-सहन कैसी होती है। इसलिए अगर 
में पूरे साहवी ठाठमे जाकर उसके सामने खड़ा हो जाऊँगा और उससे वात करूँगा, 
तो वह परिस्थिति समझ जायेगा और ज्ञायद मुझे टिकट दे देगा। इसलिए मैं 
फ्रॉक कोट, नेकटाई बगरा डाँटकर स्टेगन पहुँचा। स्टेशन-मास्टरके सामने मैंने गिती 
निकालकर रखी और पहले दरजेका टिकट माँगा। 

उसने कहा, / चिट्ठी आपने ही मुझे लिखी है।” 

मेने कहा, जी, हाँ। यदि आप मुझे टिकट दे देंगे तो मैं आपका अहसाम 
मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया पहुंचना ही चाहिए। 

स्टेशन मास्टर हँसा और करुणाके स्वरमे बोला, “में ट्रान्सवालका रहनेवाला 
नही हूँ, हॉलेडका रहनेवाला हूँ। आपकी भावनाकों में समझ सकता हूँ। मेरी आपके 
प्रति सहानुभूति है। में आपको टिकट देना चाहता हूँ, पर एक दर्त है-- अगर गार्ड 
रास्तेमें आपको उतार दे और तीसरे दरजेमें वैठायें तो आप मुझे नही फेंसायेंगे। 
यानी आप रेलवे कम्पनी पर दावा नहीं करेगे। में चाहता हूँ कि आपकी यात्रा 
निरविध्न समाप्त हो। यह तो देख ही रहा हूँ कि आप सज्जन है।” 

यों कहकर उसने टिकट काट दिया। मैतें उसका उपकार माना, और उसे 
निदिचन्त किया। 

अब्दुल गनी सेठ मुझें पहुँचाने आये थे। यह कौतुक देखकर वे खुभ हुए। 
उन्हे आइचये हुआ। पर मुझे साववान करते हुए बोले, “आप' खैरियतसे प्रिटोरिया 
पहुँच जायें तव समझूंगा कि बेड़ा पार हो गया। मुझे लगता है कि गार्ड आपको 
पहले दरजेमें आरामसे नही बैठने देगा। अगर गार्डने बैठ ही जाने दिया त्तों यात्री 
नही बैठने देंगे। 

मै पहले दरजेके डिब्ब्रेमें बैठा। ट्रेव रवाना हुई। जमभिस्टन पहुँचनेपर गार्ड 
टिकट जाँचने आया। मुझे देखते ही झल्ला उठ! अँगुलीसे इशारा करके बोला, 
“तीसरे दरजेमें जाओं।” मैने अपना पहले दरजेका टिकट दिखाया। उसने कहा, 
“कोई बात नही है; जाओ तीसरे दरजेमें। ” 

इस डिब्बरेमें एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्डकों आडें हाथो लिया, तुम 
इन भछे आदमीको क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो, इनके पास पहले दरजेका 
व्किट है। मुझे इनके वैठनेंसे तनिक भी कष्ठ नहीं है। इतना कहकर उससे मेरी 
तरफ देखा और कहा, “आप इतमीनानसे बैठे रहिए। 

गा वडबडाया, “ आपको कुलोके साथ बैठना है, तो वैठिए, मेरा क्या विगड़ता 
है? ” और चला गया। 

गाड़ी रातकों आठ वजेंके करीव प्रिटोरिया पहुँची । 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ९५ 
१०, प्रिटोरियामे पहला दिन 


मेंनें सोचा था कि दादा अब्दुल्लाके वकीलकी ओरसे कोई आदमी मुझे प्रिटोरिया 
स्टेशनपर मिलेया। यह तो में जानता था कि कोई हिन्दुस्तानी मुझे लेने नहीं आया 
होगा। में यह भी कह चुका था कि में किसी हिन्दुस्तानीके घर नहीं ठहरूँगा। 
स्टेशन पर वकीलने कोई भी आदमी नहीं भेजा था। बादमे मुझे पता चला कि 
जिस दिन मै पहुँचा, वह रविवार था। इसलिए वे जिसको भेजते, उसे कुछ न कुछ 
असुविधा होती। स्टेशन पर किसीको न पाकर मैं परेशान हुआ। सोचने लरूगा, कहाँ 
जाऊँ। कोई होटल मुझे अपने यहाँ जगह नही देगा, ऐसा डर था। 

सन्‌ १८९३ के प्रिटोरिया स्टेशन और १९१४ के प्रिटोरिया स्टेशनमे बडा फर्क 
था। धीमी-धीमी रोशनीवाली वत्तियाँ जल रही थी। यात्री भी अधिक नही थे। 
मेने सब यात्रियोको चले जाने दिया और सोचा कि जब टिकठ कलेक्टरकों थोडी 
फुरसत हो जायेगी तब उसे टिकट दूँगा और यदि उसने मुझे किसी छोटे-से होटल 
या ठहरने लायक किसी मकानबका पता बता दिया तो वहाँ चला जाऊंगा या फिर 
रात स्टेशन पर ही काट छूंगा। यो अपमानके डरसे इतना पूछनेकी भी हिम्मत नहीं 
पडती थी। 

जब यात्रियोके चले जाने पर स्टेशन सुना हो गया, तब मैने टिकट देकर टिकट 
कलेक्टरसे पूछत्ताछ की। उसने उत्तर सम्यताके साथ दिये, पर मेने देखा कि वह 
मेरी' मदद करनेमें असमर्थ है। उसकी वगलमें एक अमेरिकन हब्शी सज्जन खड़े थे। 
उन्होने मुझसे बातचीत शुरू की: 

“देख रहा हैँ कि आप बिलकुल अजनबी हैँ ओर यहाँ आपका कोई परिचित 
नही है। अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको एक छोटे-से होटलमे के चहूँगा। 
उसका मालिक अमेरिकन है और उसे में अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि 
वह आपको टिका छेगा।” 

मुझे थोड़ा शक तो हुआ, पर मैने इनका उपकार माना और साथ जाना स्वीकार 
किया। वे मुझे जॉन्स्टनके फैमिली होटल ' में ले गये। पहले उन्होने श्री जॉन्स्टवकी 
एक ओर छे जाकर थोडी बात की। श्री जॉन्स्टनने मुझे एक रातके लिए ठहराना 
कबूल किया और वह भी इस शर्त पर कि भोजन मेरे कमरेमे पहुँचाया जायेगा। 

श्री जॉन्स्टनसे कहा, “मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भनमें तो काले-गोरेका 
कोई भेद नही है, पर मेरे सभी ग्राहक गोरे हँँ। यदि मैं आपको भोजनग्ृहमें मोजन 
कराऊँ, तो वे बुरा मानेंगे और शायद चले ही जायेंगे।” 

मैंने जवाब दिया, “आप मुझे एक रातके लिए टिकने दे रहे है, यह भी 
आपका उपकार ही है। इस देशकी स्थितिसे म थोडा परिचित हो गया हूँ। में 
आपकी कठिनाई समझ सकता हूँ। आप खुशीसे खाना कमरेमें भेज दीजिए। कल 
तक मै दूसरा प्रबन्ध कर लेनेकी आशा रखता हूँ।” 

मुझे कमरा दे दिया गया। मैने उसमें प्रवेश किया और एकान्त मिलनेपर 
भोजन आनेकी राह देखता हुआ विचारोमें डूब गया। इस होठलमें अधिक यात्री 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


नही थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि भोजन छेकर वेटर नहीं आा रहा 
श्री जॉन्स्टन आ रहे हँँ। उन्होंने कहा, “मैने आपको कमरेमें खाना देनेकी कत 
बताई थी। पर मुझे ऐसा करनेमें गर्म आई और मैंने अपने ग्राहकोंसे वातचीत करके 
उनकी राय जाननी चाही। आप भोजन-गृहमें उनके साथ वैठकर भोजन करें तो उन्हें 
कोई आपत्ति नहीं है। इसके अछावा आप चाहे जितने दिन यहाँ रहें, उनकी बोस्से 
कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए यदि आप चाहें तो भोजन-गृहमें चलिए और जब- 
तक जी चाहे यहाँ रहिए।” 

मैंने उनका उपकार माना और भोजन-गृहमें गया। वहाँ मैने निश्चिन्त होकर 
भोजन किया । 


हम 
; 


दूसरे दिन सवेरे में वकीलके घर ग्या। उनका नाम था, ए० डल्ल्यु० वेकर। 
उनसे मिछा। अब्दुल्ला सेठने मुझे उनके वारेमें कुछ बता व्या था। इसलिए हमारी 
पहली मुलाकातसे मुझे कोई आदइचर्य न हुआ। वे मुझसे प्रेमपूर्वक मिके, और मेरे 
बारेमे कुछ वाते पूछी, जो मैने उन्हें वतछा दीं। उन्होंने कहा, “बेरिस्टरके नाते तो 
आपका यहाँ कोई उपयोग हो ही न सकेगा। इस मुकदमेके लिए हमने अच्छें-से-अच्छे 


[44 4 


वैरिस्टर कर रखे है। मुकदमा लम्बा है और गुत्वियोंसे मरा हुआ है। इसलिए बापस्े 
में आवश्यक तथ्य आदि प्राप्त करनेका ही काम के सकूँगा। पर इतना फायदा ववच्य 
होगा कि अपने मुवक्किलके साथ पत्र-व्यवहार करनेमें मुझे अब बास़ानी हो जायेगी, 
और तथश्यादि की जो जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी, वह में आपके द्वारा मेंगदा 
सकूंगा। आपके लिए अमी तक मैने कोई मकान तो तलाथ नहीं किया हैं। सोचा 
था कि आपको देखनेके वाद खोज लूया। यहाँ रंगमेंद बहुत है, इसलिए घर मिलना 
आसान नही है। पर मैं एक वहनको जातता हूँ। वह गरीब है, सट्यिरेकी स्त्री हैं। 
मेरा खयाल है कि बहु आपको टिका छेगी। उसे मी कुछ मठद हो जायवेगी। चलिए, 
हम उसके यहाँ चले।” 

उसके वाद वे मुझे वहाँ के गये। श्री वेकरने उस वहनको एक ओर छे जाकर 
उससे कुछ बाते की और उसने मुझे ठहराना स्वीकार कर लिया। निदचय हुआ कि 
हफ्तेके तैतीस शिलिय दिये जायेंगे। 

श्री वेकर वकील होनेंके साथ-साथ कट्टर पादरी भी थे। वें अभी जीवित 
हैं। और अब केवल पादरीका ही काम करते हैं। वकाछतका वन्चा उन्होंने छोड़ 
दिया है। रुपये-पैसेसे सुखी हैँ। मेरा उच्का अवतक पत्र-व्यवहार होता है। पत्रोंका 
विषय एक ही रहता है। वे अपने पत्रोंमें अछग-अछूग ढंगते ईसाई वर्मकी उत्तमताकी 
चर्चा करते हैं और इस बातका ग्रतियादन करते हैँ कि ईसाकों ईइवरका एकमात्र 
पुत्र और तारणहार समझे बिना परम झान्ति नहीं मिलनेकी | 

श्री वेंकरनें पहली ही सुलाकातमें वर्मे-सम्बन्धी मेरे विचारोंकों पूछ लिया था। 
मैने उन्हें बताया, “मैं जन्मसे हिन्दू हूँ। मुझे इस घर्मका भी वहुत ज्ञान नहीं हैं। 
दूसरे धर्मोका ज्ञान भी कम ही है। में यह सव नहीं जावता कि मैं क्या हूँ, क्या 
मानता हूँ और मुझे क्या मानना चाहिएं। में अपने वर्मका गरम्भीर्तासे अव्ययत् 
करना चाहता हूँ। मेरा इरादा दूसरे घर्मोका यथागक्ति अव्ययन करनेका मी हैं। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ९७ 


यह सव सुनकर श्री वेकर खुश हुए। उन्होने मुझसे कहा, “ मैं साउथ आफिका 
जनरल मिशनका एक डायरेक्टर भी हूँ। मैंने स्वय अपने खर्चसे एक गिरजाधर 
बनवाया है। में समय-समयपर वहाँ घर्म-सम्बन्धी व्याख्यान देता रहता हूँ। मै रंग- 
भेद नहीं मानता। कुछ अन्य छोग मी मेरे साथ काम करते हैं। हम प्रतिदिन एक 
बजे कुछ मिनटोके लिए मिलते हैँ और आत्माकी शान्ति तथा प्रकाश (ज्ञानके उदय) के 
लिए प्रार्थना करते है। आप उसमे शामिल होगे, तो मुझे खुशी होगी । मैं वहाँ अपने 
सहयोगियोसे भी आपकी पहचान करा दूँगा। वे सव आपसे मिलकर प्रसन्न होगे और 
मुझे विश्वास है कि आपको सी उनका साथ अच्छा छग्रेगा। में आपको कुछ घाभिक 
पुस्तके भी पढ़नेको दूँगा। पर सच्ची पुस्तक तो बाइवल ही है। मेरी सलाह है कि 
बाप उसे अवश्य पढिए। ” 

मैंतें श्री वेकरकों घन्यवाद दिया और यथासम्भव रोज एक बजे प्रार्यनाके लिए 
उनके भण्डलमें पहुंचता स्वीकार किया। 

“तो कल एक बजे यही आ जाइए। हम साथ-साथ प्रार्थवा-मन्दिर चछेगे। 

हम जुदा हुए। अभी मुझे अधिक सोचसेका अवकाश नही था। 

मैं श्री जॉन्स्टनके पास गया और उत्तका वि चुकाकर नई जगह जा पहुँचा । 
वहाँ मोजन किया। घर मालकिन वड़ी भछी स्त्री थी। उसने मेरे लिए अन्नाहार 
तैयार कर दिया था। मुझे इस कुटुम्वसे घुलने-मिलनेमें देर नही छूमी। 

मोजनसे मिश्चित्त होकर में उन मित्रसे सिललने गया जिसके ताम दादा अब्दुल्ला 
ने पत्र दिया था। उनसे जान-पहचान हुईं। हिन्दुस्तानियोकी दुर्देशाके विषयमें उनसे 
और भी विशेष बातें जाननेकी मिली । उन्होने मुझे अपने घर रहनेका आग्रह 
किया। मैने उन्हें धन्यवाद दिया और जो व्यवस्था हो चुकी थी उसके विषयमें 
बताया। उन्होने आग्रहपूर्वकं कहा कि जब जिस चीजकी आवश्यकता हो, में उनसे 
माँग लिया करूँ। 

ज्ञाम हुईं और व्यालू करनेके बाद में अपने कमरेमे जाकर विचारोंमे तल्लीन 
हो गया। मैने देखा कि फिलहाल तो मेरे लिए कोई काम नही है। अब्दुल्ला सेठको 
इसकी सूचना भी भेज दी। में सोचने लगा, श्री बेंकरकी मित्रताका क्‍या अर्थ हो सकता 
है। उनके धर्म-माइयोसे मुझे क्या मिर सकेगा ? मुझे ईसाईघर्मका अध्ययच किस हद 
तक करना चाहिए। हिन्दू धर्मका साहित्य कहाँसे प्राप्त हो सकता है? अपने धर्मको 
समझे बिना मैं ईसाईपर्मके स्वरूपकों कैसे समझ सकता हूँ। में एक इसी निर्णयपर 
पहुँच सका कि मुझे जो-कुछ भी पढलेको मिले, उसे मैं निष्पक्ष मावसे पढ़ूँ और 
श्री वेकरके साथियोकों वही उत्तर दूँ जो जिस समय भगवान मुझे सुझा दे। जबतक 
मैं अपने घर्कों पूरी तरह नहीं समझ छेता, तवतक मुझे अन्य धर्मोको स्वीकार 
करनेका विचार नहीं करना चाहिए। 

इस तरह सोचते हुए मेरी नींद रूम गई । 


३९--७ 


५८ सस्पूर्ण गाधी वाइमय 
११. ईसाइयोंसे सम्पर्क 


दूसरे दिन एक बजे मैं श्री वेकरके प्रार्थवा-समाजमे गया। वहाँ कुमारी 
कुमारी गेब, श्री कोट्स आदिसे परिचय हुआ। सबने घुटनोके बल बैठकर आप 
की। मैंने भी उत्का अनुकरण किया। भ्रार्थनामें जिसकी जो इच्छा होती, सो ईश्वरसे 
माँगता। “ दिन शान्तिसे बीते, ईश्वर हमारे हृदयके द्वार खोले”, इत्यादि तो माँगा 
ही' जाता था। 

मेरे लिए भी प्रार्थना की गई, “हे प्रमु, हमारे बीच जो नये भाई आये है, 
उन्हें तू मार्ग दिखा। जो ज्वान्ति तूने हमें दी है वह उन्हे भी दे। जिस ईसाने हमे 
मुक्त किया है, वह उन्हें भी मुक्त करे। हम यह सव ईसाके नामपर माँगते है।” 
इस प्रार्थनामें भजन-कीर्तन कुछ नहीं होता था। वे केवल ईश्वरसे कोई विश्येष वस्तु 
माँगते और फिर विख्वर जाते। यह समय सबके दोपहरके मोजनका होता था। इसलिए 
सब प्रार्थना करनेके वाद भोजन करने चले जाते थे। प्रार्थनामें पाँच मिनटसे अधिक 
नहीं लगता था। 

कुमारी हैरिस और कुमारी गेव दोनों प्रौढ अवस्थाकी कुमारिकाएँ थी। श्री 
कोट्स क्वेकर थे। वे दोनों बहनें साथ रहती। उन्होने मुझे हर रविवारकों चार 
बजेकी चायके लिए अपने घर आते रहनेका निमन्त्रण दिया। 

जब श्री कोट्स मिलते तो मुझे हर रविवारको उन्हें हफ्तेमरकी अपनी धामिक 
डायरी सुनानी पडती'। उन्हें बताना पड़ता कि मैने कौन-कौत किताबें पढ़ी और मेरे 
मतपर उनका क्या असर हुआ। फिर इनकी चर्चा होती। ये दोनों बहनें अपने सधुर 
अनुभव सुनातीं और उस परम शाच्तिकी बातें करती जो उनको प्राप्त हुई थी। 

श्री कोट्स एक निर्मल हृदयवाले चुस्त तरुण क्वेकर थे। उनके साथ मेरा 
गाढ़ सम्बन्ध बन गया था। हम अनेक बार साथ-साथ घूमने भी जाया करते थे। 
वे मुझे दूसरे ईसाइयोके घर भी ले जाते। 

कोटसने मुझे पुस्तकोसे लाद दिया। वे जैसे-जैसे मुझे पहचानते जाते, वैसे-वसे 
उन्हें जो पुस्तकें ठीक जान पड़ती, मुझे पढ़नेके लिए देते। मेने भी केवल श्रद्धावश 
होकर उन पुस्तकोकों पढ़ना स्वीकार किया। हम आपसमे इन पुस्तकोंकी चर्चा भी 
किया करते। 

ऐसी पुस्तके मैंने सन्‌ १८९३ में काफी पढीं। उन सबके नाम तो मुझे याद 
नही, छेकिन उनमे सिटी देम्पछ॒वाले डा० पार्करकी टीका, पियर्सनकी “मैनी इन्फेलिबिक 
प्रफ्स,” बटलरकी “ एनॉलॉजी ” इत्यादि पुस्तकें थी। इनका कुछ भाग समझमें न आता, 
कुछ रुचता और कुछ न रुचता। मैं श्री कोट्सको यह सब वता देता। मैती' इन्फे- 
लिविल प्रूफ्स” (“अनेक अचूक प्रमाण”) --अर्थात्‌ ऊेखककी रायमे बाइबलमे जिस 
घर्मका वर्णन है, उसके समर्थनके प्रमाण। मुझ्पर इस पुस्तकका कोई असर नही पढा। 
पार्करकी टीकाकों नीतिवर््धक भाना जा सकता है; किन्तु ईसाई धर्मकी प्रचलित 
मान्यताओंके विषयमें यदि कोई शंका रखता हो, तो उसे इससे कोई मदद नहीं मिल 
सकती! थी। बटलरकी “एनॉलॉजी” बहुत ग़म्मीर और कठित जान पुस्तक पड़ी। उसे 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ९९ 


पाँच-सात बार पढा जाना चाहिए। वह नास्तिककों आस्तिक बनानेकी दृष्टिसे लिखी 
हुईं पुस्तक प्रतीत हुई। उसमे ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्ध जो दलीले प्रस्तुत की गई 
थी, उनका मेरे छिए कोई उपयोग नही था, क्योकि वह समय मेरी नास्तिकताका 
समय नहीं था। किन्तु उसमें ईसाके अद्वितीय अवतार और उसे मनुष्य तथा ईरवरके 
बीच सन्वि करनेवाहा होनेके विषयमे जो प्रमाण दिये गये थे, उनका मुझपर कोई 
असर नही हुआ। 

पर श्री कोट्स हार माननेवाले व्यक्ति नही थे। उनके मोहका पार नही था। 
उन्होनें मेरे गलेमें वैष्णव सम्प्रदायकी कण्ठी देखी। उन्होंने इसे अन्धविश्वास माना 
और वे दुखी हुए। बोले, “ ऐसा अन्वविश्वास तुम जैसोको शोभा नहीं देता, लाओ 
में इसे तोड दूँ।” 

“ यहू कण्ठी तोडी नहीं जा सकती। यह माताजीकी दी हुई है।” 

“ पर तुम क्या इसमे विश्वास करते हो ? “ 

४ में इसका गूढार्थ नही जावता। मुझे ऐसा नहीं छगता कि में इसे नही पहलूँगा 
तो मेरा अकल्याण होगा। किन्तु जो माला भाताजीने मुझे प्रेमपूर्वक पहनाई है, जिसे 
पहनना उन्होने भेरे लिए कल्याणकारी माना है, उसे में अकारण नहीं छोड़ेंगा। 
समय पाकर यह जीर्ण हो जायेगी और टूट जायेगी, तब ऐसी ही दूसरी प्राप्त करके 
पहननेका लोभ तो में नहीं करूँगा) लेकिन यह कण्ठी अभी नहीं टूटेगी। 

कोट्स मेरी इस बातकी क॒द्र नहीं कर सके, क्योकि उन्हे तो मेरे धर्मके प्रति 
भी अनास्था थी। वे मुझे अज्ञानके कुएँमे से उबारनेकी आशा करते थे। वे मुझे यह 
बताना चाहते थे कि दूसरे घर्मोमें थोडा-बहुत सत्य भछे ही हो, किन्तु मोक्ष तो पूर्ण 
सत्यरूपी ईसाई धर्मको स्वीकार किये बिना मिल ही नहीं सकता; और ईसाकी 
मध्यस्थताके बिता पाप-प्रक्षाऊत सम्मव ही नहीं है, अन्य सभी पुण्य-कर्म निरर्थक 
हैं “>> वे यही कहना चाहते थे। 

श्री कोट्सने जिस प्रकार मेरी पुस्तकोसे परिचय कराया उसी प्रकार वे जिन्हे 
ठीक धार्भिक' ईसाई मानते थे, उन व्यक्तियोसे भी मेरा परिचय कराया। प्लीमथ 
ब्रदरत ' से सम्बन्धित एक कुटुम्व ऐसा ही था। प्लीमथ ब्रदरन” एक ईसाई सम्प- 
दाय है। 

कोद्सने जो परिचय कराये उनमेंसे अनेक मुझे अच्छे छगे। वे छोग ईइवरसे 
डरनेवाले थे, ऐसा मुझे छगरा। इस कुटुम्बमें से एक भाईने मुझसे कहा, 

“आप हमारे घर्मंकी खूबी ही नहीं समझ सकते । आप जो-कुछ कहते है उससे 
मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा प्रतिक्षण अपनी भूलोपर विचार करना पडता 
है, हमेशा उन्हें सुधारना पडता है। यदि वे नहीं सुधरती, वो पश्चात्ताप करना 
पड़ता है, प्रायश्चित्त करना पडता है। इस क्रिया-काण्डसे आपको मुक्ति कैसे! मिल 
सकती है? शान्ति तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप यह तो स्वीकार करते 
ही है कि हम सब पापी है। अब हमारी मान्यताकी परिपूर्णता देखिए। हम मानते 
हैँ कि हमारा प्रयत्न व्यर्थ है। फिर भी मुक्तिकी आवश्यकता तो है ही। पापका बोझ 
कँसे समाप्त हों? हम उसे ईसा पर डाल दे। वह तो ईइ्वरका एकमात्र निष्पाप 


१०० सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


पुत्र है। उसे वरदान भाप्त है कि जो तुझे मानेगा उसका पाप घुछू जायेगा। यह 
ईंइवरकी अगाध उदारता है। हमने ईशुकी इस मुक्ति-योजनाकों स्वीकार किया है, 
इसलिए हमारे पाप हमें नहीं पकड़ते। पाप तो होते ही रहते हैं। इस जगतमें पाप 
अवध्यम्मावी हैं। इसीसे ईशुनें सारे संसारके पापोका एक ही वारमें प्रायब्चित्त कर 
डाला। जो उनके महावह्षिदानमें विश्वास छा सकते हूँ, वे आान्ति यों ही प्राप्त 
कर सकते है। कहाँ आपकी अश्यान्ति और कहाँ हमारी झान्ति ? ” 

उनका यह कथन मेरे गले बिलकुल ही न उत्तरा। मैने नम्रतापुर्वक उत्तर दिया : 

४ यदि सर्वेमान्य ईसाई घर्म यही है, तो वह मेरे किसी कामका नहीं है। मैं 
पापके परिणामसे मुक्त नहीं होना चाहता, में तो पापनृत्तिसे, पाप-कर्मसे ही छुटकारा 
चाहता हूँ । जबतक मुझे वह छुटकारा नहीं मिलता, तबतक मुझे अपनी यह बगात्ति 
प्रिय रहेगी। 

प्लीमथ ब्रदरनें उत्तर दिया, “ में आपको विश्वास दिलाता हुँ कि आपका प्रयत्न 
व्यर्य हैं। मेरी वातपर फिर विचार कीजियेगा। ” 

और इन भाईने जैसा कहा था, व्यवहार द्वारा वैसा करके भी दिखा दिया 
--जान-बूझकर अनीति कर दिखाई। 

पर सभी ईसाइयोकी ऐसी मान्यता नही होती, सो तो में इन सज्जनोंसे परिचय 
करनेंके पूर्व भी जान सका था। कोट्स स्वर्य पापसे डरकर चलनेवाले व्यक्ति थे। 
उनका हृदय निर्मल था। वे मानते थे कि हृदय-शुद्धि एक सम्भावता है। उक्त बहनें 
भी ऐसा ही मानती थी। मुझे जो पुस्तके हाथ छूगी थी, उनमेंसे कई भक्ततिपूर्ण थी। 
अतएवं इस परिचयके कारण कोट्सकों जो परेशानी हुईं थी, उसे मैने बान्त किया 
और उन्हें विद्वास दिलाया कि एक प्छीमथ ब्रदर की अनुचित मान्यताके आवारपर 
मैं ईसाई धर्मके विरुद्ध कोई गलत राय नहीं बना सकता। 

मेरी कठिताइयाँ तो बाइवल और उसके झुढ़ार्थकों लेकर थी। 


१२. हिन्दुस्तानियोंसे परिचय 


ईसाइयोसे सम्बन्धके विषयमें और कुछ लिखनेंसे पहले उसी समय जो दूसरे 
अनुमव हुए, उनका उल्लेख कर देना आवश्यक है । 

नेटाछमें जो स्थान दादा अब्दुल्लाका था, वही स्वान प्रिटोरियामें सेठ तैयव हाजी 
खान मुहम्मदका था। उनके विना एक भी सार्वजनिक काम आगे नही बढ़ सकता 
था। मैने पहले ही हफ्तेमें उनसे परिचय प्राप्त कर लिया। मैंने उन्हे वताया कि मं 
प्रिदोरिया निवासी हर हिन्दुस्तानीके सम्पर्कमं आना चाहता हूँ। मैने हिन्दुस्तानियोंको 
स्थितिका अध्ययन करनेकी इच्छा प्रकट की और इन सब कामोंमे उनकी मदद चाही । 
उन्होंने खुशीसे मदद देना स्वीकार किया। जा 

सबसे पहला काम तो मैने यह किया कि सारे दुस्तानियोंकी एक समा करके 
उनके सामने समूची परिस्थितिका चित्र खड़ा करनेकी कोशिश कौ। यह सभा सेठ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १०१ 


हाजी मुहम्मद हाजी यूसफके यहाँ हुई। मेरे पास इसके नाम एक सिफारिशी पत्र 
भी था। इस समामे विशेष रूपसे मेमन व्यापारी आये हुए थे। कुछ हिन्दू भी थे। 
प्रिदोरियाममें हिन्दुओकी आबादी बहुत कम थी। 

यह मेरे जीवतका पहला साषण कहा जा सकता है। मेने तैयारी ठीक कर ली 
थी॥ मेरे भाषणका विषय सत्य था। में अभी तक व्यापारियोके मुँहसे यह सुतता 
आ रहा था कि ग्यापारमें सत्य नहीं चछ सकता। में यह बात तब भी नहीं मानता 
था, अब भी नहीं मानता। आज भी ऐसे व्यापारी मित्र मौजूद हैं जो कहते है 
कि व्यापारके साथ सत्यका मेल नहीं बैठ सकता। वे व्यापारकों व्यवहार कहते है 
और सत्यको घर्म। फिर कहते हैँ कि व्यवहार एक चीज है, धर्म दूसरी । व्यवहारमे 
शुद्ध सत्य चल ही नहीं सकता। उसमें तो सत्य यथाशक्ति ही बोला-बरता जा 
सकता है। मेने अपने भाषणमें इस मान्यताका डटकर विरोध किया और व्यापारियोको 
उनके दुहरे कत्तेव्यका भान कराया। विदेशमें आनेपर उनकी जिम्मेदारी देशकी अपेक्षा 
कही अधिक हो गई है, क्योकि मुट्ठी-मर हिन्दुस्तानियोंकी रहन-सहनसे हिन्दुस्तानके 
करोडो लोगोकों नापा-तोला जाता है। 

मैं देख चुका था कि हम लोगोकी रहन-सहन अंग्रेजोकी रहत-सहवकी तुलनामें 
गन्दी है। मैने इस और भी उनका ध्यान खीचा और हिन्दू-मुसलमान, पारसी, ईसाई 
अथव। गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, सिन्‍्वी, कच्छी, सूरती इत्यादि भेदोंकों भुछा देनेपर 
जोर दिया। 

अन्तमें मैंने यह सुझाया कि एक मण्डलकी स्थापना की जाये और अधिकारियोसे 
मिलकर और अर्थियाँ देकर हिन्दुस्तानियोके कष्ठों और उनकी कंठिनाइयोका इलाज 
किया जाये। मैने कहा कि मुझे जितना समय मिलेगा, में बिना वेततके उतना समय 
इस कामके छिए दूंगा। 

मैंत्ें देखा कि समापर मेरी बातोंका अच्छा प्रभाव पडा। 

भाषणके वाद परस्पर चर्चा हुई। कइयोने कहां कि वे मुझे तथ्योसे अवगत 
करेगे। मेरा साहस वढा। मैने देखा कि सभाम अग्रेजी जाननेवाले लोग थोडे 
ही थे। मुझे लगा कि इस तरहके बाहरी देशोमें अग्रेजीका ज्ञान होना अच्छा है। 
इसलिए मैने सलाह दी कि जिन्हे समय हो, वे अंग्रेजी सीख कछे। मैने यह भी कहा 
कि अधिक उम्र हो जानेपर भी पढाई की जा सकती है और इस तरहके कुछ छोगोंके 
उदाहरण भी दिये। यदि कोई वर्ग खोला जाये और थोडे-बहुत पढनेवाले मिक्त जाये, 
तो उन्हे पढानेकी जिम्मेदारी मेने अपने ऊपर छी। 

कोई वर्ग तो नही खुछा, किन्तु तीव व्यक्ति इस झर्तेपर पढ़नेके लिए तैयार 
हुए कि उन्हे उनकी सुविधासे उनके घर॒पर पढाया जाये। इसमे से दो सज्जन मुसलमान 
थे। एक हज्जाम था और एक कारकुब। तीसरा एक छोठा हिन्दू हुकानदार था। 
मैंने समीकी बात मान ली। मुझे पढानेकी अपनी शक्तिके विषयमे तो कोई अविश्वास 
था ही नहीं। कहा जा सकता है कि शझ्षिष्य थक गये, किन्तु में तो नहीं थका। 
कमी ऐसा भी होता कि मैं उनके धर जाता और उन्हें फुरसत न होती। पर 


१०२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मैंने धीरण नहीं छोड़ा। उनमे से किसीको अंग्रेजीका गहरा अध्ययन तो करना ही नहीं 
था, फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि करीब आठ भहीनोमे दो छोगोने अच्छी 
प्रगति कर ली थी। दोनोने हिस्ताव-किताब रखना और साधारण पत्र-व्यवहार करना 
सीख लिया। हज्जाम तो अपने ग्राहकोके साथ वातचीत कर छेने लायक अंग्रेजी ही 
सीखना चाहता था। अन्य दो व्यक्तियोने इस तरह पढ़कर ठीक जीविका कमानेंकी 
बक्ति भी प्राप्त कर ली थी। 

समाका जो असर हुआ, उससे मै सन्तुष्ठ हुआ। निश्चय किया गया कि हर 
हफ्ते अथवा हर महीने इस तरहकी सभा की जाये। न्यूनाधिक नियमित झूपसे सभा 
होने छगी और उसमे विचारोका आदान-अदान शुरू हो गया। नतीजा यह हुआ कि 
प्रिदोरियार्में जाबद ही कोई ऐसा हिन्दुस्तानी बच गया जिसे मै पहचानने न छगा 
होऊ अथवा जिप्तकी स्थितिसे में परिचित न हो गया होऊँ। भारतीयोकी स्थितिकों 
इस तरह जान छेनेके परिणामस्वरूप प्रिदोरियामे रहनेवाले ब्रिटिश एजेंटसे परिचय 
की मुझे इच्छा हुई। मैने श्री जेकोव्स डीवेटसे मुलाकात की। वे हिन्दुस्तानियोके 
साथ सहूनुमूति रखते थे। उनका प्रभाव कम था। फिर भी उन्होने कहा कि वे 
ययास्तस्मव मदद करेंगे और में आवश्यकतानुस्तार उनसे मिछता रह सकता हूँ। 

मेने रेलवे अधिकारियोसे पत्र-व्यवहार शुरू किया और यह स्पष्ट किया कि 
उनके अपने ही कायदोके अनुसार भारतीयोको ऊँचे दरजेमें यात्रा करनेसे महो रोका 
जा सकता। परिणामस्वरूप पत्र द्वारा उत्तर मिला कि ठीक पोशाक पहले हुए 
हिन्दुस्तानियोकों ऊँचे दरजेके टिकट दिये जायेगे। इससे पूरी सुविवा नही मिली, क्योकि 
ठीक पोशाकका निर्णय तो स्टेशन-सास्टरके हारा ही किया जाना था न? 

ब्रिटिश एजेंटने हिन्दुस्तानियोके बारेमें पत्र-व्यवहार सम्बन्धी सभी कागज मुझे 
पढनेके लिए दिये। सेठ तैयबजीने भी मुझे कुछ कागजात दिये। मुझे उनसे पता 
चला कि आरेंज फ्री स्टेट्से किस निर्देयताके साथ भारतीयोको निकाल बाहर किया 
गया था। 

साराश यह कि मै ब्रिढोरियार्में हिन्दुस्तानियोकी आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका। तब मुझे इस वातकी कोई कल्पना 
ही नहीं थी कि भुझें आगे चलकर इस अध्ययनका वडा लाभ मिलेगा। क्योकि मैने 
तो यह सोचा था कि मुझे तो एक साछ पूरा होनेपर अथवा यदि मुकदमा पहले 
समाप्त हो गया तो उससे भी पहले स्वदेश लौट जाना था। 

किन्तु ईश्वरने तो कुछ और ही सोचा था। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १०३ 
१३. कुलीपनका अनुभव 


ट्रान्‍्सवाल और आरेज फ्री स्टेटके हिन्दुस्तानियोकी स्थितिका पूरा चित्रण यहाँ नहीं 
किया जा सकता । उसकी जानकारीकी इच्छा रखनेवालेकी दक्षिण आफिकाके सत्याग्रह 
का इतिहास '' पढ़ना चाहिए। पर यहाँ उसकी रूपरेखा देना आवश्यक है। 

आरेज फ्री स्टेटमें तो एक कानून बनाकर सन्‌ १८८८में या उससे पहले 
हिन्दुस्तानियोके सारे हुक छीन लिये गये थे। वहाँ हिन्दुस्तानियोके लिए होटलके वेटरके 
रूपमें काम करने या ऐसी ही कोई दूसरी मजदूरी करतेके सिवाय कोई गुजाइश 
नही रह गईं थी। हिन्दुस्तानी व्यापारियोकों नाममात्रका मुआवजा देकर सिकाल दिया 
गया था। किन्तु उनकी वह तूतीकी आवाज कौन सुनता ? 

सन्‌ १८८५में ट्रान्सवालमे एक सख्त कानून बना। सन्‌ १८८६में उसमे कुछ 
सुधार किये गये। उसके परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि हरएक हिन्दुस्तानीकों 
प्रवेश-फीसके रूपमें तीन पौड जमा कराने चाहिए। जमीनकी मालिकी उन्हे बस्तीके 
उसी हिस्सेमें मिल सकती थी, जो उत्तके लिए निश्चित कर दिया गया था। किन्तु 
वहाँ भी उन्हें मालिकी नहीं दी गई। उन्हे मताधिकार दिया ही नहीं गया। यह तो 
हुईं खास एशियाइयोके लिए बने हुए कानूनोकी बात। इसके अछावा जो कानून काले 
रगके लोगोपर लागू होते थे, वे भी एशियाइयो पर छागू होते थे। उनके अनुसार 
हिन्दुस्तानियोकी पैदक पटरीपर चलनेका अधिकार नहीं था और वे रातकों नौ बज 
जानेके वाद बिना परवानेके बाहर नहीं मिककछ सकते थे। हिन्दुस्तानियोपर न्यूनाधिक 
प्रमाणमें इस अन्तिम कानूनका अमल किया जाता था। जिनकी गिनती अरबोमें होती 
थी, वे बतौर मेहरवानीके इस नियमसे मुक्त समझे जाते थे। अर्थात्‌ इस तरहकी' 
राहत देना पुलिसकी मर्जीपर अवलूम्बित रहता था। 

इन दोनों नियमोका स्वयं मुझपर क्या प्रभाव पडेगा, मुझे इसकी जाँच करानी 
पडी थी। मैं अक्सर श्री कोट्सके साथ रातकों घूमने जाया करता था। मुझे कभी- 
कभी लौटते हुए दस भी वज जाते थे। इसलिए अगर मुझे पुलिस पकड छे तो ? 
मुझसे अधिक यह डर श्री' कोद्सकों था। क्योकि वे अपने हृव्शियोको तो परवाने 
देते ही थे, किन्तु वे मुझे परवाता कैसे दे सकते थे। मालिक सिर्फ अपने नौकरकों 
ही परवाना देनेका अधिकारी था। यदि मैं लेना चाहता और श्री कोट्स तैयार हो 
जाते, तो भी वह विश्वासघात होता। इसीलिए यह काम करने योग्य वही था। 

फलत श्री कोट्स या उनके कोई मित्र मुझे वहाँके सरकारी वकील डॉ० कऋराउज़े 
के पास ले गये। हम दोनो एक ही “इन ' के बरिस्टर निकले। नौ बजे रातके बाद 
निकलनेके लिए मेरे परवाना लेनेकी बात उन्हे असह्य जाव पडी। उत्होने मेरे प्रति 
सहानुभूति प्रकट की। उन्होने मुझे परवाना तो नहीं दिया, एक पत्र लिखकर दे 
दिया, जिसका यह आशय था कि मैं चाहे जिस समय चाहे जहाँ जाऊं, पुलिसकों 
इसमें दखल नही देना चाहिए। मैं हमेशा इस पत्रकों साथ रखकर घूमने निकलता। 


१, देखिए खण्ड २९। 


१०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यद्यपि इसका उपयोग कमी नहीं करना पड़ा, फिर भी इसे केवछ एक संयोग ही 
समझना चाहिए। 

डॉ० काउज़ेने मुझे अपने घर आतनेका निमन्त्रण दिया। मैं कह सकता हूँ कि 
हम दोनोके बीच मित्रता हो गई। में कभी-क्रमी उनके थहाँ जाने लगा। उन्हीकी 
मारफत मेरी पहचान उनके भाईके साथ हुई जो अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध थे। वे 
जोहानिसवर्गमें पब्लिक प्रासीक्यूटरकी तरह नियुक्त हुए थे। उनपर वोअर युद्धके समय 
किसी' अंग्रेज अधिकारीकी हत्या करानेके पड्यन्त्रके छिए मुकदमा भी चला और उन्हें 
सात सालका कारावास दिया गया था। बेचरोंने उनकी सनद भी छीन छी थी। 
लडाई समाप्त होनेपर डॉ० फराउजे जेलसे छूटे। उन्हे सम्मानपूर्वक ट्रान्सवालकी अदा- 
लतमें प्रवेश दिया गया और वे फिर अपना काम करने छग्रे। 

बादमें ये सम्बन्ध मेरे लिए सार्वजनिक कार्योमें उपयोगी सिद्ध हुए और इनके 
कारण मेरे कई सार्वजनिक कार्य आसानीसे हो श्के। 

पटरी पर चलनेका प्रयत्न मेरे छिए कुछ गम्मीर सिद्ध हुआ। मै हमेशा प्रेसिडेंट 
स्ट्रीटसे होकर एक खुले मैदानमें घूमने जाया करता था। प्रेसिडेट क्रूगरका घर उस 
मोहल्छेमं था। यह घर सभी तरहके आडम्बरोसे हीत था। इसके आसपास कोई 
अहाता भी नहीं था। पासके दूसरे घरोंमें और इसमें कोई फर्क नही मालूम होता था। 
इसकी तुलनामें ग्रिटोरियार्मे कई छखपतियोके घर बहुत बडे शानदार और अहतेवाले 
थे। प्रेसिडेंट अपनी सादगीके लिए प्रसिद्ध थे। धरके सामने पहरा देनेवाले सन्तरीको 
देखकर ही यह पता चलता था कि घर किसी अधिकारीका है। प्रायः हमेशा ही में 
इस सिपाहीके विछकुछ करीक्से गुजरता था, पर उसने मुझे कमी नहीं ठोका था। 

सिपाही कभी-कभी बदल जाया करते थे। एक बार एक सिपाहीने चेताववी 
दिए बिना, पटरी परसे उतर जानेके लिए कहे बिना मुझें धक्का मारा, छात मारी 
और नीचे उत्तार दिया। मैं बडे सोचमे पड ग्रया। छात मारनेका कारण पूछूँ 
इससे पहले ही श्री कोद्सने जो उसी समय घोडे परसे सचार होकर उधरसे गुजर 
रहे थे, मुझे पुकारा और कहा: 

४ गाघी, मैंने सब-कुछ देखा है। अगर आप मुकदमा चलाता चाहेंगे तो मे 
गवाही दंगा। आपपर इस तरहका हमछा होते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। 

मैंने कहा, “इसमें खेदकी कोई वात नहीं है। सिपाही बेचारा क्या जाने। 
उसके छेखे तो कारे-काले सव एक-से ही है। वह हब्क्षियोंको पैदल पटरीसे इसी 
तरह उतारता आया होगा। इसलिए उसने मुझे मी धवका मारा। मैने तो नियम ही 
वना लिया है कि मेरे अपने ऊपर जो-कुछ बीतेगी मैं उसके लिए कभी अदालतम 
नहीं जाऊँगा । इस बातकों लेकर मुझे अदालतमें नहीं जाना है। 

/ बहु तो आपने अपने स्वमावके अनुरूप ही कहा। पर आप इसार फिरसे 
विचार करें। ऐसे आदमीको थोडा-बहुत सबक तो सिखाना ही चाहिए। इतना 
कहकर उन्होंने उस सिपाहीसे बात की और उसे भला-बुरा कहा। सारी २ त्तो 
मेरी समझमें मही आई। सिपाही डच था और उसके साथ वे डच भाषामें वोल 
रहे थे। सिपाहीने मुझसे माफी माँगी। में तो उसे पहले ही माफ कर चुका था। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १०५ 


लेकिन मेने उस दिनसे वह रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाहियोको इस घटताके 
वारेमें क्या मालूम ? में जान-बूझ्कर फिर किस लिए छात खानेकी राह चलूँ? मैने 
घूमने जानेके लिए दूसरा रास्ता चुन लिया। 

इस घटनासे प्रवासी भारतीयोके प्रति मेरी भाववा और भी तीन हो गई। 
इन कायदोके वारेमे ब्रिटिश एजेंटसे चर्चा करके मैने हिन्दुस्तानियोसे कहा कि प्रसंग 
आनेपर इस बातकों छेकर एक परीक्षात्मक मुकदमा दायर किया जाये। 

इस तरह मैने भारतीयोकी परेशानियोके विषयमे पढ़कर, सुनकर और अनुभव 
करके जानकारी प्राप्त की थी। मेरी समझमे आ गया कि स्वामभिमानकी रक्षाकी 
इच्छा करनेवाले हिन्दुस्तानियोके लिए दक्षिण आफ्रिका अनुकूल देश नहीं है। मेरा 
मन अधिकाधिक इस विचारमें व्यस्त रहने लगा कि यह स्थिति किस प्रकार बदली 
जा सकती है। 

कित्तु फिलहाल तो मेरा मुज्य काम दादा अब्दुल्लाके मुकदमेको ही सेमालनेका था। 


१४. मुकदमेकी तेयारी 


मुझे प्रिटोरियामें जो एक वर्ष मिला, वह मेरे जीवनका अमूल्य वर्ष था। सावें- 
जनिक काम करनेकी अपनी झक्तिका कुछ अनुमान मुझे यही हुआ और सीखनेका 
अवसर मिला। मेरी घामिक भावता अपने आप तीक़ होने छगी और कहना होगा 
कि सच्ची वकालत भी मैने यही सीखी। नया वैरिस्टर पुराने वैरिस्टरके दफ्तरमें 
रहकर जो बातें सीखता है, ने में यही सीख सका। यही मुझमें यह विश्वास भी 
पैदा हुआ कि में वक्नीलकी तरह विलकुल अयोग्य स्रिद्ध वही होऊँगा। वकील बननेकी 
चावी भी यही मेरे हाथ छगी। 

दादा अब्दुल्लाका मुकदमा छोटा-मोटा नहीं था। चालीस हजार पीड अर्थात्‌ 
७ छाख रुपयोका दावा था। दावा व्यापारके सिलसिलेगें था इसलिए उसमे हिंसावकी 
अनेक गुत्वियाँ थी। दावेका आधार कुछ ह॒द तक प्रोमिसरी चोठपर और कुछ हद 
तक प्रोमिसरी नोट लिख देनेके वचनका पाछूत करवानेपर था। वचावकी तरफसे यह 
कहा जा रहा था कि प्रोमिसरी नोट घोखा देकर लिखवाया ग्रया है और उसके 
बदलेमें जो-कुछ मिलना था, सो पूरा-पूरा मिला ही नहीं था। इसमे तथ्य और 
कानूनकी वहुत-सी गुजाइगे थी। वही-खातेकी उलझने भी काफी थी। रे 

दोनों पक्षोकी ओरसे अच्छे-से-अच्छे सालिसिटर और बैरिस्टर किये गये थे। 
इसलिए मुझे दोनो ओरसे काम करनेवाले वैरिस्टरोके तरीकेका अनुभव आप्त करवेंका 
सुन्दर अवसर मिला। सालिसिदरके लिए वादीकी ओरसे मुकदमा तैयार करन और 
तथ्य संग्रह करनेका सारा काम मुझे सौपा गया था। इकदूठी की कक कप से 
सालिसिटर कितनी केता है और उप्तके हारा तैयार की गई | से कितनी 
सामग्रीका उपयोग वैरिस्टर करता है, सो मुझें देखनेकी मिलता था। में समझ गया 
कि इस मुकदमेकों तैयार करते हुए मुझे अपनी ग्रहण-शक्ति और व्यवस्था-शव्तिका 
ढीक' अन्दाज छग जायेगा। 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मैने मुकदमेमें पुरी दिलचस्पी ली। मै उसमें डूब गया। आगे-पीछेके सारे 
कागजात पढ़ गया। मुवक्किलके विश्वास और उसकी होशियारी का पार नही था। 
बहीखातेका अध्ययत मैने वारीकीसे कर डाल्‍ा। बहुत-से पत्र गुजरातीमें थे। उनका 
अनुवाद भी मुझे ही करना पडता था। इससे अनुवाद करनेकी मेरी शक्ति बढी। 

मेने कड़ा परिश्रम किया। जैसा कि मैं ऊपर छिख चुका हूँ, मुझे घामिक 
चर्चा आदिमे और सार्वजनिक काममें खूब दिलचस्पी थी और मैं उसमें समय भी 
देता था। किन्तु वह वस्तु मेरे निकट गौण थी। मैं मुकदमेकी तैयारीको प्रधानता 
देता था। इसके लिए कानून या दूसरी पुस्तकोंका जो अध्ययन आवश्यक होता, मैं 
उसे हमेशा पहले कर लेता। नतीजा यह हुआ कि मुकदमेके तथ्योंके विषयमें मुझे 
इतना मालम हो गया जितना वादीअतिवादीकों भी मालूम नहीं था। क्योकि मेरे 
पास तो दोनोंके ही कागजात थे। 

मुझे स्व० श्री पिकटके शब्द याद आये। दक्षिण आफ्रिकाके सुप्रसिद्ध वैरिस्टर 
स्‍्व० श्री लेनरडने एक प्रसंगपर बादमें इन वचनोका और भी प्रवल समर्थन किया 
था। श्री पिंकटका कथन था: “तथ्य तीन-चौथाई कानून है।” एक मुकदमेमें में 
तो जानता था कि न्याय मुवक्किलके पक्षमें है, पर कानून उसके विरुद्ध जाता दिखता 
था। में निराश हो गया और श्री लेनर्डकी मदद लेने दौडा। उन्हें भी तथ्यकी दृष्टिसे 
मुकदमा मजबूत मालूम हुआ। उन्होंने कहा, “ गाथी, मैं एक बात सीखा हूँ और वह 
यह हैं कि यदि हम तथ्योंकों ठीक-ठीक समझ ले, तो कानूत अपने-आप हमारे हाथमें 
आ जायेगा। हम इस मृुकदमेके तथ्य समझ छे।” इतना कहकर उन्होने मुझे सलाह 
दी कि में एक बार फिरसे तथ्योंको पढकर समझ हूँ और बादमें उनसे मिलूँ। उन्ही 
तथ्योंकों फिरसे जाँचनेपर और फिरसे उत्तका मनन करनेपर मेने उन्हें दूसरे रूपमें 
देखा और उसी-जसे एक पुराने मुकदमेका भी पता चला जो दक्षिण आफ़िकामें 
चलाया गया था। में हर्ष -णविभोर होकर श्री छेनर्डके यहाँ पहुँचा। वे खुश होकर 
बोले, “ बिलकुल ठीक, यह मुकदमा हम जरूर जीतेंगे। जरा इस बातका ध्यान रखना 
होगा कि मामला किस जजकी अदालतमें चलेगा। 

दादा अब्दुल्छाके मुकदमेकों तैयार करते हुए में तथ्यकी महिसाकों इस हद तक 
नही पहचान सका था। तथ्य बर्थात्‌ सच बात। सच बातकों पकड़े रहनेंसे कानून 
अपने-आप हमारी मददके लिए आ जाते है। मैने दादा अब्दुल्लाके मुकदमेकी तयारी 
करते-करते अन्तर्मों यह समझ लिया कि उनका पक्ष मजबूत है और इसलिए कानूनको 
उनके पक्षमें जाना ही चाहिए। पर मैने यह भी देखा कि दोनों पक्ष जो आपसभ 
रिश्तेदार है और एक ही नगरके निवासी है, वरबाद हो जायेंगे। कोई कह नही 
सकता था कि मुकदमेका अन्त कब होगा। अदालतमे तो मुकदमा चाहे जितने द्नों 
तक खिंच सकता था। मुकदसेको लम्बा करते चक्के जानेमे दोनोमे से किसी एक 
भी पक्षका छाभ नहीं था। दोनो मुकदमेका यथासम्भव शीघ्र अन्त चाहते थे। 

मैने तैयब सेठसे विनती की। सलाह दी कि झगडेकों आपसमें निपटा लेना 
चाहिए। मैने उन्हें अपने वकीछसे बात करनेकों कहा । यदि दोनो पक्ष अपने 228 भरोसेके 
किसी व्यक्तिको पँच मात लें तो मामला जल्दी निपट सकता है। _ खर्चे 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १०७ 


इतना बढ़ता जा रहा था कि उनके जैसे बड़े व्यापारी भी उसमें बरबाद हो जाते । 
दोनों इतनी चित्ताके साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिन्त होकर दूसरा 
कोई काम नहीं कर सकता था। इस बीच आपसमे बेर भी बढता चला जा रहा 
था। मुझे वकालतके धन्धेके प्रति घृणा हुईं। वकीछके नाते तो दोनोके वकीछोकों 
अपने-अपने मुव्किछकी जीतके लिए कानूनकी गृजाइशें खोजकर पेश करनी थी। 
इस मुकदमेमें मेने पहले-पहल यह जाना कि जीतनेवालेकों अपना खचे भी कमी पूरा 
नही मिकू सकता। दूसरे पक्षसे कितना खर्च वसूछ किया जा सकता है इसकी एक 
मर्यादा निश्चित होती है, जब कि मुवक्किलका खर्चे उससे कही ज्यादा हो जाता 
है। मुझे यह सब असह्य जान पडा। मैने तो अनुभव किया कि मेरा घर्मं दोनोकी 
मित्रता साध कर इन दोनो रिह्तेदारोमें मेल करा देना ही है! मैत्े समझौतेके लिए 
जी-तोड मेहतत की। तैयव सेठ मानस गये। आख़िर पच नियुक्‍त हुए। उनके सामने 
मुकदमा चला। मुकदमेर्मं दादा अब्दुल्ला जीते। 

पर इतनेसे ही मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ। यदि पच-फैसले पर अमर होता तो 
तैयव खाँ मुहम्मद एकाएक इतना पैसा दे ही नहीं सकते थे। दक्षिण आफ़िकार्में बसे 
हुए पोख़न्दरोके मेसनोमें एक ऐसा आपसी अलिखित नियम था कि मर भछे ही 
जायें, पर दीवाछा न निकाछे। तैयव सेठ सतीस हजार पौड और मूकदमेका खर्च 
एक मुदत दे ही नहीं सकते थे। वे न तो एक दमडी कम देना चाहते थे और न 
दीवाला ही निकालना चाहते थे। इसका एक ही रास्ता था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें 
जितनी चाहिए, उतनी मुहरूत दें। दादा अब्दुल्लाने उदारतापूर्वक खूब लम्बी मुहरूत 
दे दी। पच नियुक्त करानेमें मुझे जितती मेहनत पडी थी, उससे अधिक मेहनत यह 
लम्बी अवधि निश्चित करानेमें पड़ी। दोनो पक्षोको प्रसन्नता हुईं। दोवोकी प्रतिष्ठा 
बढी। मेरे सत्तोषकी सीमा न रही। में सच्ची वकालत सीखा, मनुष्यके उजछे पक्ष 
को देखना सीखा। और व्यक्तिके हृदयमें प्रवेश करना सीखा। मेने देखा कि वकील 
का धर्म दोनों पक्षोके बीच पड गई खाईको पाटना है। इस शिक्षाने भेरे मनभे ऐसी 
जड जमाई कि अपनी बीस सालकी वकालतका मेरा अधिकाश समय अपने दफ्तरमें 
बैठकर सैकडों मामलोकों आपसमें सुलझानेमें ही वीता। मेने इस तरह कुछ खोया 
नहीं। पैसा खोया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आत्मा तो खोई ही नही। 


१५, घामिक मन्थन 


अब फिरसे में अपने ईसाई मित्रोके साथ अपने सम्पर्क पर विचार कर 
सकता हूँ । 

मेरे भविष्यके बारेमे श्री बेकरकी चिन्ता बढती जा रही थी। वे मुझे वेलिग्टन 
कन्वेन्शनमें ले गये। प्रोटेस्टेंट ईसाइयोमे थोड़े-थोडे वर्षोके अन्तरसे धर्म-जागृति अर्थात्‌ 
आत्म-शुद्धिके लिए विश्ेष प्रयत्त किये जाते है। इसे धर्मकी पुन. प्रतिष्ठों अथवा 
धर्मके पुनरुद्धारका ताम दे सकते हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन वेलिग्टनर्में था। उसके 
सभापति थे वहाँके प्रसिद्ध धर्मेनिष्ठ पादरी रेब० एन्ड्रयू मरे। श्री' बेकरकों यह आशा 


६०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


थी कि इस सम्मेलनमें होनेवाली जागृति, वहाँ आनेवाले छोगोके घामिक उत्साह 
और उनकी शुद्धताका मेरे हृदयपर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ेगा कि मै ईसाई बने विना 
नही रह सकूँगा। 

किन्तु इसके छिए श्री वेकरका अन्तिम आधार था--प्रार्थनाकी शक्ति। 
प्रार्थनामें उन्हे अटूट श्रद्धा थी। उत्तका विश्वास था कि अन्त.करणसे की गई प्रार्थनाको 
ईश्वर अवश्य सुनता है। प्रार्थनासे ही मुलर (एक प्रसिद्ध श्रद्धालु ईसाई) जैसे व्यक्ति 
अपना संसार चलाते हैं। इसके दृष्टान्त भी वे मुझे सुनाते रहते थे। प्रार्थनाकी 
महिमाके वारेमे मैने सब-कुछ तठस्थ भावसे सुता। मैंने उनसे कहा कि यदि भेरे 
भीतर ईसाई वननेका अन्‍्तर्नाद गूजा तो उसे स्वीकार करनेम कोई भी वस्तु भेरे 
आडे नही आ सकेगी। अन्‍्तर्नादके वशमे होता तो मैं कई वर्ष पहले सीख चुका था। 
अन्तर्तादका अनुसरण करनेमे मुझे आनन्द आता था। उसके विरुद्ध जाना मेरे लिए 
कठिन और दुःखद था। 

हम विलिग्टन गये। मुझ “साँवले साथी” को साथ रखना श्री वेकरके लिए 
भारी पड़ा। उन्हें कई बार मेरे कारण असुविधा झेलनी पडती थी। हमे रास्तेमें 
रुकना था। क्योंकि श्री वेकरकी मण्डली रविवारकों सफर नहीं करती थी जौर बीचमें 
रविवार पडनेवाला था। रास्तेमें और स्टेशन पर मुझे होटलमें लेनेसे इन्कार किया 
गया और जव झिकलक्षिकके बाद प्रवेश मिला, तो होटलके मालिकने मुझे भोजन-गृहमें 
भोजन करानेसे इस्कार कर दिया। किन्तु श्री वेकर इस तरह झुकतनेवाले नही थे। 
वे होटलमें ठहरनेवालेके हक पर डट गये। लेकिन मैं उनकी कठिताइयोंकों समझ 
गया। वेलिग्टनर्में भी में उनके साथ ठहरा था। वहाँ भी उन्हे छोटी-छोटी दिककतोका 
सामना करना पड़ता था। वे सदभावपूर्वक उन्हें छुपाना चाहते थे, लेकिन वे मेरी 
नजरोंमें आ जाती थी। 

सम्मेलनमें श्रद्धा ईसाई एकत्रित हुए। उनकी श्रद्धा देखकर मुझे पसन्नता हुई। 
मैं श्री मरेसे मिला। मैने देखा कि मेरे लिए अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कई 
भजन मुझे वहुत मीठे मालूम हुए। हक 

सम्मेलन तीन दिनों तक चला। मैं सम्मेलनमें आनेवालोकी धामिकताकों समझ 
सका, उसकी सराहना कर सका। पर मुझे अपनी मान्यतामे -- अपने धर्म परिवर्तन 
करनेका कारण नही मिलता। मुझे यह प्रतीति नही हुई कि मैं ईसाई वनकर भी 
स्वर्ग अथवा मोक्ष पा सकता हूँ। जब मैने यह वात अपने भले ईसाई मिन्रोसे कही, 
तो उन्हे चोट पहुँची। किन्तु में छाचार था। हि 

जे कठिनाइयाँ गहरी थी। यह वात मेरे गले भी नही उत्रती थी, कि एक 
ईसामसीह ही ईर्वरके पुत्र है जो उन्हें मानता है वह तर जाता है। किक ईद्वरके 
पुत्र है तो हम सब उसके पुत्र है। यदि ईसा ईइवर तुल्य है, ईदवर ही है, तो है 
मात्र ईदवरके समान है; मनुष्य-मात्र ईदंवर वत सकता है। ईसाकी मृत्युसे और उन 
रक्तसे संसारके पाप घुलते है, इसे अक्षरदः सत्य माननेके लिए वृद्धि दस फ 
होती थी। रूपककी तरह इसमें सत्य भले ही हो। इसके अतिरिक्त ला 
विदवास है कि आत्मा मनुष्यके ही है, दूसरे जीवोके नहीं। और वे देहके नाश 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १०९ 


साथ सम्पूर्ण रूपसे नाशको प्राप्त हो जाते है। मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। मैं 
ईसाको एक त्यागी महात्मा, देवी झिक्षकके रूपमें स्वीकार कर सकता था, किस्तु 
उन्हें अद्वितीय पुरषकी तरह स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं था। ईसाकी 
मृत्युने ससारके सामने एक जबरदस्त दृष्टान्त उपस्थित किया। किन्तु इस बातकों 
मेरा हृदय स्वीकार नही कर पाता था कि उनकी मृत्युमें कोई गूढ चमत्कारी प्रभाव 
छुपा हुआ था। ईसाइयोके पवित्र जीवनमे मुझे ऐसी कोई चीज नही मिली, जो अन्य 
धर्मावलस्वियोमे न मिली हो। उनके जैसे ही परिवर्तन मैने दूसरोके जीवनमे होते 
देखे थे। सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी ईसाई सिद्धान्तोमे मुझे कोई अछ्ौकिकता नहीं दिखी। 
त्यागकी दृष्टिसे हिन्दू धर्मावरृम्बियोका त्याग सुझे अधिक मालूम हुआ। मैं ईसाई 
धर्मंको सम्पूर्ण अयवा सर्वोपरि घर्मके रूपमे स्वीकार नहीं कर सका। 

प्रसग थाने पर मैने अपना यह हृदय-मन्थन ईसाई मिन्रोके सामने रखा। वे 
कोई सन्तोषजनक उत्तर मुझे नहीं दे सके। 

किन्तु जिस तरह में ईसाई धर्मको स्वीकार नहीं कर सका, उसी तरह हिन्दू 
धमंकी सम्पूर्णताके विषयमें अथवा उसके सर्वोपरि होनेके विषयमे भी में उस समय 
निश्चय नहीं कर सका। हिन्दू धर्मकी त्रुटियाँ मेरी आँखोके सामने तैरती रहती थी। 
यदि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अग है तो ऐसा जान पड़ा कि वह एक सड़ा और बादमें 
जोडा गया अगर है। अनेक सम्प्रदायो और अनेक जाति-मेदोका होवा भी मेरी समझमें 
नहीं आता था। केवल वेद ही ईश्वर-प्रणीत है, इस बातका क्‍या अर्थ है। यदि वेद 
ईदवर-प्रणीत है, तो वाइबिल और कुरान क्यो नही हैं? 

मुझे प्रभावित करनेके छिए जिस तरह ईसाई मित्र प्रयत्नशीरू थे,उसी प्रकार 
मुसलमान मित्र भी प्रयत्नगीरू थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लामका अध्ययत करनेके 
लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उसकी खूबियोकी चर्चा तो वे किया ही करते थे। 

मैने रायचन्दभाईके सामते अपनी कठिनाइयाँ रखी।' हिन्दुस्तानके दूसरे 
घर्मशास्त्रियोके साथ भी पत्र-व्यवहार शुरू किया। उत्तकी ओरसे उत्तर भी मिल्के। 
रायचन्दभाईके पत्रसे मुझे वडी शान्ति मिली। उन्होने मुझे घीरण रखने और हिन्दू 
धर्मका गहरा अध्ययन करनेकी सलाह दी। उनके एक वाक्यका भावार्थ यह था: 
“ निष्पक्ष भावसे विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिन्दू धर्ममें जो सृक्ष्म 
और गूढ विचार हैं, आत्माका निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे घर्मोमे नहीं है। 

मैने सेलका कुरान खरीदा और उसे पढ़ना शुरू किया। इस्लाम पर्मसे 
सम्बन्धित कुछ दूसरी पुस्तके भी प्राप्त की। विलायतके ईसाई मित्रोसे पत्र-व्यवहार 
शुरू किया। इसनमेंसे एक मित्रने एडवर्ड भेटलेडसे मेरा परिचय कराया। उनके साथ 
पत्रव्यवहार शुरू हुआ। उन्होने एवा किग्सफर्डके साथ मिलकर परफेक्ट वे” (उत्तम 
मार्ग) तामक पुस्तक लिखी थी। वह उन्होने मुझे पढ़नेके लिए भेजी। उसमे प्रचलित 


१, इन अश्नोके लिए देखिए खण्ड १ द्वितीय संस्करण, प_ृ्ठ १३३-३४ और रायचदमाई दावारा 
दिये गये उत्तरोंके लिए देखिए खण्ड ३२, ५९०-६०४ | 
२, एसॉटरिंक क्रिश्वियन यूनियनके सभापति; देखिए खण्ड १ द्वितीय सर्करण, एृछ १७३-१७५ मौर १९९ । 


१३० सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


ईसाई धर्मका खण्डत था। उन्होने मेरे नाम यू इन्टरप्रिटेशन ऑफ द बाइबिल ' 
(बाइबिलकी नयी व्याख्या) नामक पुस्तक भी भेजी। मुझे ये पुस्तके पसन्द आईं। 
इनसे ह्ल्लू मतकी पुष्टि हुईं। टॉल्स्टॉयकी पुस्तक “किग्डम ऑफ ग्रांड इज विदिन 
यू (वेकुण्ठ तेरे हृदयमें है)ने मुझे अभिमृत कर लिया। उसकी मुझपर बड़ी गहरी 
छाप पड़ी। इस पुस्तककी स्वतन्त्र विचार-शैली, इसकी प्रौ़ नीति और इसमें 
निरूपित सत्यके सम्मुख श्री कोट्स हारा दी गई सारी पुस्तके मुझे रूखी छगी। 

इस प्रकार मेरा अध्ययन मुझे उस दिश्ा्में ले गया, जिस दिशामें जाना मेरे 
ईसाई मित्रोको अमीष्ट नहीं था। एडवर्ड मेटलेंडके साथ मेरा पत्र-व्यवह्ार काफी 
लम्बे अरसे तक चला। कवि ( रायचन्दभाई ) के साथ तो अन्त तक बना रहा। 
उन्होने कई पुस्तकें भेजी। उन्हे भी में पढ़ गया। “पंचीकरण *, “मणिरत्नमाला ', 
_योगवाशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण, हरिभद्र सूरीका ' पड़्दर्शन समुच्चय, ' इत्यादि पुस्तके 
उनमें थी। 

इस प्रकार मैने ऐसा मार्ग पकड़ लिया था जिसकी ईसाई मित्रोंने कल्पना नहीं 
की थी। फिर भी में उनके समागमसे मुझमें जागृत हुई धर्म-जिज्ञासाके कारण हमेशाके 
लिए उनका ऋणी बन गया। ये मबुर और पवित्र सम्बन्ध घटे नहीं, भविष्यमे बढ़ते 
द्वी चले गये। 


१६, को जाने कल की ? 


“ख़बर नहीं इस जगमें पलकी 
समझ सन्‌! को जाने कलकी ? ” 


मुकदमा समाप्त हो गया। इसलिए अब मेरे प्रिटोरियामे रहनेका कोई प्रयोजन 
नहीं वा! में डवेन गया। वहाँ पहुँचकर वापस हिन्दुस्तान जानेकी तैयारी की। 
यह सम्मव नहीं था कि अब्दुल्ला सेठ मेरा मान-प्म्माव किये बिता मुझे जाने देते। 
उन्होंने मेरे तिमित्त से सिडनहममे एक सामूहिक भोजका आयोजन किया। पूरा दिन 
वही विताया जाना था। 

मेरे पास कुछ अखबार पड़े हुए थे। में उन्हें देख रहा था। मैने किसी 
अख़बारके एक कोनेमे एक छोटा-सा संवाद देखा। शीर्षक था “इंडियन फ्रौचाइज 
यानी हिन्दुस्तानी मताधिकार। संवादका आश्षय यह था कि हिन्दुस्तानियोंको नेटालकी 
धारासभाके लिए सदस्य चुननेका जो अधिकार है वह छीन लिया जाये। धारासभामे 
इससे सम्बन्ध रखनेवाके कानूनपर बहस चल रही थी। मैने इस कानूनके बारेमे नहीं 
सुना था। भोजमे सम्मिलित सदस्योमे से किसीको भी हिन्दुस्तानियोके मताधिकार 
छीननके इस विधेयककी कोई खबर नहीं थी। 

मैने अब्दुल्ला सेठसे पूछा। उन्होने कहा, “ हम इन बातोको क्‍या जातनें। व्यापार 
पर कोई बादल घिरता है, तो हम उसकी खबर रखते है। देखिए न, ऑरेंज फ्री 
स्टेट्स हमारी जड़ ही उखड़ गई। उसके लिए हमने प्रयत्न किया, पर हम तो अपंग 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १११ 
ठहरे। अखबार पढते भी है तो केवल भाव-ताव समझ छेते है। कानूनी बातोका 


हमें क्या पता चले। हमारे आँख-कान तो हमारे गोरे वकील है।” 

मेने पूछा, ' पर यहाँ पैदा हुए और अग्नेजी जाननेवाले इतने सारे नौजवान 
हिन्दुस्तानी क्‍या करते है? ” 

अब्दुल्ला सेठने सिर पर हाथ छगाकर कहा, “अरे भाई, उनके पाससे हमें 
क्या मिल सकता है? वे बेचारे इसमें क्या समझे ”? वे तो हमारे पास नही फटकते | 
और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे ईसाई है, इसलिए पादरियोके 
पजेमें है। और पादरी सव गोरे है, वे सरकारके हाथमे हैँ।” 

मेरी आँख खुली। इस समाजको अपनाना चाहिए। क्‍या ईसाई धर्मका यही 
अर्थ है? वे ईसाई है, इसलिए क्‍या हिन्दुस्तानी नही रहे? परदेशी बन गये? 

किन्तु मुझे तो देश लौटना था, इसलिए मैने उपर्युक्त विचारोको प्रकट नही 
किया। मैने अब्दुल्ला सेठसे कहा, “ लछेकित यहू कानून अगर इसी रूपमें पास हो 
गया, तो आप सब बडी मुश्किलसें पड जायेगे। यह तो हिन्दुस्तानियोकी बस्तीको 
मेस्तनावूद करनेका पहला कंदम है। यह हमारे स्वाभिमात पर चोट है।” 

“हो सकता है। पर में आपको इस फरेन्चाइज (इस तरह अग्रेजी भाषाके 
कई शब्द अपना रूप बदल कर देशवासियों प्रचलित हो गये थे। “मताधिकार ' 
कहो तो कोई समझता ही नहीं था)का इतिहास सुनताऊे। हम तो इस मामलेमे 
कुछ भी नहीं समझते। पर आप यह तो जानते ही हूं कि श्री एस्कम्ब हमारे बड़े 
वकील है | वे जबरदस्त लड़नेवाले हैं। उनके और यहाँके घाट-इजीनियरके बीच 
खासी चलती है। श्री एस्कम्वके धारासभामें जानेमें यह अनवन बाधक होती थी। 
उन्होंने हमें अपनी स्थितिका भान कराया। उनके कहनेसे हमने मतदाता सूचीमे अपने 
नाम लिखवाये और अपने सब मत श्री एस्कम्बको दिये। अब आप देखेंगे कि हमने 
अपने इन मतोका मूल्य आपकी तरह क्यो वही आँका | लेकिन अब हम आपकी बात 
समझ सकते है। अच्छा तो कहिए, आप हमें क्या सलाह देते है? ” 

दूसरे मेहमान इस चर्चाकों ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमेसे एकने कहा, “मैं 
आपसे सच वात कहूँ? अगर आप इस स्टीमरसे न जाये और एकाघ महीना रुक 
जाये, तो आप जिस त्तरह कहेंगे, हम लडेगे। 

दूसरे सव एक-साथ बोल उठे: “यह ठीक बात है। अब्दुल्ला सेठ, आप गाघी- 
भाईको रोक लीजिए । ” 

अब्दुल्ला सेठ उस्ताद ठहरे। उन्होने कहा, “ अब उन्हे रोकनेका मुझे कोई अधि- 
कार नहीं, अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है। पर आप जो कहते हूं 
सो ठीक' है। हम सब उन्हे रोक ले। पर ये तो बैरिस्टर है। इनकी फीसका क्‍या 
होगा ? 

म दुखी! आ और वात काटकर बोला ' “अब्दुल्ला सेठ, इसमे मेरी फीसकी 
बात ही नहीं उठती। सार्वजनिक सेवाकी फीस कसी? में ठहरूँ तो एक सेवंकके 
रूपमे ही ठहर सकता हूँ। में इन सब भाइयोकों ठीकसे पहचानता नही हूँ। पर 


(९९ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपको भरोसा हो कि ये सब मेहनत करेगे, तो मैं एक महीना रुक जानेके लिए 
तैयार हूं। यह सच हैं कि आपको मुझे तो कुछ भी नहीं देना होगा, फिर भी ऐसे 
काम बिलकुल बिना पैसेके नहीं हो सकते। हमे तार करने होगे, कुछ साहित्य छपाना 
पडेगा 830 जहाँ-तहाँ जाना होगा, उसका गाडी-किराया लगेगा। सम्भव है, हमें स्थानीय 
वकीलोंकी मी सलछाह छेनी पड़े। में यहाँके कानूनोसे परिचित नही हूँ। मुझे कानूनकी 
पुस्तके देखनी होगी। इसके सिवा, ऐसे काम एक हाथसे नही होते, बहुतोंको उनमे 
जुटना चाहिए।” 

वहुत-सी आवाजें एक-साथ सुनाई पडी: “खुदाकी मेहरवानी है। पैसे! इकट्ठा 
हो जायेगे, छोग भी बहुत है। आप रहता कबूल कर ले तो वस है।” ह 

सभा, सभा ने रही। उसने कार्यकारिणी समितिका रूप के लिया। मैने सलाह 
दी कि भोजनसे जल्दी निवटकर घर पहुँचना चाहिए। मैने मनमें लड़ाईकी' रूपरेखा 
तैयार कर ली। मताधिकार कितनोको प्राप्त है, सो जान लिया। और मेने एक 
महीना रुक जानेका निश्चय किया। 

इस प्रकार ईइवरने दक्षिण आफ्रिकामें मेरे स्थायी निवासकी नींव डाछी, और 
स्वाभिमानकी लऊड़ाईका वीज रोपा गया। 


१७, नेटाल्में रुक गया 


सन्‌ १८९३ में सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नेटालके हिन्दुस्ताती समाजके 
अग्रगण्य नेता माने जाते थे। सम्पन्नताकी दृष्टिसे सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम मुख्य 
थे, पर वे और दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामोंमें सेठ हाजी सृहम्मदको ही पहला 
स्थान देते थे। अतएवं उनके समापतित्वमे अब्दुल्ला सेठके घर एक सभा हुईं। उसमें 
'फ्रेंचाइज़ बिल का विरोध करनेका निरचय किया गया। 

स्वयसेवकोंके नाम लिखें गये। इस समामें नेटालमें पैदा हुये हिन्दुस्तानियोको, 
अर्थात्‌ ईसाई नौजवानोकों इकट्ठा किया गया था। श्री पाल डर्वंनकी अदालतके 
दुभाषिया थे। श्री सुभाव गॉडफ्रे सिशन स्कूलके हेडमास्टर थे। वे भी समामें 
उपस्थित रहे थे, और उनके प्रभावसे उस समाजके नौजवान अच्छी संख्यामें आये 
थे। ये सव स्वयंसेवक बन गये। 

अधिकतर व्यापारी तो थे ही। उनमेसे जानने योग्य नाम ये है: सेठ दाऊद 
मुहम्मद, मुहम्भद कासिम कमरुद्दीन, सेठ आदमजी मिर्याखाँ, ए० कोलन्दावेल्लू पिल्‍्ले, 
सी० लछीराम, रंगस्वामी पड़ियाची, आमद जीवा आदि। पारसी रुत्तमजी तो थे 
ही। कारकुन-समाजमे से पारसी मार्णेकजी, जोशी, नरसीराम वर्गरा दादा अब्दुल्ला 
इत्यादिकी बड़ी-वड़ी फर्मोके नौकर थे। इन सबको सार्वजनिक काममें सम्मिलित 
होते हुए आइचर्य हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक कामके लिए न्योते जाने और उसमें 
हाथ बँठानेका उनका यह पहला अनुभव था। उपस्थित संकटके सामने तीच-ऊँच, 
छोठे-बड़े, मालिक-तौकर, हिन्दू-मुसछमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, मद्रासी, सिन्‍्धी 
आदि भेद समाप्त हो चुके थे। सब भारतकी सल्तान और सेवक थें। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ११३ 


बिलका दूसरा वाचन हो चुका था या होनेवाला था। उस समय धारासभामों 
किये गये भाषणोमे यह कहा गया था कि इतने कठोर कानूनका भी हिन्दुस्तानियोकी 
ओरसे कोई विरोध नहीं हो रहा है, यह हिन्दुस्तानी समाजकी लापरवाहीका और 
मताधिकारका उपभोग करनेकी उनकी अयोग्यताका प्रमाण है। 

मैने सभाकों वस्तुस्थिति समझाई। पहला काम तो यह सोचा गया कि घारा- 
सभाके अध्यक्षकों ऐसा तार भेजा जाये कि वे बिलपर आगे विचार करना मुलतवी 
कर दे। इसी आशयका तार प्रवानमन्त्री सर जॉन रावित्सनकों भी भेजा, और दूसरा 
दादा अब्दुल्लाके मित्रके नाते श्री एस्कम्बको भेजा गया। इस तारके जवाबसे अध्यक्षका 
तार मिला कि विककी चर्चा दो दिन तक मुख्तवी रहेगी। सब खुश हुए। 

प्रार्थना-पत्र' तेयार किया गया। उसकी तीच प्रतियाँ भेजनी थी। प्रेसके लिए 
भी प्रतियाँ तैयार करनी थी। प्रार्थनापत्र पर जितनी मिल सके उतनी सहियाँ लेनी 
थी। यह सारा काम एक रातमे पूरा करना था। शिक्षित स्वयसेवक और दूसरे लोग 
लगमग सारी रात जागे। उनमे अच्छे अक्षर लिखनेवाले श्री आर्थर नामके एक वुद्ध 
सज्जन थे। उन्होने सुन्दर अक्षरोमे प्रार्थना-पत्रकी प्रति तेयार की। दुसरोने उसकी 
दूसरी प्रतियाँ तैयार की। एक वोलता जाता और पाँच लिखते जाते थे। यो एक- 
साथ पाँच प्रतियाँ लिखी गई। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी-अपनी गाडियाँ लेकर अथवा 
अपने खर्चंसें गाडियाँ किराये पर लेकर सहियाँ छेनेके लिए निकल पड़े। प्रार्थनापन्र 
गया। अखवारोमें छप्ा। उसपर अनुकूल टीकाएँ हुई । घारासभा पर भी असर हुआ। 
उसकी चर्चा भी खूब हुई। प्रार्थना-पत्रमे दी गई दलीलोका खण्डन करते हुए उत्तर दिये 
गये। पर वे देनेवालोको भी लूचर जान पडे। विल तो फिर भी पास हो गया। 

सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौममे नवजीवनका सचार हुआ। 
सबकी समझमे यह आ गया कि हम एक कौम है, केवल व्यापार-सम्बन्धी अधिकारोके 
लिए ही नही, वल्कि कौमके अधिकारोके लिए भी छडना हम सबका धरम है। 

उन दिनो छॉड्ड रिपन उपनिवेश-मन्त्री' थें। उन्हे एक बहुत बडी अर्जी देनेका 
निरचय किया गया। इस अर्जीपर यथासम्भव अधिकसे-अधिक लछोगोकी सहियाँ लेनी 
थी। यह काम एक दिनमें तो हो ही नहीं सकता था। स्वयसेवक नियुक्त हुए और 
सबने काम निवटानेका जिम्मा लिया। 

अर्जी' लिखनेम मैने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला, सो सब मे पढ़ 
गया। हिन्दुस्तानमें हम एक भ्रकारके मताधिकारका उपभोग करते है, इस सिद्धान्तिक 
दलीलको और ऐसे हिन्दुस्तानियोकी आवादी जिन्हे मताधिकार मिल सकता है, कम 
है, इस व्यावहारिक दलीलको मैने केन्द्र-विन्दु बनाया। 

अर्जी पर दस हजार सहियाँ हुई। एक पखवाडेसे अर्जी भेजने छायक सहियाँ 
प्राप्त हो गई। इतने समयमे नेटालमे दस हजार सहियाँ प्राप्त की गईं, इसे पाठक 
छोटी-मोटी' वात न समझे। सहियाँ समूचे नेटालसे प्राप्त करनी थी। छोग ऐसे कामसे 


१, देखिए खण्ड १, द्वित्तीय संस्करण पृष्ठ १३५-३९। 
२५ देखिए खण्ड १, ह्ितीप संस्करण पृष्ठ ३२०८-२१ । 
३९-८ 


११४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अपरिचित थे। निरंचय यह था कि सही करनेवाला किस बात पर सही कर रहा 
हैं, इसे जबतक वह समझ न ले तबतक सही न छी जाये। इसलिए स्वयसेवकोको 
खास तौर पर भेजकर ही सहियाँ प्राप्त की जा सकती थी। गाँव दूर-दूर थे, इसलिए 
अधिकत्तर काम करनेवाले रूगससे काम करे तभी ऐसा काम श्ीक्रतापूर्वक हो सकता 
था। ऐसा ही हुआ। इसमें सबने उत्साहपूर्वक काम किया। काम करनेवालोमे से सेठ 
दाऊद मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी, आदमजी मियाँखोँ और आमद जीवाकी मूत्तियाँ 
इस समय भी मेरी आँखोके सामने खड़ी हुँ। इच्होनें बहुत हस्ताक्षर करवाये थे। 
दाऊद सेठ दिन-भर अपनी गाड़ी लेकर घूमा करते थे। किसीने जेब-खर्च तक नहीं 
माँगा। दादा अब्दुल्लाका घर धर्मशाला अथवा सार्वजनिक दफ्तर-सा बन गया था। 
पढ़े-लिखे माई तो मेरे पास ही बने रहते थे। उनका और अन्य काम करनेवालछोका 
भोजन दादा अब्दुल्लाके घर ही होता था। इस प्रकार इन सब पर खर्चका बडा बोझ 
पड़ा । 

अर्जी गई। उसकी एक हजार प्रतियाँ छपवाई गई थी। उस अर्जीके कारण 
हिन्दुस्तानके आम लोगोको नेठालका पहली बार परिचय हुआ। में जितने अखबारो 
और सार्वजनिक नेताओके नाम जानता था, उन सभीको अर्जीकी प्रतियाँ भेजी गई। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसपर अग्रलेख लिखा और हिन्दुस्तानियोकी माँगका 
अच्छा समर्थन किया। विलायतम भी अर्जीकी प्रतियाँ सब पक्षोके नेताओकों भेजी 
गई थी। वहाँ लत्दनके टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बँघी कि बिल 
मंजूर न हो सकेगा। 

अब मैं नेटारलू छोड़ सकूँ, ऐसी मेरी स्थिति नहीं रही। छोगोने मुझे चारो 
तरफसे घेर लिया और नेटाकमे ही स्थायी रूपसे रहनेका बड़ा आम्रह किया। मैंने 
अपनी कठिनाइयाँ बताई। मैने अपने मनमे निश्चय कर लिया था कि सुझे सार्वजनिक 
खर्चपर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलहूग़ घर बसानेकी आवश्यकता जान पड़ी। उस 
समय मैने यह माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्तीमें लेता चाहिए। 
मैने सोचा कि मेरे दूसरे बरिस्टरोकी तरह रहनेसे हिन्दुस्तानी समाजकी इज्जत 
बढ़ेगी | मुझे छगा कि सालमे ३०० पौडके ख्चेके बिना ऐसा घर में चला ही नही 
सकँगा। मैने लिइ्चय किया कि इतनी रकमकी वकालतकी गारटी मिलनेपर ही में 
रह सकता हूँ; मैंने वहांवालोकों यह' बात बताई। 

साथियोने तके पेश किया, “ इतनी रकम आप सार्वजनिक कामके लिए छे; 
यह हमें पुसा सकता है, और इसे इकट्ठा करना हमारे लिए आसान है। वकालत 


करते हुए आपको जो सिले, सो आपका। 
मैने जवाब दिया, “मै इस तरह पैसे नही ले सकता। अपने सार्वजनिक कामकी 


में इतनी कीमत नहीं समझता। मुझे इसमे कोई वकालत तो करनी नही है। मुझे 
तो छोगोसे काम छेना होगा। इसके पैसे मैं कैसे छे सकता हूँ ? फिर, मुझे सार्वजनिक 
कामके लिए आपसे पैसे निकछवाने होगे। अगर में अपने लिए पैसे लूं तो आपके 
पाससे बड़ी रकमे निकलवानेमे मुझे संकोच होगा, और आखिर हमारी नाव अठक 
जायेगी। समाजसे तो में हर सार ३०० पौडसे अधिक ही खर्च कराऊंगा। 


सत्यके प्रयोग अथवा बात्मकथा ११५ 


“पर हम आपको पहचानने छगे है। आप कौन अपने लिए पैसे माँगते है? 
आपके रहनेका खर्चे तो हमे देना चाहिए न? ” 

“यह बात तो आपका स्नेह और तात्कालिक उत्साह कहलवा रहा है। यही 
उत्साह और यही स्नेह सदा बना रहेगा, यह हम कैसे मान ले ? मौका आनेपर मुझे 
तो कभी-कभी आपको कंडवी वाते भी कहती पडेगी। उस दल्यामे भी में आपके स्नेहकी 
रक्षा कर सकेगा या नहीं, सो तो देव जाने। पर असल बात यह है कि सार्वजनिक 
सेवाके लिए मुझे पैसे छेने ही नही चाहिए। आप सब वकालत सम्बन्धी अपना काम 
मुझे देवेके लिए वचनवद्ध हो जाये, तो उतना मेरे लिए वस है। शायद यह भी 
आपके लिए भारी पडढेंगा। मै कोई गोरा वैरिस्टर नही हूँ। कोर्ट मुझे न्याय देगी या 
नही, में क्‍या जानू? में तो यह भी नहीं जावता कि मुझसे वकालत कैसी बतेगी। 
इसलिए मुझे पहलेसे वकालतका मेहतताना देवा जोखिम उठाना है। इतने पर भी 
अगर आप मुझे वकालरूतका मेहनताना देंगे, तो वह मेरी सार्वजनिक सेवाके कारण 
ही माना जायेगा न? 

इस चर्चाका परिणाम यह निकला कि कोई वीस व्यापारियोने मेरे छिए एक 
वर्षका वर्षाशन बाँध दिया। इसके उपरान्त, दादा अब्दुल्ला विदाईके समय मुझे जो 
भेंट देनेवाले थे उत्तके बदले उन्होने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद किया | 

और में नेटालमे वस गया। 


१८. रंग-भेद 
न्यायालयका चिह्न तराजू है। एक निष्पक्ष, अन्बी परन्तु चतुर बुढिया उसे' 
थामे हुए है। विधाताने उसे अन्बी बनाया है, जिससे वह मुँह देखकर तिलक न करे, 
बल्कि जो गुणमें योग्य हो उसीको टीका छगाये। इसके विपरीत, नेटालके न्यायारूयसे 
वहाँकी वकील-समा मुँह देखकर तिहूक करवानेके लिए कटिवद्ध थी। परन्तु अदालतने 
इस अवसर पर अपने चिह्रकी प्रतिष्ठा रख लछी। 
मुझे वकाकृतकी सनद छेनी थी। मेरे पास वम्बईके हाईकोर्टका प्रमाणपत्र था। 
विलायतका प्रमाणपत्र बम्बईके हाईकोर्टके कार्यालयर्में था। प्रवेशके प्रार्थनापत्रके साथ 
सदाचरणके दो प्रमाणपत्रोकी आवश्यकता मानी जाती थी। मने सोचा कि ये प्रमाण- 
पत्र गोरोके होगे तो ठीक रहेगा। इसलिए अब्दुल्ला सेठके द्वारा मेरे सम्पर्कमे आये 
हुए दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियोके प्रमाणपत्र मैने प्राप्त कर लिये थे। भार्थता-पत्र 
किसी वकीलके द्वारा भेजा जाना चाहिए था, और साधारण नियम यह था कि 
ऐसा प्रार्थनापत्र अटर्नी जनरल बिना पारिश्रमिकके प्रस्तुत करे। श्री एस्कम्ब अठर्नी 
जनरल थे। हम यह तो जानते है कि वे अब्दुल्ला सेठके वकील थे। में उनसे 
भिला ओर उन्होने खुशीसे मेरा प्रार्थतापत्र प्रस्तुत करना स्वीकार किया। 
इतनेमें अचानक वकील-सभाकी ओरसे मुझे मोटिस मिला। नोटिसमें न्‍्यायाल्यमें 
मेरे प्रवेशका विरोब किया गया था। उसमें एक कारण यह दिया ग्रया था कि 


११६ सम्पूर्ण गाघी वोहुसय 


वकालतके लिए दिये गये प्रार्थनापत्रके साथ मैने मूल प्रमाणपत्र नत्यी नहीं किया था। 
पर विरोधका मुख्य सुह्दा यह था कि अदाऊतमे वकीछोकी भरती करनेके नियम बनाते 
समय यह सम्भव ने माता गया होगा कि कोई काछा या पीला आदमी कभी प्रवेशके 
लिए प्रार्थनापत्र देगा। नेटाल गोरोकी करतबगीरीसे बना था, इसलिए उसमें गोरोकी 
ही प्रधातता होनी चाहिए। यदि काले वकील प्रवेश पाने लगेगे, तो धीरे-धीरे गोरोकी 
प्रधानता जाती रहेगी, और उनकी रक्षाकी दीवार गिर जायेगी। 

इस विरोधके समर्थेनके लिए वकीरू-समाने एक प्रसिद्ध वकीलको नियुक्त किया 
था। इन व॒कीलका भी दादा अच्दुल्लाके साथ सम्बन्ध था। उन्होने मुझे उनकी 
मारफत बुलूवाया। मेरे साथ शुद्ध भावसे चर्चा की। मेरा इतिहास पूछा। मैने उन्हें 
वह बताया । इसपर वे बोले: 

“ मुझे तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहता है। मुझे डर इस बातका था कि 
कही आप यही जन्मे हुए कोई घूततें तो नहीं है! दूसरे, आपके पास असल प्रमाण- 
पत्र नही है, इससे मेरे सन्देहकों बल मिला। ऐसे भी लोग मौजूद है, जो दूसरोके 
प्रमाणपत्रोका उपयोग करते हूँ। आपने गोरोके जो प्रमाण-पत्र पेश किये है, उनका 
कप के प्रभाव नहीं पड़ा। वे आपको क्या जाने ? आपके साथ उन्तकी पहचान 

त रै 

में बीचमे बोला: “ लेकिन यहाँ तो मेरे लिए सभी सये है। अब्दुल्ला सेठने 
भी मुझे यही पहचाना है।” 

“ठीक है। हेकिन आप तो कहते हैँ कि वे आपके गाँवके है, और आपके 
पिता वहाँके दीवात थे। इसलिए आपके परिवारकों तो वे पहचानते ही होगे न? 
आप उनका शापथ-पत्र पेश कर दे, तो फिर मुझे कोई आपत्ति न रह जायेगी। में 
वकील-सभाको लिख दूँगा कि मुझसे आपका विरोध नहीं हो सकेगा। 

मुझे गुस्सा आया, पर मैने उप्ते रोक लिया। मैने सोचा, “यदि मैने अब्दुल्ला 
सेठका ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया होता, तो उसकी अवग॒णना की जाती और गोरेका 
परिचय-पत्र साँगा जाता। इसके सिवा, मेरे जन्मके साथ वकालतकी मेरी' योग्यताका 
क्या सम्बन्ध हो सकता है? यदि मैं दुष्ट अथवा कंगाल माता-पिताका लड़का होऊं, 
तो मेरी योग्यताकी जाँच करते समय मेरे विरुद्ध उसका उपयोग क्‍यों किया जाये? ” 
पर इन सब विचारोकों अकुशमे रखकर मेने जवाब दिया: 

४ अद्यपि मैं यह स्वीकार नहीं करता कि ये सब तथ्य माँगनेका वकीछ-सभाको 
अधिकार है, फिर भी आप जैसा चाहते है वैसा शपथ-पत्र प्राप्त करनेके लिए में 
तैयार हूँ। उन्होने 
अब्दुल्ला सेठका शपथ-पत्र तैयार हुआ और वह वकीलकों दे दिया गया। उन्होने 
सन्‍्तोष प्रकट किया। पर वकील-समभाको सन्‍्तोष न हुआ। उससे मेरे प्रवेशके विरुद्ध 
अपना विरोध न्यायालूयके सामने प्रस्तुत किया। न्यायालूयने श्री एस्कम्बका जवाब 
सुने बिना ही वकील-समाका विरोध रद कर दिया। मुख्य न्‍्यायाधीशने कहा: 

“४ ब्रार्थकि असल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करनेकी दलीलमे कोई सार नहीं है। 
यदि उसने झूठी शपथ छी होगी, तो उसके लिए उसपर झूठी शपथका फौजदारी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ११७ 


मुकदमा चल सकेगा, और उसका नाम वकीलोकी सूचीमे से निकाल दिया जायेगा। 
न्यायाल्यके नियमोमे काले-गोरेका भेद नहीं है। हमें श्री गाधीको वकारुत करनेसे 
रोकनेका अधिकार नही है। उनका प्रार्थवापत्र स्वीकार किया जाता है। श्री गाघी, 
आप शपथ ले सकते हैँ।” 

में उठा। रजिस्ट्रारके सम्मुख मेने शपथ ली। शपथ लेते ही मुख्य न्यायाघीदने 
कहा : 

“अब आपको अपनी पगडी उतार देनी चाहिए। एक वकीलके नाते वकीलोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले न्‍्यायालयके पोशाक-विषयक नियमका पालन आपके किए भी 
आवश्यक है। 

में अपनी मर्यादा समझ गया। डर्वनके मजिस्ट्रेटटी कचहरीमे जिस पगडीको 
पहने रहनेका मैने आग्रह रखा था, उसे मेने यहाँ उतार दिया। उतारनेके विरोधमे तक 
तो थे। पर मुझे वडी लडाइयाँ लडनी थी। पगडी पहने रहनेका हठ करनेमे मुझे 
लडनेकी अपनी कला समाप्त नहीं करनी थी। इससे तो शायद उसे बढ्टा ही 
लगता। 

अब्दुल्ला सेठको और दूसरे मित्रोको मेरी यह नरमी (या निर्वछता ?) अच्छी 
ने लगी। उनका ख्याल था कि मुझे वकीलके नाते भी पगडी पहले रहनेका आग्रह 
रखना चाहिए था। मैने उन्हें समझानेका प्रयत्व किया। “जैसा देस वेसा भेस' इस 
कहावतका रहस्य समझाया और कहा, “ हिन्दुस्तानसे गोरे अफसर या जज पगडी 
उतारतेके लिए विवश करे, तो उसका विरोध किया जा सकता है। नेटाल-जैसे देशमे 
और यहके व्यायालयके एक अधिकारीके नाते न्‍्यायालूयकी रीति-नीतिका ऐसा विरोध 
करना मूते शोभा नही देता। 

इस और ऐसी ही दूसरी दलीलोसे मैने मित्रोकों कुछ शान्त तो किया, पर मुझे 
नही छगता कि एक ही' वस्तुको भिन्न परिस्थितिमे भिन्न रीतिसे देखनेके औचित्यको 
में उस अवसर पर उन्हे सनन्‍्तोषजनक रीतिसे समझा सका था। पर मेरे जीवनमे 
आग्रह और अनाग्रह हमेशा साथ-साथ ही चलते रहे है। सत्याग्रहमे यह अनिवार्य है 
इसका अनुमव मैने बादमे कई वार किया है। इस समझौता-वुत्तिके कारण मुझे कितनी 
ही बार अपने प्राणोकों सकटमे डालना पडा है और मित्रोका असन्तोष सहना पडा 
है। पर सत्य वज्रके समान कठिन है, और कमलके समान कोमल है। 

वकीऊू-पमाके विरोबने दक्षिण आफ्रिकामे मेरे छिए दूसरे विज्ञापनका काम 
किया । ज्यादातर अखवारोने मेरे प्रवेशके विरोधकी निन्‍्दा की, और वकीलोपर 
ईर्ष्याक्रा दोष लगाया। इस विशज्ञापनसे मेरा काम किसी हद तक सरल हो गया। 


११८ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 
१९, नेटाल इंडियन कांग्रेस 


वकालछतका घबन्बा मेरे लिए गौण बसु थी और सदा गौण ही रही। नेटालमें 
अपने निवासको सार्थक करनेके लिए तो मुझे सार्वजनिक काममें तन्‍्मय हो जाना 
था। भारतीय मताधिकार प्रतिवन्धक कानूतके विरुद्ध केवल प्रार्थवापत्र भेजकर ही 
चुप नहीं बैठा जा सकता था। उपनिवेय-मन्त्री पर उसका असर उनके वारेंमें 
आन्दोलन चलते रहनेसे ही पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्थाकी स्थापता करना 
आवश्यक मालूम हुआ। इस सम्बन्ध मैंने अब्दुल्ला सेठसे सलाह की, दूसरे खाथिय्रोग्रे 
मिला, और हमने एक मार्वजनिक संस्था लड़ी करनेका निव्च्य किया। 

संस्थाके वामकरणमे थोडा धर्म-सकट था। संस्थाकों किसी पक्षके साथ पत्ष- 
पात नहीं करना था। में जानता था कि क्ाग्रेसका नाम कंजर्वेटिव (प्रुराणपंथी) 
पक्षमे अप्रिय था। पर काग्रेस हिन्दुस्तातका प्राण थी। उसकी गक्षित तो बढ़नी ही 
चाहिए। उस नामको छिपानेमे अथवा अपनाते हुए संकोच करनेमे नामर्दीकी बन्च 
आती थी। बतएव मैंने अपनी ढलीछे पेश करके संस्वाका नाम कांग्रेस ही रखनेका 
सुझाव दिया और सन्‌ १८९४ के मई महीनेकी २२ तारीखको नेटाल इंडियन काग्रेसका 
जन्म हुआ। 

उस दिन दादा अब्दुल्लाके मकानक्री ऊपरवाली मंजि छोगोसे भर गई थीं। 
लोगोंने इस संस्वाका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसका विवान सादा रखा गया 
था। चन्दा भारी था। हर महीने कमसे-क्रम पाँच भिलिंग देनेवाला ही उसका सबस्य 
वन सकता था। निज्चय हुआ कि बनी व्यापारी प्रमन्नतापूर्वक अधिकस्े-अधिक जितना 
दे सकें, दें। अब्दुल्ला सेठसे महीवेके दो पौंड छिखवाये। दुसरे भी दो सज्जनोने इतने 
ही लिखबाये। मैने सोचा कि मुझे तो संकोच करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 
महीनेका एक पौड लिखाया। मेरे छिए यह कुछ वड़ी रकम थी। पर मैंने सोचा कि 
अगर मेरा बर्च चहने ही बाला हों, तो मेरे छिए हर महीने एक पौंड देना अधिक 
सही होगा। ईव्वरने मेरी गाडी चला दी। एक पं पैड देनेवालोकी संख्या काफ़ी रही। 
दस शिविंगवले उनसे भी अधिक । इसके अलावा, सदस्य बने बिता कोई बपनी 
इच्छासे मैटक्के रूपमें जो कुछ दे, सो स्वीकार करना मी निश्चित हुआा। 

अनुमव्म पता चला कि विना तकाजेके कोई चन्दा नही देता । अवेनसे बाहर 
रहनेवालोके यहाँ वार-वार जाना असम्मव था। आसम्मन्यूरताका दोष तुरन्त स्पप्ट 
हो गया। इर्वनमे भी कई चक्कर लगानेपर पैसे मिलते थे। 

मैं मस्त्री था। पैसे उगाहतेंका वोझ मेरे सिर था। मेरे लिए अपने मुहरिरको 
लगभग सारा दिव उगाहीके काममें ही लगाये रखना जरूरी हो गया। मुहरिर भी 
तंग आ गया। मैंने अनुमव किया कि चन्दा मासिक नहीं, वापिक होना चाहिए, 
और बहू सत्रकों पेणगी ही दे देना चाहिएं। सभा की गई। सबने मेरी सूचनाका 


मर 


१. औपचारिक रुपते इसकी स्थापना २२०८-१८६४ को हुईं थी। खण्ड २, द्वितीय तंत्करण ९8 १६७॥। 
२, देखिए खण्ड १, द्वितीय संस्करण पृष १६७-७१' 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ११९ 


स्वागत किया, और कमसे-कम त्तीन पौड वाषिक चन्दा लेनेका निश्चय हुआ! इससे 
वसूलीका काम आसान हो गया। 

मेने आरम्भसे ही यह सीख लिया था कि' सार्वजनिक कास कसी कर्ज लेकर 
नही करना चाहिए। दूसरे कामोके वारेमे भरे ही लोगोका विश्वास किया जाये, पर 
पैसे देनेके वादेपर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेने देख लिया था कि लिखाई 
हुई रकम चुकानेका घर्म छोग कही भी नियमित रूपसे' नहीं पालते। इसमें नेटालके 
भारतीय अपवाद-छूप नहीं थे। अतएवं नेंटाल इडियन काग्रेसने कभी कर्ज लेकर काम 
किया ही नही। 

सदस्य वनानेसे साथियोने असीम उत्साहका परिचय दिया था। इसमें उन्हे 
आनन्द आता था और अनमोल अवृभव प्राप्त होते थे। बहुतेरे लोग खुश होकर नाम 
लिखाते और तुरन्त पैसे दे देते थे। दूरके गाँवोके लिए थोडी कठिवाई होती थी। 
लोग' सार्वजनिक कामका अथे नहीं समझते थे। बहुत-सी जगहोमे तो छोग अपने 
यहाँ आनेका नन्‍्योंत्रा मेजते और प्रमुख व्यापारीके यहाँ ठहरानेकी व्यवस्था करते। 

प्र इन यात्राओमे एक जगह शुरूमे ही हमे मुश्किकका सामना करना पडा। 
वहाँ एक व्यापारीसे छ: पौड मिलने चाहिए थे, पर वह तीनसे आगे बढता ही व 
था। अगर इतती रकम ले लेते, तो फिर दूसरोसे अधिक न मिलती। पडाव उन्हीके 
घर था। हम सब मूखें थे। पर जब तक चन्दा न मिले, भोजन केसे करे? उन 
भाईको खूब समझाया-मनाया। पर वे टससे-मस न होते थे। याँवके दुसरे व्यापारियोने 
भी उन्हें समझाया। सारी रात झक-झकमें वीत यई। गुस्सा तो कई साथियोंको आया, 
प्र किसीने विनयका त्याग न किया। ठेठ सवेरे वे भाई पिधलछे और उन्होने छ. 
पौड दिये। हमे भोजन कराया। यह घटना टोगाटमे घटी थी। इसका प्रभाव उत्तरी 
किनारे पर ठेठ स्टेगर तक और अन्दर ठेठ चाल्संटाउन तक पडा। इससे चन्दा-वसूली 
का हमारा काम आसान हो गया। 

पर हमारा हेतु केवल पैसे इकट्ठे करनेका ही न था। आवश्यकतासे अधिक 
पैसा न रखनेका तत्व भी में समझ चुका था। 

सभा हर हफ्ते या हर महीते आवश्यकताके अनुसार होती थी। उसमे पिछली 
समाका विवरण पढा जाता, और अनेक प्रकारकी चर्चाएँ होती। चर्चा करनेकी और 
थोडेमे मुद्देदी वात कह देनेकी आदत तो छोगोकों थी ही नहीं। छोग खडे होकर 
बोलनेम झिझकते थे । सभाके नियम समझाये गये, और छोगोने उनकी कहर 
की | इससे होनेवाले अपने छाभकों वे देख सके, और जिल्हे पहले कभी सार्वजनिक 
झूपसे वोलनेकी आदत नहीं थी, वे सार्वजनिक कामोके विषयमे बोलने और विचारने 
लग गये | 

मैं यह भी जानता था कि सार्वजनिक काम करते हुए छोटे-छोटे कामोपर ही 
बहुत खर्च हो जाता है। शुरूमे तो मैने निश्चय कर लिया था कि रसीद बुक तक 
लत छपाई जायें। मेरे दफ्तरमे साइकलोस्टाइल मशीन थी। उसपर रसीदे छपा लछी। 
रिपोर्ट भी मैं इसी तरह छपा लेता था। जब तिजोरीमे काफी पैसा जमा हो गया, 
सदस्य बढ़े, काम वढा, तमी रसीदे आदि छपाना शुरू किया। ऐसी किफायत हरएक 


१२० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


संस्थाके लिए आवश्यक है। फिर भी मैं जानता हूँ कि हमेशा यह मर्यादा रह नहीं 
पाती। इसीलिए इस छोटी-सी उगती हुई संस्थाके आरम्भिक निर्माणकालका विवरण 
देना मेने उचित समझा है। 

लोग रसीदकी परवाह नही करते थे। फिर भी उन्हें आग्रहपूर्वक रसीद दी 
जाती थी। इसके कारण आरम्भसे ही पाई-पाईका हिसाव साफ रहा, और मै मानता 
हूँ कि आज भी नेटाल काग्रेसके दफ्तरमे सन्‌ १८९४के पूरे पूरे ब्योरेवाले वही- 
खाते प्राप्त हो सकते है। किसी भी सस्थाका बारीकीसे रखा गया हिसाब उसकी 
नाक है। इसके अभावमे वह संस्था अत्तमें गन्दी और प्रतिष्ठारहित हो जाती है। 
शुद्ध हिसावके बिना शुद्ध सत्यकी रक्षा असम्मव है। 

काग्रेसका दूसरा अंग उपनिवेश्ञोंमे जन्मे, पढे-लिखे हिन्दुस्तानियोकी सेवा करना 
था। इसके लिए 'कलोनियल वार इंडियन एज्युकेशनल एसोसिएशन की स्थापना की 
गईं। नवयुवक ही मुख्यत. उसके सदस्य थे। उन्हे बहुत थोडा चन्दा देना होता था। 
इस संस्थाके हारा उनकी आवश्यकताओका पता चलता था और उनकी विचार-शक्ति 
बढती थी। हिन्दुस्तानी व्यापारियोके साथ उत्का सम्बन्ध कायम होता था और स्वयं 
उन्हे भी समाजकी सेवा करनेके अवसर प्राप्त होते थे। यह सस्था वाद-विवाद मण्डल- 
जेसी थी। इसको नियमित सभाएँ होती थी। उनमें वे छोग भिन्न-भिन्न विषयोपर 
भाषण करते और निवन्ध पढ़ते थे। इस निमित्तसे एक छोटे-से पुस्तकालयकी भी 
स्थापना हुई! 

काग्रेसका तीसरा अग था--बाहरी कार्य। इसमे दक्षिण आफ्रिकाके अग्रेजोमे 
और बाहर इग्लैड तथा हिन्दुस्तानमे नेटालकी सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालनेका 
काम होता था। इस उद्देश्यसे मैने दो पुस्तिकाएँ' लिखी। पहली पुस्तिकाका नाम था 
“दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले प्रत्येक अंग्रेजसे विनती ।” उसमे नेटाल-निवासी भारतीयोकी 
स्थितिका साधारण दिग्दर्शन प्रमाणो-सहित कराया गया था। दूसरी पुस्तिकाका नाम 
था भारतीय मताधिकार -- एक विनती।” उसमें भारतीय मताधिकारका इतिहास 
आँकडो और प्रमाणो-सहित दिया गया था। ये दोनो पुस्तिकाएँ काफी अध्ययन और 
परिश्रमके बाद लिखी गई थी। इनका फल भी वैसा ही मिका। इनका व्यापक 
प्रचार किया गया था। हा 

इस कार्यके निमित्तसे दक्षिण आफ्रिकामे हिन्दुस्तानियोके मित्र पंदा हो गये। 
इंग्लैडमे और हिन्दुस्‍्तानमे सब पक्षोकी तरफसे मदद मिली, कार्य करनेकी दिक्ा श्राप्त 
हुईं, और उसने निश्चित रूप घारण किया। 


१. देखिए खण्ड १, ढित्ीय संस्करण पृष्ठ १७५-१९७ गौर ३७ २७६-३०१ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १२१ 
२०. बालासुन्दरम्‌ 


जैसी जिसकी भावना वैसा उसका फल। इस नियमको मैने अपने बारेसें अनेक 
वार घटित होते देखा है। जनताकी अर्थात गरीबोकी' सेवा करनेकी मेरी प्रबल इच्छाने 
गरीबोके साथ मेरा सम्बन्ध हमेशा ही अनायास जोड दिया है। 

यद्यपि नेटाल इंडियन काग्रेसमे उपनिवेशोमे पैदा हुए हिन्दुस्तानियोने प्रवेश किया 
था और मुहरिरोका समाज उसमे प्रवेश हुआ था, फिर भी मजदूरोने, गरिरमिटिया 
समाजके लोगोने, उससे प्रवेश नहीं किया था। काग्रेस उनकी नहीं हुई थी। वे उसमें 
चल्दा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नही सकते थे। उनके मनमभे काग्रेसके 
प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था, जब काग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसग 
अपने-आप आ गया और वह भी ऐसे समय जब कि मै स्वयं अथवा काग्रेस उसके 
लिए गायद ही तैयार थे। मुझे वकारूत शुरू किये अमी मुश्किलसे दो चार महीने 
हुए थे। काग्रेसका भी शैशव-काल था। इतनेमें एक दिन वालासुन्दरम्‌ नामका एक 
मद्रासी हिन्दुस्तानी हाथमें साफा छिये रोता-रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। 
उसके कपड़े फटे हुए थे, वह थर-थर काँप रहा था, उसके मुँहसे खून वह रहा था 
और उसके आगेके दो दाँत टूटे हुए थे। उसके मालिकने उसे बुरी तरह भारा था। 
तमिल समझनेवाले अपने मुहरिरके द्वारा मेने उसकी स्थिति जान छी। वालासुन्दरम्‌ 
एक प्रतिष्ठित गोरेके यहाँ मजदूरी करता था। मालिक किसी वजहसे गुस्सा हुआ 
होगा। वह क्रोवर्मे आपा खो बैठा और उसने वालासुन्दरमकी बहुत ज्यादा पिटाई 
की। परिणामस्वरूप वालासुन्दरमके दो दाँत टूट ग्रये। 

मेने उसे डाक्टरके यहाँ भेजा। उन दिनो गोरे डाक्टर ही मिलते थे। मुझे 
चोट-सम्बन्धी' प्रमाणपत्रकी आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके में बालासुन्दरम॒को 
मजिस्ट्रेकके पास के गया। वहाँ बालासुन्दरम्‌का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर 
मजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिकके साम समन जारी करनेका 
हुक्म दिया। 

मेरी नीयत मालिकको' सजा करानेकी नहीं थी। मुझे तो बालासुन्दरमको उसके 
प्जेसे छुठाना था। मेने गिरमिटियोसे सम्बन्ध रखनेवारे कानूनकी छान-बीत कर लछी। 
यदि साधारण नौकर नौकरी छोडता, तो मालिक उसके खिलाफ दीवानीमें दावा 
दायर कर सकता था, पर उसे फीजदारीमे नही के जा सकता था। गिरमिट्मे और 
साधारण नौकरीमे बहुत फर्क था। पर खास फर्क यह था कि अगर गिरमिटिया 
भमालिकको छोडे तो वह फौजदारी गुनाह माना जाता था, और उसके लिए उसे 
कैद भुगतनी होती थी। इसीलिए सर विलियम विल्सन हटरने इस स्थितिकों छयभग 
गुलामीकी-सी स्थिति माना था। गुलामकी तरह गिरमिटिया मालिककी सिल्कियत 
साना जाता था। 

वालासुन्दरमकों छुडानेके केवल दो उपाय थे' या तो गिरमिटियोके लिए 
नियुक्त अधिकारी, जो कानूनकी दृष्टिसे उनका रक्षक कहा जाता था, उसका गिरमिट 
रद करे या दूसरेके नाम लिखवा दे, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़नेकों तैयार हो 


१२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जाये। में मालिकसे मिल्ा। उससे मैने कहा, “ में आपको सजा नही कराना चाहता | 
इस आदमीको सख्त चोट छगी है, सो तो आप जानते ही है। भाप इसका गरिरमिट 
दूसरेके नाप लछिखानेकों राजी हो जाये, तो मुझे सन्तोष होगा।” मालिक तो यही 
चाहता था। फिर में रक्षकसे मिला। उसने भी सहमत होना स्वीकार किया, १२ गर्ठं 
यह रखी कि में वालासुन्दरमके लिए तया मालिक खोज दूं। 

मुझे नये अंग्रेज मालिककी खोज करनी थी। हिन्दुस्तानियोकों गिरमिट्या मजदूर 
रखनेकी इजाजत नहीं थी। में अभी कुछ ही अग्रेजोको पहचानता था। उनमेंसे एकल 
में मिल्ता।' उन्होंने मुझपर मेहरवानी करके वाल्सुन्दरम्‌को रखना मंजूर कर लिया। 
मैंने उनकी क्ृपाको साभार स्वीकार किया। मजिस्ट्रेटने मालिकको अपराधी 5हराकर 
यह लिख दिया कि उसने वालासुन्दरमका गिरमिट दूसरेके नाम लिखाना स्वीकार 
किया है। 

बालासुच्धरमके मामहेकी बात गिरमिटियोमें चारो तरफ फैल गई, और मैं 
उनका वन्धु मान छिया गया। मुझे इससे वडी खुशी हुई | मेरे दफ्तरमे ग्रिरमिटियोका 
ताँता-सा लग गया, और मुझे उनके सुख-दु ख जाननेकी बड़ी सुविधा हो गई। 

वाछूसुन्दरमके मामझेकी मनक ठेठ मद्गास प्रान्त तक पहुँची | उस प्रान्तके विभिन्न 
हिस्सोसे नेटालमे ग्रिरमिटपर आये हुए छोगोको गिरमिटियोसे ही इस मामछेकी जान- 
कारी मिली । 

वैसे, मामला महत्त्वका नहीं था, पर छोगोकों यह जानकर आनन्द और आश्चर्य 
हुआ कि उनके लिए प्रकट रूपसे काम करनेवाला कोई आदमी निकल आया है। 
इस वातसे उन्हें आश्वासन मिला। 

में ऊपर लिख चुका हूँ कि वारूसुन्दरम्‌ अपना साफा उतारकर और उसे 
अपने हाथम रखकर मेरे पाम आया था। इस घटनामें वडी करुणा भरी है; और 
इससे हमारी दीनता भी प्रकट होती है। पगड़ी उतारनेका मेरा किस्सा तो आप जान 
ही चुके हैं। गिरमिटिया और दूसरे अनजान हिन्दुस्तानी जब किसी भी गोरेके घरमे 
दाखिल होते, तो उसके सम्मानके लिए पगडी उतार छिया करते थे--फिर वह 
टोपी हो या वाँबी हुई पगडी हो या लपेटा हुआ साफा हो। दोनो हाथोसे सलाम 
करना काफी नहीं था। वालासुन्दरमनें सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह आना 
चाहिए। इसके पहले मेरे निकट कभी कोई इस तरह नहीं आया था। में घरमाया। 
मैंने वालासुन्दरम्‌कों साफा बाघनेके लिए कहा । बड़े सकोचके साथ उसने साफा वाँधा। 
पर इससे उसे जो खुशी हुई, सो में ताड गया। ।॒ 

दूसरोंको अपमानित करके लोग अपनेकों सम्मानित कैसे समझ सकते हूँ, इस 


बातको में आज तक नहीं समझ सका हूँ। 


१. श्र एसवयू; देखिए खण्ड १, द्विंतोय संस्करण पृष्ठ २१५८-५९ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा श्श्रे 
२१. तीन पौडका कर 


वालासुन्दरम्‌के किस्सेने ग्रिरमिटिया हिन्दुस्तानियोके साथ मेरा सम्बन्ध जोड 
दिया। परन्तु उनपर कर लगानेका जो आन्दोछ़न चला, उसके परिणामस्वरूप मुझे 
उनकी स्थितिका गहरा अध्ययन करना पडा। 

सन्‌ १८९४ में ग्रिरमिव्या हिल्दुस्तानियों पर हर साहू २५ पौडका अर्थात्‌ 
३७५ रुपयोका कर लगानेके कानूतलका मसबिंदा नेटठाछकी सरकारने तैयार किया। 
उस मसविदेकी पढ़कर में तो दंग ही हो गया। मैने उसे स्थानीय काग्रेसके सामने 
रखा। इस मामलेमें जो आन्दोछ़न करना उचित था, वह करनेका एक प्रस्ताव 
काग्रेसने पास किया। 

इस कर के मूलकों थोडा समझ ले। 

लगभग १८६०में जब नेटालमे बसे हुए गोरोने देखा कि वहाँ ईखकी फसल 
अच्छी हो सकती है, तो उन्होने मजदूरोकी खोज शुरू की। मजदूर न मिले, तो न 
ईख पैदा हो सकती थी और न चीनी ही बन सकती थी । नेटालके हव्शी इतनी मेहनत 
नहीं कर सकते थे। इसलिए नेटारू-मनिवासी गोरोने भारत सरकारके साथ विचार-विमर्ञे 
करके हिन्दुस्तानी मजदूरोको नेटाल जाने देनेकी अनृमति प्राप्त की। उन्हे यह छालच 
दिया गया कि पाँच सार तक मजदूरी करनेका बन्धन रहेगा और पाँच सालके 
वाद उन्हे स्वृतन्त्र रीतिसे नेटालमें वससेकी छूट रहेगी। उनको जमीनका भालिक 
वननेका पूरा अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिन्दुस्तानी 
मजदूर अपने पाँच सार पूरे होनेके वाद जमीन जोते और अपने उद्यमका लाभ 
नेटालको दें । 

हिन्दुस्तानी मजहूरोने इस दिशामे आशासे अधिक राम दिया। उन्होने खूब 
साय-सब्जी बोई और हिन्दुस्तावकी अनेक उत्तम तरकारियाँ पैदा की। जो साग-सब्जियाँ 
वहाँ पहलेसे पैदा होती थी उनके दाम सस्ते हो गये। हिन्दुस्तानसे आम छराकर 
लगाये। पर इसके साथ ही उन्होने व्यापार भी धरू कर दिया। घर वनानेके लिए 
जमीने खरीद छी और बहुतेरे छोग मजदूर न रहकर अच्छे जमीदार और मकान- 
मालिक वन गये। इस तरह मजदूरोमें से मकान-मालिक वन जानेवालोके पीछे-पीछे 
वहाँ स्वतन्त्र व्यापारी भी पहुँचे। स्व० सेठ अवूवकर आमद उनमें सबसे पहले 
पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ अपना कारवार खूब जमाया। 

गोरे व्यापारी चौंके। जब पहले-पहले उन्हीने हिन्दुस्तानी मजदूरोका स्वागत 
किया था, तव उन्हें उनकी व्यापार करनेकी शक्तिका कोई भन्दाज न था। वे 
किसानके नाते स्वतस्त्र रहे, इस हृदतक तो गोरोकों उस समय कोई आपत्ति न थी, 
पर व्यापारमें उनकी प्रतिदहृन्द्रिता उन्हें असह्य जान पडी। 

हिल्दुस्तानियोके साथ उनके विरोधके मूलमे यहूं चीज थी। उसमें दूसरी चीजे 
और मिल गईं। हमारी अछरूग प्रकारकी रहन-सहन, हमारी सादगी, हमारा कम 
नफेसे सन्तुष्ट रहना, आरोग्यके नियमोके वारेमे हमारी लापरवाही, घर-आँगनको 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


साफ रखनेका आलस्य, उतकी मरम्भतमे कंजूसी, हमारे अलग-अलग घर्मं---ये सारी 
बाते विरोधकों भड़कानेवाली सिद्ध हुईं। 

यह विरोध प्राप्त मताधिकारकों छीन लेने और गिरमिटियों पर कर छगाने- 
वाले कानूनके रूपमे प्रकट हुआ। कानूनके बाहर तो अनेक प्रकारसे उन्हें परेशान 
करना शुरू हो ही चुका था। 

पहुछा सुझाव तो यह था कि ग्रिरमिद पूरा होनेके कुछ दिन पहले ही हिन्दु- 
स्तानियोंको जबरदस्ती वापस भेज दिया जाये, ताकि उनके इकरारतामेकी मुहत 
हिन्दुस्तानमे पूरी हों। पर इस सुझावकों भारत सरकार माननेवाली नहीं थी। 
इसलिए यह सुझाव दिया गया कि: 


१. मजदूरीका इकरार पूरा हो जाने पर गिरमिटिया वापस हिन्दुस्तान चला 
जाये; अथवा, 

२ हर दूसरे साल नया गिरमिट लिखाये और उस हालतमे हर बार उसके 
वेतनमें कुछ बढोतरी की जाये; 

३. अगर वापस न जाये और मजदूरीका नया इकरारतामा भी न लिखे, तो 
हर साकू २५ पौडका कर दे। 


इन सुझावोंको स्वीकार करानेके लिए सर हेनरी बीन्स और श्री मेसनका 
शिष्टमण्डल हिन्दुस्तान भेजा गया। तब लॉड्ड एलविन वाइसराय थे। उन्होने २५ 
पौडका कर तो नामंजूर कर दिया; पर गिरमिठमुक्त हिन्दुस्तानीसे ३ पौडका कर 
लेनेकी स्वीकृति दे दी। मुझे उस समय ऐसा छूंगा था और अब तक लरूगता है कि 
वाइसरायकी यह गम्भीर भूछ थी। इसमे उन्होने हिन्दुस्तावके हिंतका तनिक भी 
विचार नहीं किया। नेंठालके गोरोंके लिए ऐसी सुविधा कर देना उनका कोई कर्तव्य 
नही था| तीन-चार सालके वाद यह कर हर वैसे (गिरमिट-मुक्त) हिन्दुस्तानीकी स्त्रीसे 
और उसके हर १६ साल और उससे बड़ी उम्रके लड़के और १३ साछ या उससे 
बड़ी उम्रकी लडकीसे भी लेनेका निरंचय किया गया। इस प्रकार पतिन्यत्ती और 
दो बच्चोंवाले कुटुम्बसे, जिसमे पतिकों अधिक-से-अधिक १४ शिलिग प्रतिमास मिलते 
हो, १२ पौड अर्थात्‌ १८० रुपयेका कर लेना मारी जुल्म माना जायेगा। दुनियामें 
कही भी इस स्थितिके गरीब लोगोंसे ऐसा भारी कर नहीं लिया जाता था। 

इस कर के विरुद्ध जोरोंकी लड़ाई छिडी ।' यदि नेटाल इंडियन कांग्रेसकी ओरसे 
कोई आवाज ही न उठाई जाती, तो ज्ञायद वाइसराय २५ पौड भी मंजूर कर लेते! 
यह पूरी तरह सम्भव है कि २५ पौंडके ३ पौड होना भी कांग्रेस आन्दोलनका ही 
प्रताप हो, पर इस कल्पनामे मेरी भूछ भी हो सकती है। सम्भव हैं कि भारत 
सरकारने २५ पौडके प्रस्तावकों शुरूसे ही अस्वीकार कर दिया हो, और हो सकता 
है कि काग्रेसके विरोध न करने पर भी वह ई पौंडका ही कर स्वीकार करती। 


१, देखिए खण्ड १, द्वित्तीय संस्करण पृष्ठ २४०-७४ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १२५ 


तो भी उसमे हिन्दुस्तानके हिंतकी हानि तो थी ही। हिन्दुस्तानके हिंत-रक्षकके नाते 
वाइसरायकी ऐसा अमानुषी कर कमी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। 

२५ से ३ पौड (३७५ रुपयेसे ४५ रुपये) होनेका कांग्रेस थश क्या छेती? 
उसे तो दुःख हुआ कि वह गिरमिट्ियोके हितकी पूरी रक्षा न कर सकी। और 
३ पौडका कर किसी-न-किसी दिन हटना ही चाहिए, इस निरचयकों काग्रेसने कभी 
मूलाया नहीं। पर इस निथ्चयकों पूरा करनेमें बीस वर्ष बीत गय। इस अुद्धमें 
नेटालके ही नहीं, वल्कि समूचे दक्षिण आफ़रिकाके हिन्दुस्तानियोकी सम्मिलित होना 
पडा। उसमें गोललेकों निमित्त वनना पड़ा। गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोंकों पूरी तरह 
हाथ वँटाना पडा। उसके कारण कुछ लोगोकों गोलियाँ खाकर मरना पडा और दस 
हजा रसे' अधिक हिन्दुस्तानियोकों जेल भूगतनी पडी। 

पर अन्तमे सत्यकी जय हुईं। हिन्दुस्तानियोंकी तपस्यामें सत्य मूतिमान हुआ। 
इसके लिए अटल श्रद्धाकी, अटूठ घर्यकी और सतत कार्य करते रहनेकी आवश्यकता 
थी। यदि कौम हारकर वेठ जाती, कांग्रेस छडाईको छोड़कर, और करको अनिवाये 
समझकर झुक जाती, तो वह कर आजतक गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोसे वसूल 
होता रहता, ओर इसका कलूक स्थानीय हिन्दुस्तानियोको और समूचे हिन्दुस्तानको 
लगता | 


२२, धर्म-निरीक्षण 


इस प्रकार में हिन्दुस्तानी समाजकी सेवामे ओतगप्रोंत हो गया, और इसका कारण 
आत्म-दशनकी अभिल्‍छाषा थी। ईश्वरकी पहचान सेवासे ही होगी, यह मानकर मैने 
सेवा-वर्म स्वीकार किया था। में हिन्दुस्तानकी सेवा करता था, क्योकि वह सेवा मुझे 
अनायासत प्राप्त हुई थी। मुझे उसमें रुचि थी। मुझे उसे खोजने नहीं जाना पडा 
था। में तो यात्रा करने, काठ्यावाडके पड़यस्त्रोसे बचने और आजीविकाकों खोजनेके 
लिए दक्षिण आफ्रिका गया था। पर पड गया ईरवरकी खोजमें-- आत्मदर्शनके 
प्रयत्तमे । 

ईसाई भाइयोने मेरी जिज्ञासाकों बहुत तीजन्र कर दिया था। वह किसी भी 
तरह शान्त होनेवाली न थी। में ज्वान्त होना चाहता तो भी ईसाई भाई-बहन मुझे 
शान्त होने न देते। क्योकि डर्व॑नमे श्री स्पेन्सर वाल्टनने, जो दक्षिण आफ्रिकाके मिशनके 
मुखिया थे, मुझ पर बहुत ध्यान दिया। उनके घरसे मैं कुटुम्बी-जेंसा हो गया। इस 
सम्बन्ध का मूल प्रिटोरियाका समागम था। श्री वाल्टनकी रीति-नीति कुछ दूसरे 
प्रकारकी थी। उन्होने मुझे ईसाई वननेकों कहा हो, सो याद नहीं। पर अपना जीवन 
उन्होने मेरे सामने रख दिया, और अपनी प्रवृत्तियाँ, कार्यकलाप मुझे देखते दिये। 
उनकी घर्मपत्नी वहुत नम्न परन्तु तेजस्वी महिला थी। मुझे इस दम्पत्तिकी पद्धति 
अच्छी लगती थी। अपने वीचके मूलभूत मतमेदोकों हम दोनो जानते थे। ये मतभेद 
आपसी चर्चा द्वारा मिटनेवाले नहीं थे। जहाँ उदारता, सहिष्णुता और सत्य होता 


१२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है, वहाँ मतभेद भी लाभदायक सिद्ध होते है। भुझे दस्पत्तिकी नम्नता, उद्यमशीछता 
और कार्यपरायणता प्रिय थी। इसलिए हम समय-समयपर मिलते रहते थे। 

इस सम्वन्धने मुझे जाग्रत रखा। धार्मिक पुस्तकोके अध्ययनके लिए जो फ्रसत 
मुझे प्िटोरियामे मिल गई थी, वह अब असम्भव थी। पर जो थोड़ा समय बचता, 
उसका उपयोग में बसे अध्ययनमे करता था। मेरा पत्र-व्यवहार जारी था। रायचन्द- 
भाई मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। किसी सित्रने मुझे नमंदाशंकरकी “घमम-विचार' 
पुस्तक मेजी। उसकी प्रस्तावना मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई। मैने नर्मंदाशंकरके विलासी 
जीवतकी वाते सुनी थी। प्रस्तावनामें उनके जीवनमे हुए परिवतनोंका वर्णन था। 
उसमे मुझे आकर्षित किया, और इस कारण उस पुस्तकके प्रति मेरे सनमे आदर 
उत्पन्न हुआ। में उसे ध्यानपुर्वक पढ़ गया। मैक्समूलरकी “हिन्दुस्तान क्या सिखाता 
है? ' पुस्तक मेने बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ी। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रका- 
शित उपत्तिषदोका भाषान्तर पढ़ा। इससे हिन्दू घर्मके प्रति मेरा आदर बढ़ा। उसकी 
खूबियाँ में समझने लूगा। पर दूसरे घर्मोके प्रति मेरे मतमे अनादर उत्पन्न नही हुआ। 
वाशिग्टन इरविंग कृत मुहम्मदका चरित्र और कार्लाइहुकी मुहम्मद-स्तुति पढ़ी। 
मुहम्मद पंगम्बरके प्रति -मेरा सम्मान बढ़ा। जरथुस्तके वचन” नामक पुस्तक भी 
मेने पढ़ी । 

इस प्रकार मैने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंका थोड़ा-वहुत ज्ञान प्राप्त किया। मेरा 
आत्म-निरीक्षण बढ़ा। जो पढ़ा और पसन्द किया उसे आचरणमे लानेकी आदत दृढ़ 
हुई। अतएव हिन्दू घर्मम सूचित प्राणायाम-सम्बन्धी कुछ क्रियाएँ, जितनी पुस्तककी 
मददसे समझ सका उतनी, मैने शुरू की। पर वे मुझे सघी नहीं। में उनमें आगे न 
बढ सका। सोचा था कि वापस हिन्दुस्तान जाने पर उनका अभ्यास किसी शिक्षककी 
देख-रेखमे करूँगा। पर वह विचार कमी पूरा नही हो सका। 

टॉल्स्टॉयकी' पुस्तकोका अध्ययन मैने बढा छिया। उनकी “गॉस्पेल्स इन ब्रीफ 
(नये करारका सार), “व्हॉट टु डू” (त्व क्या करे?) आदि पुस्तकोने मेरे मन 
प्र गहरी छाप डाली। विश्व-प्रेम मतुष्यको कहाँ तक छे ज़ा सकता है, इसे में 
अधिकाधिक समझने छग्रा। 

इसी समय एक दूसरे ईसाई कुटुम्बके साथ मेरा सम्बन्ध जुड़ा। उसकी इच्छासे 
में हर रविवारकों वेस्लियन गिरजेमे जाया करता था | अक्सर हर रविवारकी शामको 
मुझे उनके घर भोजन भी करना पड़ता था। वेस्लियत गिरजेका मुझपर अच्छा असर 
नहीं पड़ा। वहाँ जो प्रवचन होते थे, वे मुझे शुष्क जान पड़े। प्रेक्षकोमे मक्तिभावके 
दर्शन नही हुए। यह ग्यारह बजेका समाज मुझे भक्‍तोका नही, बल्कि कुछ दिल 
बहलाने और कुछ रिवाज पालनेके लिए आये हुये संसारी जीवोंका समाज जान पड़ | 
कभी-कभी इस सभामें मुझे बरवस नौदके झोंके आ जाते। इससे में शरमाता। पर 
अपने आसपास किसी और को भी ऊंधते देखता तो मेरी शर्म कुछ कम हो जाती। 
अपनी यह स्थिति मुझे अच्छी नहीं छगी। आखिर मने उस गिरजेमें जाता छोड़ दिया। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १२७ 


में जिस परिवारमे हर रविवारको जाता था, कहना होगा कि वहाँसे तो मुझे 
छुट्टी ही मिल गईं। घरकी माछकित भोछी-मली परन्तु सकुचित मनकी माछूम हुई। 
हर बार उतके साथ कुछ-त-कुछ घर्मं-चर्चा तो होती ही रहती थी। उन दिलों मैं 
घर पर ' छाइट ऑफ एशिया ' पढ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्धके जीवनकी 
तुलना करने छंगे। मेने कहा: “गौतमकी दयाकों देखिए। यह मनुष्य जातिको 
लॉघकर दूसरे प्राणियों तक पहुँच गई थी । उनके कस्धे पर खेलते हुए मेमनेका चित्र 
आँखोके सामने आते ही क्या आपका हुदय प्रेमसे उमड़ नहीं पडता? प्राणिमान्नके 
प्रति ऐसा प्रेम में ईसाके चरित्रमे नही देख सका।” उन बहनका दिल दुखा। में 
समझ गया। मैंते अपनी वात आगे न बढाई। हम भोजनालयमे पहुँचे । कोई पाँच 
वर्षका उतका हंसमुख वालूक भी हमारे साथ था। मुझे बच्चे मिरू जायें तो फिर 
और क्या चाहिए ? उनके साथ भंने दोस्ती तो कर ही छी थी। मैने उसकी थालीमे 
पडे मॉसके टुकड़का सजाक किया, और अपनी रकाबीमे से हुए सेवकी स्तुति शुरू 
की । निर्दोष बारूक पिघल गया और सेवकी स्तुतिमें सम्मिलित हो गया। 

पर माता? वह वेचारी दुखी हुई। 

में चेता। चृूप्पी साध गया। मैने चर्चाका वियय वदल दिया। दूसरे हफ्ते 
साववान रहकर में उनके यहाँ गया तो सही, पर मेरे पाँत भारी पड गये थे। मुझे 
यह न सूझा कि में खुद ही वहाँ जाना वन्दर कर दूँ, और न ऐसा करना उचित 
जान पड़ा। पर उन भरी बहुनने मेरी कठिनाई दूर कर दी। वे बोली, 

४ थ्री' गाबी, आप बुरा न मानिएगा, पर मुझे आपसे कहना चाहिए कि मेरे 
वालक पर आपकी सोहवतका वूरा असर होने रूगा है। अब वह रोज माँस खानेमे 
आनाकानी करता है और आपकी उस चर्चाकी याद दिलाकर फल माँगता है? मुझसे 
यह निभ ते सकेगा। मेरा वच्चा मासाहार छोड़चेसे वीमार चाहे व पडे, पर कमजोर 
तो हो ही जायेगा। इसे में कैसे सह सकती हूँ? आप जो चर्चा करते है, वह हम 
सयानोके वीच शोमा दे सकती है। लेकिन बालकों पर तो उसका बुरा ही असर 
पड़ सकता है। 

“मिसेज . - -' मुझे दु ख है। माताके नाते में आपकी भावगाकों समझ सकता 
हूँ। मेरे भी वच्चे हैं। इस आपत्तिका अन्त सरहतासे हो सकता है। मेरे बोलनेका 
जो असर होगा, उसकी अपेक्षा में जो खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, उसे देखनेका 
असर वालूक पर वहुत अधिक होगा। इसलिए अच्छा रास्ता तो यह है कि अब 
आग्से मैं रविवारको आपके यहाँ न आऊँ। इससे हमारी मित्रतामे कोई बाधा न 


पहुँचेगी। * 


वहनने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, “में आपका आभार मानती हूँ।” 


१. मूलमें यहाँ वाम नाम दिया गया है। 


१२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
२३, घरकी व्यवस्था 


में वस्वईमे और विछायतमे घर बसा चुका था, पर उसमें और नेटालकी 
धरकी व्यवस्थामे फर्क था। नेटालमे कुछ खर्च केवल प्रतिष्ठके छिए चला रखा 
था। मेने मान लिया था कि नेटालमे हिन्दुस्तानी वैरिस्टरके माते और हिन्दु- 
स्तानियोंके अ्तिनिधिके रूपमें मुझे काफी खर्च करना चाहिए, इसलिए मैने अच्छे 
मुहल्लेमे अच्छा घर लिया था। घरको अच्छी तरह सजाया भी था। भोजन सादा 
था, पर अग्नेज मित्रोंकीं स्योत्ना होता था, और हिन्दुस्तानी साथियोकों भी न्योता 
था, इस कारण स्वभावतः बह खर्च भी बढ़ गया था। 

नीकरकी कमी तो सब कही जान पड़ती थी। किसीको नौकरके रूपने रखना 
मुझे आया ही नही। 

एक साथी मेरे साथ रहता था। एक रसोइया रखा था। वह घरके आदमी 
जैसा वन गया था। दफ्तरमे जो मुहरिर रखे थे, उनमे से भी जिन्हे रख सकता 
था, घरमे रख लिया था। 

मे मातता हूँ कि यह प्रयोग काफी सफल रहा। पर उसमे से मुझे संसारके 
कड़वे अनुभव भी हुए। 

मेरा साथी बहुत चतुर था, और भेरी समझमें मेरे प्रति वफादार था। 
पर उसे पहचाननेमे मुझसे भूल हुई। दफ्तरके एक मुहरिरकों मैने घरमें रख लिया 
था। उसके प्रति इस साथीके मनमे ईए्या उत्पन्न हुईं। उसने ऐसा जाछू रचा कि 
में मुहरिर पर ञक करने छूगा। यह मुहरिर बहुत स्वतन्त्र स्वमावका था। उसने 
घर और दफ्तर दोनो छोड दिये। मुझे दुःख हुआ। कही उसके साथ अन्याय तो 
नही हुआ, यह विचार मुझे कुरेदने छगा। 

इसी बीच मैने जिस रसोइएकों रखा था, उसे किसी कारणसे दूसरी जगह 
जाना पडा। मैने उसे मित्रकी सार-समालके लिए रखा था। इसलिए उसके 
बदले दूसरा रसोइया लगाया। बादमे मेने देखा कि यह आदमी उड़ती चिडिया 
भाँपनेवाला था। मेरे लिए वह इस तरह उपयोगी सिद्ध हुआ, मानों मुझे वैसे 
ही आदमीकी जरूरत रही हो। इस रसोइएको रखे मुद्किलसे दो या तीन दिन 
हुए होगे कि उसने मेरे घरमे मेरे अनजाने चलनेवाले अनाचारकों देख लिया, 
और मुझे चेतानेका निश्चय किया। छोगोकी यह घारणा वन गई थी कि मे 
विश्वासशील और ववैक्षाकृत भरा आदमी हूँ। इसलिए इस रसोइएको मेरे ही घरमे 
चलनेवाला भ्रष्टाचार भयानक प्रतीत हुआ। में दोपहरके भोजनके लिए वफ्तरसे 
एक वजे घर जाया करता था। एक दित कोई वारह बजे होगे, यह रसोइया 
हांफता-हांफता आया और मुझसे कहने छगा, “आपको कुछ देखना हो तो खड़े 


प्रो घर चलिए। 


१. शेख मदताव; देखिए प्यारेलाककी पुस्तक महात्मा गांधी द अ्ी फेज खण्ड १ पृष्ठ ४५८। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १२९ 


मैने कहा, “इसका अर्थ क्या है? तुम्हे मुझे बताना चाहिए कि काम क्‍या 
है। ऐसे समय मुझ घर चलकर क्या देखना है? ” 
रसोइया बोला, “त चलेगे तो पछतायेगे। में आपको इससे अधिक कहना नही 
चाहता। 

उसकी दृढ्तासे में आकर्षित हुआ। में अपने मुहरिरकों साथ छेकर घर गया। 
रसोइया आगे चला। घर पहुँचने पर वह मुझे दूसरी सजिल पर ले गया। जिस 
कमरेमे वह साथी रहता था, उसे दिखाकर वोछा, “इस कमरेको खोलकर देखिए। ” 

अब में समझ गया। मैने कमरेका दरवाजा खटखटाया। जवाब क्यो मिलता? 
मैंने बहुत जोरसे दरवाजा खटखटाया। दीवार कॉप उठी। दरवाजा खुला। मैने 
अन्दर एक वदचलन औरतको देखा। मैत्ते उससे कहा, “ बहन, तुम तो यहांसे चली 
ही जाओ । अब फिर कमी इस घरमें पैर न रखता।” 

साथीसे कहा, / आजसे तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध समाप्त होता है। में खूब 
ठगा गया और वड़ा मृखे वना। मेरे विश्वासका यह वदलछा नही मिलना चाहिए था।” 

साथी विगड़ा। उसने मेरा सारा पर्दाफाश करनेकी धमकी दी। 

“भेरे पास कोई छिपी चीज है ही नहीं। मेने जो-कुछ किया है, उसे तुम 
खुशीसे प्रकट करो। पर तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध तो अब समाप्त हुआ।” 

साथी और गरमाया। मैने नीचे खडे मुहरिरसे कहा, “तुम जाओ। पुलिस 
सुर्परिटेडेट्से मेरा सलाम बोछो और कहो कि मेरे एक साथीने मुझे घोखा दिया है। 
में उसे अपने घरमे रखना नहीं चाहता। फिर भी वह निकलनेसे इन्कार करता है। 
मेहस्वानी करके मुझे मदद भेजिए।” 

अपराधमे दीनता होती है। मेरे इतना कहनेसे ही साथी ढीला पड़ा। उसने 
माफी मॉँगी। सुपरिटेडेटके यहाँ आदमी न भेजनेके छिए वह गिडगिडाया और तुरन्त 
घर छोड़कर जाना कबूल किया। उसने घर छोड़ दिया। 

इस घटनाने मुझे जीवनमे ठीक समय पर सचेत कर दिया। यह साथी मेरे 
लिए मोहरूप ओर अवाछतीय था, इसे में इस घटनाके बाद ही स्पष्ट रूपसे देख 
सका। इस स्ाथोको रखकर मैने अच्छे कामके लिए बुरे साधनकों पसन्द किया था। 
वबबूलके पेड़से आमके फलकी' आज्ञा रखी थी। साथीका चाल-चलन अच्छा नही था, 
फिर भी मैने मात लिया था कि वह मेरे प्रति वफादार है। उसे सुधारनेका प्रयत्न 
करते हुए मैं स्वथ ऊगसग गन्दंगीमे सत गया था। मेने अपने हितेषियोकी सलयहका 
अनादर किया था। मोहने मुझे विलकुछ अन्धा बना दिया था। 

यदि इस दुर्घटतासे मेरी आँखे न खुली होती, मुझे सत्यका पता न चलता, तो 
सम्मव है कि जो स्वार्पण में कर सका हूँ, उसे करनेमे में कभी समर्थ न हो पाता। 
मेरी सेवा सदा अधूरी रहती, क्योक्ति वह साथी मेरी प्रमतिको अवश्य रोकता। अपना 
बहुत-सा समय मुझे उसके लिए देना पडता। उसमें मुझको अन्धकारमे रखने और 
गलत रास्ते ले जानेकी शक्ति थी। 

प्र जिसे राम रखें, उसे कौन मारे? मेरी निष्ठा शुद्ध थी, इसलिए अपनी 
गलतियोंके वावजूद में बच गया और मेरे पहले अनुभवने मुझे सावधान कर दिया। 


३९--९ 


(३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उस रसोइएकों आयद भगवानने ही मेरे पास भेजा था। वह रसोई वनाना 
नहीं जानता था, इसलिए उस कामके लिए उसका मेरे यहाँ रखा जाना सम्भव नही 
था। पर उसके आये विना दूसरा कोई मुझे जाग्रत नहीं कर सकता था। वह 
स्त्री मेरे घरमें पहली ही बार आईं हो, सो वात नहीं। पर इस रसोइए जितनी 
हिम्मत दूसरोकों हो ही कैसे सकती थी? इस साथीके प्रति भेरे वेहद विश्वाससे 
सब लोग परिचित थे। 

इतनी सेवा करके रसोइएने उसी दिन और उसी क्षण जानेकी इजाजत चाही । 
वह वोला: “में आपके घरमें नहीं रह सकता] आप भोले भण्डारी ठहरे। यहाँ मेरा 
काम नहीं । 7 

मैने आग्रह नहीं किया। 

उक्त मुहरिर पर शक पैदा करानेवाछा यह साथी ही' था, यह वात मुझे अब 
मालूम हुई। उसके साथ हुए अत्यायकों मिटासेका मैने बहुत प्रयत्व किया, पर मैं 
उसे पूरी तरह सच्तुष्ट न कर सका। मेरे लिए यह सदा ही दु.खकी वात रही। फूटे 
बर्ततकों कितना ही पक्का क्‍यों न जोड़ा जाये, वह जोड़ा हुआ ही कहूलायेगा, सम्पूर्ण 
कभी नहीं होगा। 


२४, देशकी ओर 


अब में दक्षिण आफ़िकामें तीन साहू रह चुका था। मे छोगोंको पहचानने छगा था 
और वे मुझे पहचानने छंगे थे। सन्‌ १८९६ में मेने छः महीनोके लिए देश जानेकी 
इजाजत माँगी। मेने देखा कि मुझे दक्षिण आफ्रिकामें छम्बे समय तक रहना होगा। 
कहा जा सकता है कि मेरी वकारत ठीक चल रही थी। सार्वजनिक काममें छोग 
मेरी उपस्थितिकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे; में भी करता था। इससे' मैने 
दक्षिण आफ्रिकामे सपरिवार रहतेका निश्चय किया और उसके लिए देश हो आना 
ठीक समझा। फिर, मेने यह भी देखा कि देश जानेसे कुछ सार्वजनिक कार्य भी 
हो सकता है। मुझे छुगा कि देशर्में लोकमत जाग्रत करके यहाँके भारतीयोंके प्रश्नमें 
लोगोंकी अधिक दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। तीत पौडका कर एक नासूर 
था--- सदा बहुनेबाला घाव था। जबतक वह रद न हो, चित्तको भान्ति नहीं मिल्क 
सकती थी। 

लेकिन मेरे देश जाने पर काग्रेसका और शिक्षा-मण्डलका काम कौन सँमभाले ? 
दो साथियोंपर मेरी दृष्टि पड़ी--आदमजी मियाँखाँ और पारसी रुस्तमजी। 
व्यापारी समाजमें बहुत-से काम करनेवाले मिकछ आये थे, पर भन्त्रीका काम सँमाल 
सकते, नियमित काम करने और दक्षिण आफ़िकार्में जन्मे हुए हिन्दुस्तानियोंका मन 
जीत सकनेकी योग्यता रखनेवालोमे ये दो' प्रथम पंक्तिर्मे खड़े किये जा सकते थे। 
मन्त्रीके लिए साधारण अग्रेजी जाननेकी जरूरत तो थी ही। मैने इन दोमें से स्व० 
आदमजी मिर्याखाँंको मन्त्रिवद देनेक्री सिफारिश काग्रेससे की और वह स्वीकार की 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १३१ 


गईं। अनुमकसे यह चुनाव बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। अपनी रूगने, उदारता, मिठास 
और विवेक॑से' सेठ आदमजी मियाँखाँने सबको सन्तुष्ट किया, और सबको विश्वास हो 
गया कि मल्त्रीका काम करनेके लिए वकीलरू-बैरिस्टरकी या बहुत अग्रेजी पढे हुए 
उपाधिधारीकी आवश्यकता नही है। 

सन्‌ १८९६ के मध्यमे में देश जानेके लिए “पोयोछा  स्टीमरमें रवाना हुआ। 
यह स्टीमर कलकत्ते जानेबाला था। 

स्टीमरमे मुसाफिर बहुत थे। दो अग्नरेज अधिकारी थे। उनसे मेरी मित्रता हो 
गई। एकके साथ रोज एक घटा में शतरज खेलनेमे बिताता था। स्टीमरके डावटरले 
मुझे एक 'तमिर-शिक्षक ' पुस्तक दी। अतएव' मैने उसका अम्यास शुरू कर दिया। 
नेटालमें मैंने अनुभव किया कि मुसलमानोंके साथ अधिक निकटका सम्बन्ध जोडनेके 
लिए मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, और मद्रासी भाइयोसे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिए तमिल सीखनी चाहिए | 

उर्देके लिए उक्त अंग्रेज मित्रकी माँग पर मेने डेकके मुसाफिरोमे से एक अच्छा 
मुंशी ढदूंढ॒ निकाला और हमारी पढाई अच्छी तरह चलने छंगी। उन अग्नेज सज्जनकी 
सम रण-शक्ति मुझसे बढी-चढ़ी थी। उर्दू अक्षर पहचाननेमें मुझे मुश्किल होती थी, 
पर वह तो एक वार जिस शब्दको देख छेते उसे कभी भूलछते ही न थे। में अधिक 
मेहतत करने रूगा। फिर भी उनकी बरावरी नहीं कर सका। 

तमिलका अभ्यास भी ठीक चलता रहा। उसमें किसीकी मदद नही मिल सकती 
थी। पुस्तक ऐसे ढगसे लिखी गई थी कि मददकी अधिक आवश्यकता न पड़े। 

मुझे आशा थी कि इस तरह शुरू किये गये अभ्यासको में देशमे पहुँचनेंके बाद 
भी जारी रख सकूँगा। पर वसा न हो पाया। सन्‌ १८९३ के बादका मेरा वाचन 
ओर अध्ययन मूख्यत. जेलमें ही हुआ। इन दोनो भाषाओका ज्ञान मैने आगे बढाया 
तो सही, पर वह सब जेलमे ही। तमिलका दक्षिण आफ्रिकाकी जेलमें और उर्दका 
यरवदा जेलमें। पर तमिल बोलना में कमी सीख न सका, पढना ठीक तरहसे सीख 
गया था, पर अभ्यासके अमावर्मे अब उसे भी भूलता जा रहा हूँ। 

इस अभावका दुःख मुझे आज भी व्यथित करता है। दक्षिण आकफ्रिकाके मद्गासी 
भाइयोसे मैने भमर-सर कर प्रेम-रस पाया है! उतका स्मरण मुझे प्रतिक्षण बना 
रहता है। उनकी श्रद्धा, उनका उद्योग, उनमें से बहुतोका नि.स्वार्थ त्याग किसी भी 
तमिल-तेलगु भाषीको देखनेपर मुझे याद आये बिना रहता ही नही । और ये सव लूगमग 
निरक्षरोकी गिनतीमें थे। ज॑से पुरुष थे वेसी ही स्त्रियाँ थी। दक्षिण आफ्रिकाकी' 
लड़ाई ही निरक्षरोकी थी, और उसके योद्धा भी निरक्षर थे--वह गरीबोकी 
लड़ाई थी और गरीब ही उसमे जूझे थे। इन भोले और भले भारतवासियोका 
चित्त चुरानेमे मुझे भाषाकी बाधा कमी न पड़ी। उन्हे दूटी-फूटी हिन्दुस्तानी और 
टूटी-फूटी अग्रेजी आती थी और उससे हमारी गाड़ी चल जाती थी। पर में तो 
इस प्रेमके प्रतिदानके रूपमें तमिल-तैलगू सीखना चाहता था। तमिल तो कुछ सीख 
भी लछो। तेलुगु सीखनेका प्रयास हिन्दुस्तावमे किया, पर वह ककहरेके ज्ञानसे आगे 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


नहीं बढ़ सका। में तमिल-तेलुगु नहीं सीख पाया और अब तो शायद ही सीख पाऊँ, 
इसलिए यह आशा रखे हुए हूँ कि ये द्वाविड़ भाषा-माषी हिन्दुस्तानी भाषा सीखेंगे। 
दक्षिण आफ्रिकाके द्वाविड़ मद्गासी तो थोड़ी-बहुत हिन्दी अवश्य बोल लेते हैँ। 
मुश्किल अंग्रेजी पढ़े-लिखोंकी है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो अंग्रेजीका ज्ञान हमारे 
लिए अपनी भाषाएँ सीखनेमें बाधारूप हो ! 

पर यह तो विषयान्तर हो गया | हम अपनी यात्रा पूरी करें। अभी पोंगोला के 
कप्तानका परिचय कराना बाकी है। हम परस्पर मित्र बत गये थे। यह भला कप्तान 
'प्लीमथ ब्दरन” सम्प्रदायका था। इससे हमारे बीच नौका-शास्त्रकी बातींकी अपेक्षा 
अध्यात्म-विद्याकी बातें ही अधिक हुईं। वह नीति और घममं-श्रद्धामें फके मानता था। 
उसके विचारम बाइबिलकी शिक्षा बच्चोंका खेल था, उसकी खूबी ही उसकी सरलतामें 
थी; बालक, स्त्री, पुरष सब ईसाकों और उनके बलिदानको भान हछें, तो उनके 
पाप घूल जायें। इस प्लीमथ ब्रदरवे प्रिटोरियावाले ब्रदरके मेरे परिचयको ताजा 
कर दिया। जिस घममें नीतिकी रखवाली करनी पड़े, वह धर्म उसे नीरस प्रतीत 
हुआ। इस मित्रता और आध्यात्मिक चर्चाकी जड़में मेरा अन्नाहार था। मैं मांस क्‍यों 
नहीं खाता ? गोमांस खानेमें क्या दोष है? क्या पेड़-पौधोंकी तरह ही पशु-पक्षियोंको 
भी ईश्वरने मनुष्यके आहार और आनन्दके लिए नहीं सिरजा है? ऐसी प्रश्नावली 
आध्यात्मिक चर्चा उत्पन्न किये बिना रह ही नहीं सकती थी। 

हम एक-दूसरेको अपने विचार समझा ने सके। में अपने इस विचारमें दृढ़ , 
था कि धर्म और नीति एक ही वस्तुके वाचक हैं। कप्तानकों अपने मतके सत्य 
होनेमें कोई भी शंका नहीं थी। 

चौबीस दितके बाद यह आननन्‍्दप्रद यात्रा प्री हुई और हुगलीका सौन्दय॑ 
निहारता हुआ मैं कलकत्ता उतरा। उसी' दिन मैंने बम्बई जानेका टिकट कटाया। 


२५. हिन्दुस्तानमें 


कलकत्तासे बम्बई जाते हुए प्रयाग बीचमें पड़ता था। वहाँ ट्रेन ४५ मिनट 
रुकती थी। इस बीच मैंने शहरका एक चक्‍कर छगा आनेका विचार किया। मुझे 
केमिस्टकी' दुकानसे दवा भी खरीदनी थी। केमिस्ट ऊेघता हुआ वाहर निकला। दवा 
देनेमें उसने काफी देर कर दी। मैं स्टेशन प्र पहुँचा तो गाड़ी चलती दिखाई पड़ी। 
भले स्टेशन मास्टरने मेरे लिए गाड़ी एक मित्रट रोकी थी, पर मुझे वापस आते न 
देखकर उसने मेरा सामानव उतरवा लेनेकी सावधानी बरती। 

में केलनरके होटलमें ठहरा और वहींसे मैंने अपने कामका श्रीगणेश करनेका 
निरंचय किया। प्रयागके पायोनियर  पत्रकी ख्याति मैंने सुन रखी थी। में जानता 
था कि वह जनताकी आकांक्षाओंका विरोधी है। मेरा झयाढर है कि उस समय 
छोटे श्री चेजनी सम्पादक थे। मुझे तो सभी पक्षवालोंसे मिलकर प्रत्येककी सहायता 
लेनी थी। इसलिए मैंने श्री चेज़नीको मुलाकातके लिए पत्र लिखा। ट्रेन छूट जानेकी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १३३ 


बात लिखकर यह सूचित किया कि अगले ही दिन मुझे प्रयाग छोड़ देना है। उत्तरमे 
उन्होने मुझे तुरत्त मिलनेके लिए बुछाया। मुझे खुशी हुईं। उन्होने मेरी बात ध्याच- 
पूर्वक सुनी। बोले, “आप जो भी लिखकर मेजेये उसपर मैं तुरन्त टिप्पणी लिखूँगा।” 
और साथ ही यह कहा, “लेकिन मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि में आपकी 
सभी माँगोकों स्वीकार कर ही सकूँगा। हमें तो 'कलछोतियल ” (उपनिवेशवालोका) 
दृष्टि-विन्दु भी समझना और देखता होगा।” 

मैने उत्तर दिया, “आप इस प्रर्तका अध्ययन करेगे और इसे चर्चाका विषय 
बनायेगे, इतना ही मेरे लिए बस है। मैं शुद्ध न्यायके सिवा न तो कुछ माँगता हूं 
और न कुछ चाहता हूँ।” 

बाकीका दित मेने प्रयागके भव्य तिवेणी-सगमका दर्शन करनेमे और अपने 
सम्मुख॒ पडे हुए कामका विचार करनेमे बिताया। इस आकस्मिक भेंटने मुझपर 
नेटालमे हुए हमलेका वीज बोया। 

वम्बईमें बिना रुके में सीधा राजकोट गया और वहाँ एक पुस्तिका लिखनेकी 
तैयारीमें लगा। पुस्तिका लिखने और छपानेमे लयभग एक महीना बीत गया ।' उसका 
आवरण हरा था, इसलिए बादमे वह हरी पुस्तिका ' के तामसे प्रसिद्ध हुई। उसमें 
दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोकी स्थितिका मैने जातव-बूझ्कर हलका चित्रण किया 
था। नेठालमे छिखी हुईं दो पुस्तिकाओमें, जिनका जिक्र में पहले कर चुका हूँ मैंने 
जिस भाषाका प्रयोग किया था, इसमे उससे नरम भाषाका प्रयोग किया था, क्योकि 
में जानता था कि छोटा दु'ख भी दूरसे देखने पर बड़ा मारूम होता है! 

'हरी पुस्तिका की दस हजार प्रतियाँ छपाई थईं और उन्हे सारे हिन्दुस्तानके 
अखवारो और सब पक्षोंके प्रसिद्ध छोगोंको भेजा।  पायोनियर में उसपर सबसे पहले 
लेख निकला। उसका सारांश विकायत गया और उस साराशका साराश फिर रायटरके 
द्वारा नेटाछू पहुँचा। वह तार तो तीन पक्तियोका था। वेटालमे हिन्दुस्तानियोके साथ 
होनेवाले व्यवहारका जो चित्र मैंने खीचा था, उसका वह लघु सस्करण था। वह 
मेरे शब्दोंमे नही था। उसका जो असर हुआ उसे हम आगे देखेंगे। धीरे-धीरे सब 
प्रमुख पत्नोमें इस प्रश्तनकी विस्तृत चर्चा हुई। 

इस पुस्तिकाकों डाकसे भेजनेंके लिए इसके पैकेट तैयार करानेका काम 
मुश्किल था और पैसा वेकर इसे कराना खर्चीछा था। मैने सरलू युक्ति खोज ली'। 
मुहल्लेके सब लड़कोको इकट्ठा किया और उनसे सवेरेके दो-तीन घटोसे से जितना 
समय वे दे सके उतना देनेकों कहा। छडकोने इतनी सेवा खुशीसे स्वीकार करली। 
अपनी तरफसे मैंने उन्हें अपने पास जमा होनेवाले काममें आये हुए डाकके टिकट 
और आश्ञीर्वाद देना कबूल किया। लडकोने हँसते-खेलते मेरा काम पूरा कर दिया। 
इस प्रकार छोटे बच्चोकों स्वयसेवक वनानेका यह मेरा पहला प्रयोग था। इन 
बारकोम से दो आज मेरे साथी हैं। 


१. भुस्तिकाका ठेखत १४-८-१८९६ को राजकोट्में समाप्त हुआ था; देखिए खण्ड २, १४ १-४९। 


१३४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इन्ही दिलों बम्बईमे पहुली बार प्लेगका प्रकोप हुआ। चारो तरफ घबराहट फैल 
रही थी। राजकोटमे भी प्केग फैलनेका डर था। मैने सोचा कि मैं आरोग्य-विभागमे 
काम तो कर ही सकता हूँ। मैने अपनी सेवा राज्यकों अर्पण करनेके लिए पत्र लिखा। 
राज्यने जो कमेटी भियुकत की उसमे मुझे भी स्थान दिया। मैने पाखानोकी सफाई 
पर जोर दिया और कमेटीने निश्चय किया कि गली-गली जाकर पाखानोका निरीक्षण 
किया जाये। गरीब छोगोने अपने पाखानोका निरीक्षण क रने देनेमे बिलकुल आनाकानी 
नहीं की; यही वही, बल्कि जो सुधार उन्हें सुझाये गये वे भी उन्होने कर छिये। 
पर जब हम मुत्सद्दी वर्गके यात्री बड़े लछोगोंके घरोका मुआईना करने निकले, तो 
कई जगहोमे तो हमें पाखानेका निरीक्षण करतेकी इजाजत तक न मिली, सुधारकी 
तो बात ही क्‍या की जाये? हमारा साधारण अनूमव यह रहा कि धनिक समाजके 
पाखाने ज्यादा गन्दे थे। उनमें अँघेरा, बदबू और बेहद भनन्‍्दगी थी। खुड्डीम कीडे 
बिलबिलाते थे। जीते-जी रोज नरकमे ही प्रवेश करने-जेसी वह स्थिति थी। हमारे 
सुन्लाये हुए सुधार बिलकुल साधारण थे। मैला जमीतपर न गिराकर कूडेमे गिराये। 
पानीकी व्यवस्था ऐसी की जाये कि वह जमीनमे जज्ब होनेके बदले कूडेमे इकट्ठा 
हो। खुड़्डी और मंगीके आनेकी जगहके बीच जो दीवार रखी जाती है वह तोड़ 
दी जाये, जिससे भंगी सारी जगहको अच्छी तरह साफ कर सके, पाखानें कुछ बडे 
हो जायें तथा उनमें हवा-उजाला पहुँच सके। बड़े छोगोने इन सुधारोकों स्वीकार 
करनेमें बहुत आपत्ति की और आखिर उनपर अमल तो किया ही नहीं। 

कमेटीको भंगियोंकी बस्तीमें भी जाना तो था ही। कमेटीके सदस्योमे से एक 
ही सदस्य मेरे साथ वहाँ जानेको तैयार हुए। भंगियोकी बस्तीमे जाना ओर सो भी 
पाखानोका निरीक्षण करनेके लिए। पर मुझे तो भंगियोकी बस्ती देखकर सामन्द 
आइचर्य ही हुआ। अपने जीवनमें में पहली ही बार उस दिन भगी-बस्ती देखने गया 
था। भगी भाई-बहनोकों हमें देखकर अचम्भा हुआ। मैने उनके पाखाने देखनेकी 
इच्छा प्रकट की। उन्होने कहा: 

/ हमारे यहाँ पाखाने कैसे ? हमारे पाखाने तो जंगरूमें है। पाखाने तो आप 
बड़े आदमियोके यहाँ होते है। 

मैने पूछा, “तो क्या अपने घर आप हमें देखने देंगे! हर 

“४आइए न भाई साहब। जहाँ आपकी इच्छा हो, जाइए। ये ही हमारे घर 

| 2 

ः मैं अन्दर गया और घरकी तथा आँगनकी सफाई देखकर खुश हो 'उ । घरके 
अन्दर सब लिपा-पुता देखा। आँगन झाड़ा-बुहारा था, और जो इने-गिने बरतत भें 
ने सब साफ और चमचमाते हुए थे। मुझे इस बस्तीमें बीमारौके फैलतेका डर नहीं 
दिखाई दिया। हि 

मैं यहाँ एक पाखानेका वर्णन किये बिना नहीं रह सकता। हरएक घरमें नाली 
तो थी ही। उसमें पावी भी गिराया जाता और पेशाब भी किया जाता । इसलिए 
ऐसी कीठरी क्वचित्‌ ही मिलती, जिसमें दुर्गन्‍्ध न हो। पर एक घरमें तो सोनेके 
कमरेमे ही मोरी और पाखावा दोनो देखा; और घरकी वह सारी गन्दगी नालीके 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १३५ 


रास्ते नीचे उतरती थी। उस कोठरीमे खडा भी नहीं रहा जा सकता था। घरके 
लोग उसमे सो केसे सकते होगे, इसे पाठक ही सोच छे। 

कमेटीने हवेली (वैष्णव-मन्दिर)का भी निरीक्षण किया। हवेलीके मुखियाजीसे 
गावी-परिवारका मीठा सम्बन्ध था। मुखियाजीने हवेली देखने देना और सब सम्भव 
सुवार करा देवा स्वीकार किया। उन्होने खुद वह हिस्सा कभी नहीं देखा था। 
हवेलोमे रोज जो जूठन और पत्तले इकट्ठा होती, उन्हे पिछवाडेकी दीवारके ऊपरसे 
फेक दिया जाता था। वह हिस्सा कौओ तथा चीलोका अड्डा बन गया था। पाणाने 
तो गन्दे थे ही। मुखियाजीने कितना सुधार किया, सो मै देख न सका। 

हवेलीकी गन्दगी देखकर दु.ल तो हुआ ही। जिस हवेलीको हम पवित्र स्थान 
मानते हैँ, वहाँ तो आरोग्यके नियमोका अधिक-से-अधिक पालन होनेकी आशा रखी 
जानी चाहिए। स्मृतिकारोने अन्तर्वाह्य शौचपर बहुत जोर दिया है, यह बात उस 
समय भी मेरे ध्यानसे बाहर नहीं थी। 


२६. राजनिष्ठा और जुश्रषा 


शुद्ध राजनिष्ठा जितनी मेने अपनेमें अनुमव की है, उतनी शायद ही मैने दूसरेमें 
देखी हो। में देख पाता हूँ कि इस राजनिष्ठाके मूल सत्यपर मेरा स्वाभाविक प्रेम था। 
राजनिष्ठाका अथवा दूपरी किसी वस्तुका स्वाँग मुझसे कम्मी भरा ही न जा सका। 
नेटालमें जब में किसी समामें जाता, तो वहाँ 'गाड सेव दि किंग” (ईश्वर राजाकी 
रक्षा करे) गीत अवश्य गाया जाता था। मैने अनुमव किया कि मुझे भी वह गीत गाना 
चाहिए। ब्विटिण राजनोतिमें दोष तो में त्व भी देखता था, फिर भी कुल सिलाकर 
मुझे वह नीति अच्छो लगती थी। उस समय मैं मानता था कि ब्रिटिश शासन और 
शापकोका रुख मोटे तोरपर जनताका पोषण करनेवाला है। 

दक्षिण आफ़िकामें मैं इससे उछटी नीति देखता था, वर्ण-द्वेष देखता था। मैं 
मानता था कि यह क्षणिक और स्थानिक है। इस कारण राजनिष्ठामें मैं अंग्रेजोसे 
भी आगे वढ जानेका प्रयत्न करता था। मैने रूगनके साथ मेहनत करके अग्रेजोके 
राष्ट्रगीत 'गॉड सेव दि किंग! की रूप सीख लछी थी। जब वह सभाओमे गाया जाता, 
तो मैं अपना सुर उसमें मिला दिया करता था। और भी जो अवसर आइडस्बरके 
विना राजनिष्ठा प्रदर्शित करनेके आते उन्तमे मैं सम्मिलित होता था। 

इस राजनिष्ठाकों अपनी पूरी जिन्दगीमें मैने कभी भुलाया नहीं। इससे व्यक्तिगत 
लाम उठानेका मैंतें कमी विचार तक नहीं किया। राजमक्तिको ऋण समझकर मैने 
सदा ही उसे चुकाया है। 

मैं जब हिन्दुस्तान आया तब महारानी विक्टोरियाकी डायमड जुबिली (हीरक 
जयत्ती) की तैयारियाँ चल रही थी। राजकोटमें भी एक समिति बनी। मुझ उसका 
निमन्त्रण मिला। मैने उसे स्वीकार किया। उसमें मुझे दम्मकी गन्ध आई ु मैने देखा 
कि उसमें दिल्लावा बहुत होता है। यह देखकर मुझे ढुूंख हुआ। समितिमे रहने या 


१३६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


न रहनेका प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ। अत्तमें मैने निए्चय किया कि अपने कत्तंव्य 
का पालन करके सन्‍्तोष करूं। 

... एक सुझाव यह था कि वृक्षारोपण किया जाये। इसमे मुझे दम्म दिखाई पड़ा। 
ऐसा जान पडा कि वृक्षारोपण केवल साहवोकों खुश करनेके लिए हो रहा है। मैंने 
लोगोंकों समझातेका प्रयत्त किया कि वृक्षारोपण के लिए कोई विवग नहीं करता, 
वह एक सुझाव-मात्र है। वृक्ष छगाने हो तो पूरे दिलसे छगाने चाहिए, नहीं तो 
बिलकुल नहीं छंगाने चाहिए। मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि जब में ऐसा कहता 
था, तो लोग मेरी बातकों हँसीमे उडा देते थे। अपने हिस्सेका पेड़ मैने अच्छी तरह 
लगाया और बहू पल-पुसकर बढ़ा, इतना मुझे याद है। 

'गॉड सेव दि किंग” गीत में अपने परिवारके वालकोकों सिखाता था। मुझे 
याद है कि मैने उसे ट्रेनिंग कालेजके विद्याथियोकों सिखाया था। छेकित वह यही 
अवसर था अथवा सातवे एडवर्डके राज्यारोहणका अवसर था, सो मुझे ठोक याद नहीं 
है। आगे चलकर मुझे यह यीत खटका। जैसे-जैसे अहिंसा सम्बन्धी विचार मेरे 
मन दृढ होते गये, वैसे-वैसे में अपनी वाणी और विचारों पर अधिक निगरानी 
रखने ऊलूंगा। उस गौीतमे दो पंक्तियाँ ये भी हैँ: 

उसके शत्रुओका नाश कर, 

उनके पड़यन्त्रोको विफल कर। 
इन्हें गाना मुझे खठका। अपने मित्र डा० वूथक्रों मैनें अपनी कठिताई बताई । उत्होंने 
भी स्वोकार किया कि यह गाना अहिसक मनृष्यकों शोमा नही देता। झत्रु कहलाने- 
वाले दगा ही करेगे, यह कैसे मान लिया जायें? यह कैसे कहा जा सकता है कि 
जिन्हे हमने अपने शत्रु माना वे बुरे ही होंगे? ईववरसे तो न्याय ही माँगा जा 
सकता है। डा० वूथनें इस दलोलको माना। उन्होंवे अपने समाजमें गानेके लिए 
एक नये ही गीतकी रचना की। डा० वृथका विशेष परिचय हम आागे करेगे। 

राजनिष्ठाको तरह शुअशषाका गुण भी मुन्नमें स्वाभाविक था। यह कहा जा 

सकता हैं कि वीमारोको सेवा करनेका मुझे शौक था, फिर वे अपने हों या 
पराये। 

राजकोटमें मेरा दक्षिण आफ्रिकाका काम चल रहा था, इसी बीच मैं वम्बई 
हो आया। खास-खास शहरोमे सभाएँ करके विगेष रूपसे लोकमत तैयार करलेका 
मेरा इरादा था। इसी रुपालसे मै वहाँ गया था। पहछे में स्यायमूर्ति रानडेसे मिला। 
उन्होंने मेरी बात ध्यानसे सुनी, और मुझे सर फीरोजशाह मेहतासे मिलनेकी सलाह 
दी। बादमें मैं जस्टितत वदरुह्ीत तैयबजीसे मिलता। उन्होंने भी मेरी वात चुनकः 
बहो सलाह दो और कहा: “/जस्टित रावडें और मैं आवका बहुत कम मार्गदर्शन 
कर सकेंगे। हमारो स्थिति तो आप जानते हैं। हम सार्वजनिक काममें हाथ नहीं 
बेटा सकते। पर हमारी भावना तो आपके साथ है ही। सच्चे मार्यदर्शक तो सर 
फीरोजशाह है।” 


१. डवेनके सेंट एडेन्स चचेके पादरी। 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १३७ 


सर फीरोजबाहसे तो भुझे मिलना ही था। पर इन दो गुरुजनोके मुंहसे उनकी 
सलाहके अनुसार चलनेकी बात सुनकर मुझे इस बातका विशेष बोध हुआ कि सर 
फोरोजजाहका जनतापर कितना प्रमुत्व था। मैं सर फीरोजशाहसे मिला। उनके तेजसे 
चकाचोब हो जानेको तो में तेयार था ही। उनके लिए प्रयुक्त होनेवाले विशेषणोकों 
में सुन चुका था। मुझे 'वम्बईके शेर” और वम्बईके 'वेताजके बादशाह से मिलना 
था। पर बादगाहने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेमसे अपने नौजवान वेटेसे मिलता 
है, उस्ती तरू वे मुझसे मिले। उनसे मुझे उनके “चेम्बर ' में मिलना था। उनके पास 
उनके अनुयाविय्रोका दरवार तो भरा ही रहता था। वाच्छा थे, कामा थे। इनसे 
उन्होंने भेरी पहचान कराई। वाच्छाका नाम में सुन चुका था। वे सर फीरोजशाहके 
दाहिने हाथ माने जाते थे। वीरचन्द याधीने अकशास्त्रीके रूपमे मुझे उनका परिचय 
दिया था। उन्होने कहा, “ गाधी, हम फिर मिलेगे।” 

इस सारी वातचीतमे मुश्किलसे दो मिनट लगे होगे। सर फीरोजशाहने मेरी बात 
सुन छी। न्यायमूर्ति रानडे और तेयवजीसे मिल चुकनेकी बात भी मैने उन्हे बतला दी। 
उन्होंने कहा “ गावी, तुम्हारे छिए मुझे आम सभा करनी होगी। मुझे तुम्हारी मदद 
करनी चाहिए।” फिर अपने मुहरिरकी ओर मुडे और उसे समाका दित निदिचित 
करनेको कहा। दिन निश्चित करके मुझे विदा किया। सभासे एक दिन पहले आकर 
मिलनेकी आज्ञा की। में निर्मम होकर मन ही मल खुश होता हुआ घर लौठा। 

वम्वईकी इस यात्रामे में वहाँ रहनेवाले अपने वहनोईसे मिलने गया । वे बीमार 
थे। घरमे गरीबी थी। अकेली वहनसे' उनकी सेवा-शुश्रूषा हो नहीं पाती थी। बीमारी 
गम्भौर थी। सैने उन्हे अपने साथ राजकोट चलनेकों कहा। वे राजी हो गये। 
वहन-वहनोईकों छेकर में राजकोट पहुँचा। बीमारी अपेक्षासें अधिक ग्रम्भीर हो 
गई। मैने उन्हे अपने कमरेमे रखा। में सारा दिन उतके पास ही रहता था। रात्में 
भी जागना पडता था। उसकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण आफ्रिकाका काम कर रहा 
था। वहनोईका स्वरवास हो गया। पर उनके अन्तिम दिवोमे उनकी सेवा करनेका 
अवसर मुझे मिला, इससे सुझे वडा सन्तोप हुआ। 

शुश्रुपाके मेरे इस शौकने आये चलकर विशारू रूपए धारण कर लिया ) वह 
भी इस ह॒द तक कि उसे करते हुए मैं अपना घत्वा छोड़ वेता था। अपनी 
धर्मपत्तीको और सारे परिवारकों भी उसमें लगा देता था। 

इस वृत्तिको मैने शौक कहा है, क्योंकि मैने देखा है कि जब ये गृण 
आनन्ददायक हो जाते है, तमी निभ सकते हैँ। खीच-तावकर अथवा दिखावेके लिए 
था लोकछाजके कारण की जानेवाली सेवा आदमीको कुचल देती है और ऐसी सेवा 
करते हुए आदमी मुरझा जाता है। जिस सेवामें आनन्द नहीं मिलता, वह न 
सेवकको फलतो है, न सेव्यको रुचिकर छूगती है। जिस सेवामे आनन्द मिलता हैं, 
उस सेवाके सम्मुख ऐश-आराम या घवोपाज॑न इत्यादि कार्ये तुच्छ अतीत होते है। 


३. रलियातवहन ) 


(२८ सम्पूर्ण गाथी वाइमय 
२७, बम्बईमें सभा 


सा बहनोईके देहान्तके दूसरे ही दिन मुझे बम्बईकी सभाके लिए जाना था। 
नेक सभाके लिए भाषणकी बात सोचने योग्य समय मुझे मिला नहीं था। 
लम्बे जागरणकी थकावट माल्म हो रही थी। आवाज भारी हो गई थी। ईहवर 
जैसे-तैसे मुझे निबाह लेगा, यह सोचता हुआ मैं बम्बई पहुँचा। भाषण लिखतेकी 
बात तो मेने सपनेमे भी नहीं सोची थी। 

सभाकी तारीखके एक दिन पहले शामको पाँच बजे आज्ञानुसार मै सर फीरोज- 
दाहके दफ्तरमे हाजिर हुआ। 

उन्होने पूछा, “ गाघी, तुम्हारा भाषण तैयार है? 

मैने डरते-डरते उत्तर दिया, “जी नहीं, मैने तो जवानी ही बोलनेकी वात 
सोच रखी है। 

“ बम्बईमें यह नहीं चलेगा। यहाँका रिपोटिंग खराब है। यदि समासे हमें कुछ 
फायदा उठाना हो तो तुम्हारा भाषण लिखा हुआ ही होना चाहिए और वह रातो- 
रात छप जाना चाहिए। भाषण रात ही में लिख सकोगे न? ” 

में घबराया। पर मैने लिखनेका प्रयत्न करनेकी हामी भरी। 

बम्बईके सिंह बोले, “तो मुंशी तुम्हारे पास भाषण छेने कब पहुँचे? 

मैने उत्तर दिया, “ग्यारह वजे।” 

सर फौरोजशाहने अपने मुंशीकों उस वक्‍त भाषण प्राप्त करके 'रातो-रात छपा 
लेनेका हुक्म दिया और मुझे बिदा किया। 

दूसरे दिन मैं सभामें गया। वहाँ में यह अनुभव कर सका कि भाषण लिखनेका 
आग्रह करनेमें कितवी वृद्धिमानी थी। फरामजी कावसजी इन्स्टिट्यूटके हालमें सभा 
थी। मैने सुत रखा था कि जिस सभामें सर फीरोजशाह बोलनेवाले हों, उस समामे 
खडे रहनेको जगह नहीं मिरुती। ऐसी सभाओंमें विद्यार्थी-समाज खास रस लेता था। 
ऐसी सभाका मेरा यह पहला अनुभव था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी आवाज 
कोई सुन न सकेगा। मैने काँपते-काँपते भाषण पढ़ता शुरू किया। सर फीरोजशाह 
मुझे प्रोत्साहित करते जाते थे। “जरा और ऊँची आवाजसे, ” यो कहते जाते थे। मुझ 
कुछ ऐसा झ्यालू है कि इस प्रोत्साहनसे मेरी आवाज और धीमी पडती जाती थी। ' 

पुराने मित्र केशवराव देशपाण्डे भेरी मददकों बढे। मैने भाषण उनके हाथमे 
दिया। उतकी आवाज तो अच्छी थी, पर श्रोतागण क्‍यों सुनने लगे? वाच्छा, 
'बाच्छा ' की पुकारसे हाल गूंज उठा! वाच्छा उठे। उन्होंने देशपाण्डेके हाथसें कार्गज 
के लिया और मेरा काम बन गया। समामें तुरन्त शान्ति छा गई और अथसे इति 
तक समाने भाषण सुना। प्रथाके अनुसार जहाँ जरूरी था वहाँ 'शेम-शेम ' (घिवकार- 
घिक्‍कार)की और तालियोंकी आवाज भी होती रही। मुझे खुशी हुई। 


१, भाषणकी छपी प्रति उपलब्ध नहीं है। समावारपत्रोंमें भाषणके विवरणके लिये देखिए खण्ड 3 
पृष्ठ ७७-९०॥ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १३९ 


सर फीरोजशाहको मेरा भाषण अच्छा छूग्रा। मुझे गगा नहानेका-सा सत्तोष 
हुआ | 

इस समाके परिणामस्वरूप देशपाण्डें और एक पारसी सज्जनकी इच्छा हुई 
और दोवोने मेरे साथ दक्षिण आफ्रिका जानेका अपना निहचय प्रकट किया। पारसी 
सज्जन आज एक सरकारी पदाधिकारी है, इसलिए उनका नाम प्रकट करते हुए 
मैं डरता हूँ। उनके निर्चयकों सर खुरशेदजीने डिग्रा दिया, और उस डियनेके मूलमें 
एक पारसी बहन थी। उनके सामने प्रइव था * व्याह करे या दक्षिण आफ्रिका जाये ? 
उन्होने ब्याह करना अधिक उचित समझा। पर इन पारसी मित्रकी ओरसे पारसी 
रुस्तमजीने प्रायश्वित्त किया, और पारसीवहनकी तरफका प्रायश्चित दूसरी पारसी 
बहनें सेविकाका काम करके और खादीके पीछे वैराग्य लेकर कर रही हैं। इसलिए 
इस दम्पतीकों मैने क्षमा कर दिया है। देशपाण्डेके सामने व्याहका प्रतोभन न था, 
पर वे नहीं आ सके । उसका प्रायश्चित्त तो वे खुद ही कर रहे है। वापस दक्षिण 
आफ्रिका जाते समय जजीवारमे तैयबजी नामके एक सज्जन मिले थे। उन्होंने भी 
भानेकी आशा बेंधाई थी। पर वे दक्षिण आफ्रिका क्यों आने छगे ? उनके न नेके 
अपराधका बदला अब्बास तैयबजी चुका रहे है। वैरिस्टर मित्रोको दक्षिण आफ्रिका 
आनेके' लिए ललचानेके मेरे प्रयत्न इस प्रकार निष्फल हुए। 

यहाँ मुझे पेस्तनजी पादशाहकी याद आ रही है। उनके साथ विलायतसे ही 
मेरा मीठा सम्बन्ध हो गया था। पेस्तनजीसे मेरा परिचय हून्दनके एक अन्नाहारी 
भोजनालयमें हुआ था। मैं जानता था कि उतके भाई वरणोरजी दीवाना के नामसे 
प्रख्यात थे। मैं उनसे मिला नहीं था, पर मित्र-मण्डलीका कहना था कि वे सनकी 
हैं। धोड़ेपर दया करके ट्राममें नही बैठते थे। शतावबानीके समान स्मरणशक्ति होते 
हुए भी डिग्रियाँ नही छेते थे। स्वमावके इतने स्वतन्त्र कि किसीसे भी दबते न थे। 
और पारसी होते हुए भी अन्नाह्मरी थे! पेस्तनजी ठीक वैसे नहीं माने जाते थे 
पर उतकी होशियारी प्रसिद्ध थी। उनकी यह ख्याति विलायतमें भी थी। किन्तु 
हमारे वीचके सम्बन्धका मूल तो उनका अन्नाहार था। उनकी वुद्धिमत्ताकी बराबरी 
करना मेरी शक्तिके वाहर था। 

वम्बईमें मैने पेस्तनजीकों खोज निकाला। वे हाईकोर्टके प्रोथोनोटरी (मुख्य 
लेखक) थे। मै जब मिला तब वे बृहत्‌ गुजराती शब्दकोशके काममें लगे हुए थे। 
दक्षिण आफ्रिकाके काममे मदद माँगनेकी दृष्टिसे मैने एक भी मित्रकों छोडा नहीं था। 
पेस्तनजी पादशाहने तो मुझे भी दक्षिण आफ़िका ने जानेकी सलाह दी। बोले: 

“ मुझसे आपकी मदद तो क्या होगी ! पर मुझे आपका दक्षिण आफ्रिका छौठना 
ही पसन्द नहीं है। यहाँ अपने देशमे ही कौन कम काम है! देखिए, अपनी भाषाकी 
ही सेवाका कितना बड़ा काम पड़ा है? मुझे विज्ञात-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दोके 
पर्याय ढूँढने है। यह दो एक ही क्षेत्र हुआ। देशकी गरीबीका विचार कीजिए। 
दक्षिण आफ़िकामें हमारे भाई कंष्टमें अवश्य है, पर उसमें आपके जेसे आदमीका 
खप जाना मैं सहन नहीं कर सकता। यदि हम यहाँ अपने हाथमे राजसत्ता डे ले, 


33 सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तो वहाँ उनकी मदद अपने-आप हो जायेंगी। आपको तो मैं समझा नहीं सकता, 
पर आपके-जैसे दूसरे सेवकोंको आपके साथ करानेमे में कभी मदद नहीं करूँगा।” 
मुझे ये वचन अच्छे न छगे। पर पेस्तनजी पादशाहके प्रति मेरा आदर वढ़ 

गया। उनका देशप्रेम और भाषा-प्रेम देखकर में मुग् हो गया। इस प्रसंग्से हमारे 
बीचकी प्रेमगाँठ अधिक पक्की हो गई। में उनके दृष्टिकोणकों अच्छी तरह समझ 
गया। पर मुझे छगा कि दक्षिण आफ्रिकाका काम छोडनेके बदले उनकी दृष्टिसि भी 
मुझे उसमे अधिक जोरसे लगे रहना चाहिए। देशभवक्‍तको देशसेवाके एक भी अंगकी 
ययासम्भव उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और मेरे लिए तो गीताका यह इंछोक तैयार 
ही था: 

श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 

स्वधर्मे मिधनं श्रेय: परधर्मो भयावहः॥ (३, ३५) 


ऊँचे परधर्मसे मीचा स्ववर्म अच्छा है। स्ववर्ममे मौत भी अच्छी है, परवर्म 
तो भयावह है। 


२८, पूत्रा और मद्गास 


सर फीरोजशाह मेहताने मेरा मार्ग सरल कर दिया था। वम्बईसे में पूना 
गया।' मुझे मालूम था कि पूनामे दो दक थे। मुझे तो सबकी मददकी जरूरत 
थी। में छोकमान्य तिलकसे मिला। उन्होने कहा: 

“ सब पक्षोकी सदद लेनेका आपका विचार बिलकुल ठीक है। आपके मामलेमें 
कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके लिए तटस्थ समापति चाहिए। 
आप प्रो० भाण्डारकरसे मिलिए। वे आजकछ किसी आन्दोलनमे सम्मिलित नही होते । 
पर सम्भव है कि इस कामके लिए आगे आ जाये। उनसे मिलनेके बाद मुझे सूचित 
कीजिए, क्या हुआ। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। आप श्० गोखलेसे तो 
मिक्ेगो ही। मेरे पास आप जब आता चाहे, तिःसकोच आइए। क 

लोकमान्यका यह मेरा प्रथम दर्शन था। मैं उनकी लोकप्रियताका कारण तुरन्त 
समझ गया। 

यहाँसे मैं गोखछेके पास गया। वे फर्म्यूसत काछेजमे थे। मुझसे वढडे प्रेमसे 
मिले और मुझे अपना बता लिया। उनसे भी मेरा यह पहंछा ही परिचय था। पर 
ऐसा जान पडा, मानों हम पहले मिल चुके हो। सर फीरोजश्ाह मुझे हिमालय जसे, 
लोकमान्य समुद्र-जैसे और ग्रोखछे गंगा-जैसे छंगे। मे गगामे नहा सकता था। हिमालय 
पर चढा नहीं जा सकता था। समुद्रभे डूबवेका डर था। गगाकी गोदमे तो खेला 
जा सकता था। उसमें डोगियाँ लेकर सैर की जा सकती थी। गोखलेने बारीकीसे 


१. पूना यावरकि अन्य विवरणोंके लिए देखिए खण्ड २१६ ४४ ४९०३ और खण्ड २०, (8 ३८२३-८६ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १४१ 


मेरी जाँच की-- उसी तरह, जिस तरह स्कूछमे भरती होते समय किसी विद्यार्थी 
की की जाती है। उन्होने मुझे बताया कि में किस-किससे और कैसे मिल और 
सेरा भाषण देखनेकों माँगा। मुझे कालेजकी व्यवस्था दिखाई। जब जरूरत हो तब 
फिर मिलनेकों कहा। डा० भाण्डारकरके जवाब॒की ख़बर देवेको कहा और मुझे विदा 
किया। शजलनीतिके क्षेत्रसमे जो स्थान गोखलेने जीते-जी भेरे हृदयमे प्राप्त किया, और 
स्वर्ंगंवासके वाद आज भी जो स्थान उन्हे प्राप्त है, वह और कोई पा नही सका। 

रामकृष्ण भाण्डारकरने मेरा वेसा ही स्वागत किया, जैसा कोई बाप बेटेका 
करता है। उनके यहाँ गया तब दुपहरीका समय था। ऐसे समयमें भी मैं अपना 
काम कर रहा था, यह चीज ही उस उद्यमी श्ञास्त्रज्षको प्यारी छमी। और तटस्थ 
समापतिके लिए भेरे आग्रहकी वात सुनकर देद्स इट, देट्स इट' (यही ठीक है, 
यही ठीक है)के उदमार उनके मुूंहसे सहज ही निकल पड़े। 

बातचीतके अन्तमे वे बोले, “तुम किसीसे भी पूछोगे तो वह बतकायेया कि 
आजकल में किसी राजनीतिक काममें हिस्सा नही छेता हूँ, पर तुम्हे में खाडी हाथ 
नहीं लौटा सकता। तुम्हारा मामछा इतना मजबूत है, और तुम्हारा उद्यम इतना 
स्तुत्य है कि में तुम्हारी समामे आवनेसे इनकार कर ही नहीं सकता। यह अच्छा हुआ 
कि तुम श्री तिलक और श्री गोखछेसे मिल लिये! उनसे कहो कि में दोनों पक्षो 
द्वारा बुलाई गई समामे खुशीसे आऊँगा और समापति-पद स्वीकार करूँगा। समयके 
वारेमे मुझसे पूछवेकी जरूरत नहीं है। दोनो पक्षोकों जो समय अनुकूल होगा, मुझे 
वह अनुकूल होगा।” यो कहकर उन्होने घन्यवाद और आश्ञीर्वादके साथ मुझे विदा 
किया। 

बिता किसी हो-हल्ले और आड्म्बरके एक सादे मकानमे पून्ताकी इस विद्वान 
और त्यागी मण्डलीने समा की और मुझे सम्पूर्ण प्रोत्साहनके साथ विदा किया। 

वहाँसे में मद्रास गया। मद्रास तो पागल हो उठा। वालूसुन्दरमृके किस्सेका 
सभापर गहरा असर पडा। मेरे लिए मेरा भाषण अपेक्षाकंत लम्बा था। पूरा छपा 
हुआ था। पर समावे उसका एक-एक शब्द घ्यानपूर्वकं सुना। सभाके अच्तमें उस 
“हरी पुस्तिका” पर लोग दूठ पडे। मद्रासमे सशोवन और परिवर्धनके साथ उसकी 
दस हजारकी दूसरी आवृत्ति छपाई थी। उसका अधिकाश विकल ग्या। पर मैने 
देखा कि दस हजारकी जरूरत नही थी। मैने लोगोके उत्साहका कुछ अधिक अन्दाज 
लगा लिया था। मेरे भाषणका प्रभाव तो अग्नेजी जाननेवाले समाज पर ही पड़ा था। 
उस समाजके किए अकेले सद्रास शहरमे दस हजार प्रतियोकी आवश्यकता नहीं हो 
सकती थी। 

यहाँ मुझे सबसे अधिक मदद स्व० जी० परसेश्वरन्‌ पिल्लेसे मिल्ली। वे भद्गास 
स्टैडर्ड ' के सम्पादक थे। उन्होंने इस प्रइचका अच्छा अध्ययन कर लिया था। ने मुझे 
अपने दफ्तरमे समय-समय पर बुराते और मेरा मार्यदशेन करते रहते थे। हिन्दू के 
जी० सुन्नह्मप्यमूसे भी मै मिल्ाा था। उन्होने और डा० सुब्रह्राण्यम्‌ते भी पूरी सहानुभूति 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १२०१-३३ 


पे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दिखाई थी। पर जी० परमेश्वरन्‌ पिल्लेने तो मुझे इस कामके लिए अपने समाचार- 
पत्रका मनवाहा उपयोग करनेकों कहा, और मैने निःसकोच उसका उपयोग किया 
भी। सभा पाच्याणा हालमे हुई थी और भेरा छ्याल है कि डा० सुब्रह्मण्यम उसके 
सभापति बने थे। है 

मद्रासमें सबके साथ विशेषकर अंग्रेजीमं ही बोलना पड़ता था, फिर भी मैंने 
बहुतोंसे इतना प्रेम और उत्साह पाया कि मुझे घर-जैसा ही छगा। प्रेम किन बच्धनो 
को नहीं तोड़ सकता ? 


२९. “जल्दी लोटिए ! 


मद्राससे में कलकते गया। कलकत्तेमें मेरी कठिवाइयोंका पार ने रह्मय। वहाँ 
मै ग्रेट ईस्टर्न ” होटलमे ठहरा। किसीसे जान-पहचान नहीं थी। होटलमे डेली 
देलीग्राफ के प्रतिनिधि श्री एलर थार्पसे पहिचान हुई। वे बंगाल कलबमे रहते थे। 
उन्होने मुझे वहाँ आतेके लिए न्योता) उस समय उन्हें पता चही था कि होटलके 
दौवानखानेमें किसी हिन्दुस्तानीकों नहीं छे जाया जा सकता। बादमे उन्हें इस प्रतिबन्धका 
पता चला। इससे वे मुझे अपने कमरेमें छे ग्ये। हिन्दुस्तानियोके प्रति स्थानीय 
अग्रेजोंका तिरस्कार देखकर उन्हें खेद हुआ। मुझे दीवानखानेमें व के जानेके लिए 
उन्होंने क्षमा माँगी। 

' बंगालके आराध्य देव ' सुरे्द्रनाथ बेनर्जीसे तो मुझे मिलना ही था। उनसे मिला | 
जब में मिला, उनके आसपास दूसरे मिलनेवाले भी बैठे थे। उन्होंने कहा: 

“मुझे डर है कि छोग आपके काममें रस नहीं छेगे। आप देखते है कि देदामें 
ही कुछ कम विडम्बनाएँ नहीं है। फिर भी आपसे जो हो सके अवश्य कीजिए। 
इस काममें आपको महाराजाओकी मददकी जरूरत होगी। आप ब्रिठिश इंडिया 
एसोसिएशनके प्रतितिधियोसे मिलिए; राजा सर प्यारीमोहन मुखर्जी और महाराजा 
टैगौरसे भी मिलियेगा। दोतो उदार वृत्तिके है, और सार्वजनिक कामोमें काफी हिस्सा 
लेते है रा! 

मै इन सज्जनोंसे मिला। वहाँ मेरी दाल न गली। दोतोंते कहा, ४ कलकत्तेमें 
सार्वजनिक सभा करता आसान काम नहीं है। पर करती ही हो, तो उसका बहुत- 
कुछ आधार थुरेन्द्रनाथ बेनर्जी पर होगा।* पे 

मेरी कठिनाइयाँ बढती जा रही थी। मैं 'अमृतबाजार पत्रिका के कार्योलियम 
गया। वहाँ भी जो सज्जव मुझे मिल्े उन्होंने यह मान लिया था कि मैं कोई रमता- 
राम हूैँ। 'बगवासी ते तो हंद कर दी। मुझे एक घंटे तक बैठायें रखा। सम्पादक 
महोदय दूसरोके साथ बातचीत करते जाते थे। लोग आते-जाते रहते थे, पर तम्पादकजी 
मेरी तरफ देखते भी न थे। एक घठे तक राह देखनेके बाद जब मैने अपनी बात 
छेडी, तो उन्होने कहा, “ आप देखते नहीं है, हमारे पास कितना काम पडा है! 
आप-जैसे तो कई हमारे यहाँ आते रहते है। आप वापस जायें यही अच्छा है । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १४३ 


हमें आपकी बात नहीं सुतनी है।” मुझे क्षण-भर दु ख तो हुआ, पर मै सम्पादकका 
दृष्टिकोण समझ गया। “बगवासी की ख्याति मैने सुन रखी थी। सम्पादकके पास 
लोग आते-जाते रहते है, यह भी मैं देख सका था। वे सब उनके परिचित थे | 
उनका अखबार हमेशा भरा-पूरा रहता था। उस समय दक्षिण आफ्रिकाका नाम भी 
कोई भुश्किलसे जानता था। 

नित तये आदमी अपने दुखड़े छेकर आते ही रहते थे। उनके लिए तो अपना 
दुख वडी-से-वडी समस्या होती, पर सम्पादकके पास ऐसे दुखियोकी भीड़ छूगी रहती 
थी। वह बेचारा सबके लिए क्या कर सकता था ? पर दुखियाकी दृष्टिमे सम्पादककी 
सत्ता बड़ी चीज होती है, हालांकि सम्पादक स्वयं तो जानता है कि उसकी सत्ता 
उसके दफ्तरकी दहलीज भी नहीं लाध पाती। मैं हारा नहीं। दूसरे सम्पादकोसे' 
मिलता रहा। अपने रिवाजके अनुसार मैं अग्नेजोसे भी मिला। ' स्टेट्समेन ' और 
“इग्लिशमेन दोनों दक्षिण आफ्रिकाके सवालका महत्व समझते थे। उन्होने लम्बी 
मुछाकाते छापी ।' 

'इस्लिशमेन के श्री साडर्सने मुझे अपनाया। मुझे उनके दफ्तर और अखबारका 
उपयोग करनेंकी पूरी अनुकूलता प्राप्त हो गई। उन्होने अपने अग्रलेखमें काटछाँट 
करनेकी भी छूट मुझे दे दी। यह कहना अतिशयोक्ति त होगी कि हमारे बीच 
स्‍्नेहका सम्बन्ध हो गया। उन्होनें मुझे वचन दिया कि जो मदद उनसे हो सकेगी, 
वे करते रहेगे। मेरे दक्षिण आफ्रिका छौट जानेपर भी उन्होने मुझसे पत्र लिखते 
रहनेको कहां और वचन दिया कि स्वयं उनसे जो-कुछ हो सकेगा, वे करेगे। मैने 
देखा कि इस वचनका उन्होने अक्षरश पालन किया, और जब तक वे बहुत बीमार 
नहीं हो गये, मुझसे पत्र-व्यवहार करते रहे। 

मेरे जीवन ऐसे अनचीते मीठे सम्बन्ध अनेक जुडे है। श्री साडर्सको मेरी 
जो वात अच्छी रूगी, वहु थी अतिशयोक्तिका अभाव और सत्यपरायणता। उन्होने 
मुझसे जिरह करनेमें कोई कत्तर नहीं रखी थी। उसमे उन्होने अनुभव किया कि 
दक्षिण आक्रिकाके गोरोके पक्षकों निष्पक्ष भावसे रखनेमे और भारतीय पक्षसे उसकी 
तुलना करनेमें मैने कोई कमी नहीं रखी थी। 

मेरा अनुमव मुझे बतलाता है कि प्रतिपक्षीको न्याय देकर हम जल्‍दी न्याय 


पा जाते हैं। 
इस प्रकार मुझे अनसोची मदद मिल जानेंसे कलकत्तेमें भी सार्वजनिक समा 


गम बैंठेगी क-] 


होनेकी आशा बँधी। इत्तनेमें डबंनसे तार मिला: “पालियामेट जनवरीमें बैठेगी। 
जल्दी लोटिए।” 

इससे अखवारोमें एक पत्रा लिखकर मेने तुरन्त छौठ जानेकी जरूरत जता दी 
और कलकत्ता छोडा। दादा अब्दुल्लाके वम्बईके एजेटको तार दिया कि पहले स्टीम रसे 
मेरे जानेकी व्यवस्था करे। दादा अव्दुल्ठाने स्वयं 'क्रलैड' नामका स्टीमर खरीद 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १३५-१३८ और १४२-४७॥ 
२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १३८-४२। 


5 सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


लिया था। उन्होने उसमे मुझे और भेरे परिवारकों मुफ्त के जानेका आग्रह किया। 
मेने उसे वन्‍्यवाद-सहित स्वोकार कर लिया और दिसम्बरके आरम्भमे मै ' क्रलैड ' 
स्‍्टीमरसे अपनी धर्मपत्ती, दो लड़को और अपने स्व० वहनोईके एकमात्र लड़केको' 
लेकर दूसरी वार दक्षिण आफ्रिकाके छिए रवाना हुआ। इस स्टीमरके साथ ही इसरा 
' लादरी ” स्टीमर भी डर्वनके लिए रवाना हुआ। दादा अब्दुल्ला उसके एजेंट थे 
दोनो स्टीमरोमे' कुछ मिलाकर करीब ८०० हिन्दुस्तानी यात्री रहे होगे। उनमें आधेसे 
अधिक लोग द्वान्तवाल जानेवाले थे। 


तीसरा भाग 
१, तृफानकी आगाही 


कुटुम्बके साथ यह मेरी पहली समुद्री यात्रा थी। मैने कितनी ही वार लिखा 
है कि हिन्दू समाजमें व्याह वचपतमे होनेके कारण और मध्यम श्रेणीके छोगोमे पतिके 
प्रायः साक्षर और पत्नीके निरक्षर होनेके कारण पति-पत्नीके जीवनमे अन्तर रहता 
हैं और पतिको पत्नीका शिक्षक बनना पड़ता है। मुझे अपनी धर्मपत्नी और वाहूकोकी 
वेश-मूषाकी, खाने-पीनेकी और वोलचालकी सेमाल रखनी होती थी । मुझे उन्हे रीति- 
रिवाज सिखाने होते थे। उन दिनोकी कितनी ही वातोकी याद करके मुझे आज भी 
हँसी आ जाती है। 

हिन्दू पत्नी पति-परायणतामे अपने धर्मकी पराकाष्ठो मानती है; हिन्दू पति 
अपनेको पत्नीका ईश्वर मानता है। इसलिए पत्वीको पति जैसा वचाये वैसा नाचना 
होता है! 

जिस समयकी वात लिख रहा हूँ, उस समय में मानता था कि सभ्य माने 
जानेके लिए हमारा बाहरी आचार-व्यवहार यथासम्भव यूरोपीयोसे मिलता-जुलता होना 
चाहिए। ऐसा करनेसे ही लोगो पर प्रमाव पड़ता है, और बिना प्रभाव पड़े देश-सेवा 
नही हो सकती। 

इस कारण पत्नीकी और वच्चोकी वेश-भूषा मैने ही पसन्द की। स्त्री-वच्चोका 
परिचय काठियावाड़ी वनियोके रूपमे कराना मुझे कैसे अच्छा लगता? भारतीयों 
पारसी अधिक-से-अधिक सुधरे हुए माने जाते थे। बतएवं जहाँ यूरोपीय पोज्ञाकका 
अनुकरण करना अनुचित प्रतीत हुआ, वहाँ पारसी पोशाक अपनाई। पत्नीके लिए 
साडियाँ पारसी बहनोंके ढंगकी खरीदी। वच्चोके लिए पारसी कोट-पतलून खरीदे। 
सबके छिए वूट और मोजे तो जरूरी थे ही। पत्नी और बच्चोको दोनो चीजें कई 
महीने तक पसन्द नहीं पड़ी। जूते काटते | सोजें वदव्‌ करते । पर सृज जाते। लेकित 


१, गोकुलदास | हे 
२. एस० शुस० नादरी गम्बईसे २८-२१-१८९६ को भौर एस० एस० कूरठेंड ३०-११-१८९६ को 


खाना हुए ये | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १४५ 


इन सारी अडचनोके जवाब मेरे पास तैयार थे। उत्तरकी योग्यताकी अपेक्षा 
आज्ञाका वल तो अधिक था ही। इसलिए पत्नी और बालकोने पोशाकके फेरफारको 
छावचारीसे स्वीकार कर लिया। उतनी ही लाचारी और उससे भी अधिक अरुचिसे 
खानेमे उन्होंने छुरी-कॉटेका उपयोग शुरू किया। बादमे जब मेरा मोह दूर हुआ, तो 
उन्होने वूट-मोजे, छुरी-काँटे इत्यादिका त्याग किया। शुरूमे जिस तरह ये परिवर्तन 
दुखदायक थे, उसी तरह आदत पडनेके बाद उनका त्याय भी कष्ठप्रद था। पर 
आज तो मैं देखता हूँ कि हम सव सुधारोकी कैचुली उतारकर हलके हो गये है। 

इसी स्टीमरमें दूसरे कुछ रिव्तेदार और जाव-पहचानवाले भी थे। मैं उनसे 
और डेकके दूसरे यात्रियोसे भी खूब मिलता-जुछता रहता था। क्योकि स्टीमर मेरे 
मुवबिकिल और मित्रका था, इसलिए वहाँ घर जैसा रूगता था, और मै हर जगह 
आजादीसे घूम-फिर सकता था। 

स्टोमर दूसरे वन्दरगाहो पर ठहरे बिना सीधा नेटाल पहुँचनेवाला था। इसलिए 
केवल अठारह दिनकी यात्रा थी। हमारे पहुँचनेमे तीन-चार दिन वाकी थे कि इतनेमे 
समुद्रमे मारी तूफान उठा, मानो वह हमारे पहुँचते ही उठनेवाले तृफानकी हमे चेतावनी 
दे रहा हो! इस दक्षिणी प्रदेशमे दिसम्बरका महीना गरमी और वर्षाका महीता 
होता है, इसलिए दक्षिण समुद्रमें इन दिनों छोटे-मोटे तुफान तो उठते ही रहते है। 
लेकिन यह तूफान इतने जोर॒का था और इतनी देर तक रहा कि यात्री घबरा उठे। 
वह भव्य दृद्य था। दुःखमे सब एक हो गये। सारे भेद-माव भूछ गये। ईश्वरको 
हृदयपूर्वक याद करने छगे। हिन्दृ-मुसछमान सब साथ मिलकर भगवानका स्मरण 
करने लगे। कुछ छोगोने मनौतियाँ मानी। कप्तान भी यात्रियोसे मिला-जुला और 
सबको आश्वासन देते हुए बोला, “ यद्यपि यह तूफान बहुत जोरका भावा जा सकता 
है, तो मी इससे कही ज्यादा जोरके तृफानोका मेने स्वयं अनुभव किया है। स्टीमर 
मजबूत हो तो अचानक डूबता नहीं है।” इस प्रकार उसने यात्रियोको बहुत-कुछ 
समझाया, पर इससे उन्हे तसल्ली न हुई। स्टीमरमे आवाजें ऐसी होती थी, मानों 
असी कहीसे टूठ जायेगा, अभी कही छेद हो जायेग्रा। जब वह हचकोले खाता तो 
ऐसा छगता, मानो अमी उलट जायेग्रा। डेक पर तो कोई रह ही कैसे सकता 
था? सबके मूंहसे एक ही वात सुनाई पड़ती थी, “ जैसी मगवातकी मर्जी। ” जहाँ 
तक मुझे याद है, इस चिन्तामे चौबीस घटे वीते होगे। आखिर बादरू बिखरे। 
सूर्येनारायणने दर्शन दिये। कप्तानने कहा, “ तूफान चछा गया है।” छोगोंके चेहरों 
प्रसे चिन्ता दूर हुई, और उसीके साथ ईश्वर भी छुप्त हो गया। छोग मौतका 
डर भूल गये और तत्काल ही गाता-बजाना तथा खानानसीना शुरू हो गया। फिर 
मायाका आवरण छा गया। छोग नमाज पढते और भजन भी गाते, पर तूफानके 
समय उनमें जो गम्भीरता दीख पड़ी वह चली गई थी !/ 

पर इस तूफानने मुझे यात्रियोके साथ ओोतप्रोत कर दिया था। कहा जा सकता 
है कि मुझे तूफातका डर न था अथवा कमसे-कम था। रूगसग ऐसे ही तूफानका 
अनुभव में कर चुका था। यात्राके दौरान मुझपर न तो समुद्रका कुप्रमाव पड़ता 


३९-६० 


१४६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


था, न चबकर आते थे। इसलिए मैं यात्रियोमे तिर्मय होकर घूम सकता था, उन्हे 
हिम्मत बँधा सकता था और कप्तानकी भविष्य-वाणियाँ उन्हें सुनाता रहता था। यह 
स्वेह-गाँठ मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं। 

हमने अठारह या उन्नीस दिसम्बरको डबबनमें छगरः डाला। 'नादरी' भी उसी 
दिन पहुँचा । 

प्र वास्तविक तुफानका अनुभव तो अभी होना बाकी था। 


२. तूफान 


अगरह दिसम्बरके आसपास दोनो स्टीमरोनें रूगर डाले। दक्षिण आफ्रिकाके 
बन्दरगाहोमे यात्रियोके स्वास्थ्यकी पूरी जाँच की जाती है। यदि रास्तेमें किसीको 
कोई छूतवाकलो वीमारी हुई हो तो स्टीमरको सूतकमें -- बवारटीनमे -- रखा जाता 
है। हमारे बम्बई छोड़ते समय वहाँ प्लेगकी शिकायत थी, इसलिए हमें इस वातका 
डर जरूर था कि सूृत॒ककी कुछ बाधा होगी। बन्दरमे लगर डालनेके वाद स्टीमरकों 
सबसे पहले पीला झण्डा फहराना होता है। डाक्टरी जाँचके वाद डाक्टरके मुवित 
देने पर पीछा झण्डा उत्तरता है और फिर यात्रियोके रिहतेदारों आदिको स्टीमरपर. 
आनेकी इजाजत मिलती है। 

तदनुसार हमारे स्टीमर पर भी पीछा झण्डा फहरा रहा था। डाक्टर आये। 
जाँच करके उन्होने पाँच दिनका सूतक घोषित किया, क्योकि उनकी यह घारणा थी 
कि प्लेगके कौठाणु तेईस दिन तक जिन्दा रह सकते है। इसलिए उन्होने आदेश 
दिया कि बम्बई छोड़नेके वाद तेईस दिनकी अवधि पूरी होने तक स्टीमरोको सृतकमे 
रखा जाये। पर इस सृतककी आज्ञाका हेतु केवल स्वास्थ्य-रक्षा न था। 

डर्बनके गोरे नागरिक हमे उलठे पैरो लौटा देनेका जो आन्दोकन कर रहे थे, 
वह भी इस आज्ञाके मूलमे एक कारण था। दादा अव्दुल्लाकी तरफसे हमे शहरमे 
चल रहे इस आतन्दोलनकी ख़बरें मिलती रहती थी। गोरे छोग एकके बाद एक 
विराट सभाएँ कर रहे थे। दादा अब्दुल्लाके नाम घमकियाँ भेजते थे, उन्हे लालच 
भी देते थे। अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरोकों वापस ले जाये, तो गोरे नुकसान 
की भरपाई करवेको तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसीकी घमकीसे डरनेवाले न थे। 
इस समय वहाँ सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होने प्रतिज्ञा की 
थी कि कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, वे स्टीमरकों बल्दर पर छायेगे और 
यात्रियोकी उतारेंगे। भेरे नाम उनके विस्तृत पत्र बराबर आते थे। सौभाग्यसे इस 
समय स्व० मनसुखलाल हीराछाल नाजर मुझसे मिलनेके लिए डर्बन आ पहुँचे थे। 
वे होशियार और बहादुर आदमी थे। उन्होने हिन्दुस्तानी कौमको नेक सलाह दी। 
श्री लाटन वकीछ थे। वे भी वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरोकी करतूतोकी निन्‍्दा 
की और इस अवसर पर कौमको जो सलाह दी, वह सिर्फ वकीलके नाते पैसे लेकर 
नही, बल्कि एक सच्चे मित्रके नाते दी। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १४७ 


इस प्रकार डर्वनमें इन्द्र-युद्ध छिड गया। एक ओर मुट्ठी-मर गरीब हिन्दुस्तानी 
और उनके इने-गिने अग्रेज मित्र थे; दूसरी ओर घनबरू, बाहुबल, विद्याबल और 
संस्यावलमें भरे-पूरे अग्नेज थे। इन बलवान प्रतिपक्षियोकों राज्यका बल भी प्राप्त हो 
गया था, क्योकि नेटाछकी सरकारने खुल्लमखुल्ला उनकी मदद की थी। श्री हेरी 
एस्कम्बने, जो मन्त्रिमण्डलमे थे और उनके कर्चाधर्ता थे, इन गोरोकी सभाओमे प्रकट 
रूपसे हिस्सा छिया। 

मतलूव यह कि हमारा यूतक केवल स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोके ही कारण न 
था। उसका हेतु किसी भी तरह एजेटको अथवा यात्रियोको दबाकर हमें वापस भेजना 
था। एजेटको तो धमकी मिलती ही थी। अब हमारे नाम भी धसकियाँ आने लगी: 
“ अगर तुम वापस ने ग्रये तो तुम्हे समुद्रमें डुबो दिया जायेगा। लौट जाओगे तो 
शायद छौटनेका भाडा भी तुम्हे मिल जाये।” में यात्रियोके बीच खूब घूमा-फिरा। 
उन्हे धीरज बेंघाया। नादरी के यात्रियोकी भी धीरजसे काम लेनेके सन्देश भेजे। 
यात्री झान्‍्त रहे और उन्होंने हिम्मतका परिचय दिया। 

यात्रियोके ममोरजनके लिए स्टीमर पर खेलोका प्रवच्ध किया गया था। बड़े 
दिनका त्यौहार आया। कप्तानने उस दिन पहले दर्जेके यात्रियोको भोज दिया। यात्रियोमें 
मुख्यत, में और मेरे परिवारके लोग ही थे। भोजनके बाद भाषण करवेकी प्रथा तो 
है ही। मेने पश्चिमी सभ्यता पर भाषण किया। मैं जानता था कि यहू अवसर 
गम्मीर भाषणका नहीं होता, पर में दूसरा कोई भाषण दे ही नहीं सकता था। मै 
आनन्दमे सम्मिलित हुआ था, पर मेरा दिल तो डर्वनमे चल रही लडाईमे ही छगा 
हुआ था। क्योकि इस हमछेमे मध्यविन्दु में था। मुझपर दो आरोप थे 


१. मैने हिन्दुस्तानमें नेठाछू-वासी गोरोकी अनुचित निन्‍्दा की है; 

२. में नेंटालकों हिन्दुस्तानियोसे मर देना चाहता हैँ, और इसलिए खासकर 
नेटालमें वसानेके लिए हिन्दुस्तानियोंको कूरलैड” और “नादरी में भर लाया हूँ। 

मुझे अपनी जिम्मेदारीका ख्याक था। मेरे कारण दादा अब्दुल्ला भारी नुकसानमें 
पड़ गये थे। यात्रियोके प्राण सकठमें थे, और अपने परिवारकों साथ छाकर मैने 
उसे भी दुख डाल दिया था। 

पर मैं स्वयं विक॒कुछ निर्दोष था। मैने किसीको नेटाल आनेके लिए प्रतोभन 
नहीं दिया था। “नादरी के यात्रियोको मैं पहचानता भी न था। क्रलेड ' में अपने 
दो-तीन रिश्तेदारोकों छोड़कर बाकीके सँकडो यात्रियोके नामधाम तक में नहीं जानता 
था। मैने हिन्दुस्तानमे नेटालके अग्नेजोके विषयमे ऐसा एक भी झब्द नहीं कहा, जो 
मैं नेटालमें कह नहीं चुका था और जो कुछ मैने कहा था, उसके लिए मेरे पास 
काफी प्रमाण थे। 

अतएव नेंटालके अंग्रेज जिस सम्यताकी उपज थे, जिसके वे प्रतिनिधि और 
हिमायती थे, उस सम्यताके प्रति मेरे मनमे खेद उत्पन्न हुआ। में उसीका विचार 
करता रहता था, इसलिए इस छोटी-सी समाके सामने मैने अपने वे ही विचार रखे, 
और श्रोतावर्गने उन्हे सहन कर लिया। जिस भावसे मैने उन्हें रखा, कप्तान आदिते 


१४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुसय 


उसी भावमे उन्हें भ्रहण किया। उन विचारोसे उनके जीवनमें कोई फेरफार हुआ या 
नहीं, सो में नहीं जानता। पर इस भाषणके बाद कप्तान और दूसरे अधिकारियोके 
साथ पश्चिमी सम्यताके विषयमे मेरी बहुत बाते हुई। मैने परश्चिमकी सम्यताको 
प्रधावनतया हिंसक बतलाया और पूर्वकी सभ्यताकों अहिंसक। प्रश्नकर्ताओने मेरे सिद्धान्त 
मुझीपर लागू किये। बहुत करके कप्तानने ही पूछा: 

“गोरे जैसी धमकी दे रहे है, उसीके अनुसार वे आपको चोट पहुँचाये, तो 
आप अहिसाके अपने सिद्धान्तपर किस प्रकार अमल करेगे? ” मेने जवाब दिया: 
/ भुझे आशा है कि उन्हे माफ कर देनेकी और उनपर मुकदमा न चलानेकी हिम्मत 
और बुद्धि ईश्वर मुझे देगा। आज भी' मुझे उनपर रोष नही है। उनके भज्ञान, उवकी 
सकुचित दृष्टिके लिए मुझे खेद होता है। में समझता हूँ कि वे जो कह रहे है और 
कर रहे ह वह उचित है, ऐसा वे शुद्ध भावसे मानते है। अतएवं मेरे लिए रोषका 
कोई कारण नहीं। 

पूछनेवाला हँसा। शायद मेरी बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। 

इस प्रकार हमारे दिव बीतते और हम्बे होते गये। सूतक समाप्त करनेकी 
अवधि अन्त तक निर्चित नहीं हुईं) इस विभागके अधिकारीसे पूछनेपर बह कहंता, 
“बह मेरी शक्तिसे बाहुरकी बात है। सरकार मुझे आदेश दे, तो में आप छोगोको 
उतरनेकी इजाजत दे दूं।” 

अन्तमे यात्रियोको और मुझे अल्टिमेटमस मिले। दोनोंको धमकी दी गईं कि 
तुम्हारी जान खतरेमे है। दोनोने नेटालके बन्दरपर उतरनेके अपने अधिकारके विषयमे ._ 
लिखा और अपना यह निरचय घोषित किया कि कैसा भी सकठ क्यों न हो, हम 
अपने इस अधिकार पर डे रहेगे। 

आखिर तेईसवे दिन, अर्थात्‌ १३ जनवरी, १८९७ के दिन, स्टीमरोकों मुक्ति 
मिली और यात्रियोकों उतरनेका आदेश मिला। 


३. कसौटी * 


जहाज डेक पर लगा। यात्री उतरे। पर मेरे बारेमे श्री एस्कम्बने कप्तानको 
कहलाया था: “गाधीको और उनके प्रिवारको शामके समय उतारियेगा। उनके 
विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो गये है और उनके प्राण सकटमे है। योर्ट सुपरिटेडेट श्री 
टेटम उन्हें शामको अपने साथ ले जायेगे।” कप्तानने मुझे इस सन्देशकी खबर दी! 
मैने तदनुसार चलना स्वीकार किया। लेकिन इस सन्देशकों मिले आघा घंठा भी न 
हुआ था कि इतनेमे श्री छाटन आये और कप्तानसे मिलकर बोले, “ यदि श्री गाधी 
मेरे साथ चले तो मै उन्हे अपनी जिम्मेदारी पर के जाना चाहता हूँ। स्टीमरके 


१, देखिए खण्ड २९, पृष्ठ ४६-७२ और खण्ड २, पृष्ठ १९८-२२०॥ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १४९ 


एजेंटके वकीलके नाते मैं आपसे कहता हूँ कि श्री गाघीके बारेमे जो सन्देश आपको 
मिला है उसके वन्धनसे आप मुक्त है।” इस प्रकार कप्तानसे बातचीत करके वे 
मेरे पास आये और मुझसे कुछ इस आशयकी बाते कही “आपको जीवनका डर 
त्त हो तो में चाहता हूँ कि श्रोमती गाथी और बच्चे गाडीमे रुस्तमजी सेठके घर 
जाये और आप तथा में आम रास्तेसे पैदल चले। मुझे यह चिलकुल अच्छा नहीं 
ऊंगता कि आप अँवेरा होनेपर चुपचाप शहरमें दाखिल हो ।' भेरा स्यारू है कि 
आपका वाल भी बाँका न होगा। अब तो सब कुछ बान्त है। गोरे सब तितर-वित्तर 
हो गये है। पर कुछ भी क्यों न हो, मेरी राय है कि आपको छिपे तौर पर शहरमें 
कंदापी त जाना चाहिए।” में सहमत हो गया। मेरी धर्मपत्नी और बच्चे गाडीमे 
वेठकर रुस्तमजी सेठके घर सही-सलामत पहुँच गये। कप्तानकी अनुमति छेकर मै 
श्री लाटनके साथ उतरा। रुस्तमजी सेठका घर वहाँसे लगभग दो मौल दूर था। 

जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ रूडकोने मुझे पहचान लिया और वे “गाघी, 
गाधी चिल्लानें छगे। तुरन्त ही कुछ छोग इकट्ठा हो गये और चिल्लाहुट बढ गई। 
श्री लाटनने देखा कि भीड वढ जायेगी, इसलिए उन्होने रिक्शा मँगवाया | मुझे उसमे 
वेठता कमी अच्छा न रूगता था। उसपर सवार होनेका मुझें यह पहला ही अनुभव 
होने जा रहा था। पर लड़के क्यो बैठने देते” उन्होने रिक्शावालेकों घमकाया और 
वह भाग खड़ा हुआ। हम आगे बढे। भीड भी बढती गई। खासी भीड जमा हो 
गईं। सवसे पहले तो मीडवालोने मुझे श्री छाठनसे अलूग कर दिया। फिर मुझपर 
ककरो और सड़े अडोकी वर्षा शुरू हुई। किसीने मेरी पगडी उछाछ कर फेक दी। 
फिर छातें शुरू हुई। मुझे गश आ गया। मैने पासके घरकी जाली पकड़ छी और 
दम लिया। वहाँ खडा रहना तो सम्मव ही न था। तमाचे पड़ने लूगे। इतनेमे 
पुलिस अधिकारी [श्री अलेक्जेन्डर |की स्त्री, जो मुझे पहचातती थी, उस रास्तेसे 
गृजरी। मुझे देखते ही वह मेरी बगलमे आकर खडी हो गई और घृपके न रहते 
भी उसने अपनी छत्री खोल छी। इससे भीड कुछ नरम पडी। अब मुझपर प्रहार 
करने हो, तो श्रीमती अलेक्जेडरकों बचाकर ही किये जा सकते थे। 

इस बीच मुझपर मार पडते देखकर कोई हिन्दुस्तानी नौजवान पुलिस थाने पर 
दौड गया। सुर्पारिटेंडेट अलेक्जेंडरने एक टुकडी मुझे घेरकर वचा छेनेके लिए भेजी। 
वह समय पर आ पहुँची। मेरा रास्ता पुलिस थानेके पास ही होकर जाता था। 
सुपरिटेडेटने मुझे थानेमें आश्रय छेनेकी सलाह दी। मैने इन्कार किया और कहा, 
“जब लोगोकों अपनी भूल मालम हो जायेगी तो वे शात्त हो जायेंगे। मुझे उनकी 
न्‍्यायवुद्धिपर विश्वास है।” पुरिस दस्तेके साथ में सही-सलामत पारसी रुस्तमजीके 
घर पहुँचा। मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। एक जगह थोडा खून निकहू आया 
था। स्टोमरके डाक्टर दादी वरजोर वही मौजूद थे। उन्होने मेरी अच्छी सेवा- 
शुश्रूषा की। 


१. गांवीजीने ओपनिवेशिक्न सचिवकों पत्र लिखकर इस सलाहको “बुरी” कहनेका खण्डन क्रिया था; 
देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३२९। शा 
२, देखिए छण्ड २, पृष्ठ ३२१ और ३२९ और खण्ड ६, पृष्ठ १८८ और ४३०। 


(5९ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


यों भीतर शान्ति थी, पर बाहर गोरोने घरकों घेर लिया था। ज्ञाम हो चुकी 
थी। अंधेरा हो चछा था। बाहर हजारों छोग तीखी आवाजमे शोर कर रहे थे, 
और गाधवीकों हमे सौप दो की पुकार मचा रहे थे। परिस्थितिका रुयाल करके 
सुर्परेंटेडेट अलेक्गेंडर वहाँ पहुँचे गये थे और भीड़को धमकीसे नहीं, वल्कि उसका 
मन वहलाकर वशमें रख रहे थे। फिर भी वे निरिचन्त तो नहीं थे। उन्होने मुझे 
इस आशयका सन्देशा भेजा: “यदि आप अपने मित्रके मकान, भाल-असवाब और 
अपने बाल-बच्चोको बचाना चाहते हो, तो जिस तरह में कहूँ उस तरह आपको इस 
घरसे छिपे तीर पर निकल जाना चाहिए।” 

एक ही दिनमे मुझे परस्पर विरोधी दो काम करनेका प्रसंग आया। जब प्राणोका 
भय केवल काल्पनिक प्रतीत होता था, तब श्री छाटनने भुझे प्रकट रूपसे बाहर 
निकलतेकी सलाह दी और मैने उसे मान लिया। जब सकट प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर 
खडा हो गया, तब दूसरे सित्रने इससे उलटी सछाह दी और मैने उसे भी मात 
लिया! कौन कह सकता है कि में अपने प्राणोके संकटसे डरा या मित्रके जात- 
मालकी जोखिमसे अथवा अपने परिवारकी प्राणहानिसे या तीनोसे ? कौन निश्चयपूर्वक 
कह सकता हैं कि मेरा स्टीमरसे हिम्मत दिखाकर उतरना और वबादमे संकटके प्रत्यक्ष 
सामने आनेपर छिपकर भाग मिकलूना उचित था? पर घटित घटनाओके बारेमे इस 
तरहकी चर्चा ही व्यर्थ है। उतका उपयोग यही है कि जो हो चुका है उसे समझ 
ले, और उससे जितना सीखनेको मिले, सीख छे। अमुक प्रसंगर्में अमुक मनुष्य क्या 
करेगा, यह निश्चमपूर्वक कहा ही नहीं जा सकता । इसी तरह हम यह भी देख सकते 
हैं कि मनृष्यके वाहरी आचरणसे उसके गुणोंकी जो परीक्षा की जाती है वहूं अधूरी 
और अनुमान-मात्र होती है। 

जो कुछ भी हो, भागनेकी तैयारीमे उलझ जानेसे मैं अपनी चोटोंकों भूल 
गया। मैने हिन्दुस्तानी सिपाहीकी वर्दी पहनी! कंभी सिर पर भार पड़े तो उससे 
बचनेंके लिए माथे पर पीतछकी एक तश्तरी रखी और ऊपर मद्गासी तर्जका बड़ा 
साफा वाँवा। साथमें खुफिया पुलिसके दो जवान थे। उनमे से एकने हिंन्दुस्ताती 
व्यापारीकी पोशाक पहनी और अपना चेहरा हिल्दुस्तावीकी तरह रंग लिया। दूसरेने 
क्या पहना, सो मै भूल गया हूँ। हम वगलकी गडीमें होकर पडोसकी एक दुकानम 
पहुँचे और गोदाममें छगी हुई बोरोंकी थष्पियोको अधेरेमें छांघते हुए ढुकानके 
दरवाजेसे मौडमे घुसकर आगे निकल गये। गछीके नुकक्‍्कड पर गाडी खड़ी बम 
उसमें बैठाकर मुझे अब उसी थानेमे ले गये, जिसमें आश्रय ढेनेकी सलाह सुपरिटडंट 
अलेक्नेडरने पहली दी थी। मैने सुपरिटेडेंट अलेक्जेंडरको और खुफिया पुुलिसके 
अधिकारियोको धन्यवाद दिया। 

इस प्रकार जब एक तरफसे मुझे ले जाया जा रहा था, ऐँव दूसरी तरफ 
सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर भीडसे गाना गवा रहे थे। उस गीतका अनुवाद यह हैः 


'चलो, हम गांधीकों फाँसी पर छटका न 
इमलीकी। डालसे फाँसी/ पर छटका दें।' 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १५१ 


जब सुर्परिढेंडेट अलेक्ज्ेडरकों मेरे सही-सछामत थाने पर पहुँच जानेकी खबर 
मिली तो उन्होंने भीडसे कहा ' “आपका शिकार तो इस दुकानमे से सही-सलामत 
सिकलछ भागा है।” भीडमे किसीको गुस्सा आया, कोई हँसा, बहुतोने इस बातकों 
माननेसे इन्कार किया। 

इसपर सुर्परिटेडेंट अलेक्जेडरने कहा, “तो आप लोग अपनेमें से जिसे नियुक्त 
कर दे उसे मे अन्दर ले जाऊँ और वह तकाश करके देख ले। अगर आप गाधीकों 
ढूँढ तिकाले तो मैं उसे आपके हवाले कर दूँगा। म ढूँढ सके तो आपको बिखर जाना 
होगा। मुझे यह विश्वास तो है ही कि आप पारसी रुस्तमजीका मकान हरगिज नही 
जलायेगे और न गावीके स्त्री-बच्चोको कष्ट पहुँचायेगे। 

भीडने प्रतिनिधि नियुक्त किये। उन्‍होंने तलाशके बाद उसे निराशाजनक 
समाचार सुनाये। सब सुपरिटेडेंट अलेक्जेडरकी सुझ-वूझ और चतुराईकी' प्रशंसा करते 
हुए, पर मन-ही-मन कुछ गुस्सा होते हुए बिखर गये। 

उस समयके उपनिवेज्ञ-मल्त्री स्व० मि० चेम्वरलेनने तार द्वारा सूचित किया 
कि मुझपर हमला करतेवालो पर मुकदमा चलाया जाये और मुझे न्याय दिलाया 
जाये। श्री एस्कस्वने मुझे अपने पास बुराया। मुझे पहुँची हुई चोटके लिए खेद 
प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, “ आप यह तो मानेंगे ही कि आपका बाल भी बाँका 
हो तो मुझे उससे कभी खुणी नहीं हो सकती। आपने श्री छाटनकी सलाह मानकर 
तुरन्त उतर जानेका साहस किया। आपको ऐसा करनेका हक था, पर आपने मेरे 
सन्देशको मान लिया होता, तो यह दुखद घटना न घटती। अब अगर आप हमला 
करनेवालोकों पहचान सके, तो में उन्हें गिरफ्तार करवाने और उनपर मुकदमा 
चलानेको तैयार हूँ। श्री चेम्बरलेन भी यही चाहते है।” 

मैने जवाब दिया : 

“मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। सम्मव है, हमला करनेवालोमें से 
एक-दोको में पहचान हूँ, पर उन्हे सजा विलानेसे मुझे क्या छाम होगा ? फिर, में 
हमला करनेवाछोको दोपी भी नहीं मानता! उन्हें तो यह कहा गया है कि मैने 
हिन्दुस्तानमे अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहकर नेटालके गोरोको बदनाम किया है। वे 
इस बातको मानकर गुस्सा हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है? दोष तो बडोका, और 
मुझे कहनेकी इजाजत दें तो, आपका माना जाना चाहिए। आप लोगोकों सही रास्ता 
दिखा सकते थे, पर आपने भी रायटरके तारकों ठीक माना और यह कल्पना कर 
छी कि मैने अतिशयोक्ति की होगी। मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। जब 
वस्तु-स्थिति प्रकट होगी और लोगोको पता चढेगा, तो वे खुद पछतायेगे। 

“तो आप मुझे यह वात लिखकर दे देंगे ? मुझे श्री चेम्बरलेनको इस आशय 
का तार मेजना पडेगा। में नहीं चाहता कि आप जल्दीमे कुछ लिखकर दे दे। मेरी 
इच्छा यह है कि आप श्री छाटनसे और अपने दूसरे मित्रोसे सलाह करके जो उचित 
जान पडे सो करें। हाँ, में यह स्वीकार करता हूँ कि यदि आप हमला करनेवालो 
पर मुकदमा नहीं चलायेगे, तो सब ओर झान्ति स्थापित करनेमें मुझे बहुत मदद 
मिलेगी, और आपकी प्रतिष्ठा तो निश्चय ही बढ़ेगी। 


पर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मैने जवाव दिया, “इस विपयमे मेरे विचार पक्के ही चुके है। यह निश्चय 
समझिए कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए में आपको यही 
लिखकर दे देना चाहता हूँ।” 

यह कहकर मैने आवश्यक पत्र लिखकर दे ब्या।' 


४. शान्ति 


हमलेके दो-एक दिन वाद जब मैं श्री एस्कम्बसे मिला तव मैं पुलिस थानेमे 
ही था। रक्षाके लिए मेरे साथ एक-ढों सिपाही रहते थे, पर दरअसल जब मुन्ने श्री 
एस्कम्बके पास के जाया गया तब रक्षाकी आवशब्यकता रही नहीं थी। 

जिस दिन में जहाजसे उत्तरा उसी द्विन, भर्थात्‌ पीछा झंडा उतरलेंके बाद 
तुरन्त, 'नेटाल एडवटडिजर ” नामक पत्रका प्रतिनिधि मुझसे मिल गया था।* उसने 
मुझे कई प्रइन पूछे थे, और उनके उत्तरमें में प्रत्येक आरोपका पृरा-पूरा जवाब दे 
सका था। सर फोरोजजाह मेहताकी कृंपासे उस समय मैने हिन्दुस्तानमें एक भी 
भाषण बिना लिखें नहीं किया था। अपने उन सब भाषणों और छेखोका सम्रह तो 
मेरे पास था ही। मैने वह सब उसे दिया और सिद्ध कर दिखाया कि मैने हिन्दुस्तानमे 
ऐसी एक भी वात नहीं कही, जो अधिक तीज्र गब्दोमोें दक्षिण आफिकामें व कही 
हो। मेने यह भी बता दिया कि 'क्रलैड” और नादरी के बात्रियोकों लानेगे मेरा 
हाथ विलकुछ न था। उनमें अधिकतर तो पुराने ही थे, और वबहुतेरे नेटालमे रहने- 
वाले नही, वल्कि ट्रान्सवाल जानेवाले थे। उन दिनो नेटालमे मन्दी थी। ट्रान्सवालमें 
बहुत अधिक कमाई होती थी। इस कारण अधिकतर हिन्दुस्तानी वही जाना पसन्द 
करते थे। 

इस खुलासेका और हमछावरो पर मुकदमा दायर करनेसे मेरे इन्कार करनेका 
असर इतना ज्यादा पडा कि गोरे बरमिन्दा हुए। स्माचारपत्रोने मुझे निर्दोष सिद्ध 
किया और हुल्ठड करनेवाल्ोंकी निन्‍्दा की। इस प्रकार परिणाममे तो मुझे छाम ही 
हुआ और मेरा लाभ मेरे कार्यका ही छाम था। इससे भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा 
वढी और मेरा मार्ग अधिक सरल हो गया। 

तीन या चार दिन वाद मैं अपने घर गया और कुछ ही दिनोमे व्यवस्थित 
रीतिसे अपना कामकाज करने छगा। इस घटनाके कारण मेरी वकालत भी वढ गईं। 

परन्तु इस तरह यदि हिन्दुस्तानियोकी प्रतिष्ठा वढीं, तो उनके श्रति गोरोका 
देष भी वढ़ा। गोरोकों विश्वास हो गया कि हिन्दुस्तानियोमे दृढतापूर्वक लड़नेकी शक्ति 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७९।॥ 

२. मेंटके विवरणके लिए देखिए खण्ड २, पृष्ठ १६६-१७८। ह 

३. तत्कालीन समाचारपत्रोंकी खबरके अनुसार पुल्ति स्टेशनमें एक दिन रहनेके वाद यांपीजी अपने 
निवास “बीच ग्रप? भेज दिये गये थे। युल्सि ललेशनके ऊपरी मंजिकमें श्री भलेवमेडरने उन्हें अक़सरोकि 


निवासमें जगह दी थो। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १५३ 


है। फलत” उनका डर वढ़ गया। नेठालकी घारासभामे दो कानून पेश हुए, जिससे 
हिन्दुस्तानियोकी कठिनाइयाँ वढ गईं। एकसे भारतीय व्यापारियोंके धन्धेको नुकसान 
पहुँचा, दूसरे हिन्दुस्तानियोके आने-जाने पर अंकुश छग गया। सौभाग्यसे मताधिकारकी 
लड़ाईके समय यह फैसला हो चुका था कि हिन्दुस्तानियोके खिलाफ हिन्दुस्तानीके नाते 
कोई कानून नहीं बवाया जा सकता। मतलूव यह कि कानूनमें रगभेद था जातिभेद 

नहीं होवा चाहिए। इसलिए ऊपरके दोनो कानून उनको भाषाकों देखते हुए तो 
सवपर लागू होते जान पड़ते थे, पर उनका मूल उद्देश्य केवल हिन्दुस्तानी कौम पर 
दवाव डालना था। 

इन कानूनोने मेरा काम बहुत बढा दिया। इनसे हिन्दुस्तानियोमें जागृति भी 
वढी। हिन्दुस्तानियोकी ये कानून इस तरह समझा दिये गये कि इनकी बारीकसे 
वारीक वातोसे भी कोई हिन्दुस्तानी अपरिचित न रह पापे। हमने उनके अनुवाद भी 
प्रकाशित कर दिये। झगडा आख़िर विलायत पहुँचा। पर कानून नामजूर नहीं हुए। 

मेरा अधिकतर समय सार्वजनिक काममे ही बीतने रगा। मनसुखलाल नाजर 
मेरे साथ रहे। उनके नेटालमे होनेकी बात मैं ऊपर लिख चुका हूँ। वे सार्वजनिक 
काममे अधिक हाथ वँदाने छूगें, जिससे मेरा काम कुछ हलका हो गया। 

मेरी अनुपस्थितिमें सेठ आदमजी मिरयाँखाँने अपने सच्त्रिपदको खूब सुशोभित 
किया था। उन्होनें सदस्य बढाये थे और स्थानीय काग्रेसके कोषमे लगभग एक हजार 
पौडकी वृद्धि की थी। यात्रियों पर हुए हमढेका कारण और उपर्युक्त कानूनोके कारण 
जो जागृति पैदा हुई, उससे मैने इस वृद्धिमे भी वृद्धि करनेका विशेष प्रयत्त किया 
और कोषमे लगमग पाँच हजार पौड जमा हो गयें। मेरे मनमे छोभ यह था कि 
यदि काग्रेसका स्थायी कोष हो जायें, उसके लिए जमीन ले ली जाये और उसका 
भाड़ा आने लगे तो काग्रेस निश्चिन्त हो जाये। सार्वजनिक सस्थाका यह मेरा पहला 
अनुभव था। मैने अपना विचार साथियोके सामने रखा। उन्होने उसका स्वागत किया। 
मकान खरीदे गये और वे भाडेपर उठा दिये गये। उनके किरायेसे काग्रेसका मासिक 
खर्च आसानीसे चलने लगा। सम्पत्तिका सुदृढ़ ट्रस्ट बन गया। वह सम्पत्ति आज भी 
मौजूद है, पर अन्दर ही अच्दर वह आपसी कलहका कारण बन गई है और 
जायदादका किराया आज अदालतमें जमा होता है। 

यह दु.खद घटना तो मेरे दक्षिण आफ्रिका छोडनेके बाद घटी, पर सार्वजनिक 
संस्थाओके लिए स्थायी कोष रखनेके सम्बन्धर्में मेरे विचार दक्षिण आफ्रिकामे ही बदल 
चुके थे। अनेकानेक सार्वजनिक सस्थाओके निर्माण और उनके प्रवन्धकी जिम्मेदारी 
सँमालनेके वाद मैं इस दृढ निर्णय पर पहुँचा हूँ कि किसी भी सार्वजनिक सस्थाकों 
स्थायी कोषपर निभनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसमें उसकी नैतिक अधोगतिका 
बीज छिपा रहता है। सार्वजनिक सस्थाका अर्थ है, छोगोकी स्वीकृति और छोगोंके 
धनसे चलनेवाली सस्था। ऐसी सस्थाको जब लोगोकी सहायता न मिले, तो उसे 
जीवित रहनेका अधिकार ही नहीं रहता। देखा यह गया है कि स्थायी सम्पत्तिके 
भरोसे चलवेवाली सस्था छोकमतसे मुक्त हो जाती है, और कितनी ही बार वह 


(४ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


उलठा आचरण भी करती है। हिन्दुस्तानयें हमें पग-पग पर इसका अनुभव होता है। 
कितती ही घामिक मानी जावेवाली संस्थाओंके हिंसाब-किताबका कोई ठिकाना ही नहीं 
रहता। उनके ट्स्टी ही उनके मालिक वन बेठें है और वे किसीके प्रति उत्तरदायी 
भी नही हैं। जिस तरह प्रकृत्ति स्वयं प्रतिदिन उत्पत्त करती हैँ और प्रतिदिन खाती 
है, वैसी ही व्यवस्या सावेजतिक संस्थाओंकी भी होनी चाहिए, इसमे सुझे कोई शंका 
तही है। जिस संस्थाको लोग मदद देनेके लिए तेयार न हो, उसे सार्वजनिक संस्थाके 
रूपये जीवित रहतेका अधिकार ही नही है। प्रतिवर्ष मिलनेवाला चन्दा ही उन 
संस्थाओंकी अपनी लोकप्रियता और उत्तके संचालकोकी प्रामाणिकताकी कसौटी है, 
और मेरी यह राय है कि हरणएक संस्थाको इस कसौटीपर कसा जाना चाहिए। भेरे 
यह लिखनेंसे कोई गलतफहमी न होनो चाहिए। ऊपर॒की टीका उन संस्थाओपर छाग्ू 
नही होती, जिन्हें मकान इत्यादिकी आवश्यकता होती है। सार्वजनिक सस्थाओके 
दैनिक ख्चका आधार लोगोंसे मिलनेवाला चन्दा ही होना चाहिए। 

ये विचार दक्षिण आफिकाके सत्याग्रहके दिनोमे दृढ़ हुए। छ: वर्षोकी वह 
महान लड़ाई स्थायी कोषके बिना चली, यद्यपि उसके लिए छाखो रुपयेकी आवश्यकता 
थी। मुझे ऐसे अवसरोंकी याद है कि जब अगले दिनका खर्च कहाँसे आयेगा, इसकी 
मुझे खबर नहीं रहती थी। लेकिन आगे जित विषयोंकी चर्चाकी जानेवाली है, उनका 
उल्लेख यहाँ नहीं करूँगा। पाठकोंको मेरे इस मतका समर्थन इस कथा में उचित 
प्रसंगपर ययास्थान मिल जायेगा। 


५, बच्चोंकी शिक्षा 


सन्‌ १८९७की जनवरीमें मैं डर्बन उतरा, तब मेरे साथ तीन बालक थे। मेरा 
भानजा ' लगभग दस वर्षकी उम्रका, मेरा बड़ा लड़का नौ वर्षका और दूसरा छड़का | 
पाँच वर्षका। इस सबको कहाँ पढ़ाया जाये? 
मेँ अपने लड़कोंकों गोरोंके लिए चलतेवाछे स्कूछोंमें भेज सकता था, पर वह 
केवल उनकी मेहरवानीसे और अपवाद-हपमें होता। हूसरे सब हिन्दुस्तानी बालक वहाँ 
पढ़ नहीं सकते थे। हिन्दुस्तानी बालकोंको पढ़ानेके छिए ईसाई-मिशनके स्कूल थे। 
प्र उनमें मैं कपने वालकोंको भेजनेके लिए तैयार न था। वहाँ दी जानेवाली शिक्षा 
मे पसंद न थी। वहाँ गुजराती द्वारा तो शिक्षा मिलती ही कहाँसे ? सारी शिक्षा 
अंग्रेजी ही दी जाती थी, अथवा बहुत प्रयत्त किये जाने पर वह बेशुद्ध तमिल या 
हिन्दीमें मिल सकती थी। पर इंत और ऐसी अन्य ज्रुटियोको सहन करना मेरे लिए 
सम्भव न था। मैं स्वयं बालकोंको पढ़ावेका थोड़ा प्रयत्त करता था। पर वह अत्यन्त 


१. योकुलदासत। 
२. हरिलाल। 
३. मणिलालछ। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १५५ 


अनियमित था। मैं अपनी रुचिके अनुकूल गुजराती शिक्षक नहीं खोज सका । मै परेशान 
हुआ। मेने ऐसे अग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापन दिया, जो बच्चोको भेरी रुचिके 
अनुकूछ शिक्षा दे सके। मैने सोचा कि इस तरह जो शिक्षक मिलेगा उसके हारा 
थोडी नियमित शिक्षा होगी और बाकी में स्वय, जैसे बन पडेगी, दूँगा। एक अग्रेज 
महिलाको ७ पौडके वेतनपर रखकर गाडी कुछ आगे बढाई। बच्चोके साथ मै केवल 
गुजरातीमें ही बातचीत करता था। इससे उन्हे थोडी गृजराती सीखनेको मिरू जाती 
थी। में उन्हे देश मेजनेके लिए तैयार न था। उस समय भी मेरा यह ख्यालू था 
कि छोटे वच्चोको माता-पितासे अंग नहीं रहना चाहिए। सुव्यवस्थित घरमे बालकोकों 
जो शिक्षा सहज ही मिल जाती है, वह छात्राहुयोमें नही मिल सकती। अतएव 
अधिकतर वे मेरे साथ ही रहे। भमानजे और बडे लरूडकेकों मैने कूछ महीनोके लिए 
देशमें अछूग-अलूग छात्रालयोमे भेजा अवश्य था, पर वहाँसे उन्हे तुरत वापस बुला 
लिया था। वबादमे मेरा बडा लडका, वयस्क होने पर, अपनी इच्छासे अहमदाबादके 
हाईस्कलमे पढनेके लिए दक्षिण आफ्रिका छोडकर देश चला गया था।* अपने भानजे 
को जो शिक्षा मैं दे सका, उससे उसे सनन्‍्तोष था, ऐसा मेरा ख्याल है। भरी जवानीमे, 
कूछ ही दिनोकी वीमारीके बाद, उसका देहान्त हो गया। मेरे दूसरे तीन छडके 
कभी किसी स्कलमे गये ही नहीं। दक्षिण आकफ्रिकाके सत्याग्रहके सिलसिलेसे मेने जो 
विद्यालय खोला था, उसमें उन्होने थोडी मियमित पढाई की थी। 

मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। छडकोकों में स्वयं जितना समय देना चाहता था 
उतना दे नही सका | इस कारण और दूसरी अनिवार्य परिस्थितियोके कारण में अपनी 
इच्छाके अनुसार उन्हे कितावीज्ञान नहीं दे सका। इस विषयमे मेरे सब रकडकोको 
न्‍्यूनाधिक मात्रार्में मुझसे झिकायत भी रही है। क्योंकि जब-जब वे 'बी० ए', 
“एम० ए०” और मैट्रिक्युछेट ' के भी सम्पर्कमे आते, तब स्वयं किसी स्कूलमे न पढ़ 
सकनेकी कमीका अनुभव करते। 

तिसपर भी मेरी अपनी राय यह है कि जो अनुभव-ज्ञान उन्हे मिलता है, माता- 
पिताका जो सहवास वे प्राप्त कर सके है, स्वतन्त्रताका जो पद्मार्थ-पाठ उन्हे सीखनेको 
मिला है, यदि मैने उनको चाहे जिस तरह स्कूरू भेजनेका आग्रह रखा होता तो वह 
सव उन्हे न मिलता। उनके वारेमें जो निश्चिन्तता आज मुझे है वह न होती, और 
जो सादगी तथा सेवामाव उन्होने आत्मज्ञान किया वह मुझसे अंग रहकर विलायतमे 
या दक्षिण आफ़िकामे कृत्रिम शिक्षा प्राप्त करके वें वे कर पाते; बल्कि उनकी बचावटी 
रहन-सहन देश-कार्यम्रे मेरे किए कदाचित्‌ विध्नरूप हो जाती। अतएव' यद्यपि में उन्हें 
जितनी चाहता था उतनी किताबी शिक्षा नहीं दे सका, तो भी अपने पिछले वर्षोका 
विचार करते समय मेरे मनमें यह खयाल नहीं उठता कि उनके प्रति मैने अपने 
धर्मका यथाशक्ति पालन नहीं किया, और न मुझे उसके लिए पश्चात्ताप होता है। 
इसके विपरीत, अपने बडे लड़केमे मै जो दुखद बाते देखता हूँ, वह मेरे अधघकचरे 


१. हरिछाल गांधी द्ान्सवालमें पिताका धर छोड़कर सन्‌ १९११ में भारत जा गये थे। देखिए 
खण्ड २१, पृष्ठ ७५-७६ । 


१५६ सम्पूर्ण गाधी वाहः मय 


इवैकाछकी भ्रतिध्वनि हैं, ऐसा सदा ही मुझे लगा है। जिसे मैने हर प्रकारसे अपना 
मूर्छाकाल, और विलासकाल माना है उस समय वह नादान नहीं था और उसके 
सन पर उसकी छाप पड सकती थी, वह क्यो माने कि वह मेरा मूर्िच्छाकाल था? 
वह ऐसा क्यो न माने कि वह मेरा ज्ञानकाल था और उसके बादके परिवर्तन अयोग्य 
ओर मोहजन्य थे? वह क्यो त माने कि उस समय मै संसारके राजमार्गपर चल 
रहा था इस कारण सुरक्षित था तथा बादमे किये हुए परिवत्तन मेरे सूक्ष्म अभिमान 
और अज्ञानकी निशानी थे? यदि मेरे लड़के बैरिस्टर आदिकी पदवी पाते तो क्या 
बुरा होता ? मुझे उनके पंख काट देनेका क्या अधिकार था? मैने उन्हें ऐसी स्थिति 
में क्यों नहीं रखा कि वे उपाधियाँ प्राप्त करके मनचाहा जीवन-मार्गे पसंद कर 
सकते ” इस तरहकी दलीले मेरे कितने ही मित्रोने मेरे सम्मुख रखी है। 

मुझे इन दलीलोंमे कोई तथ्य नहीं दिखाई दिया। मैं अनेक विद्यार्थियोके 
सम्परकमें आया हूँ। दूसरे बालकों पर मैने दूसरे प्रयोग भी किये है अथवा करानेमें 
सहायक हुआ हूँ। उतके परिणाम भी मैने देखे है। वे वारुक और मेरे छडके, भाज 
समान अवस्थाके है। में नहीं मानता कि वे मनुष्यतामें मेरे लड़कोसे आगे बढे हुए 
है, अथवा उनसे मेरे छडके कुछ अधिक सीख सकते है। 

फिर भी, मेरे प्रयोगका अन्तिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता है। यहाँ 
इस विषयकी चर्चा करनेका हेतु तो यह है कि मनुष्य-जातिकी उत्क्रान्तिका अध्ययन 
करनेवाले लोग गृह-शिक्षा और स्कूली शिक्षाके भेदका और माता-पिता द्वारा अपने 
जीवनमें किये हुये परिवर्तेनोंका उनके बालकों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका कुछ 
अन्दाज लगा सकें। इसके अतिरिक्त, इस प्रकरणका एक उद्देश्य यह भी है कि सत्यका 
पुजारी इस प्रयोगसे यह देख सके कि सत्यकी आराधना उसे कहाँतक छे जाती है, 
और स्वतन्त्रता देवीका उपासक देख सके कि वह देवी कीसा वलिदान चाहती है । 
बालकोंको अपने साथ रखते हुए भी यदि मैने स्वाभिमानका त्याग किया होता, दूसरे 
भारतीय बालक जिसे न पा सकें, अपने बालकोके लिए उसकी इच्छा त रखनेंके 
विचार॒का पोषण न किया होता, तो मैं अपने बालकोको किताबी-शिक्षा अवश्य दे 
सकता था। किन्तु उस दक्षामें स्वतन्त्रता और स्वाभिमानका जो पदार्थ-पा5 वे सीखे, 
वह न सीख पाते। और जहाँ स्वतन्त्रता तथा किताबी-शिक्षाके बीच ही चुनाव करना 
हो, वहाँ कौन कहेगा कि स्वतन्त्रता उससे हजार गुती अधिक अच्छी नही है 

सन्‌ १९२०में जिन नौजवानोंको मैने स्वतन्त्रता-बातक स्कूछो और कालेजोकों 
छोड़नेके लिए आमन्त्रित किया था, और जिनसे मैने कहा था कि स्वतत्त्रताके लिए 
निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्‌टी फोडना गुलामीमे रहकर किताबीज्ञान आप्त 
करनेसे कही अच्छा है, वे अब मेरे कथनके मर्मको कदाचित्‌ समझ सकेंगे! 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १५७ 
६. सेवा-वृत्ति 


वकालतका मेरा घन्धचा अच्छा चल रहा था, पर उससे मुझे सन्‍्तोष नहीं था। 
जीवन अधिक सादा होना चाहिए, कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिये, यह मन्यन 
मनमें चरूता ही रहता था। इतनेमे एक दिन कोढसे पीड़ित एक अपन मनुष्य मेरे 
यहाँ आ पहुँचा। उसे खाबा देकर विदा कर देनेके लिए दिल तैयार न हुआ। मैने 
उसको एक कोठरीमे ठहराया, उसके घाव साफ किये और उसकी सेवा की। पर 
यह व्यवस्था अधिक दिव तक नहीं चल सकती थी। उसे हमेशाके लिए घरमे रखमेकी 
सुविवा मेरे पास न थी, न भुझमे इतनी हिम्मत थी। इसलिए मैसे उसे गिरमिटियोके 
लिए चलनेवाले सरकारी अस्पतालमे भेज दिया। 

पर इससे मुझे आइवासन न मिझला। मनमे हमेशा यह विचार बना रहता कि 
सेवा-शुश्रूपाका ऐसा कुछ काम मैं हमेशा करता रहूँ, तो कितना अच्छा हो। डा० बूथ 
सेंट एडम्स मिशनके मुखिया थे। वे हमेशा अपने पास आनेवालछोकों मुफ्त दवा दिया 
करते थे। बहुत मढे और दयालु आदमी थे। पारसी रुस्तमजीकी दानशीलताके कारण 
डा० वूथकी देखरेखमे एक बहुत छोटा अस्पताल खुला। मेरी प्रवकू इच्छा हुई कि मैं 
इस अस्पतालमे नसंका काम करूुं। उसमे दवा देनेके लिए एकसे दो घटोतक का काम 
रहता था। उसके लिए दवा बनाकर देनेवाले किसी वेतनभोगी मनुष्यकी अथवा 
स्वयसेवककी आवश्यकता थी। मैंने यह काम अपने जिम्में लेने और अपना उतना 
समय वचाकर देनेका निर्णय किया। वकाछूतका मेरा बहुत-सा काम तो दफ्तरमे 
बैठकर सलाह देने, दस्तावेज तैयार करने अथवा झगडोका फंसलछा करानेका होता 
था। कुछ मामले मजिस्ट्रेटी अदालतमें चलते थे। उनमेसे अधिकाश विवादास्पद नही 
होते थे। ऐसे मामलछोकोी चलानेकी जिम्मेदारी श्री खानने, जो मुझसे बादमे आये थे 
और जो उस समय मेरे साथ ही रहते थे, अपने सिर छे ली और मे उस छोटे-से 
अस्पतालमें काम करने लगा। रोज सवेरे वहाँ जाना होता था। आने-जानेमे और 
अस्वतारलूका काम करनेमें प्रतिदिन लूगभग दो घटे लगते थे। इस कामसे मुझे थोडी 
जान्ति मिली। मेरा काम वीमारकी हालत समझकर उसे डाक्टरको समझाने और 
डाक्टरकी लिखी दवा तैयार करके वीमारकों देनेका था। इस कामसे में दुखी-दर्दी 
हिन्दुस्तानियोके निकट सम्पर्कम आया। उनमेंसे अधिकाश तमिल, तेलुगु अथवा उत्तर 
हिन्दुस्तानके गिरमिटिया होते थे। 

यह अनुभव मेरे लिए भविष्यमें बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बोअर-युद्धके समय 
घायलोकी सेवा-शुश्रूषाके काममें और दूसरे वीमारोकी परिचर्यामे मुझे इससे बडी 
मदद मिली। 

वालकोके पालन-पोषणका प्रइन तो मेरे सामने था ही। दक्षिण आपफ्रिकामों 
भेरे दो छडके और हुए। उन्हें किस तरह पाल-पोसकर बडा किया जाये, इस प्रश्न 
को हल करनेमे मुझे इस कामने अच्छी मदद दी। भेरा स्वृतन्त्र स्वभाव मेरी कडी 
कसौटी करता था और आज भी करता है। हम पति-पत्नीने निश्चय किया था 
कि प्रसृति आदि काम द्यास्त्रीय पद्धतिसे करेगे। अतएवं यद्यपि डाक्टर और नसेकी 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


व्यवस्था की गई थी, तो भी प्रश्न था कि कहीं ऐन मौके पर डाक्टर न मिला और 
दाई भाग गई, तो मेरी क्‍या दशा होंगी? दाई तो हिन्दुस्तानी ही रखनी थी। 
तालीम पाई हुईं हिन्दुस्तानी दाई हिन्दुस्तानमें भी मुश्किलसे मिलती है, तब दक्षिण 
आफ्रिकाकी तो बात ही क्‍या कही जाये ? अतएव' मैंने बाल-संगोपनका अध्ययन कर 
लिया। डा० त्रिभुवतदासकी 'माते शिखामण” (माताकी सीख ) नामक पुस्तक 
मैंने पढ़ डाली। यह कहा जा सकता है कि उसमें संशोधन-परिवर्धव करके अन्तिम 
दो बच्चोंकों मेंनें स्वयं पाला-पोसा। हर बार दाईकी मदद कुछ ही समय के लिए 
ली-दो महीनेसे ज्यादा तो ली ही नहीं; वह भी मुख्यतः धर्मपत्नीकी सेवाके लिए 
ही। बालकोंको नहलाने-धुलानेका काम शुरूमें में ही करता था। 

अन्तिम शिशुके जन्मके समय मेरी पूरीयूरी परीक्षा हो गई। पत्नीको प्रसव- 
वेदता अचानक शुरू हुईं। डाक्टर घर पर न थे। दाईको बुलूवाना था। वह पास 
होती तो भी उससे प्रसव करानेका काम न हो पाता। अतः प्रसवके समयका सारा 
काम मुझे अपने हाथों ही करना पड़ा। सौभाग्यसे मैंने इस विषयको “मानें शिखामण * 
पुस्तकें ध्यानपूर्वक पढ़ लिया था। इसलिए मुझे कोई घबराहट न हुई। 

मैंने देखा कि अपने बालकोंके समुचित पालन-पोषणके लिए माता-पिता दोनोंकों 
बाल-संगोपन आदिका साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मैंने तो इस विषयकी 
अपती सावधानीका लाभ पग-पग पर अनुभव किया है। मेरे बालक आज जिस सामान्य 
स्वास्थ्यका लाभ उठा रहे हैं, उसे वे उठा न पाते, यदि मैंने इस विषयका सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करके उसपर अमल न किया होता। हम लोगोंमें यह भ्रम फैला हुआ 
है कि पहले पाँच वर्षों बारकको शिक्षा प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं होती। पर 
सच तो यह है कि पहले पाँच वर्षोमें बालककों' जो मिलता है वह बादमें कभी नहीं 
मिलता। में यह अनुभवसे कह सकता हूँ कि बच्चेकी शिक्षा माँके पेटसे शुरू होती 
है। गर्माधान-कालकी माता-पिताकी शारीरिक और मानसिक स्थितिका प्रभाव बारूक 
पर पड़ता है। गर्भके समयकी माताकी प्रकृति और माताके आहार-विहारके भले-बुरे 
फलोंकी विरासत लेकर बारूक जन्म छेता है। जन्मके बाद वह माता-पिताका अनुकरण 
करने लगता है और स्वयं असहाय होनेके कारण उसके विकासका आधार माता-पिता 
पर रहता है। 

जो समझदार दम्पती इन बातोंकों सोचेंगे वे पति-पत्तीके संगको कभी विषय- 
वासनाकी तृप्तिका साधन नहीं बनायेंगे, बल्कि जब उन्हें सन्‍्तानकी इच्छा होगी तभी 
सहवास करेंगे। रतिसुख एक स्वतन्त्र वस्तु है, इस धारणामें मुझे तो घोर अज्ञान ही 
दिखाई पड़ता है। जनन-क्रिया पर संसारके अस्तित्वका आधार है। संसार ईइश्वरको 
लीलाभूमि है, उसकी महिमाका प्रतिविम्ब है। उसकी सुव्यवस्थित वृद्धिके लिए ही 
रतिक्रियाका निर्माण हुआ है, इस बातको समझनेवाला मनुष्य विषय-वासनाकों महा- 
प्रयत्त करके मी अंकुशमें रखेगा, और रतिसुखके परिणामस्वरूप होनेवाली सन्ततिकी 
शारोरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रक्षाके लिए जिस ज्ञानकी प्राप्ति आवश्यक हो 
उसे प्राप्त करके उसका लाभ अपनी सनन्‍्तानकों देगा। 


सत्यके प्रयोग अथंव आत्मकथा १५९ 
७. ब्रह्मचये --- १ 


अब ब्रह्मचयके विषयमे विचार करनेका समय आ गया है। एकपत्नी-ब्रतका तो 
विवाहके समयसे ही मेरे हृदयमे स्थान था। पत्नीके प्रति वफादारी मेरे सत्यन्नतका 
अगर था। पर अपनी स्त्रीके साथ भी ब्रह्मचर्यक्षा पाकत करना चाहिए, इसका स्पष्ट 
बोध मुझे दक्षिण आकफ़िकार्में ही हुआ। किस प्रसगसे अथवा किस पुस्तकके प्रभावसे 
यह विचार मेरे मनमे उत्पत्त हुआ, सो आज मुझे स्पष्ठ याद नहीं आता। इतना 
स्मरण है कि इसमें रायचन्दभाईके प्रभावकी प्रधानता थी। उत्तके साथके एक सवादका 
मुझे स्मरण है। एक बार मे श्लेडस्टनके प्रति श्रीमती स्लेडस्टनके प्रेमकी प्रशसा कर 
रहा था। सेने कही पढा था कि पालियामेठकी सभामे भी श्रीमती ग्लैडस्टन अपने 
पतिको चाय वनाकर पिलाती थी। इस बातका पालन इस नियम-बद्ध दम्पतीके 
जीवनका एक नियम बन ग्रया था। मैने कविकों वह प्रसंग पढ़कर सुनाया और 
उसके सन्दर्भमें दम्पती-प्रेमकी स्तुति की। रायचन्दभाई बोले, “इसमे तुम्हे महत्वकी 
कौन-सी वात मालूम होती है? श्रीमती ग्लेडस्टनका पत्तीत्व या उनका सेवाभाव ? 
यदि वे सलेडस्टनकी वहन होती तो ” अथवा उनकी वफादार नौकरानी होती और उतसे 
ही प्रेमसे चाय देती तो” ऐसी बहनो, ऐसी नौकरानियोके दुप्टान्त क्या हमे आज 
नही मिलते।? और, नारी-जातिके बदले ऐसा प्रेम यदि तुमने तर-जातिमे देखा होता, 
तो क्या तुम्हें सानन्द आइचये न होता ? मेरे इस कथनपर विचार करना। ” 

रायचन्दभाई स्वय विवाहित थे। याद पडता है कि उस समय तो मुझे उनके 
ये वचन कठोर छगे थे, पर इन वचनोने मुझे चुस्बककी तरह पकड़ लिया। मुझे 
लगा कि पुरुष-सेवककी ऐसी स्वामि मक्तिका मूल्य पत्नोकी पत्ति-निष्ठाके मृल्यसे हजार 
गुना अधिक है। पति-पत्नीमें ऐक्य होता है, इसलिए उनमे परस्पर प्रेम हो तो कोई 
आइचयें नही। मालिक और नौकरके वीच वेसा प्रेम प्रयथत्तपूवंक विकसित करना होता 
है। दिन-पर-दिन कविके वचनोका वल मेरी दृष्टिमें बढता प्रतीत हुआ । 

मैंने अपने-आपसे पूछा, मुझे पत्नीके साथ कंसा सम्बन्ध रखना चाहिए? 
पत्तीको विषय-मोगका वाहन बनानेमे पत्नीके प्रति वफादारी कहाँ रहती है” जब 
तक में विषय-वासनाके अबीन रहता हूँ, तब तक मेरी वफादारीका मूल्य साधारण 
ही माना जायेगा। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि हमारे आपसके सम्बन्ध पत्वीकी 
ओरसे कमी आक्रमण हुआ ही नहीं। इस दृष्टिसे मैं जब चाहता तभी मेरे 
लिए ब्रह्माचर्यका पालन सुलभ था। मेरी अशक्ति अथवा आसकित ही मुझे रोक 
रही थी। 

जाग्रत होनेके बाद भी दो वार तो में विफल ही रहा। प्रयत्त करता परन्तु 
गिर पडता। प्रयत्नमे मुख्य उद्देश्य ऊँचा नहीं था। मुख्य उद्देश्य था, सन्ताभोत्पतिको 
रोकता । उसके वाह्य उपचारोके बारेमे मैने विछायतमे कुछ पढा था। डा० एलिन्सनके 
इन उपायोके प्रचारका उल्लेख में अच्चाहर-विषयक प्रकरण से कर चुका हूँ। उसका 
थोड़ा और क्षणिक प्रभाव मुझपर पडा था। पर श्री हिल्सने उसका जो विरोध 
किया था और आतन्तरिक साधनके -- सममके --- समर्थनमे जो कहां था, उसका 


१३९ सम्पूर्ण गांघी वाहमय 


प्रभाव' मुझ पर बवहुत' अधिक पड़ा, और अनुमव्से वह चिरस्थायी वन गया। इसलिए 
सन्‍्तानोत्पत्तिकी अनावश्यकता ध्यानमे आते ही मैने संयम-पालनका प्रयत्न झरू कर 
दिया । सयम-पाकनकी कठिनाइयोंका पार न था। हमने अलूग-अलूग खाटें रखी। 
रातमें प्री तरह थकचेके वाद ही सोनेका प्रयत्न किया। इस सारे प्रयत्नका विशेष 
परिणाम में तुरन्त नहीं देख सका। पर मूतकाल पर आज निगाह डालते हुए देखता 
हूँ कि इन सब प्रयत्नोने सुझे अन्तिम निरचयका वरकू दिया। 

अन्तिम निश्चय तो में सन्‌ १९०६ में ही कर सका। उस समय सत्याग्रहका 
आरम्म नही हुआ था। मुझे उसका सपना तक नहीं आया था। वोभर युद्धके वाद 
नेटालमे जुलू विद्रोह) हुआ। उस समय में जोहानिसवर्गमें वकालत करता था। 
प्र मैने अनुभव किया कि इस “विद्रोह के मौके पर भी मुझे अपनी सेवा नेटाल 
सरकारको अर्पण करनी चाहिए। मैने सेवा अर्पणए की और वह स्वीकृत हुई। उसका 
बर्गेन आगे आयेगा। पर इस सेवाके सिलसिलेमें मेरे मनमें सयम-पारनके तीज विचार 
उत्पन्न हुए। अपने स्वमावके अनुसार मेने साथियोसें इसकी चर्चा की। मैने अनुभव 
किया कि सन्‍्तानोत्पत्ति और सन्तानका छालन-पाऊलन सार्वजनिक सेवाके विरोबी है। 
इस “विद्रोह मे सम्मिलित होनेके लिए मुझे जोहानिसवर्गकी अपनी गृहस्थी उजाड़ 
देनी पड़ी थी। टीम-ठामसे बसाये गये घरका और साज-सामानका, जिसे विसाये 
मुद्किकसे एक महीता हुआ होगा, मैने त्याग कर दिया। पत्नी और वच्चोको 
फीनिक्समे रख दिया और मैं डोली उठानेवालोकी टुकड़ी लेकर निकल पड़ा। कठिन 
कूच करते हुए मैने देखा कि यदि मुझे छोकसेवामे ही तत्मय हो जाना हो, तो पृत्रेष्णा 
और विषयेष्णाका त्याग करना चाहिए और वानप्रस्थ-धर्म पालना चाहिए। 

“विद्रोह में तो मुझे डेढ़ महीनेसे अधिक समय नही देना पड़ा, पर छ : हफ्तोका 
यह समय मेरे जीवनका अत्यन्त मूल्यवान संसय था। इस समय मैने ब्रतके महत्वकों 
अधिक-से-अधिक समझा। मैने देखा कि ब्रत वन्धन नहीं, वल्कि स्व॒तन्त्रताका हार है। 
आज तक मुझे अपने अयत्नोंमे जितनी चाहिए उत्तनी सफलता न सिलनेका कारण यह 
है कि मै दृढ़निश्वयी वहीं था। मुझे अपनी शक्ति पर अविश्वास था। ईदवरकी कृपा 
पर अविश्वास था, और इस कारण मेरा मन अनेक तरंगों और अनेक विकारोंके 
चक्‍्करमें पड़ा रहता था। मैने देखा कि ब्रत-बद्ध न होनेंसे मनुष्य मोहमे पड़ता है। 
बतसे बघना व्यभिचारसे छुटकारा पाकर एकपत्नी ब्रतका पालन करनेंके समान है। 
“४ सै प्रयत्न करनेमें विश्वास रखता हूँ, ब्रतसे वंघता नही चाहता यह वचन निर्वलताकी 
निशानी है, और इसमे सूक्ष्म रूपसे भोगकी वासना छिपी होती है। जो वस्तु त्याज्य है, 
उसका सर्वेथा त्याग करनेमे हानि कैसे हो सकती है? जो साँप मुझे डसनेवाला है, 
उसका त्याग मैं नि३चय-पूर्वक करता हूँ, त्यागका केवल अयत्त नहीं करता। में जानता 
हूँ कि केवल प्रयत्वके भरोसे रहनेमे मृत्यु निहित है। प्रयत्वमें साँपकी विकरालताके 
स्पष्ट ज्ञानका अमाव है। इसी तरह जिस वस्तुके त्यागका हम केवल प्रयत्न करते हैं 
उस वस्तके त्यागके औचित्यके वारेमे हमें स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ है, यह सिद्ध होता 
हैं! जग चलकर मेरे विचार वदल जायें तो ? ” ऐसी शंका करके प्रायः हम ब्रत 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १६१ 


लेनेसे डरते है। इस विचारमे स्पष्ट दर्शवका अभाव ही है। इसीलिए निष्कुछानन्दने 
कहा है, 

त्याग न ठक्के रे बराग बिना 
जहाँ अमुक वस्तुके प्रति सम्पूर्ण वेराग्य उत्पन्त हो गया है, वहाँ उसके विषयमे ब्रत 
लेना अनिवाये हो जाता है। 


८. ब्रह्मचर्य --- २ 


अच्छी तरह चर्चा करने और गहंराईसे सोचनेके बाद सन्‌ १९०६ में मैने ब्रह्- 
चरयका ब्रत लिया। ब्नत छेनेके दिन तक मेने घर्मपत्तीके साथ सलाह नहीं की थी, 
पर ब्रत लेते समयकी। उसकी ओरसे मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। यह ब्रत मेरे 
लिए बहुत कठित प्रिद्ध हुआ। मेरी शक्ति कम थी। में सोचता, विकारोको किस 
प्रकार दबा सकगा? अपनो पत्नीके साथ विकारबुक्त सम्बन्धका त्याग मुझे एक 
अनोखी बात मालूम होती थी। फिर भी में यह साफ देख सकता था कि यही मेरा 
कत्तंव्य है। मेरी नीयत भुद्ध थी। यह सोचकर कि भगवान शक्ति देगा, में इसमे 
कृद पडा | 
आज वीस बरस वाद उस ब्रतका स्मरण करते हुए मुझे सानन्द आश्चर्य होता 
है। सयम पालतेकी वृत्ति तो मुझमे १९०१ से ही प्रवल थी, और में सबम पाल 
भी रहा था, पर जिस स्वतन्त्रता और आनन्दका उपभोग मैं अब करने लगा, सन 
१९०६ के पहले उसके वेसे उपभोगका कोई स्मरण मुझे नहीं है। क्योकि उस समय 
म॑ वासना-वद्ध था, किसी भी समय उसके वश हो सकता था। अब वासना मुझपर 
सवारी करनेमे असमर्थ हो गई। साथ ही, में अब ब्रह्मच्यंकी महिमा अधिकाधिक समझने 
लगा। ब्रत मेने फीनिक्समे छिया था। घायलोकी सेवा-शुश्रूपाके कामसे छुट्टी पानेपर 
में फीनिक्स गया था। वहाँसे मुझे तुरन्त जोहानिसबर्ग जाना था। मैं वहाँ गया और 
एक भहीनेके अन्दर ही सत्याग्रहकी रूडाईका श्रीगणेश हुआ। मानों कोई कल्पना मैने 
पहलेसे करके नहीं रखी थी। उसकी उत्पत्ति अनायास, अनिच्छापूवंक ही हुई। पर 
मैने देखा कि उससे पहलेके मेरे सारे कदम-फीनिक्स जाना, जोहानिसबर्गका भारी 
घ्र-खर्च कम कर देना और अन्तमे ब्रह्मचर्य-त्रत लेना भानो उसकी तंयारीके रुपमे 
ठ्ठी थे। 
ब्रह्म वर्थके सम्पूर्ण पालनका अर्थ है ब्रह्म-दर्शन। यह ज्ञान मुझे शास्त्र द्वारा नहीं 
हुआ। यह अर्थ मेरे सामने धीरे-धीरे अनुमव-सिद्ध होता गया। उससे सम्बन्ध रखते- 
वाले झास्त्र-वाक्‍्य मेने वादमे पढे। ब्रह्मचयमे शरीर-रक्षण, वुद्धि-रक्षण और आत्माका 
रक्षण है, इसे में ब्रत लेनेके वाद दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करने छगा। अब 
ब्रह्मचयंकों एक घोर तपश्चरयके रूपमे रहने देतेके बदले उसे रसमय बनाना था, 
उप्तोके सहारे निमना था, इसलिए अब उसकी विशेषताओके मुझे नित नये दर्शन 
होने लगे। 
३९-११ 


१६२ सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


कि में बा 3 8 7 व 0 सब ३2303 | कोई हू मात 

४ ह्‌ । आज मुझे छप्पन वर्ष पूरे हो 
चुके है, फिर भो इसको कठितताका अनुभव तो मुझें होता ही है। यह एक अपि- 
धारात्रत है, जिसे में अधिकाषिक समझ्न रहा हूँ और निरन्तर जागृतिकी आवश्यकताका 
अनुभव करता हूँ। 
रे त्रह्मचमंका पालन करना हो तो स्वादेन्द्रियपर प्रभुत्व प्राप्त करना ही चाहिए । 
मैंने स्वव अनुभव किया है कि यदि स्वादको जीत लिया जाये, तो ब्रह्मचर्यंका पाकत 
बहुत तरल हो जाता हे। इस कारण अबसे आगेके मेरे आहार-सम्बन्धी प्रयोग केवछ 
अन्नाहारकी दृष्टिसे नहीं, वल्कि ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे होने छगे। मैने प्रयोग करके 
अनुमव किया कि आहार थोड़ा, सादा, बिना मि्च-मिसालेका और प्राकृतिक स्थिति- 
वाला होना चाहिए। 

व्रह्मचारीका आहार वनपक्‍व फल है, इसे अपने विपयमे तो मैने छः वर्षतक 
प्रयोग करके देखा है। जब में सूखे और ताजे वनपक्व फलोपर रहता था, तव 
जिस निविकार अवस्थाका अनुभव मेने किया, वैसा अनुभव आहारमे परिवर्तन करनेके 
वाद मुझे नहीं हुआ। फलाहारके दिनोमे ब्रह्मचयं स्वामाविक हो गया था। दुग्धा- 
हारके कारण वह कष्ट-प्ताध्य बन गया है। मुझे फलाहारसे दुग्धाहार॒पर क्‍यों जाना 
पड़ा, इसकी चर्चा यथास्थान करूँगा। यहाँ तो यही कहना काफी है कि ब्रह्मचारीके 
लिए दूबका आहार ब्रत-पालनमे बाधक है, इस विषयमे मुझे शका नहीं है। इसका 
कोई यह अर्थ न करे कि ब्रह्मचारो-मात्रके लिए दृूधका त्याग इष्ट है। ब्रह्मचयंपर - 
आहारका कितना प्रभाव पडता है, इसके सम्बन्ध बहुत प्रयोग करनेकी आवश्यकता 
है। दूधके समान स्तायु-पोबक ओर उतनों ही सरलछतासे पचनेवाला फलाहार मुझे 
अभी तक मिला नहीं, और न कोई वेद्य, हकीम या डाक्टर ऐसे फलों अथवा अन्न 
की जानकारी दे सका है। अतएव दृधकों विकारोत्यादक वस्तु जानते हुए भी मै 
उसके त्यागकी सलाह अभो किसोको नहीं दे सकता। 

बाह्य उपचारोमे जिस तरह आहारके प्रकार और परिमाणकी मर्यादा आवश्यक है, 
उसी तरह उपवासके बारेमे भो समझना चाहिए। इच्द्रियाँ इतनी बलवान हूँ कि उन्हें 
चारो तरफसे, ऊपरसे और नोचेते यो दसो विशाओसे घेरा जाये तभी वे अकुशमे 
रहती हैं। सब जानते है कि आहारके बिता वे काम नही कर सकती । अतएव इन्द्रिय- 
दमनमे इस हेतु स्वेच्छापुर्वक किया गया उपवास ह बहुत मदद देता है, इसमे मुझे 
कोई सन्देह नहीं। कई लछोग उपवास करते हुए भी इसमें विफल होते हैँ। उसका 
कारण यह है कि उपवास ही सब कुछ कर सकेगा, ऐसा मानकर वें केवक स्थूछ 
उपवास करते है, और मतसे छप्पन भोगोका स्वाद छेते रहते हैं। उपवासके दिवोमे 
वे उपवासकी समाप्तिपर कया खायेगे, इसके विचारोका स्वाद लेते रहते हैं, और 
फिर शिकायत करते है कि न स्वादेन्द्रिका सयम सधा और न जननेच्द्रियका । 
उपवासकी सच्ची उपयोगिता वही होती है जहाँ मनुष्यका मन भी देह-दमनमे साथ 
देता है। तात्पर्थ यह कि मतमे विबय-भोगके प्रति विरक्ति आनी चाहिए। विषयकी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १६३ 


जडें मनमें रहतो है। उपवास आदि साधनोसे यद्यपि बहुत सहायता मिलती है, 
फिर भी वह अपेक्षाकृत कम ही होती है। कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए 
भी मनुष्य विषयासक्त रह सकता है। पर बिना उपवासके विषयासक्तिको जडमूलसे 
मिटाना सम्भव नहीं है। अतएव ब्रह्मचर्यका प्रयत्न करनेवाले बहुतेरे छोग विफल 
होते है, क्योकि वें खाने-पीने, देखने-सुनने इत्यादिमे अन्नह्मचारीकी तरह रहना चाहते 
हुए भी ब्रह्मचर्य-पालनकी इच्छा रखते हैं। यह प्रयत्त वैसा ही कहा जायेगा, जैसा 
गरमीमे जाडेका अनुभव करनेका प्रयत्त। सयमीके और स्वैराचारीके, भोगीके और 
त्यागीके जीवन भेद होना ही चाहिए। साम्य होता है, पर वह ऊपरसे देखने- 
भरका। भेद स्पष्ट प्रकट होना चाहिए। आँखका उपयोग दोनो करते है। पर 
ब्ह्मचारी देव-दर्शन करता है, भोगी नाटक-सिनेसा में छीन रहता है। दोनी कानका 
उपयोग करते है। पर एक ईरईवर भजन सुनता है, इसरा जाग्रत अवस्थामे हृदय- 
मन्दिरमें विराजे हुए रामकी आराधना करता है, दूसरेको वाच-बानकी घुनमे सोनेका 
होश ही नहीं रहता। दोनों भोजन करते है। पर एक झरीर रूपी ती्थक्षेत्रको 

निवाहने-मरके लिए देहको भाडा देता है, दूसरा स्वादके लिए देहमे अनेक बस्तुएँ 
भरकर उसे दुर्गन्वका धर वना डालता है। इस प्रकार दोनोके आचार-विचारमे भेद 
वना ही रहता है, और यह अन्तर दिन-दिन बढता जाता है, घटता नही। 

ब्रह्मचर्यका अर्थ है, मन-वचन-कायासे समस्त इन्द्रियोका सयम। इस सयमके 
लिए ऊपर बताये ग्रये त्यागोकी आवश्यकता है, इसे में दिन-प्रतिदित अनुभव करता 
रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। त्यागके क्षेत्रकी सीमा ही नहीं हैं, जैसे 
ब्रह्मच्यंकी महिमाकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्नसे सिद्ध नहीं 
होता। करोडो छोयोके लिए वह सदा केवल आदशें-रूप ही रहेगा। क्योकि प्रयत्न- 
शील ब्रह्मचारी अपनो त्रुटियोका नित्य दर्शन करेगा, अपने अन्दर ओने-कोनेसे छिपकर 
वैठे हुए विकारोकों पहचान लेगा, और उन्हे निकालनेका संतत्‌ प्रयत्व करेगा। जबतक 
विचारोपर इतना नियन्त्रण प्राप्त नहीं होता कि इच्छाके बिना एक भी विचार मन 
में न आये, तब तक ब्रह्मचर्य सम्पूर्ण नही कहा जा सकता। विचारमात्र विकार 
हैं। उन्हें वशमे करनेका मतलूव है, मनको वशमें करना और मनको वश्षमे करना 
तो वायुकों वशमें करनेसे भी कठिन है। फिर भी यदि आत्मा है, तो यह वस्तु भी 
साध्य है ही! हमारे मार्गगे कठिनाइयाँ आकर बाघा डालती है, इससे कोई यह न 
माने कि वह असाध्य है। वह परम अर्थ है। और परम अर्थके लिए परम भयत्नकी 
आवश्यकता हो तो उसमे आश्चर्य ही क्‍या? 

परन्तु ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न-साध्य नहीं है, इसे मैन हिन्दुस्तानमे आनेके 
बाद अनुभव किया। कहा जा सकता हैं कि तब तक मै अज्ञानके वशमे था। मैने यह 
मान लिया था कि फलाहारसे विकार समूल नष्ट हो जाते है, और मैं अभिमान- 
पूर्वक यह मानता था कि अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है। 

पर इस विचारके प्रकरण तक पहुँचनेमे अभी देर है। इस बीच इतना कह 
देना आवश्यक है कि ईइवर-साक्षात्कारके लिए जो छोग मेरी व्याख्यावाले ब्रह्मचयंका 


च्क 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पालन करना चाहते है, वे यदि अपने प्रथलके साथ ही ईइवर पर श्रद्धा रखनेवाढे 
हो, तो उत्तके लिए निराशाका कोई कारण नहीं रहेगा। ह 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिन: । 
रसवर्ज रसोध््यस्थ परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ (गीता २, ५९ ) 


निराहारीके विषय तो श्ञान्त हो जाते है, पर उसकी वासनाका शमन नही 
होता। ईश्वर-दर्शनसे वासना भी शान्त हो जाती। 

अतएव आत्मार्थीके लिए रामनाम और रामकृपा ही अन्तिम साधन है, इस 
वस्तुका साक्षात्कार मैने हिन्दुस्तानमे ही किया। 


९. सादगी 


भोग भोगना मैने शुरू तो किया, पर वह टिका नहीं। घरके लिए साज- 
सामान भी बिसाया, पर मेरे मनमे उसके प्रति कभी मोह उत्पन्त नहीं हो सका। 
इसलिए घर वसानेके साथ ही मेने ख़चें कम करना शुरू कर दिया। धोवीका खर्च 
भी ज्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा, घोवी निश्चित समय पर कपड़े नही छौटाता 
था। इसलिए दो-तीन दजन कमीजो और उतने ही कालरोसे भी मेरा काम चल 
नहीं पाता था। कालर में रोज बदलता था। कमीज रोज नही तो एक दिनके 
अन्तरसे बदलता था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। 
अतएवं मैने घुलाईका सामान जुटाया। घुलाई-कछा पर पुस्तक पढ़ी और धोना 
सीखा। पत्नीको भी सिखाया। कामका कुछ बोझ तो बढा ही, पर नया काम होनेसे 
उसे करनेमे आनन्द आता था। 

पहुली बार अपने हाथोसे घोये हुए काहूरकों तो में कभी भूल नहीं सकता। 
उसमें कफ अधिक छूग गया था और इस्तरी पूरी गरम नहीं थी। तिसपर कालरके 
जल जानेके डरसे इस्तरीकों मेने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था। इससे कालरसे 
कंडापन तो आ गया, पर उसमेसे कछूफ झड़ता रहा! ऐसी हालतमें में कोर्ट गया 
और वहाँ वैरिस्टरोके लिए मजाकका साधन बन गया। पर इस तरहंका मजाक 
सह लेनेकी' शक्ति उस समय भी मुझसे काफी थी। 

मैने सफाई देते हुए कहा, “अपने हाथो काछूर धोनेका मेरा यह पहला प्रयोग 
है, इस कारण इसमेसे कलफ झड़ रहा है। मुझे इससे कोई अडचन नहीं होती; तिसपर 
आप सब छोगोके लिए विनोदकी इतनी सामग्री जुटा रहा हूँ, सो धातेमे।” 

एक मित्रने पूछा, “पर क्या घोवषियोका अकाल पड़ गया है?! 

“ वहाँ घोबीका खचे मुझे तो असह्य मालूम होता है। कालरकी कीमतके बराबर 
घुलाई हो जाती है और उतनी घुलछाई देनेके वाद भी धोवीकी गुलामी करनी पडती 
है। इसकी अपेक्षा अपने हाथसे धोना में ज्यादा पसत्द करता हूँ। 

स्वावलम्बनकी यह खूबी मैं मित्रोको समझा नहीं सका। मुझे कहता चाहिए 
कि आख़िर धोबीके धन्धेमे अपने काम छायक कुशलता मैने प्राप्त कर छी थी, और 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १६५ 


धरकी घुृलाई धोबीकी घुलाईसे जरा भी घटिया नहीं होती थी। कारूरका कड़ापन 
और चमक घोबीके धोये कालरसे कम न रहती थी। 

जब ग्रोखले दक्षिण आफ्रिका आये, उत्के पास स्व० महादेव गोविन्द रानडेकी 
प्रसादी-हप एक दुपट्टा था। गोखले उस दुपट्टेकी अतिशय जतनसे रखते थे और 
विषेष अवसर पर ही उम्तका उपयोग करते थे। जोहानिसवर्गमें उनके सम्मानमें जो 
भोज दिया गया था, वह एक महत्वपूर्ण अवसर था। उस अवसर पर उन्होने जो 
भाषण दिया वह दक्षिण आफ्रिकामे उनका सबसे बडा भाषण था। उस अवसर पर 
वे उक्त दुपटटेका उपयोग करना चाहते थे। उसमें सिलवटे पड़ी हुई थी, और उसपर 
इस्तरी करनेकी जरूरत थी। धोबीका पता लगाकर उससे तुरन्त इस्तरी कराना 
सम्मव न था। मैंने अपनी कछाका उपयोग करने देनेंकी अनुमति गोखलेसे चाही। 

“मैं तुम्हारी वकालतका तो विश्वास कर छूँगा, पर इस दुपट्टे पर तुम्हे 
अपनी धोवी-कलाका उपयोग नहीं करने दूगा। इस दृपट्ठे पर तुम दाग छगा दो 
तो? इसकी कीमत तुम जानते हो?” यो कहकर अत्यन्त उल्लाससे उन्होनें प्रसादी 
की कथा मुझे सुनाई। 

मैनें फिर विनती की और दाय्य न पडने देनेकी जिम्मेदारी ली। मुझे इस्तरी 
करनेकी अनुमति मिलो। और अपनी कुशछताका श्रमाण-पत्र मुझे मिल गया! अब 
दुनिया मुझे प्रमाण-पत्र न दे तो भी क्या? 

जिम्त तरह मैं घोवीकी गुलामीसे छूटा, उसी तरह नाईकी गुरूमीसे भी छूटनेका 
अवप्तर आ गया । दाढ़ी तो विकायत जानेवाले सभी लोग हाथसे बनाने सीख ही लगते 
है, पर कोई वाल छाँठना भो सीखता होगा, इसका मुझे ख्याल नहीं है। एक बार 
प्रिटोरियामे मै एक अग्रेज हज्जामकी दुकान पर पहुँचा। उसने भेरी हजामत बवानेसे 
साफ इन्कार कर दिया, और इन्कार करते हुए तिरस्कार प्रकट किया, सो अलूग। 
मुझे दुख हुआ। मै बाजार पहुँचा। मैने बार काटनेकी मणीन खरीदी और आईने 
सामने खडे रहकर वाल काटे। वाल जैसे-तैसे कट तो गये, पर पीछेके बालू काटनेमें 
बडी कठिनाई हुईं। सीवे तो कट ही न पाये। कोर्टेमें खूब कहकहें छगे। 

४ तुम्हारे वाल ऐसे क्यो हो गये हैं? सिर पर चूहे तो नहीं चढ गये थे? 

मैने कहा . “जो नही, मेरे काले सिरको गोरा हज्जाम कैसे छू सकता हैं! 
इसलिए कैसे मो क्यो न हो, अपने हाथसे कादे हुए बाल मुझे अधिक प्रिय है। 

इस उत्तरसे सित्रोको आइचर्य नहीं हुआ। 

असलमें उस हज्जामका कोई दोष न था। अगर वह काली चमडीवालोंके बारू 
काटने छगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी अपने अछूतोके बाल ऊँची जातिके 
हिन्दुओंके हज्जामोको कहाँ काटने देंते हैँ? दक्षिण आफ़िकाम मुझे इसका बदला 
एक नही, वल्कि अनेको बार मिला है, और चूँकि में यह मानता था कि यह 
हमारे दोषका परिणाम है, इसलिए मुझे इस बातसे कभी गुस्सा नहीं आया। 

स्वावरृम्बन और सादगीके मेरे शौकने आगे चलकर जो तीज स्वरूप घारण 
किया, यथास्थाव उसका वर्णन करूँगा। इस चीजकी जड तो मेरे अन्दर शुरूसे ही 


१, हे यद परिस्थिति थी। 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


थी। उसके फूछने-फलनेके लिए केवल सिंचाईकी आवश्यकता थी। सिंचाईका वह 
अवसर अनायास ही मिरू गया। 


१०. बोअर युद्ध 


सन्‌ १८९७ से १८९९ के वीचके अपने जीवनके दूसरे अनेक अनुभवोको छोड़कर 
अब में बोअर युद्ध पर आता हें । 

जब यह युद्ध हुआ तब भेरी अपनी सहानुभूति केवल बोअरोकी तरफ ही थी। 
पर मैं मानता था कि ऐसे मामलछोमे व्यक्तिगत विचारोके अनुसार काम करनेका 
अधिकार मुझे अभी प्राप्त नही हुआ है। इस सम्बन्धके मन्‍्थन-चिन्तनका सूक्ष्म 
निरीक्षण मैने “दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास में किया है, इसलिए यहाँ 
नही करना चाहता ।” जिज्नासुओको मेरी सलाह है कि वे उस इतिहासकों पढ जाये। 
यहाँ तो इतवा ही कहना काफी होगा कि ब्रिटिश राज्यके प्रति भेरी वकादारी मुझे 
उस युद्धमे सम्मिलित होनेंके लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। मैने अनुभव किया कि 
जब मै ब्रिठिश प्रजाजनके नाते अधिकार माँग रहा हूँ, तो -उसी नाते ब्रिटिग राज्यकी 
रक्षामे हाथ बेटाना भी मेरा घर्मं है। उस समय मेरी यह राय थी कि हिन्दुस्तानकी 
सम्पूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर रहकर हो सकती है। अतएव जितने साथी 
मिले उतनोंको लेकर और अनेक कठिताइयाँ सहकर हमने घायलोकी सेवा-शुश्नपा 
करनेवाली एक टुकड़ी खडी की। 

अवतक साधारणतया यहाँके अंग्रेजोकी यही धारणा थी कि हिन्दुस्तानी संकटके 
अवसर पर काम नही आते। उन्हे स्वार्थके अतिरिक्त और कुछ नही सूझता। इसलिए 
कई अंग्रेज मित्रोंने मुझे निराश करनेवाले उत्तर दिये थे। अकेले डाक्टर बूथने मुझे 
बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होने हमें घायल सैनिकोकी सार-सेमाल करना सिखाया | 
अपनी योग्यताके विषयमे हमने डाक्टरी प्रमाणपत्र प्राप्त किये। श्री छाटसन और 
स्व० श्री एस्कम्बने भी हमारे इस कार्यकों पसन्‍्द किया। अन्तमे छडाईके समय सेवा 
करने देनेके लिए हमने सरकारसे विनती की।' जवाबमे सरकारने हमे धन्यवाद 
दिया, पर यह सूचित किया कि इस समय हमे आपकी सेवाकी आवश्यकता नहीं है। 

पर मुझे ऐसी ना से सन्‍्तोष मानकर बैठना तो था नहीं। डा० बूथकी मदद 
लेकर मैं नेटालके बिशपसे मिला। हमारी टुकड़ीमे बहुतसे ईसाई हिन्दुस्तानी थे। 
बिशपको मेरी माँग बहुत पसन्द आई। उन्होने मदद करनेका बचत दिया । 

इस बीच परिस्थितियाँ भी अपना काम कर रही थी। बोअरोकी तैयारी, दृढता, 
वीरता इत्यादि अपेक्षासें अधिक तेजस्वी सिद्ध हुईं। सरकारको बहुत-से रंगरूटोकी 
जरूरत पड़ी और अन्तमें हमारी विनती स्वीकृत हुईं। 


१, देखिए खण्ड २९, । 
२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १२२-२३। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १६७ 


हमारी इस टुकडीमे लगभग ग्यारह सौ आदमी थे। उनमे करीब चालीस व्यक्ति 
मूलिया थे। दूसरे कोई तीन सौ स्वतत्र हिन्दुस्तानी भी रगरूटोमें भरती हुए थे। बाकीके 
ग्िरमिटिये थे। डा० बूथ भी हमारे साथ थे। उस टुकडीने अच्छा काम किया । यद्यपि 
उसे गोला-बारूदकी हढके बाहर रहकर ही' काम करना होता था और ' रेडक्रॉस ' का 
सरक्षण प्राप्त था, फिर भी सकटके समय गोला-बारूदकी सीमाके अन्दर काम करनेका 
अवसर भी हमें मिला। ऐसे सकटमे न पड़नेका इकरार सरकारने अपनी इच्छासे 
हमारे साथ किया था, पर स्पिर्यांकोपकी हारके बाद हालत बदल गई। इसलिए जनरल 
वुलरने सन्देशा भेजा कि यद्यपि आप लोग जोखिम उठानेके लिए वचनबद्ध नही है, 
तो भी यदि आप जोखिम उठाकर घायऊर सिपाहियो और अफसरोको रणक्षेत्रसे 
उठाकर और डोलियोमे डालकर छे जानेको तैयार हो जायेगे, तो सरकार आपका 
उपकार मानेगी। हम तो जोखिम उठानेको तैयार ही थे। अतएवं स्पियाँंकोपकी लडाईके 
वाद हम गोकछा-बारूदकी सीमाके अन्दर काम करने लगे। इन दिनोमे स्वकों कई बार 
दिनमे बीस-पचीस मीछतककी मजिल तय करनी पडती थी और घायलोको डोलीसे 
डालकर एक वार तो इतना ही चलता पडा था। जिन घायल योद्धाओको हमे इस 
प्रकार उठाकर ले जाना पडा, उनमें जनरल बुडगेट वगैरा भी थे। 

छ. हफ्तोके वाद हमारी टुकडीको विदा दी गई। स्पियाँकोप और वालक्राजकी 
हारके वाद लेडीस्मिथ आदि स्थानोको वोअरोके घेरेमे से वडी तेजीके साथ छुडानेका 
विचार ब्रिटिय सेबापतिनें छोड दिया था, और इणग्लैड तथा हिन्दुस्तानसे और अधिक 
सेनाके आनेकी राह देखने तथा धीमी गतिसे काम करनेका निश्चय किया था। 

हमारे छोटे-से कामकी उस समय तो बडी स्तृति हुई। इससे हिन्दुस्तानियोकी 
प्रतिष्ठा बढी । 'आदिर हिन्दुस्तानी साम्राज्यके वारिस तो है ही इस आशयके गीत 
गाये गये । 

जनरल वुलरने अपने खरीतेमें हमारी टुकडीके कामकी तारीफ की। मुखियोको 
युद्धेके पदक भी मिले। 

इससे हिन्दुस्तानी कौम अधिक सगठित हो गई। में ग्रिरमिटिया हिन्दुस्तानियोके 
बहुत अधिक सपकंसे आ सका। उनमे अधिक जागृति आई और हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
मद्रासी, गुजराती, सिन्‍्धी, सब हिन्दुस्तानी है, यह भावना अधिक दृढ हुईं। सबने माना 
कि अब हिन्दुस्तानियोके दुख दूर होने ही चाहिए। उस समय तो गोरोके व्यवहारमे 
भी स्पष्ट परिवर्तत दिखाई दिया। लडाईमे गोरोके साथ जो सम्पर्क हुआ, वह मधुर 
था। हमें हजारों ठामियोके साथ रहनेका मौका मिला! थे हमारे साथ मित्रताका 
व्यवहार करते थे और यह जानकर कि हम उनकी सेवाके लिए आये है, हमारा 
उपकार मानते थे। 

दु खके समय मनुष्यका स्वभाव किस तरह पिघलता है, इसका एक मबुर सस्मरण 
यहाँ दिये बिना रह नहीं सकता । हम चीवली छावनीकी तरफ जा रहे थे। यह वही 
क्षेत्र था, जहाँ लार्ड राबर्ट्सके पुत्र लेफ्टिनेंट राबर्ट्सकों प्राणघातक चोट छगी थी। 


१, पदकके चित्रके लिंए, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३७। 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


लेपिटनेंट 'राबर्ट्सके शवकों ले जानेका सम्मान हमारी टुकडीकों मिला था। अगले दिन 
धूप तेज थी। हम कूच कर रहे थे। सब प्यासे थे। पानी पीनेके लिए रास्तेमें एक 
छोटा-सा झरना दिखा। पहले पानी कौन पिये ? मैसे सोचा कि पहले ठामी पानी पी 
ले, बादमें हम पियेंगे। पर टाभियोंने हमारी जरूरत समझकर देखकर तुरन्त हमसे 
पानी पी केनेका आम्रह शुरू किया, और इस तरह बडी देर तक हमारे बीच “आप 
पहले, हम पीछे का मीठा झगडा चलता रहा। 


११, सफाई आन्दोलन और अकाल-कोष 


समाजके एक भी अंगका निरुपयोगी रहना मुझे हमेशा अखरा है। जनताके 
दोष छिपाकर उप्तका बचाव करना अथवा दोष दूर किये बिना अधिकार प्राप्त करवा 
मुझे हमेशा अरुचिकर लगा है। इसलिए दक्षिण आफ़िकार्में रहनेवाले हिन्दुस्तानियोपर 
लगाये जानेवाले एक आरोपका, जिसमें कुछ तथ्य था, इछाज करनेका काम मैनें वहाँ 
के अपने निवास-कालमें ही सोच लिया था। हिन्दुस्तानियोंपर जब-तब यह आरोप 
लगाया जाता था कि वे अपने घर-बार साफ नहीं रखते और बहुत गन्‍्दे रहते है। 
इस आरोपको निःशेष करनेके लिए आरम्भमें हिन्दुस्तानियोंके मुखिया माने जानेवाले 
लोगोंके घरोंमें तो सुधार आरम्म हो ही चुके थ्रे। पर घर-घर घूमनेका सिरूसिल्ा 
तब शुरू हुआ जब डर्व॑नमें प्लेगके प्रकोषफा डर पैदा हुआ। इसमें स्युनिसिपैल्िटीके 
अधिकारियोंका भी सहयोग और सम्मति थी। हमारी सहायता मिलनेसे उत्तका काम 
हऊका हो गया और हिन्दुस्तानियोंकों कम' कष्ट उठाने पड़े; क्योंकि साधारणतः जब 
प्केग आदिका उपद्रव होता है तथ अधिकारी घबरा जाते है और उपायोंकी योजनामे 
मर्यादासे आगे बढ जाते हैं। जो लोग उनकी दृष्टिमे खठकते हैं, उनपर उनका दवाव 
असह्य हो जाता है। भारतीय समाजने खुदही सख्त उपायोसे काम लेना शुरू कर 
दिया था, इसलिए वह इन सस्तियोंसे बच गया। 

मुझे कुछ कडवे अनुभव भी हुए। मैंने देखा कि स्थानीय सरका रसे अधिकारोंकी 
माँग करनेमें जितती सरलतासे मैं अपने समाजकी सहायता पा सकता था, उत्तनी 
परलतासे लोगोंसे उनके कर्तेव्यका पालन करानेके काममे सहायता प्राप्त न कर सका। 
कुछ जगहों पर मेरा अपमान किया जाता, कुछ जगहों पर विनय-पूर्वक उपेक्षाका 
परिचय दिया जाता। गनन्‍दगी साफ करनेके लिए कष्ट उठाना उन्हें बहुत अखरता था। 
तब पैसा खर्च करमेंकी तो बात ही क्या ? लोगोंसे कुछ भी काम कराता हो तो धीरज 
रखना चाहिए, यह पाठ मैने अच्छी तरह सीख लिया। सुधारकी गरज तो सुधारककी 
अपनी होती है। जिस समाजमे वह सुधार करना चाहता है, उससे तो उसे विरोध, 
तिरस्कार और. प्राणोंके संकटकी भी आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिसे सुवार 
मानता है, समाज उसे विगाड क्‍यों न माने ? अथवा बिगाड़ न माने तो भी उसके 
प्रति उदासीन क्‍यों न रहे ? रु 

इस आन्दोलनका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाजमें घरूवार साफ रखने 
के महत्वको न्युताधिक मात्रामें स्वीकार क्र लिया गया। अधिकारियोकी दृष्टिमें मेरी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १६९ 


साख बढी। वे समझ गये कि मेरा धन्‍्धया केवक शिकायते करने या अधिकार भाँगनेका 
ही नहीं है, वल्कि शिकायते करने या अधिकार भॉगनेमे में जितना तत्पर हूं, 
उतना ही उत्साह और दृढता भीतरी सुधारके लिए भी मुझमे है। 

पर अभी समाजकी वृत्तिकों दूसरी एक दिश्ञामें विकसित करना बाकी था। इन 
उपनिवेशवासी भारतोयोको भारतवर्षके प्रति अपना घर्मे भी अवसर आनेपर समझना 
और पालना था। भारतवर्ष तो कगाल है। छोग घन कमानेके लिए परदेश जाते है। 
उनकी कमाईका कुछ हिस्सा भारतवर्षकी आपत्तिके समयमे मिलना चाहिए। सन्‌ 
१८९७ में यहाँ अकाल पडा था और सन्‌ १८९९ में दूसरा भारी अकाल पडा।* इन 
दोनो अकालोके समय दक्षिण आफ्रिकासे अच्छी मदद आई थी। पहले अकालके समय 
जितनी रकम इकट्ठा हो सकी थी, दूसरे अकालके मौकेपर उससे कही अधिक रकम 
इकट्ठा हुई थी। इस चन्देमे हमने अग्रेजोसे भी मदद माँगी थी और उनकी ओरतसे 

अच्छा उत्तर मिला था। गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों भी अपने हिस्सेकी रकम जमा 

कराई थी। इस प्रकार इन दो अकालोके समय जो प्रथा शुरू हुई वह अबतक 
कायम है, और हम देखते है कि जब भारतवर्षमे कोई सार्वजनिक सकठ उपस्थित 
होता है, तब दक्षिण आफ्रिक्षकी ओरसे वहाँ वसनेवाले मारतीय हमेशा अच्छी रकमे 
भेजते हूँ। 

इस तरह आफ़िकाके भारतीयोकी सेवा करते हुए मैं स्वय धीरे-घीरे कई बाते 
अनायास सीख रहा था। सत्य एक विशाल वृक्ष है। ज्यो-ज्यों उसकी सेवा की जाती 
है, त्यो-त्यो उसमेसे वये-तयें फल पैदा होते दिखाई पड़ते है। उसका अन्त ही नही होता । 
हम जैसे-जैसे सेवामे गहरे उतरते है, वैसे-वैसे उसमेसे अधिक रत्न मिलते जाते है, 
सेवाके अवक्षर प्राप्त होते रहते है। 


१२, देश-गमन 


लडाईके कामसे मुक्त होनेके बाद मैने अनुभव किया कि अब मेरा काम दक्षिण 
आफ्रिकामें नही, वल्कि हिन्दुस्तानमे है। मैने देखा कि दक्षिण आफ़िकामे बैठा-बैठा मैं 
कुछ सेवा तो अवश्य कर सकूँगा, पर वहाँ मेरा मुख्य धन्वा धन कमाना ही हो 
जायेगा। 

देशका मित्रवर्ग भी देश छौट आनेके लिए बराबर आग्रह करता रहता था। 
मुझे भी लगा कि देश जानेसे मेरा उपयोग अधिक हो सकेगा। नेटालूमे श्री खान 
और मनसुखलाल नाजर थे ही। मैने साथियोके सामने मुक्त होनेकी इच्छा श्रकट 
की । वडी कठिनाईसे और एक हा्तके साथ वह पूरी की गई। शर्ते यह थी कि यदि 
एक वर्षके अन्दर कौमकी मेरी आवश्यकता मालूम हुई, तो मुझे वापस दक्षिण आफ्रिका 
पहुँचना होगा। मुझे यह झर्तें कडी लगी, पर मै प्रेमपाशसे बेचा हुआ था: 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७९-१९२; और खण्ड ३, पृष्ठ १६२-६३। 


(७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


काचे रे तांतण मरने हरिजीय बाँधी 
जम ता तेम तेमनी रे 
भने छागी कटारी प्रसनी रे 
हरिजीने मुझे कच्चे (प्रेम के ) धागेसे वाँव रखा है। थे ज्यो-ज्यो उसे खीचते 
है, त्यो-त्यो में उनकी होती जाती हूँ। मुझे प्रेमकी कटारी छगी है। 
मीरावाईकी यह उपमा थोडें-बहुत अथोमे मुझपर घटित हो रही थी। पच्र भी 
परमेश्वर ही हैं। मित्रोकी वातकों में ठुकंरा नहीं सकता था। मेत्े बचने दिया और 
उनकी अनुमति प्राप्त की। 
कहना होगा कि इस समय मेरा मिकट सम्बन्ध नेटालके साथ ही था। नेटालके 
हिन्दुस्तानियोंने मुझे प्रेमामृतसे नहला डिया। जगह-जगह मानपत्र समर्पणकी समाएँ 
हुई और हर जगहसे कौमती भेंटे मिली। 
सन्‌ १८९६ मे जब मेँ देश आया था, तब भी भेटे मिली थी। पर इस वारकी 
भेटोसे ओर समाओके दुष्बसे मैं अकुछा उठा। भेटोसे सोने-चादीकी चीजे तो थी ही, 
पर हीरेकी चीजे भी थी। 
इन सव चौजोंकों स्वीकार करवेका मुझे क्या अधिकार था? ब्रदि में उन्हें 
स्वीकार करता नो अपने मनकों यह कैसे समझाता कि कौमकी सेदा में पैसे लेकर 
नहीं करता? इन मेटोने से मुवक्तिकोकी दी हुई थोडी चीजोको छोड़ 
बाकी सव मेरी सार्वजनिक सेवाके तिमित्तसे ही मिलो थी। फिर, मेरे मनमे 
मवक्कियों और दमरे साथियोके बीच कोई सेद नहीं थां। सभी खास-लास मुद्विकेल 
सार्वजनिक कामोंमे भी मदद देनेवाले थे। 
साथ ही, इन मेटोमे पचास गिन्नियोका एक हार कस्तूरवाइके छिए था। पर 
वह वस्तु भी मेरी सेतके कारण हो मिश्री थी। इसलिए वह दसरी मैंटोने अछग 
नहीं की जा सकती थी। 
जिस गामको इनपेसे मख्य मेंटे मिली थी, वह रात मेने पायलको तरह जाकर 
विनाई। मैं अपने कमरेमे चक्कर काटता रहा, पर उलझन किसी तरह सुलझता न 
थी। पैकडोंकी कौमतके उपहारोकों छोड़ना कठित मालूम होता था; रखना उमसे 
भी अधिक कठिन लगता था। 
मन प्रब्व करता: में गायद मेंटोंको पा पाऊें, पर मेरे वच्चोका जचोका क्‍या होया? 
स्त्रीका क्या होगा? उन्हें शिक्षा तो सेवाकी मिलती थी। उन्हें हमेशा समझाया 
जाता था कि सेवाके दाम नहीं लिए जा सकते। 
मैं घरमे कीमती गहने वगैरा रखता नहीं था! सादगी बढ़ती जा रहा वा ; 
ऐसी स्थितिमे सोनेकी घडियोंका उपयोग कौन करता ? सोनेकी जंजीरें और हीरेकी 
ऑगूर्ठियाँ कौन पहनता ? में उस समय भी गहनों-गुरियोंका मोह छोड़तेका उपद्ञ 
औरोंकी दिया करता था। अब इन गहनों और जवाहरातका में वेया करता ; 


, 
0 | 
न्ञ 


१, देखिए खण्ड ३, इ8 २२१॥। दल ेु 
२. गांवोजी जून १८९६ में भारत छोटे ये। देखिए खण्ड १, द्वितीय संग्ोपिंत तेस्करण पृष्ठ ३७५१-७२ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७१ 


में इस निर्णयपर पहुँचा कि मुझे ये चीजें रखनी ही नहीं चाहिए। पारसी 
रुस्तमजी आदिको इन गहनोका न्‍्यासी नियुक्त करके उन्तके नाम छिखे जानेवाले 
पत्र का मसविदा मैने तेयार किया, और सवेरे स्त्री-पुत्रादिसि सछाह करके अपना बोझ 
हलका करनेका निरंचय किया | 

में यह जानता था कि घमर्पत्तीको समझाना कठित होगा। बच्चोको समन्नानेमे 
जरा भी कठिताई नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास था। अत उन्हे इस मामलेमे वकील 
वनानेका मेने नि३च्चय किया। 

लंडके तो तुरन्त समझ गये। उन्होने कहा, “हमे इत गहनोकी आवश्यकता 
नहीं है। हमे यह सब लौटा ही देने चाहिए और जीवनमे कभी हमे इन वस्तुओकी 
आवश्यकता हुई, तो क्‍या हम स्वयं खरीद न सकेगे ? “ 

ने लुथ हुआ। मैने पूछा, “तो तुम अपनी माँ को समझाओगे न? / 

“जरूर, जहूर। यह काम हमारा समझिए। उसे कौन ये गहने पहनने है ” 
वह तो हमारे लिए ही रखना चाहती है। हमे उतको जरूरत नहीं है, फिर वह हंठ 
क्यों करेगी? ” 

पर काम जितना सोचा था उससे अधिक कठिन सिद्ध हुआ। 

“भल्ते तुम्हे जरूरत न हो और तुम्हारे छडकोकों भी न हो। वच्चोको तो 
जिस रास्ते छगा दो, उसी रास्ते वे लूग जाते है। भक्त मुझे न पहनने दो, पर मेरी 
वहुओका क्या होगा? ये चीजे उतके तो काम आयेगी न? और कौस जानता है 
कल क्या होगा ? इतने प्रेमसे दी गुई चीजे वापस नहीं की जा सकती। 

पत्नोकी वाग्वारा चली, और उसके साथ अश्रुधारा मिल गई। बच्चें दृढ़ रहे। 
मुझे तो डिगना था ही नही। 

मैंने घीरेसे कहा. “लडकोका व्याह होने तो दो। हमे कौत उन्हें बचपतमे 
व्याहता है? बडे होनेपर तो ये स्वय ही जो करना चाहेंगे, करेगे। और गहनोकी 
गौकीन वहुएँ कहाँ खोजनी है हमे ? इतनेपर भी कुछ घडाना ही पडा, तो में कहाँ 
चला जाऊँगा ? ” 

“जानती हूँ आपको ! मेरे गहने भी तो आपने ही छे छिये न? जिल्होने मुझे 
सुखसे न पहनने दिये, वह मेरी बहुओके लिए क्या छाग्रेगें? छडकोकों आप अभीसे 
वैरागी वना रहे है| ये गहने वापस नहीं दिये जा सकते। और, मेरे हारपर आपका 
क्या अधिकार है? ” 

मैने पूछा, “पर यह हार तुम्हारी सेवाके बदलेमें मिछा है या मेरी सेवाके ? 

“क्ूछ भी हो। आपकी सेवा भेरी भी सेवा हुई। मुझसे तुमने रात-दित जो 
मजदूरी करवाई वह क्या सेवामे शुमार न होगी ? मुझे रुलाकर भी तुमने हर किसीको 
घरमे ठहराया और उसकी चाकरी करवाई, उसे क्या कहैगे ? “ 

ये सारे वाण नुकीले थे। इसमेसे कुछ चुमते थे, पर गहने तो मुझे वापस 
करने ही थे। वहुत-सी वातोपर सैने जसे-तैसे कस्तूरबाकी सहमती प्राप्त कर ली। 


१, देखिए खण्ड ३, ए8 २२३ | 


९७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१८९६में और १९०१ में मिली हुईं भेटे मैने छोटा दी। उनका ट्रस्ट बना और सावें- 
जनिक कामके लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोकी इच्छानुसार किया जाये, 
इस शझतेंके साथ वे वेकमे रख दी गईं। 

इन गहनोको वेचनेके निर्मित्से में कई वार पैसे इकट्ठा करनेमे समर्थ हो 
पाया। आज भो आपत्ति-कोपके रूपमे यह घन मौजूद हे, और उसमें वृद्धि होती 
रहती है। 

अपने इस कार्यपर मुझें कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। दिन बीतनेपर कस्तूरवाको 
मी इसके ओऔचित्यकी प्रतीति हों गई । इससे हम बहुत-से छालूचोसे बच 
गये है। 

मेरा यह मत बना है कि निजी मेटे सार्वजनिक सेवकके लिए नहीं हो सकती। 


१३, देथमें 


इस प्रकार में देश जानेके लिए बिदा हुआ। रास्तेमे मारिशस ([टापू ) पडता 
था। वहाँ जहाज लम्बे समयतक ठहुरा था। इसलिए में मारिशसमें उतरा और 
वहाँकी स्थितिकी ठोक-ठीक जानकारी प्राप्त कर छी। एक रात मेने वहाँके गवर्भर 
सर चार्ल्स शब्रूसके यहाँ मी बिताई थी। 

हिल्दुस्तान पहुँचनेपर थोडा समय मेने घूमनें-फिरनेमे बिताया। यह सन्‌ 
१९०१ का जमाना था। उम्र सालफी काग्रेस कलकत्तेमे होनेवाली थी। दिनशा एड्रलूजी 
वाच्छा उपके अध्यक्ष थे। मुझें काग्रेतमे तो जाना था ही। काग्रेमका यह मेरा पहला 
अनुभव था। 

वम्बईसे जिस गाडीमें सर फोरोजणाह मेहता रवाना हुए उसीमे में भी गया 
था। मुझे उनसे दक्षिण आक्रिकाके बारेमे बाते करनी थी। उनके डिव्ब्रेमे एक स्टेशन 
तक जानेकी मुझे अनुमति मिली थी। उन्होंने तो खास सलूनका प्रवस्ध किया था। 
उनके गाहो खर्च और ठाट-बाटसे मैं परिचित था। जिस स्टेशनपर उनके डिल्लेमे 
जानेफ़ी मुझे अनुमति मिली थी, उस्त स्टेशनपर में उसमे पहुँचा। उस समय उनके 
डि्वेंवे तबके दिनशाजों और तबके चिमतलाल सोतलवाड (इन दोनोकों सर 
की उपाधि बादमें मिछो थी) बैठे थे। उनके साथ राजनीतिक चर्चा चल रही थी। 
मुझे देखकर सर फीरोजशाह बोछे, “ग्रावी, तुम्हारा काम पार न पडेंगा। तुम जो 
कहोगे सो प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, पर अपने देशमे ही हमे कौन-से अधिकार 
मिलते है? मैं तो मानता हूँ कि जवतक अपने देगमे हमें सत्ता नहीं मिलती, 
तबतक उपनिषेश्ञोमे तुम्हारी स्थिति सुधर नहीं सकती। ' 

में तो सुनकर दग ही रह गया। सर चिमतलालने हाँ-मे-हाँ मिलाई। सर 
दिनशाने मेरी ओर दयाद्ें दृष्टिसे, देखा। 


१. मारीशसमें दिये गये भाषणके विवरणके लिए देखिए खण्ड ३, एछ २९६-२९७। 


-. सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७३ 


मेंते समझानंका कुछ प्रयत्न किया, परन्तु बम्बईके बेताजके बादशाहको मेरे 


जसा आदमी क्या समझा सकता था ? मेने इतनेसे ही सन्‍्तोष मात्रा कि मझे कामग्रेसमें 
प्रस्ताव पेश करने दिया जायेगा। 


दिनशा वाच्छा मेरा उत्साह बढानेके लिए बोले, “गाधी, प्रस्ताव लिखकर मशे 
बताना तो भला।” मैने उतका उपकार मान्रा। दूसरे स्टेशनपर ज्यों ही गाड़ी 
खडी हुईं, मे भागा और अपने डिवब्वेंसे घुस गया। 

हम कलकत्ते पहुँचे। अध्यक्ष आदि मेताओको नागरिक धूमधामसे के गये। मैने 
किसी स्यसेवकर्से पूछा, “मुझे कहाँ जाना चाहिए ?” वह मुझे रिपन कालेज ले 
गया । वहाँ बहुत-से प्रतिनिधि ठहराये गये थे। मेरे सौभाग्यसे जिस विभागमे मैं था, 
उसीमे लोकमान्य तिहूक भी ठहरे हुए थे। मुझे याद पडता है कि वे एक दिन बाद 
पहुँचे थे। 

जहाँ लोकमान्य हो, वहाँ छोटा-सा दरवार तो रूम ही जाता था। में चित्रकार 
होता, तो जिस खटियापर वे बैठते थे, उसका चित्र खीच देता। उस जगहका और 
उनकी बेठकका आज भी मुझे इतना स्पष्ट स्मरण हैं। उनसे मिलते आतलेवाले 
अनगिनत लोगोमे से एक ही का नाम मुझे याद है-- अमृतबाजार पत्निका' के 
मोतों वाव । उन दोनोंका खिलखिल्ाकर हँसना और राज्यकर्त्ताओके अच्यायके विषयमे 
उनकी वाते भूलने योग्य नही है । 

लेकिन वहाँकी व्यवस्थाकों थोडा देखे । स्वयंसेवक एक-दूसरेसे टकराते रहते थे। 
जो काम जिसे सौपा जाता वह स्वयं उसे न करता था। वह तुरन्त दूसरेकों पुकारता 
था। दूसरा तोसरेको। बेचारा प्रतिनिधि तो न तीनमें होता, न तेरहमे। 

मेने अनेक स्वयसेवकोसे दोस्तो की। उनसे दक्षिण आफ्रिकाकी कुछ बातें की। 
इससे वें जरा शरमिन्दा हुए। मेंते उन्हें सेवाका मर्म समझानेका प्रयत्न किया। वें 
कुछ समझे ! पर सेवाकी अभिरुचि कुंकुरमुत्तेकी तरह बातकी-बातमे तो उत्पन्न नहीं 
हो जातो। उसके लिए इच्छा चाहिए और बादमे अभ्यास। इन भोझे और भछे स्वय- 
सेवकोम इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास वे कहाँसे पाते ? कांग्रेस सालमे 
तीन दिनके लिए इक! होकर फिर सो जाती थी। सालहमे सिर्फ तीन दिनकी 
तालीमसे कितना सीखा जा सकता था ? जैसे स्वयसेवक थे, बसे ही प्रतिनिधि थे। 
उन्हे भी इतने ही दिनोकी ताढीम मिलती थी। वे अपने हाथसे अपना कोई भी 
काम न करते थे। सब बातोमे उनके हुक्म छूटते रहते थे। स्वयंसेवक, यह लाओ, 
स्वयंसेवक, वह हाओं चला ही करता था। 

अखा भगत (गुजरातके एक भक्‍त कवि। इन्होने अपने एक छप्पयमे छूआछूतको 

आमभडछेड अदकेरो अग” कहंकर उसका विरोध किया है और कहा है कि हिन्दू 

धर्ममे अस्पद्यताके लिए कोई स्थान नहीं है।) के अदकेरा अगर -- अतिरिक्त 
अग ' का भी ठीक-ठीक अनुभव हुआ। छुआछूतको माननेवाले वहाँ बहुत थे। द्राबिड़ी 
रसोई बिलकुल अछकूग थी। उन प्रतिनिधियोको तो दृष्टिदोष भी छग्रता था उनके 
लिए कारढेजके अहातेमें चटाइयोका रसोईघर बनाया गया था। उसमे घुरओं इतना 
रहता था कि आदमीका दम घुट जाये । खाना-पीवा सब उसीके अन्दर। रसोईघर 


(७४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


क्या था, एक तिजोरी थी। वह कहींसे भी खुला न था। मुझे यह वर्ण-धर्म उलछटा 
लगा। कांग्रेसमें आनेवाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछत रखते हैं, तो उन्हें भेजनेवाले 
लोग कितनी रखते होंगे ? इस प्रकारका त्ैराशिक लगानेसे जो उत्तर मिला, उसपर 
मेने एक लम्बी साँस ली। 

गन्दगीकी हृंढ नहीं थी। चारों तरफ पाती ही पानी फैल रहा था। पाखाने 
कम थे। उनकी दुर्गन्‍्धकी याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंते एक स्वयंसेवकको 
यह सब दिखाया। उसते साफ इनकार करते हुए कहा “यह तो भंग्रीका काम है।” 
मैंने झाड़ माँगा । वह मेरा मुँह ताकता रहा। मैंने झाड़ खोज विकाछा। पाखाना साफ 
किया। पर यह तो मेरी अपनी सुविधाके लिए हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी और 
पाखाने इतने कम थे कि हर बारके उपयोगके बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी । 
यह मेरी शक्तिके वाहरकी वात थी। इसलिए मैंने अपने लायक सुविधा करके सन्तोष 
माना। मेने देखा कि दूसरोंको यह ग्रल्‍्दगी जरा भी अखरती ने थी। 

पर बात यहीं खतम नहीं होती। रातके समय कीई-कोई तो कमरेके सामने- 
वाले बरामदेमें ही निबट लेते थे। सवेरे स्वयंसेवकोंकों मैंने मेला दिखाया। कोई साफ 
करतेकी तेयार व था। उसे साफ करनेका सम्भात भी मेने ही प्राप्त किया। यद्यपि अब 
इन बातोंमें बहुत सुधार हो गया हैं, फिर भी अविचारी प्रतिनिधि अवतक कांग्रेसके 
शिविरको जहाँ-तहाँ मलत्याय करके गन्दा करते हैँ, और सब स्वयंसेवक उसे साफ 
करनेके लिए तेयार नहीं होते। 

मैंने देखा कि अगर कांग्रेसकी वेठक ऐसी मन्दगीमें अधिक दिनों तक जारी 
रहती तो अवश्य बीमारी फैल जाती। 


१४, वलके और बेरा 


कांग्रेके अधिवेशनकों एक-दो दिनकी देर थी। मेने निश्चय किया था कि 
कांग्रेस कार्यालयमें मेरी सेवा स्वीकार की जाये, तो सेवा करूँ और अनुभव छूं। 
जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन नहा-घोकर में कांग्रेसके कार्याल्यर्में गया। 

श्री भूपेस्धताथ बसु और श्री घोषाल मन्जी थे। में भूपेतवावूके पास पहुंचा 
और सेवाकी माँग की। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले : “ मेरे पास तो कोई काम 
तहीं है, पर शायद श्री घोषाल आपको कुछ काम दे सकेंगे। उनके पास जाइए” 

में घोषाल बावके पास गया। उन्होंने मुझे ध्यानसे देखा और जरा हँसकर 
मुझसे पूछा : 

“ मेरे पास तो बलकका काम है, आप करेंगे !,, 

मैने उत्तर दिया: “अवश्य कखूँगा। मेरी शक्तिसे बाहर न हो, ऐसा हर 
काम करनेके लिए में आपके पास आया हूँ।" 

“नौजवान, यही सच्ची भावना है।” और वगढछमें खड़े स्वयंसेवकोंकी ओर 
देखकर बोले : “सुनते हो, यह युवक क्या कह रहा हैं?” 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७५ 


फिर मेरी ओर मुडकर वोले * “तो देखिए यह तो है पत्रोका ढेर, और यह्‌ 
मेरे सामने कुर्सी है। इसकर आप बैठिए। आप देखते है कि मेरे पास सैकडो आदमी 
आते रहते हैं| मैं उनसे मिलूँ या इन वेकार पत्र लिखनेवालोकों उनके पत्रोका जवाब 
लिखूँ ? मेरे पास ऐसे वछके नहीं हैं, जिनसे यह काम ले सकू। इन सब पत्रोमे से 
बहुतोमे कामकी एक भी वात न होगी। पर आप सबको देख जाइए। जिसकी पहुँच 
भेजना उचित समझे उसकी पहुँच भेज दीजिए । जिसके जवाबके वारेमे मुझसे पूछना 
जरूरी समझे मुझे पूछ लीजिए ।” 

में तो इस विश्वाससे मुग्च हो यया। 

श्री घोपाल मुझे पहचानते वे थे। नाम-धाम जाननेका काम तो उन्होने बादमे 
किया । 

पत्रोका ढेर साफ करनेका काम मुझे बहुत आसान छूगा। अपने सामने रखे 
हुए ढेरकों मेने तुरन्त निवटा दिया। घोषालवाबू खुश हुए। उनका स्वभाव बातूनी 
था। में देखता था कि बातोमे वे अपना बहुत समय विता देते थे। मेरा इतिहास 
जाननेके वाद तो मुझे कलकंका काम सौपनेके लिए वे कुछ लछज्जित हुए। पर मैने 
उन्हें निश्चिन्त कर दिया “कहाँ आप और कहाँ में? आप काग्रेसके पुराने सेवक 
हैं। मेरे गुरुनन हँँ। में एक अनुभवहीन नवयुवक हूँ। यह काम सौपकर आपने 
मुझपर उपकार ही किया है, क्योंकि मुझे काग्रेसमे काम करना है। उसके कामकाजकों 
समझनेका आपने मुझे अलम्य अवसर दिया है। 

घोषालवाबू बोले, “ असलमे यही सच्ची वृत्ति है। पर आजके नवयुवक इसे 
नही मानते। बसे, में तो काग्रेसकों उसके जन्मसे जानता हँ। उसे जन्म देनेमे श्री 
हयूमसके साथ मेरा मी हिस्सा था।” 

हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई । दोपहरके भोजनमे उन्होने मुझे अपने साथ 
ही रखा। 

घोषालवाबूके वटन भी 'वबैरा” लगाता था। यह देखकर बैरे का काम मैने 
ही ले लिया। मुझे वह पसन्द था। बडोके प्रति मेरे मनसे बहुत आदर था। जब वे 
मेरी बृत्ति समझ गये, तो अपनी निजी सेवाके सारे काम मुझसे छेने छगे। बटन 
लगाते समय मुझसे मुस्कुराकर कहते, “देखिए न, काग्रेसके सेवककों वटन छग्रानेका 
भी समय नहीं मिलता, क्योकि उस समय भी उसे काम रहता है!” इस भोलेपन 
पर मुझे हँसी तो आई, पर ऐसी सेवाके प्रति मनमे थोडी भी अरुचि उत्पन्न न 
हुईं। और मुझे जो लाभ हुआ, उसकी कीमत तो आँकी ही नहीं जा सकती। 

कुछ ही दिलोमे मुझे काग्रेसकी व्यवस्थाका ज्ञान हो गया। कई नेताओसे भेट 
हुईं। गोखले, सुरेन्द्रनाथ आदि योद्धा आते-जाते रहते थे। में उनकी रीति-नीति देख 
सका। वहाँ समयकी जो बरबादी होती थी, उसे भी मेने अनुभव किया। अग्रेजी 
भाषाका प्रावल्य भी देखा। इससे उस समय भी मुझे दुख हुआ था। मेने देखा कि 
एक आदमीसे हो सकतनेवाले काममे अनेक आदमी लग जाते थे, और यह भी देखा 
कि कितने ही महत्वपूर्ण काम कोई करता ही न था। 


१७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेरा मन इस सारी स्थितिकी टीका किया करता था। पर चित्त उदार था, 
इसलिए वह मान छेता था कि जो हो रहा है, उसमे अधिक सुधार करना सम्मद 
न होगा। फलूत: मनमे किसीके प्रति अरुचि पैदा न होती थी। 


१५, कांग्रेसमें 


काग्रेसका अधिवेशन शुरू हुआ। पडालका भव्य दृश्य, स्वयंसेवकोकी कतारे, 
मंचपर नेताओकी उपस्थिति इत्यादि देखकर में घबरा गया। इस समामे मेरा पता 
कहाँ लछंग्रेगा, यह सोचकर में अकुछा उठा। 

सभापतिका भाषण तो एक पुस्तक ही थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पूरा 
पढ़ा जा सके। अतः उसके कुछ अंश ही पढ़े गये। 

बादमें विषय-निर्वाचिनी-समितिके सदस्थ चुनें गये। उसमें गोखले मुझे छे 
गये थे। 

सर फीरोजभाहने मेरा प्रस्ताव लेनेकी स्वीकृति तों दी थी, पर उसे कांग्रेसकी 
विषय-निर्वाचिनी समितिमें कौन प्रस्तुत करेगा, कब करेगा, यह सोचता हुआ में 
समितिमे बैठा रहा। हरएक प्रस्तावपर लम्बे-लम्बे माषण होते थे और सब अंग्रेजीमे । 
हरएकके साथ प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम जुडे होते थे। इस नक्‍कारखानेसे मेरी तूती 
कौन सुनेगा ? ज्यो-ज्यों रात वीतती जाती थी, त्यो-त्यो मेरे दिककी घडकन बढती 
जाती थी। मुझे याद आ रहा है कि अन्त-अन्तमे पेज होनेवाले प्रस्ताव आजकलके 
विमानोको गतिसे चल रहे थे। सभी भागनेकी तेयारीमे थे। रातके ग्यारह वज गये 
थे। मुझमें वोलनेकी हिम्मत न थी। मैं गोखलेसे मिरू चुका था, और उन्होने मेरा 
प्रस्ताव देख लिया था| उनकी कुर्सीके पास जाकर मैने घीरेसे कहा: “ मेरे लिए कुछ 
कीजियेगा ।” उन्होनें कहा: “आपके प्रस्तावकों में मूछा नहीं हूँ। यहाँकी उतावली 
आप देख रहे हैं, पर में इस प्रस्तावकों मूलने नही दूँगा।” 

सर फीरोजशाह बोले : “ कहिए, सब काम निवट गया न?” 

गोखले बोल उठे: “दक्षिण आफ्रिकाका प्रस्ताव तो वाकी ही है। श्री गाधी 
कबसे बैठे राह देख रहे हैं।” 

सर फीरोजशाहने पूछा : “आप उस प्रस्तावकों देख चुके हैं?” 

हरा हां [! 

/ आपको वह पसन्द आया २” 

“काफी अच्छा है।” 

“तो गाघी, पढो।* 

मैने कापते हुए प्रस्ताव पढ़ सुनाया । 

गोखलेने उसका समर्थन किया। 

सब बोल उठे, “ सर्वे-सम्मतिसे पास” 

बाच्छा बोले, “गांधी, तुम पाँच मिनट छेना।” 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७७ 


इस दृहयसे मुझे प्रसन्तता नहीं हुई। किसीने भी प्रस्तावकों समझनेका कष्ट 
नहीं उठाया। सव जल्दीमे थे। गोखलेतरे प्रस्ताव देख लिया था, इसलिए दसरोको 
देखने-सुननेकी आवश्यकता प्रतीत न हुई। 

सवेरा हुआ। मुझे तो अपने भाषणकी फिक्र थी! पाँच मिनटमें क्या बोलूगा ? 
मैने तैयारी तो अच्छी कर ली थी पर उपयुक्त शब्द सूझते न थे। लिखित भाषण 
न पढनेका मेरा निश्चय था। पर ऐसा प्रतीत हुआ कि दक्षिण आफिकामे भाषण 
करनेकी जो स्वस्थता मुझसे आई थी, उसे मै यहाँ खो बैठा था! 

मेरे प्रस्तावका समय आने पर सर दिनशाने मेरा नाम पुकारा '। में खडा हुआ । 
मेरा सिर चकराने लगा। जैसे-तैसे मैने प्रस्ताव पढा। किसी कविनें अपनी कविता 
छपाकर सब प्रतिनिधियोमे वॉटी थी। उसमे परदेश जानेकी और समुद्र-यात्राकी स्तुत्ति 
थी। वह मैंने पढ सुनाई, और दक्षिण आफ़रिकाके दु खोकी थोडी चर्चा की। इतनेमे 
सर दिनशाकी घटी वजी। मुझे विश्वास था कि मैने अभी पाँच मिनट पूरे नही किये 
है। मुझे पता व था कि यह घटी मुझे चेतानेके लिए दो मित्रट पहले ही बजा दी 
गई थी। मेने बहुतोकों आघ-आधब, पौन-पौन घंटे बोलते देखा था और घंटी नहीं 
वजी थी। मुझे दुख तो हुआ। घटी बजते ही मैं बैठ गधा। पर उक्त काव्यमें सर 
फीरोजशाहको उत्तर मिछ गया, ऐसा मेरी अल्पबुद्धिनें उस समय मान्त लिया। प्रस्ताव 
पास होनेके बारेसे तो पूछना ही क्या था? उन दिनो दर्शक और प्रतिनिधिका भेद 
क्वचित्‌ ही किया जाता था। प्रस्तावोका विरोध करनेका कोई प्रइन ही नहीं था। सब 
हाथ उठाते ही थे। सारे प्रस्ताव सर्व-सम्मतिसे पास होते थे। मेरा प्रस्ताव भी इसी 
तरह पास हुआ। इसलिए मुझे प्रस्तावका महत्व वही जान पड़ा। फिर भी कामग्रेसमे 
मेरा प्रस्ताव पास हुआ, यह बात ही मेरे आनन्दके लिए पर्याप्त थी। जिस पर 
काग्रेसकी मुहर छग गई, उसपर सारे भारतकी मुहर है, यह ज्ञान किसके लिए 
पर्याप्त न हीगा ? 


१६. लाड़े कर्जनका दरबार 


काग्रेस-अधिवेशन समाप्त हुआ, पर मुझे तो दक्षिण आफ्रिकाके कामके लिए 
कलकत्तेमें रहकर चेम्बर आफ कामर्स इत्यादि मण्डलोसे मिलना था। इसलिए मैं 
कुलकत्तेमे एक महीना ठहरा। इस वार मैने होठलमें ठहरनेके बदले परिचय प्राप्त 
क्रके इंडिया क्लब में ठहरनेकी व्यवस्था की। इस क्लबम अग्रगण्य भारतीय उतरा 
करते थे। इससे मेरे मनमें यह लोभ हुआ कि उनसे मेलजोल बढ़ाकर उनमे दक्षिण 
आफ्रिकाके कामके लिए दिलचस्पी पैदा कर सक्गा। इस क्लबमे गोखले हमेशा तो 
नही, पर कभी-क्ी विलियर्ड खेलने आया करते थे। जैसे ही उन्हे पता चला कि 


१, देखिए खण्ड ३, एछ २१२९-३२! 
२, देखिए पृष्ठ १७२ । 


३९-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में कलकत्तेमें ठहरनेवाछा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ रहनेके छिए निमन्त्रित किया। 
मेने उनका निमन्त्रण सामार स्वीकार किया, पर मुझे अपने-आप वहाँ जाना ठीक 
अर जा का शत शत मम 

| तुम्ह, इस दंगम रहना 
है। अतएव ऐसे सकोचसे काम नहीं चलुंगा। जितने अधिक छोगोंके साथ मेहूजोछ 
बढा सको, तुम्हें बढ़ाना चाहिए। मुझे तुमसे काग्रेसका काम छेना है।” 

गोखलेके स्थान पर जानेसे पहलेका इंडिया क्लब ' का एक अनुमव यहां देता हैं। 

उन्ही दिनो छार्ड कर्जनका दरवार हुआ था। उसमें आनेवाले कोई राजा इस 
क्लब ठहरे हुए थे। क्लबमें तो में उनको हमेशा सुन्दर बंगाली बोती, कुर्ता 
और चादरकी पोणाकर्म देखता था। आज उन्होंने पतलन, चोगा, खानसामोकौ-सी 
पगड़ी और चमकीले वूट पहने थें। यह देखकर मुझे दुःख हुआ और मैते इस परि- 
वर्ततका कारण पूछा। 

जवाब मिला, “हमारा दुःख हम ही जानते हैं। अपनी सम्पत्ति और अपनी 
उपाधियोको सुरक्षित रखनेके लिए हमें जो अपमान सहने पड़ते हूँ, उन्हें आप कैसे 
जान सकते हैं?” 

“पर यह खानसामें-जैसी पड़ी और ये वूट किसलिए ?” 

“ हममें और खानसामोर्में आपने क्‍या फर्क देखा? वे हमारे खानसामा हैं, तो 
हम छार्ड कर्जनके खानसामा हूँ। यदि में दरवारमे अनुपस्थित रहूँ, तो मुझे उसका 
दण्ड भुगतना पड़ेगा। अपनी साधारण पोणाक पहनकर जाऊँ, तो वह अपराध माना 
जायेगा । और वहाँ जाकर भी क्‍या मुझे छाड्ड कर्जनसे बातें करनेका अवसर मिलेगा? 
कंदापि नही ।” 

मुझे इस स्पप्ट वक्‍ता भाई पर दया काई। 

इसी जगह एक और दरवार मुझे याद आ रहा है। 

जब काणीके हिन्दू विश्वविद्यालयकी नींव छार्ड हाडिगके हाथो रखी गई, 
तव उनका दरवार हुआ था। उसमें राजा-महाराजा तो आये ही थे। भारतमूषण 
मालवीयजीने मुझसे भी उसमे उपस्थित रहनेका विशेष आग्रह किया था। में वहाँ 
गया था। 

राजा-महा राजाओंकी केवल स्त्रियोके ही योग्य पोंगाके देखकर मुन्ें दुःख हुआ 
था। रेशमी पाजामे, रेशमी मँगरखें और गलेगें हीरे-मोतीकी मालाएँ, हाथ पर वाजू- 
बन्द और पगड़ी पर हीरे-मोतीकी झालरे ! इन सबके साथ कमरमें सोनेकी मूठवाली 
तलवार छटकती थी। किसीने बताया कि ये चीजे उनके राज्याधिकारकी नहीं, वल्कि 
उनकी गुरामीकी निगानियाँ हैं। मैं मातता था कि ऐसे नामर्दी-सूचक आमूषण वे 
स्वेच्छासे पहनते होगे। पर मुझे पता चला कि ऐसे सम्मेलनोमे अपने सव मूल्यवान 
बआमपण पहनकर जाना राजाओंके लिए अनिवार्य था। मुझे यह भी मालूम हुआ 
कि कइयोकों ऐसे आभूषण पहननेसे घुणा थी और ऐसे दरवारके अवसरोको छोड़कर 
अन्य किसी अवसर पर वे इन गहनोकों पहनते भी न थे। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १७९ 


इस वातमें कितनी सचाई थी, सो में नहीं जानता। बे दूसरे अवसरो पर पहनते 
होंया न पहनते हो, क्या वाइसरायके दरवारमभे और क्या दूसरी जगह, औरतोको 
ही शोभा देनेवाले आमृूषण पहुनकर जाना पड़े, यही पर्याप्त दु.खकी बात है। 

धन, सत्ता और मान मनुष्यसे कितने पाप और अन्य कराते है! 


१७, गोखलेके साथ एक महीना - १ 


पहले ही दिनसे गोखलेने मुझे यह अनुभव न करने दिया कि में मेहमातर हूँ। 
उन्होने मुझे अपने सगे छोटे भाईकी तरह रखा। मेरी सव आवश्यकताएँ जान ली 
और उनके अनुकूछ सारी व्यवस्था कर दी। सोभाग्यसे मेरी आवश्यकताएँ थोडी ही 
थी। मैंवे अपना सब काम स्वय कर छेनेकी आदत डाल ली थी, इसलिए मुझे दृसरोसे 
चहुत थोड़ी सेवा लेनी होती थी। स्वावहम्बनकी मेरी इस आदतकी, उस समयकी मेरी 
पोशाक आदिकी, सफाईकी, भेरे उद्यमकी और मेरी नियमितताकी उनपर गहरी छाप 
पड़ी थी और इन सबकी वे इतनी तारीफ करते थे कि में घवरा उठता था। 

मुझे यह अनुमव न हुआ कि उनके पास मुझसे छिपाकर रखने छायक कोई 
वात थी। जो भी बड़े आदमी उनसे मिलने आते, उनका मुझसे परिचय कराते थे। 
ऐसे परिचयोमें आज मेरी आँखोके सामने सबसे अधिक डा० अफुलल्चच्ध राय आते 
है। वे गोललेके मकानके पास ही रहते थे और कह सकता हूँ कि लगभग रोज ही 
उनसे मिलने आते थे। 

४ के प्रोफेसर राय है। इन्हे हर महीने आठ सौ रुपये मिलते है। ये अपने 
खर्चके लिए चालीस रुपये रखकर वाकी सव सार्वजनिक कामोमे दे देते है। इन्होने 
व्याह नही किया है और न करता चाहते हैं।” इन शब्दोमें गोखलेने मुझे उनका 
परिचय कराया। 

आजके डा० राय और उस समयके प्रो० रायमे मैं थोड़ा ही फर्क पाता हूँ। 
जो वेषभूषा उनकी तब थी, लगभग वही आज भी है। हाँ, आज वे खादी पहनते 
है, उस समय खादी थी ही नहीं। स्वदेशी मिलके कपडे रहे होगे। गोखडे और 
प्रो० रायकी बातचीत सुनते हुए मुझे तृप्ति ही न होती थी। क्योकि उनकी बाते 
देशहितकी ही होती थी था फिर वह कोई ज्ञान चर्चा होती थी। कई बातें ढु:खद 
भी होती, क्योकि उनमें नेताओकी टीका रहती थी। इसलिए जिन्हें मैने महान योद्धा 
समझ रखा था, ऐसे कई मुझे बौने छगने लगे। 

गोखछेकी काम करनेकी रीतिसे मुझे जितना आनन्द हुआ उतनी ही शिक्षा भी 
मिल्ी। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नही जाने देते थे। मैंने अनुसव किया कि उनके 
सारे सम्बन्ध देश-कार्यके निमित्त ही थे। सारी चर्चाएँ भी देश-कार्यकी खातिर ही होती 
थी। उनकी बातोमे मुझे कही मलिनता, दम्भ अथवा झूठके दर्शन नहीं हुए । हिन्दु- 
स्तावकी गरीबी और गूलछामी उन्हे प्रतिक्षण चुमती थी। अनेक लोग अनेक विषयोमे 
उत्तकी रुचि जगानेके लिए आते थे। उत सबको वे एक ही जवाब देते थे: “ आप 
यह काम कीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए। सुझे तो देशकी स्वाघीनता श्राप्त 


हद सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


करनी हे। उसके मिलने पर ही मुझे दुसरा कुछ सूझेगा। इस समय तो इस कामसे 
मेरे पास एक क्षण भी वाकी नहीं बचता। 

रानडेके | प्रति उनका पृज्यमाव वात-वातमे देखा जा सकता था। ' रानडे यह 
कहते थे, ये झब्द तो उनकी बातचीतमे रूगमग 'सूत उबाच ' जैसे हो गये थे। 
में वहाँ था उन्हीं दिनों रानडेकी जयन्ती ( अथवा पुण्यतिथि, इस समय ठीक याद 
नही है ) पडती थी। ऐसा ऊुगा कि गोखके उसे हमेणा मनाते थे। उस समय वहाँ 
मेरे सिवा उनके मित्र प्रो० काथवटे ओर दूसरे एक सज्जन थे, जो सब-जज थे। 
इनको उन्होने जयन्ती मवानेके लिए निमन्त्रित किया, और उस अवसरपर उन्होने हमे 
रानडेके अनेक सम्मरण सुनाये। रानडे, तेलंग” और माण्डलिककी ' तुलना भी की। 
मुझ स्मरण हू कि उन्होंने तेलगकी भाषाछी प्रअसा की थी। सुधारकके रूपमे माण्डलिक 
की स्तुति की थी। अपने मुवविक्रलठकी वे कितनी चिन्ता रखते थे, इसके दृष्टान्तके 
रूपमे उन्होंने यह किस्सा सुनाथा कि एक बार रोजकी ट्रेन छूट जानेपर वे किस 
तरह स्पेणल ट्रेने अदाकृत पहुँचे थे। और, रानडेकी चीमुखी भक्तिका वर्णन करके 
उस समयके मनेताओमें उनकी सर्वश्षेप्ठना सिद्ध की थी। रानडे केवक न्यायमूर्ति नही 
थे। वे इतिहासकार थ॑, अर्थगास्त्री थे, सुधारक थे। सरकारी जज होते हुए भी वे 
कांग्रेसमें दर्भमककी तरह निठर भावसे उपस्थित होते थे। इसी तरह उनकी बुद्धिमत्ता 
पर छोगोकी इतना विश्वास था कि सब उनके निर्णयोकों स्वीकार करते थे। यह सब 
वर्णन करते हुए योख्रूँके हपेकी सीमा न रहती थी। 

गोखले धोड़ामाडी रखते थे। मेने उनसे इसकी शिकायत की। में उतकी 
कठिनाइयाँ समझ नहीं सका था। “आप सब जगह ट्राममें क्यों नहीं जा सकते ? 
क्या इससे नेतावर्भकी प्रतिष्ठा कम होती है?” 

कुछ दु.खी होकर उन्होंने उत्तर दिया: “क्‍या तुम भी मुझे पहचान न सके ! 
मुझे बड़ी घारासमासे जो रुपया मिलता है, उसे में अपने काममे नहीं छाता। तुम्हे 
ट्राममे आते-जाते देखकर मुझे ईर्प्या होती है, पर में वैसा मही कर सकता। जितने 
लोग मुझे पहचानते हूँ उतने ही जब तुम्हें भी पहचानने लगेंगे, तब तुम्हारे छिए भी 
ट्राममे घूमना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायेगा। नेता जो-कुछ करते है 
सो मौज-शौकके लिए ही करते है, यह माननेका कोई कारण नही है। तुम्हारी सादगी 
मुझे पसन्द है। में यथासम्भव सादगीसे रहता हूँ। पर तुम निश्चित मानना कि मुझ- 
जसोके लिए कुछ खर्च अनिवार्य हैं!” 

इस तरह मेरी एक शिकायत तो ठीक ढंगसे रद हो गई।' पर दूसरी जो 
शिकायत मैसें की, उसका कोई सन्तोपजनक उत्तर वे नहीं दे सके। 


१, मदादेव गोविन्द रानडे ( १८४२-१९०१ ), संमाज-सुधारक और छेखत; वम्बई उच्च न्यायाल्यक 
न्यायाधीश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतके सरवापक्रोर्मलि एकक। 

२, काशीनाय व्यवक्र तैछग ( १८५०-२८९३ ); वम्बई उच्चन्यायाल्यके न्‍्यायापीश; भारतीय राष्ट्री 
कांग्रेसके संस्थापकरोर्म से एक । 5 

३. विश्वनाव नाराथण माण्डल्कि (१८२३-१८८९ ), अतिद्ध वक्कीरू व सार्वजनिक कार्यकर्ता 

४ ऐेसिए खण्ड ३, पृष्ठ २४१। 


सेत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १८१ 


मैंने कहा, “ पर आप टहलने भी तो ठीकसे नही जाते। ऐसी दशामे आप बीमार 
रहे तो इसमें आइचर्य क्या? क्‍या देशके काममेसे व्यायामके लिए भी फुरसत नही 
मिल सकती ? ” 

जवाब मिला . “ तुम मुझे किस समय फुरसतमे देखते हो कि में घमने जा सके?” 

मेरे मनसे गोखलेके लिए इतना आदर था कि मै उन्हे प्रत्युत्तर नही देता था। 
ऊपरके उत्तरसे मुझे सनन्‍्तोष नहीं हुआ, फिर भी मैं चुप रहा। मैने यह माना है 
और आज भी मानता हूँ, कि चाहे जितने काम होनेपर भी जिस तरह हम खानेका 
समय निकाले बिना नहीं रहते, उसी तरह व्यायामका समय भी हमे निकारूमा चाहिए। 
मेरी यह नमञ्न राय है कि इससे देशकी सेवा अधिक ही होती है, कम नही। 


१८. गोखलेके साथ एक महीना -- २ 


गोखलेकी छायातले रहकर मेने सारा समय घरमें बैठकर नही बिताया! 

दक्षिण आक्रिकाके अपने ईसाई मित्रोसे मैने कहा कि मैं हिन्दुस्तानके ईसाइयोसे 
मिलूगा और उनकी स्थितिकी जानकारी प्राप्त करूँगा। मैने कालीचरण बनर्जीका ताम 
सुना था। वे काग्रेसके कामोर्में अगुआ वनकर हाथ बेँटाते थे, इसलिए मेरे मनमे उनके 
प्रति आदर था। साधारण हिन्दुस्तानी ईसाई काग्रेससे और हिन्दू-मुसछमानोसे अछूग 
रहा करते थे। इसलिए उनके प्रति मेरे मतमें जो अविश्वास था, वह कालीचरण 
बनर्जीके प्रति नहीं था। मैने उनसे मिलनेके वारेमे मोखलेसे चर्चा की । उन्होने कहा . 
“बहाँ जाकर तुम क्या पाओगे? वे बहुत भछे आदमी है, पर मेरा ख्याल है कि 
वे तुम्हे सन्‍्तोष नही दे सकेगे।! में उन्हे मली-भाँति जानता हूँ। फिर भी तुम्हे 
जाना हो तो श्ौकसे जाओ।” 

मैने समय माँगा था। उत्होने तुरन्त समय दिया और में उनके घर भया। 
उनकी धर्मपत्नी मृत्यगव्यापर पडी थी। घर उनका सादा था। मैने काग्रेसमें उनको 
कोट-पतलनम देखा था। घरमसे उन्हें मैने वगाली धोत्ती और कुर्ता पहने देखा। यह 
सादगी मुझे पप्तन्द आई। उन दिनों में स्वयं पारसी कोट-पतलून पहनता था, फिर 
भी मुझे उनकी यह पोशाक और सादगी बहुत भाई। मैने उतका समय न गँवाते 
हुए अपनी उलझने पेज की। उन्होनें मुझसे पूछा, “आप मानते हैँ कि हम अपने 
साथ पाप छेकर पैदा होते है?” 

मेने कहा, " जी, हाँ।” 

“तो इस मल पापका निवारण हिन्द धर्ममें नही है, जब कि ईसाई धर्ममे 
है।” यो कहकर वे बोले” “पापका बदला मौत है। बाइबल कहती है कि इस 
मौतसे वचनेका मार्ग ईसाकी शरण है। 

मैंने भगवदगीताके भक्तिमार्गकी चर्चा की। पर मेरा बोलना निरथंक था। 
भलमनसाहतके लिए मैते इन भले आदमीका उपकार माना। यद्यपि सुझे सन्तोष न 
हुआ, फिर भी इस भेठसे छाभम ही हुआ। 


१८२ सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


में यह कह सकता कि इसी महीनेमें मैने कलकत्तेकी एक-एक गली छान 
डाली। अधिकांश काम मैं पैदल चलकर करता था। इन्ही दिनों मैं न्यायमरतति मित्रसे 
मिला। सर युरुदास वनर्जीसि मिला। दक्षिण आफ्रिकाके कामके छिए उनकी सहायता 
आवश्यक थी। उन्ही दिनो मेने राजा मर प्यारीमोहन मुखर्जके भी दर्शन किये। 

कालीचरण बनर्जीने मुझसे काली-मन्दिरकी चर्चा की थी | यह मन्दिर देखनेकी 
मेरी तीन्र इच्छा थी। मेने उसका वर्णन पस्तकर्में पढ़ा था। इसलिए एक दिल वहाँ 
जा पहुंचा। न्यायमूर्ति मित्रका मकान उसी मुहल्लेमें था। अतएवं जिस दिन उनसे 
मिला, उसी दिन काली-मन्दिर भी गया। रास्तेसें बलिदनके वकरोकी लम्बी कतार 
चली जा रही थी। मन्दिरकी गलीमे पहुँचते ही मेने मिखारियोक्ती मीड रूगी देखी। 
वहाँ साधु-संन्यासी तो थे ही। उन दिलों भी मेरा नियम हृप्ट-पुप्ट मिखारियोंकों कुछ 
न देनेका था। भिलारियोने मुझे बरी तरह घेर लिया था। एक वादाजी चबृत्तरे 
पर वेठे थे। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, “ क्‍यों त्रेटा, कहाँ जाते हो?” मैने समुचित 
उत्तर दिया। उन्होंने मुन्ते और मेरे साथियोंको वैठनेके छिए कहा। हम बैठ गये। 

मैने पूछा, “इन वकरोंके वलिदावको आप धर्म मानते हें? 

४“ जीवकी ह॒त्याकी धर्म कौन मानता हैं?” 

“तो आप यहाँ वैठकर लोंगोंको समझाते क्यो नहीं?” 

“हमारा यह काम नहीं है। हम तो यहाँ वेठकर भगवद-मक्ति करते हैं।” 

“पर इसके लिए आपको कोई दृसरी जगह न मिली?” 

“बावाजी बोले: “हम कही नी बे, हमारे लिए सव जगह समान है। 
लोग तो भेड़ोंके झंडकी तरह है। बड़ें लोग जिम रास्ते ले जाते हैँ, उसी रास्ते वे 
चलते हें। हम साधुओंकों उससे क्या मतलूव ? 

मैने संवाद आगे नहीं वढाया। हम मन्दिरमें पहुँचे। सामने लहुकी नदी वह 
रही थी। दर्शनोंके लिए खडे रहनेकी मेरी इच्छा न रही। में वहुत बरछुछाया, वेचेन 
हुआ। वह दृष्य में अब तक मूल नहीं सका हैं। 

उसी दिन मुझे एक बंगाली समाका निमस्त्रण मिला था। वहाँ मैने एक सज्जनसे 
इस क्र पूजाकी चर्चा की। उन्होंने कहा: “हमारा स्याल यह है कि वहाँ जो 
नगाड़े वगैरा वजते रहते है, उनके कोलाहलमें वकरोको चाहे जैसे भी मारो उन्हें कोई 
पीड़ा नहीं होती।* 

उनका यह विचार मेरे गले न उतरा। मैंने उत सज्जनसे कहा कि यदि बकरोंके 
जवान होती तो वे दूसरी ही वात कहते। मैने अनुमव किया कि यह क्रूर श्रया 
बन्द होनी चाहिए। वुद्धदेववाली कथा मुझे याद आईं। पर मेने देखा कि यह काम 
मेरी शक्तिसे वाहर है। 

उस समय मेरे जो विचार थे वे ही आज भी है। मेरे व्यालमें वकरोंके जीवनका 
मूल्य भनुष्यके जीवनसे कम नही है। अपने मनुप्य-देहकी रक्षाके लिए मैं वकरेकी देह 
लेनेको तैयार म होऊँगा। मैं यह मानता हूँ कि जो जीव जितना अधिक अगर हैं, 
उतना ही उसे-मनुष्यकी ऋ्रतासे-वचनेके छिए मनुष्यका आश्रय पानेका अधिक अधिकार 


न्‍ैँ 


न 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १८३ 


है। पर वैसी योग्यताके अभावमे भनुष्य आश्रय देनेसे असमर्थ है। बकरोको इस पापपूर्ण 
होमसे वचानेके लिए जितनी आत्मशुद्धि और त्याग मुझमे है, उससे कही अधिककी 
मुझे आवश्यकता है। जान पडता है कि अभी तो उस शुद्धि और त्यागका रटठन 
करते हुए ही मुझे मरता होगा। में यह प्रार्थना निरन्तर करता रहता हूँ कि ऐसा 
कोई तेजस्वी पुरुष और ऐसी कोई तेजस्विनी सती उत्पन्त हो, जो इस महापातकसे 
मनुष्यकों वचाये, निर्दोष प्राणियोकी रक्षा करे और मन्दिरको शुद्ध करे। ज्ञाती, 
वुद्धिशाली, त्यागवृत्तिवाला और भावना-प्रधान बंगाल यह सब कैसे सहन करता है? 


१६, गोखलेके साथ एक महीना -- रे 


कालीमाताके निमित्तके होनेवाला विकरशाल यज्ञ देखकर बगाली जीवनको 
जाननेकी मेरी इच्छा वढ गई। ब्रह्मसमाजके ' वारेमे तो में काफी पढ-सुन् चुका था। 
मै प्रतापचद्ध मजूमदारका' जीवन-वृत्तान्त थोडा जानता था। उनके व्याख्यान में 
सुनने गया था। उनका लिखा केशवचन्द्र सेवका' जीवन-वृत्तान्त मैने प्राप्त किया और 
उसे अत्यन्त रस-पूर्वक पढ ग्रया। मैने साधारण ब्रहासमाज और आदि ब्रह्मसमाजका 
भेद जाना। पण्डित शिवनाथ गास्त्रीके" दर्शन किये। मह॒षि वेवेन्रवाथ अकुरके' 
दर्शनोंके लिए मैं प्रो० काथवटेके साथ गया। पर वे उन दिनो किसीसे' मिलते न थे, 
इससे उनके दर्शन न हो सके । उनके यहाँ ब्रह्मसमाजका उत्सव था। उसमे सम्मिलित 
होनेका निमनन्‍्त्रण पाकर हम छोग वहाँ गये थे और वहाँ उच्च कोठिका बगाली सगीत 
सुन पाये थे। तभीसे बंगाली सगीतके प्रति मेरा अनुराग बढ गया। 

ब्रह्मासममाजका यथासम्भव निरीक्षण करनेके बाद यह तो हो ही कैसे सकता 
था कि मैं स्वामी विवेकानन्दके' दर्शन न करूँ? मै अत्यन्त उत्साहके साथ बेलूर 
मठ तक लगभग पैदल पहुँचा। मुझे इस समय ठीकसे याद नही है कि मैं पूरा चला 
था या आधा। मठका एकान्त स्थान मुझे अच्छा छगा था। यह समाचार सुनकर में 
निराश हुआ कि स्वामीजी वीमार हैं। उनसे मिला नहीं जा सकता, और वे अपने 
कलकत्तेवाले घरमे है । 

मैने भगिनी निरवेदिताके' निवास-स्थानका पता लगाया। चौरंगीके एक महलमें 
उनके दर्शन किये। उनकी तडक-मडकसे में चकरा गया। बातचीतमें भी हमारा मेल 
नही वैठा। मैने भोखलेसे इसकी चर्चा की। उन्होने कहा: “वह बडी तेज” महिला 
है। अतएवं उससे तुम्हारा मेल न बैठे, इसे में समझ सकता हूँ” 


१, राजा राममोहन राय द्वारा सन्‌ १८२८ में तस्‍्थापित। 

२, ३, ४, ५. त्रद्मासमाजके कणपार। 

६. ( १८६३-१९०२ ) रामक्ृष्ण परमहंसके शिष्य; वेदान्त दर्शनके व्याख्याता | 

७. मागैरेद नोवछ (१८६७-१९११ ), आपलेंड निवासिती, स्वामी विवैकानन्दकी शिष्या। 

८. अग्रेजी अनुवादमें “तेज? के पर्याभवाचीकों छेकर वादमें माने रिव्यूने आपत्ति की थी। “तढ़क- 
भद॒क ” और “तेज” के अनुवादमें रखे गये शब्द “वोलेटाइल ” के विषधमें गाधीजीने बादमें एक व्प्पिणी 


लिखी थी। देखिए खण्ड ३४, पृछ <६-५८८। 


१८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फिर एक बार उनसे मेरी भेट पेस्तनजी पादशाहके' घर हुई थी। वे पेस्तनजीकी | 
वृद्ध माताकों उपदेश दे रही थी, इततनेमे में उनके घर जा पहुँचा था। अतएव मैत्रे 
उनके बीच दुमाषियेका काम किया था। हमारे बीच सेल न बैठते हुए भी इतना 
तो में देख सकता था कि हिन्दू धर्मके प्रति भगिनीका प्रेम छलका पडता था। उनकी 
पुस्तकोका परिचय मैने बादमे किया। 

मैने दितके दो भाग कर लिये थे। एक भागमे दक्षिण आफ़रिकाके कामके 
सिलसिलेमे कलकत्तेमें रहनेवाले नेताओसे मिलनेमे विताता था, और दूसरा भाग 
कलकत्तेकी धामिक संस्थाएँ और दूसरी सार्वजनिक संस्थाएँ देखनेमे वित्ताता था। एक 
दिन वोअर-पुद्धमे हिन्दुस्तानी शुश्षपा-दलने जो काम किया था, उसपर डा० मलिकके 
समापतित्वमें मेने भाषण किया। 'इग्लिशमेत ' के साथकी मेरी पहचान इस समय 
भी बहुत सहायक सिद्ध हुई। श्री सांडर्स उन दिनो बीमार थे, पर उनकी मदद तो 
सन्‌ १८९६ में जितनी मिली थी उतनी ही इस समय भी मिली। यह भाषण गोखलेकों 
पसंद आया था, और जब डा० रायने मेरे भाषणकी प्रशंसा की तो वे बहुत खुश 
हुए थे। 

यो, गोखलेकी छायामें रहनेसे बगालमें मेरा काम बहुत सरलहू हो गया था। 
बंगालके अग्रगण्य कुटुम्बोकी जानकारी मुझे सहज ही मिल गई और बगालके साथ 
मेरा निकट सम्बन्ध जुड गया। 

इस चिरस्मरणीय महीनेके बहुत-से संस्मरण मुझे छोड़ देने पडेगे। उस महीनेमे 
मैं ब्रह्देशका भी एक चक्कर छगा आया था। मैं वहाँके फुगियोसे मिला था 
और उनका आलस्य देखकर मैं दुखी हुआ था। मैने स्वर्ण-पैगोडाके दर्शन किये। 
मन्दिरमे असंख्य छोटी छोटी मोमवत्तियाँ जल रही थी। वे मुझे अच्छी नहीं छगी। 
मन्दिरके गर्भ-गृहमें चूहोकों दौड़ते देखकर मुझे स्वामी दयानन्दके अनुभवका' स्मरण 
हो आया। ब्रह्मदेशकी महिलाओकी स्वतन्त्रता, उनका उत्साह और वहाँके पुरुषोका 
आलस्य देखकर: मैंने महिलाओके लिए अनुराग और पुरुषोके लिए दुःख अनुभव 
किया | उसी समय मैने यह भी अनुभव किया कि जिस तरह बम्बई हिन्दुस्तान नहीं 
है, उसी तरह रगून ब्रह्देश नहीं है; और जिस प्रकार हम हिन्दुस्तानमे अग्रेज 
व्यापारियोके कमीशन एजेट या दलाल बने हुए है, उसी प्रकार ब्रह्मदेशर्म हमने 
अंग्रेजोंके साथ मिलकर ब्रह्मदेशवासियोंकों कमीशन एजेंट बनाया है। 

ब्रह्मदेशसे लौटनेके बाद मैने गोखलेसे बिदा ली। उनका वियोग मुझे अखरा, पर 
बंगालका --- अथवा सच कहा जाये तो कलकत्तेका -- मेरा काम पूरा हो चुका था। 


१. देखिए भाग २, अध्याय २७, पृष्ठ १३९-४०। 

२५ देखिए भाग २, अध्याय २९, पृष्ठ १४३१ 

३. ३१-१-१९०२ को गांधीजी र॑गून पहुँचे थे। 

४. बोद्-सिश्षु । 

७, शिवसत्कि उपवास और जागरणके समय बालक मूलचन्द (दयानन्द) ने शिवजिंगपर रखे प्रसादके 
किए चूहोंकों उस पिण्डीपर ऊपम मचाते देखा था। पूर्तिपूजापर से उनकी आस्था इसी घटनाके वाद 
तिरोहित हो गई थी। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १८५ 


मैने सोचा था कि धन्धेम छगनेसे पहले हिन्दुस्तानकी एक छोटी-सी यात्रा रेल- 
ग्राडीसे तीसरे दर्जेमे करूँगा, और तीसरे दर्जके यात्रियोका परिचय प्राप्त करके उनका 
कष्ट जावे छूँगा। मैने गोललेके सामने अपना यह विचार रखा। उन्होने पहले तो 
उसे हँसकर उडा दिया। पर जब मैने इस यात्राके विषयमे अपनी आशाओका वर्णन 
किया, तो उन्होंने प्रसन्‍नतापूर्वक मेरी योजनाकों स्वीकृति दे दी। मुझे पहले तो 
काशी जाना था और वहाँ पहुंचकर विदुषी एनी वेसेटके दर्शत करने थे। वे उस 
समय बीमार थी। 

इस यात्राके छिए मुझे नया सामान जुटाता था। पीतलका एक डिब्बा ग्रोखलेने 
ही दिया और उसमें मेरे किए वेसनके लड्डू और पूरियाँ रखवा दीं। वारह आनेमे 
मैने किरमिचका एक थैा लिया। छाया ( पोरबन्दरके पासके एक गाँव ) की ऊनका 
एक ओवरकोट वबनवाया। थलेमे यह ओवरकोट, तौलिया, कुर्ता और घोती थी। 
ओढनेको एक कम्बल था। इसके अछावा एक छोटा भी साथमे रख लिया था। 
इतना सामान लेकर में निकला! गोखले और डा० राय मुझे स्टेशनतक पहुँचाने 
आये। मैने दोनोसे स्टेशन ने चलनेकी विनती की) पर दोनोने अपना आग्रह न 
छोडा। गोखले वोले : “तुम पहले दर्जेम जाते तो गायद में न चलता, पर अब तो 
मुझे चलना ही पड़ेगा।” 

प्लेटफार्म पर जाते समय ग्रोखलेकों किसीने नहीं रोका। वे अपनी रेशमी 
पगडी, घोती तथा कोट पहने हुए थे। डा० रायने बगाही पोशाक पहनती थी, इस- 
लिए टिकटवाबूने पहले तो उन्हे अन्दर जानेसे रोका पर जब गोखलेने कहा, " मेरे 
मित्र हैँ” तो डा० राय भी दाखिल हुए। 

इस तरह दोनोने मुझे विदा किया। 


२०. काशीमे 


यह यात्रा करूकततेसे राजकोट तक थी। इसमें काशी, आगरा, जयपुर, पालन- 
पुर और राजकोट जाना था। इतने स्थानोंकों देखनेके बाद कही और समय देना 
सम्मव न था। हर जगह मैं एक-एक दिन रहा था। पालनपुरके सिवा सभी जगह 
मैं धर्मशालामें अथवा यात्रियोकी तरह पण्डोके घर ठहरा था। जेसा कि मुझे याद 
है, इतनी यात्रा गाडी-साड़े सहित मेरे कुल इकतीस रुपये रूचे हुए थे। 

तीसरे दर्जकी यात्रामे भी मैं अवसर डाकग्राडी छोड देता था, क्योकि मैं 
जानता था कि उसमे अधिक भीड होती है। उस्षका किराया भी सवारी ( पैसेन्जर ) 
गाडीके तीसरे दर्जेके किरायेसे अधिक होता था। यह एक अड्चन तो थी ही। 

तीसरे दर्जके डिब्बों भन्दगी और पाखानोकी बुरी हालत तो जैसी आज है, 
वैसी ही उस समय भी थी। आज शायद थोडा सुधार हो गया हो तो बात अछग 
है। पर पहले और तीसरे दर्जेके बीचके सुभीतोका फर्क मुझे किरायेके फर्कसे कही 
ज्यादा जान पडा। तीसरे दर्जेके यात्री भेड-बकरी समझे जाते है, और सुभीतेके वास 
पर उनको भेड़वकरियोके-से डिब्बे मिलते है। यूरोपमे तो मैने तीसरे ही देंगे 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यात्राकी थी। अनुभवकी दृष्टिसे एक वार पहले दर्ज भी यात्रा की थी। वहाँ 
मैंने पहले और तीसरे दर्जेके बीच यहाँके जैसा फर्क नहीं देखा। दक्षिण आफ्रिकामे 
तीसरे दर्जके यात्री अधिकतर हब्णी ही होते है। छेकिन वहाँके तीसरे दर्जमों भी 
यहाँके तीमरे दर्जेसे अधिक सुविधाएँ है। कुछ प्रदेशों तो वहाँ तीसरे दर्जेमें सोवेकी 
सुविवा भी रहती है, और बंठके गद्दीग्रर होती हैं। हर खण्डमें वैठनेवाले यात्रियोकों 
संख्याकी मर्यादाका ध्यान रखा जाता है। यहाँ तो तीसरे दर्जेमें संख्याकी मर्यादा- 
पालनेका मुझे कोई अनुभव ही नही है। 

रेलवे-विभागकी ओरसे होनेवाली इन असुविवाओके अलावा यात्रियोंकी गन्दी 
आदतें सुघड यात्रीके लिए तीसरे दर्जेकी यात्राकों दण्ड-स्वरूप बना देती है। चाहे 
जहाँ धूकना, चाहे जहाँ कचरा डालना, चाहे जसे और चाहे जब वीड़ी पीता, पान- 
तम्बाक चवाना और जहाँ बैठे हो वही उसकी पिचकारियाँ छोडना, फर्श पर जूठन 
गिराना, चिल्ला-चिल्लाकर वाते करना, पासमे चैठे हुए आदमीकी सुख-सुविवाका 
विचार न करता और गर्दी भाषाका प्रयोग करना तो सार्वत्रिक अनुभव हैँ। तीसरे 
दर्जकी यात्राके अपने १९०२ के अनुभवर्में और १९१५से १९१९ तकके मेरे दूसरी 
वारके ऐसे ही अख़ण्ड अनुभवर्म मैने बहुत अन्तर नहीं पाया। 

इस महाव्याधिका एक ही उपाय मेरी समझमे आया है, और वह यह है कि 
शिक्षित समाजको तीसरे दर्जम ही यात्रा करनी चाहिए और छोगोकी आदतें सुधारनेका 
प्रथत्त करता चाहिए। इसके अलावा रेलवे-विभागके अधिकारियोकों शिकायत केर- 
करके परेशान कर डालना चाहिए तथा अपने लिए कोई सुविधा प्राप्त करने या 
प्राप्त सुविवाकी रक्षा करनेके लिए घूस-रिश्वत नहीं देती चाहिए, और उनके एक 
भी गैरकानूनी व्यवह्य रको वरदाब्त नही करना चाहिए। मेरा यह अनुभव है कि ऐसा 
करनेसे बहुत-कुछ सुधार हो सकता है। 

अपनी धीमारीके कारण मुझे सन्‌ १९२० से तीसरे दर्जकी यात्रा लगभग बन्द 
कर देनी पड़ी है, इसका दुःख और हछज्जा मुझे सदा वनी रहती है। और वह भी 
ऐसे अवसर पर बन्द करनी पड़ी, जब तीसरे दर्जेके यात्रियोकी तकलीफोको दूर 
करनेका काम कुछ ठिकाने रूग रहा था। रेलो और जहाजोमे गरीब यात्रियों द्वारा 
अनिवार्य रूपसे भोगे जाने वाले कष्ट, उनकी अपनी कुंठेवोके कारण इन कष्टोमे होने- 
वाली व्धि, व्यापारके निमित्तमें विदेशी व्यापारकों सरकारकी ओरसे दी जानेवाली 
अनुचित सुविवाएँ, आदि बाते इस समय हमारे लोक-जीवनकी विलकुछ अलग और 
महत्वकी समस्या वन गई हैं। अगर इसे हंछ करनेमे एक-दो चतुर और लगनवाले 
सज्जन अपना पूरा समय छगा दें, तो वह अधिक नही कहा जाय॑गा। 

परः तीसरे दर्जेकी यात्राकी इस चर्चाको अब यही छोडकर में काशीके अनुभवें 
पर आता हूँ। काशी स्टेशनपर मैं सबेरे उतरा। मुझे किसी पण्डेके ही यह! उतरा 
था। कई ब्राह्मणोने मुझे घेर लिया। उनमेसे जो मुझे थोडा सुघड़ और सर्जन 
लगा उसका घर, मैने पसन्द किया। मेरा चुनाव अच्छा सिद्ध हुआ। ब्ाह्मणके अंग 


गाय बेधी थी। ऊपर एक कमरा था। उसमे मुझे ठहराया गया। में दा 
गंगा-स्तान करता चाहता था। तब तक मुझे उपवास रखना था। पण्डेने सबे तर 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १८७ 


की। मेने उससे कह रखा था कि में सवा रुपयेसे अधिक दक्षिणा नहीं दे सकेगा, 
अतएवं वह उसीके लायक तैयारी करे। 

पण्डेने बिना झगड़ेके मेरी विनती स्वीकार कर छी। वह बोला “हम लोग 
अमीर-गरीव सब लोगोको पूजा तो एक सी ही कराते है। दक्षिणा यजमानकी इच्छा 
और शक्तिपर निर्मर करती है।” मेरे ख्यालसे पण्डाजीने पूजा-विधिमे कोई गडवडी 
नही की) लगमंग बारह बजे इससे फ्रसत पाकर में काशी-विश्वनाथके दर्शव करवे 
गया | वहाँ जो कुछ देखा उससे मुझे दु.ख ही हुआ- सन्‌ १८९१ में जब मैं बम्बईमे 
वकालत करता था, तब एक वार प्रार्थना-समाजके मन्दिरमे ' काशीकी यात्रा ' विषयपर 
व्याख्यान सुना था। अतएवं थोड़ी निराशाके लिए तो में पहलेसे तैयार ही था। पर 
वास्तवमे जो निराशा हुई, वह अपेक्षासे अधिक थी। 

सेकरी, फिसलनवाली गलीमेसे होकर जाना था। शान्तिका नाम ही नही था। 
मक्खियोकी भिनभिनाहट तथा यात्रियों और दुकानदारोका कोछाहलरू मुझे असह्य 
प्रतीत हुआ। 

जहाँ मनृष्य ध्यान और भगवत्‌-चिन्ततकी आशा रखता है, वहाँ उसे इनमेंसे 
कुछ भी नहीं मिलता। यदि ध्यानकी जरूरत हो, तो वह अपने अन्तरमें से पाया 
होगा। अवश्य ही मैने ऐसी श्रद्धालु वबहनोकों भी देखा, जिन्हे इस बातका बिलकुल 
पता न था कि उनके आसपास क्‍या हो रहा है। वे केवल अपने ध्यानसे ही निमग्न 
थी। पर इसे प्रवन्धकोका पुरुषार्थ नही माना जा सकता। काशी-विश्वनाथके आसपास 
शान्त, निर्मेठ, सुगन्वित और वाह्य एवं आन्तरिक स्वच्छ वातावरण उत्पत्त करना 
और उसे बनाये रखना प्रवन्धकोका कर्तव्य होना चाहिए। इसके बदले वहाँ मैने ठग 
दुकानदारोका बाजार देखा, जिसमे नये-सेन्‍्वये ढगकी मिठाइयाँ और खिलौने बिकते थे। 

मन्दिरमे पहुँचने पर दरवाजेंके सामने बदबूदार सडे हुए फूल मिले। अन्दर 
वढ़िया सगमरमरका फर्श था। पर किसी अन्वश्रद्धालुनें उसे रुपयोसे जडकर खराब 
कर डाला था, और रुपयोमे मेल मर गया था। 

मैं ज्ञानवापीके समीप गया। वहाँ मैने ईश्वरको खोजा, पर वह ने मिला। 
इससे में सन ही मन क्षुव्ध हो रहा था। ज्ञानवापीके आसपास भी ग्रन्दगी देखी। 
दक्षिणाके रूपमें कुछ चढानेकी मेरी श्रद्धा नहीं थी। इसलिए मैने सचमुच ही एक 
पाई चढाई, जिससे पुजारी पण्डाजी तमतमा उठे। उन्होने पाईं फेक दी। दो-चार 
गालियाँ देकर बोले, “ तू यो अपमान करेगा तो नरकमें पडेगा।* 

मैं शान्त रहा। मैंने कहा, “मेरा तो जो होना होगा सो होगा, पर आपके 
मुँहमे गाली शोभा नहीं देती। यह पाई लेनी हो तो लीजिए, नहीं तो यह भी हाथसे 
जायेगी ।* 

“जा, तेरी पाई मुझे नही चाहिए ”, कहकर उन्होने मुझे दो-चार और चुना दी। 

मैं पाई छेकर चल दिया। मैने माना कि महाराजने पाई खोई और मैने बचाई। 
पर महाराज पाई खोनेवाले नही थे। उन्होने मुझे वापस बुलाया और कहा, अच्छा, 
धर दे । मै तेरे जैसा नही होना चाहता | मै न हूँ, तो तेरा बुरा हो जायेंगा।” 

मैने चुपचाप पाई दे दी और लम्बी साँस लेकर चल दिया। 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसके बाद में दो वार और काशी-विश्वनाथके दर्शन कर चुका हैँ, पर वह तो 
' महात्मा ' बननेके बाद | अत्एवं १९०२ के अनुभव तो फिर कहाँसे पाता ! भेरा ' दक्ष॑त' 
करनेवाले लोग मुने दर्शन क्यो करने देते? ' महात्मा के दुख तो मेरे-जैसे 'महात्मा' 
ही जानते है। अलवत्ता, गन्दगी और कोलाहल तो मैने पहलेके जैसा ही पाया। 

किसीको भगवानकी दयाके विषयमे शंका हो, तो उसे ऐसे तीर्थक्षेत्र देखने 
चाहिए। वह महायोगी अपने नामपर कितना ढोग, अधर्म, पाखण्ड इत्यादि सहन 
करता है? उसने तो कह रखा है: 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ 

अर्थात, जैसी करनी वैसी भरनी”। कर्मको मिथ्या कौन कर सकता है? फिर 
भगवानको वीचमे पड़नेंकी जरूरत ही क्या है? वह तो अपने कानून बनाकर निवृत्त- 
सा हो गया है। 

यह अनुभव लेकर में श्रीमती वेसेटके दर्शन करने गया) मैं जानता था कि वे 
हाल ही वीमारीसे उठी है। मैने अपना नाम भेजा। वे तुर्त आईं” मुझे तो दर्णन 
ही करने थे, अतएव मैने कहा. “मुझे आपके दुर्व स्वास्थ्यका पता है। मै तो 
सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ। दुर्वल स्वारथ्यके रहते भी आपने मुझे मिलतेकी 
अनुमति दी, इसीसे मुझे सन्‍्तोप है। में आपका अधिक समय नहीं छेता चाहता।” 

यह कहकर मेने विदा ली। 


२१. वम्बईमें स्थिर हुआ ? 


गोखलेकी वड़ी इच्छा थी कि मैं वम्वईमे वस जाऊँ, वहाँ वैरिस्टरका धन्धा 
करूँ और उनके साथ सार्वजनिक सेवामे हाथ वठाऊँ। उस समय सार्वजनिक सेवाका 
मतलब था, काग्रेसकी सेवा। उनके हारा स्थापित संस्थाका मुख्य कार्य कांग्रेसकी 
व्यवस्था चलाना था। 

मेरी भी यही इच्छा थी, पर काम मिलतेके वारेमे मुझे आत्स-विश्वास न था। 
पिछले अनुमवोकी याद भूली नहीं थी। खुशामद करना मुझे विष-तुल्य छूगता था। 

इस कारण पहले तो में राजकोटमें ही रहा। वहाँ मेरे पुराने हितेषी और 
मुझे विलायत भेजनेवाले केवलरास मावजी दवे थे। उन्होंने मुझे तीन भुकदसे सौपे। 
दो अपीछे काठियावाडके ज्युडीशियल असिस्टेटके सम्मुख थी, और एक इब्तदाई मुकदमा 
जामनगरमे था। यह मुकदमा महत्वपूर्ण था। मैने इस मुकदभेकी जोखिम उठानेसे 
आताकानी की। इसपर केवलूराभ बोल उठे, “ हारेगे तो हम हारेगे न? तुमसे जितना 
हो सके, तुम करो। में भी तो तुम्हारे साथ रहँगा ही न? 

इस मुकदसेमे भेरे विरोबमें स्व० समर्थ वकील थे। मैने तैयारी ठौक की न 
यहाँके कानूनका तो मुझे बहुत ज्ञाव नही था। केवलराम दवेने मुझे इस 
पूरी तरह तैयार कर दिया था। मेरे दक्षिण आफ़िका जानेसे पहले मित्र भुझे कहां 


१, गीता, ४-११ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १८९ 


करते थे कि सर फीरोजशाह मेहताको कानून-शहादत जबानी याद है, और यही 
उनकी सफलताकी कुंजी है। मैंने इसे याद रखा था, और दक्षिण आफ़िका जाते 
समय यहाँका काबून-शहादत से टीकाके साथ पढ़ गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण 
आफ्रिकाका अनुभव तो मुझे था ही। 

मुकदमेमे हम विजयी हुए। इससे मुझमे कुछ विश्वास पैदा हुआ। उक्त दो 
अपीलोके वारेमे तो मुझे शुरूसे ही कोई डर न था। इससे मुझे छूग्रा कि यदि बम्बई 
जाऊं तो वहाँ भी वकाछत करनेसें कोई दिक्कत ने होगी। 

इस विषयपर आनेके पहले थोड़ा अग्रेज अधिकारियोके अविचार और अज्ञानका 
अपना अनुभव सुना दूं। ज्युडीगियक असिस्टेट कही एक जगह टिक कर नही बैठते 
थे। उनकी सवारी घूमती रहती थी-- आज यहाँ, कछ वहाँ । जहाँ वे महाशय जाते 
थे, वहाँ वकीलो और मुवविकलोकों भी जाना होता था। वकौछका सेहनताना जितना 
केन्रीय स्थान पर होता, उससे अधिक बाहर होता था। इसलिए भुवव्किरूको सहज 
ही दुगना खर्च पड़ जाता था। पर जज इसका बिलकुल विचार न करता था। 

इस अपीलकी सुनवाई वेरावछूमें होनेवाली थी। वहाँ उन दिनो बड़े जोरका 
प्लेय था। मुझे याद है कि रोजके पचास-पचास केस होते थे। वहांकी आबादी ५,५०० के 
लगभग थी। ग्राँव आ्राय. खालो हो गया था। में वहांकी निर्जन धर्मशालामें टिका 
था। वह गाँवसे कुछ दूर थी। पर वेचारे मुवविकिल क्या करते? यदि वे गरीब 
होते, तो एक भगवान ही उनका मालिक था। 

मेरे नाम वकीछ मित्रोका तार आया था कि में साहबसे प्रार्थना करूँ कि 
प्लेगके कारण वे अपना सुकाम बदल दे। प्रार्थना करने पर साहबने मुझसे पूछा, 
“आपको कुछ डर छूगता है? 

मेनें कहा, सवाल मेरे डरलेका नहीं है। में मानता हूँ कि में अपना प्रबन्ध 
कर हूंगा, पर मुवविकिलोका क्‍या होगा ? / 

साहब वोले : “प्लेगने हिन्दुस्तानमें घर कर लिया है। उससे कया डरता? 
वेरावछकी हवा कैसी सुन्दर है! (साहब गाँवसे दुर समुद्र-किनारे एक महलूनुमा 
तम्बूमे रहते थे।) छोगोको इस तरह वाहर रहना सीखना चाहिए।” 

इस फिलासफीके आगे मेरी क्या चलती ? साहबने सरिह्तेदारसे कहा, “श्री 
गाघीकी बातकों ध्यानमें रखिए और अगर वकीलों तथा भुवक्किकोकों बहुत असुविधा 
होती हो, तो मुझे बतलाइए।” 

इसमें साहवने तो शुद्ध भावसे अपनी समझके अनुसार ठीक ही किया। पर 
उन्हे कयाल हिन्दुस्तावकी मुश्किकोका अन्दाज कैसे हो सकता था? वे बेचारे हिन्दु- 
स्तानकी आवश्यकताओ, भली-बुरी आदतो और रीति-रिवाजोकों क्योकर समझ सकते 
थे? जिसे गिन्चियोगे गिनती करनेकी आदत हो, उसे पाइयोमे हिसाब लगानेको कहिए, 
तो वहू झटसे हिसाव कैसे कर सकेगा? अत्यन्त शुभ हेंतु रखते हुए भी जिस तरह 
हाथी चीटीके लिए विचार करनेसे असमर्थ होता है, उसी तरह हाथीकी आवश्यकता- 
बाला अग्नेज चीटोकी आवश्यकतावाले भारतीयके लिए विचार करने या नियम बनानेमे 
असमर्थ ही होगा। 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अब मूल विषय पर आता हूँ। ऊपर बताये अनुसार सफलता सिलनेके बाद 
भी में कुछ समयके लिए राजकोटसें ही रहनेकी बात सोच रहा था। इतनेसे एक 
दिन केवकराम मेरे पास पहुँचे और बोले: “गाघी, तुमको यहाँ नहीं रहने दिया 
जायेगा। तुम्हे तो बम्बई ही जाना होगा। ” 

“लेकिन वहाँ मुझे पूछेगा कौन ? क्या मेरा खर्च आप चलायेंगे? ” 

“हाँ, हाँ; में तुम्हारा खर्च चलाऊँगा। तुम्हें बड़े बैरिस्टरकी तरह कभी-कम्मी 
यहाँ के आया करूँगा और लिखा-पढ़ी वर्गरके काम तुमको वहाँ भेजता रहेंगा। 
बैरिस्टरोंको छोटा-बड़ा बचाना तो हम वकीलछोका काम है न? तुमने अपनी योग्यताका 
प्रमाण तो जामनगर और वेरावल्‍ूमे दे ही दिया है, इसलिए मैं निर्चिन्त हूँ। तु 
सार्वजनिक कामके लिए सिरजे गये हो, तुम्हे हम काठियाबाड़में दफन न होने देगे। 
कहो, कब रवाना होते हो ? ” 

४ नेटालसे मेरे कुछ पैसे आने बाकी है, उनके आने पर चला जाऊँगा। 

पैसे एक-दो हफ्तोमे आ गये और मैं बम्बई पहुँचा | पेईन, गिल्वंटें और सयानीके 
दफ्त्रमे चेम्बसे (कमरे) किराये पर किये, और मुझे लगा कि अब मे वस्बईमें 


स्थिर हो गया। 


२२. धर्म-संकट 


मैने दफ्तर किरायेपर लेनेके साथ-साथ गिरगाँवर्से घर भी लिया। पर ईइवरले 
मुझे स्थिर वे होने दिया। घर छिये अधिक दिन नहीं हुए थे कि इतनेमे मेरा 
दूसरा लड़का बहुत बीमार हो गया। उसे मोतीझिरानें जकड़ लिया । ज्वर उतरता व 
था। बेचेनी भी थी। फिर रातमें सन्निपातके लक्षण भी दिखाई पड़े। इस बीमारीके 
पहले बचपनमे उसे चेचक भी बहुत जोरकी निकर' चुकी थी। 

सैने डाक्टरकी सराह ली। उन्होंने कहा, “ इसके लिए दवा बहुत कम उपयोगी 
होगी । इसे तो अण्डें और मुर्गीका झ्ोरबा देनेकी जरूरत है।” 

भणिलालकी उम्र दस सालकी थी। उससे मै क्या पूछता? अभिभावक होनेके 
नाते निर्णय तो मुझीको करना था। डाक्टर एक बहुत भले पारसी थे। मैने कहा, 
“डाक्टर, हम सब अन्नाहारी हैं। मेरी इच्छा अपने छड़केको इत दोमेंसे एक भी 
चीज देनेकी नहीं होती। क्या दूसरा कोई उपाय नहीं बताइयेग्रा? ” 

डाक्टर बोले : “आपके लड़केके प्राण संकटमें है। दूध और पाती मिलाकर 
दिया जा सकता है, पर इससे उसे पूरा पोषण नहीं मिरू सकेगा। जैसा कि आप 
जानते है, मै बहुतेरे हिन्दू करुदुम्बोमे जाता हूँ। पर दवाके साम पर तो हम उन्हे 
जो भी चीज दे, वे ले लेते है। मै सोचता हूँ कि आप अपने छड़के पर ऐसी सल्ती 
न करें तो अच्छा हो।” 

“आप कहते है, सो ठीक है। आपको यही कहता भी चाहिए। मेरी जिसमे 
दारी बहुत बड़ी है। लड़का बड़ा होता, तो मैं अवश्य ही उसकी इच्छा जानवंका 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १९१ 


प्रयत्त करता और वह जो चाहता, उसे करने देता। यहाँ तो मुझे ही इस बालकके 
बारेमे निर्णय करना है। मेरा ख्यारू है कि मनुष्यके धर्मकी परीक्षा ऐसे ही समय 
होती हैं। सही हो या गरूत, पर मैंने यह घर्म माना है कि मनुष्यको मासादि 
न खाना चाहिए। जोवव-रक्षाके साधवोकों भी सीमा होती है। कुछ बाते ऐसी है, 
जो जोनेके लिए मो हमे नही करनी चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे अपने लिए 
और अपने परिवारवाकछोके लिए ऐसे समय भी मास इत्यादिका उपयोग करनेसे रोकती 
है। इसलिए मुझे वह जोखिम उठानी ही होगी, जिसकी आप कल्पना करते है। पर 
आपसे में एक चीज माँग लेता हूँ। आपका उपचार तो मै नही करूँगा, किन्तु मुझे 
इस वच्चेकी छाती, नाड़ी इत्यादि देखना नहीं आता। मुझे पानीके उपचारोका थोड़ा 
ज्ञान है॥ में उन उपचारोको आजमाना चाहता हूँ। पर यदि आप बीच-बीचमसे मणि- 
लालकी तबीयत देखने आते रहेंगे और उसके शरौरमे होनेवाले फेरफारोकी जानकारी 
मुझे देते रहेगे, तो में आपका उपकार मानूँगा।” 

सज्जन डाक्टरने मेरो कठिनाई समझ लो और मेरी प्रार्थनाके अनुसार मणिलालको 
देखने आना कबूल कर लिया। यद्यपि मणिल्‍ारू स्वय निर्णय करनेकी स्थितिमे नही 
था, फिर भी मैंने उसे डाक्टरके साथ हुई चर्चा सुता दी और उससे कहा कि बह 
अपनी राय बंतायें। 

“आप खुशोसे पानीके उपचार कीजिए। मुझे न शोरबा पीना है और न अंडे 
खाचे हैं। 

इस कथनसे में खुश हुआ, यद्यपि में समझता था कि मैंने उसे ये दोतो चीजे 
खिलाई होती तो वह खा भी छेता। 

में कूने (छुई कूने)के उपचार जानता था। उसके प्रयोग भी मैने किये थे। 
में यह भी जानता था कि बीमारीमे उपवासका बडा स्थातव है। मैने मणिलालकों 
कनेकी रीतिसे कटि-स्तान कराना शुरू किया। में उसे तीव मिनठसे ज्यादा टबमे नहीं 
रखता था। तोन दिन तक उसे केवल पानी मिलाये हुए सन्तरेके रसपर रखा। 

बुखार उतरता न था। रातमें वहु अठ-सद बकता था। तापमान १०४ डिग्री 
तक जाता था। मैं घबराया। यदि बालककों खो बैठा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी ? 
बड़े भाई क्‍या कहेंगे? दूसरे डाक्टरकों क्यों न बुराया जाये ? वैद्यकों क्यो न बुलाया 
जाये ? अपनी ज्ञानहीन बुद्धि छड़ानेका साता-पिताकों क्या अधिकार है? 

एक ओर ऐसे विचार आते थे, दुत्तरी ओर इस तरहके विचार भी आते थे. 
“हैं जीव ! तू जो अपने छिए करता वही छड़केके लिए भी कर, तो परमेश्वरको 
सत्तोष होगा। तुझे पानीके उपचार पर श्रद्धा है, दवा पर वहीं। डाक्टर रोगीकी 
प्राणदान नहीं देता। वह भो तो प्रयोग ही करता है। जीवनकी डोर तो एक ईदवरके 
ही हाथों है। ईश्वरका नाम लेकर, उसपर श्रद्धा रखकर, तू अपना मार्ग मत 
छोड़ | । 

मनमें इस तरहका मन्‍्थन चल रहा था। रात हुई। मैं मणिछालको बगरूमे 
लेकर सोया था। मैंने उसे भिगोकर निचोडी हुई चादरमे लपेटनेका निश्चय किया। 
में उठा। चादर छी। उसे ठण्डे पानीमें भिगोया, निचोड़ा और उसमे उसे सिरसे 


१९२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पैर तक लपेट दिया। ऊपरसे दो कम्बल ओढ़ा दिये। सिर पर गीला तौलिया रखा। 
बुखारसे शरीर तवेकी तरह तप रहा था और बिलकुल सूखा था। पसीना आता ही 
नथा। 

में बहुत थक गया था। मणिलछाकूको उसकी माँके जिम्मे करके मै आवे घटेके 
लिए चौपाटी पर चला गया--थोड़ी हवा खाकर ताजा होने और, शान्ति प्राप्त 
करनेके लछिए। रातके करीव दस बजे होगे। छोगोका आना-जाना कम हों गया था। 
मुझे बहुत कम होश था। में विचार-सागरमे गोते छगा रहा था। हे ईवग्वर ! इस 
घर्म-संकटमे तू मेरी छाज रखना। “राम-राम की रटन तो मूँहमे थी ही। थोड़े 
चक्कर लरूगाकर घड़कती छातीसे धापस आया। 

घरमे पेर रखते ही मणिलालने मुझे पुकारा: “बापू, आप आ गये? ” 

४ हाँ, भाई। ” 

“ मुझे अब इसमेसे निकालिए न? में जला जा रहा हूँ।” 

“४ क्यो, क्‍या पसीना छूट रहा है? ” 

“मैं तो भीग गया हूँ। अब मुझे निकालिए न, बापूजी ! ” 

मेने मणिलालका भाथा देखा। माथे पर पसीनेकी दूँदे दिखाई दी। बुखार कम 
हो रहा था। मैने ईश्वरका आभार भाता। 

“ मणिलाल, अव तुम्हारा बुखार चला जायेगा। अभी थोडा और पसीना नहीं 
आने दोगे ? ” 

“४ नही, बापूजी ! अब तो मुझे निकाल लीजिए। फिर दुवारा और लपेटता 
हो तो लपेट दीजियेगा। ” 

मुझे धीरज आ गया था, इसलिए उसे वातोमे उलझाकर कुछ मिनट और 
निकाल दिये। उसके माथेसे पसीनेकी धाराएँ बह चली। मैने चादर खोली, शरीर 
पोछा और वाप-वेटे साथ सो गये। 

दोनोंने गहरी नीद ली। सवेरे मणिछाकका बुखार हंछका हो गया था। इूध 
और पानी तथा फलोके रस पर वह चालीस दिन रहा। मैं निर्मम हो चुका था। 
ज्वर हठीला था, पर वशममें आ गया था। 

आज मेरे सब लड़कोमें मणिलालका शरीर सबसे अधिक सशक्त है। मणिलाल 
का नीरोग होना रामकी देन है अथवा पानीके उपचारकी, अल्पाह्मरकी और सार- 
सेमारूकी, इसका निर्णय कौन कर सकता है? सब अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार 
जैसा चाहे, कहे। मैने तो यह जाता कि ईववरने मेरी छाज रखी, और आज भी मैं 
यही मानता हूँ। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १९३ 
२३, फिर दक्षिण आफ्रिका 


मणिलाल स्वस्थ तो हुआ, पर मैने देखा कि गिरगाँववाछा घर रहने योग्य 
नही है। उसमें सीकू थी। पर्याप्त उजेला नहीं था। अतएव रेवाशकरमाईसे सलाह 
केरके हम दोनोने वम्बईके किसी उपनगरमें खुली जगह बँगला लेनेका निश्चय किया । 
में वादरा, साताकरूज वर्गराम भटका। बाँदरामे कसाईखाना था, इसलिए वहाँ रहनेकी 
हममेंसे किसीकी इच्छा व हुईं। घाटकोपर वगैरा समुद्र्से दूर लगे। आखिर साताक्रूजमे 
एक सुन्दर बंगला मिल गया। हम उसमे रहने गये और हमने यह अनुभव किया 
कि आरोग्यकी दृष्टिसे हम सुरक्षित हो गये है। 

मैने चर्चगेट जानेके लिए पहले दर्जेका पास खरीद लिया। पहले दर्जमे अक्सर 
में अकेला ही होता था, इससे कुछ गवंका भी अनुभव करता था, ऐसा याद पडता 
है। कई बार बांदरासे चर्चंगेट जानेवालो खास ट्रेन पकड़तेके लिए में साताकृजसे 
बाँदरा तक पैदल जाता था। 

मेने देखा कि आयिक दृष्टिसे मेरा घधा मेरी अपेक्षासे अधिक अच्छा चलछ 
निकलछा। दक्षिण आकफ्रिकाके मृवविकलू मुझे कुछ-त-कुछ काम देते रहते थे। मुझे रूगा 
कि उससे मेरा खर्च सरलता-पूर्वकः चल्ल जायेगा। 

हाईकोर्टका काम तो मुझे अमी कुछ मिलता न था। पर उत् दिनो “मूठ! 
(अभ्यासके लिए फर्जी मुकदमेमे बहस) चलती थी, उसमे में जाया करता था। चर्चामें 
सम्मिलित होनेकी हिम्मत नही थी। मुझे याद है कि उसमें जमियतराम नानाभाई 
अच्छा हिस्सा छेते थे। दूसरे नये वेरिस्टरोकी तरह में भी हाईकोर्टमे मुकदमे सुनने 
जाया करता था। वहाँ जो कुछ जाननेको मिलता, उसकी तुलनामे समुद्रकी फरफराती 
हुई हवामें झपकियाँ लेनेमे अधिक आनन्द आता था। में दूसरे साथियोकी भी झपकियाँ 
लेते देखता था, इससे मुझे शर्म न मालूम होती थी। मैने देखा कि झपकियाँ छेता 
फेशनमें शुमार हो गया था। 

मेने हाईकोर्टके पुस्तकालयका उपयोग करता शुरू किया, और वहाँ कुछसे मिलना- 
जुलना भी शुरू किया। मुझे छग्रा कि थोडे समयमे में भी हाईकोर्टमे काम करने रूगूगा। 

इस प्रकार एक ओरसे मेरे धन्वेमे कुछ निश्चिन्तता आने छूगी। दूसरी ओर 
गोखलेकी आँख तो मुझपर रूगी ही रहती थी। हफ्तेमें दो-तीव बार चेम्बरमे आकर 
वे मेरी कुअछ पूछ जाते और कभी-कभी अपने खास मित्रोकों भी साथर्में लाया करते 
थे। अपनी कार्य-पद्धतिसे भी मुझे परिचित करते रहते थे। 

पर यह कहा जा सकता है कि मेरे भविष्यके बारेमें ईदवरने मेरा सोचा कुछ 
भी न होने दिया। 

मैने सुस्थिर होनेका निरचय किया और थोडी स्थिरता अनुभव की कि अचानक 
दक्षिण आफ्रिकाका तार मिला: “ चेम्बरलेन यहाँ आ रहे है, आपको जाना चाहिए। * 
मुझे अपने वचनका स्मरण तो था ही। मैने तार दिया' “खर्च भेजिए, आवनेको 
तैयार हूँ।” उन्होने तुरन्त रुपये मेज दिये और में दफ्तर समेठकर रवाना हो गया ।' 


१, २०-११-१९०२ के आसपास, देखिए खण्ड ३, पृ २८५। 
३९-१३ 


१९४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मैंने सोचा था कि मुझे एक वर्ष तो सहज ही लग जायेगा। इसलिए बँगला 
रहने दिया और बाल-बच्चोंको वहीं रखना उचित समझा। 

उस समय मैं मानता था कि जो नौजवान देझमें कुछ कमाई न कर पाते हों 
और साहसी हों, उनके लिए परदेश चला जाना अच्छा है। इसलिए मैं अपने साथ 
चार-पाँच नौजवानोंकों छेता गया। उनमें मगनलाल गांधी भी थे। 

गांधी-कुटुम्ब बड़ा था। आज भी है। मेरी भावता यह थी कि उनमें से जो 
स्वतन्त्र होना चाहें, वे स्वतन्त्र हो जायें। मेरे पित्ता कइयोंको निभाते थे, पर 
रियासती नोकरीमें। सुझे छूगरा कि वे इस नौकरीसे छुट सकें तो अच्छा हो। मैं उन्हें 
ततोकरियाँ दिलानेमें मदद नहीं कर सकता था। शक्ति होती तो भी ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा व थी। मेरी धारणा यह थी कि वे और दूसरे लोग भी स्वावलम्बी 
बनें, तो अच्छा हो। 

पर आखिर तो जेसे-जेसे मेरे आदर्श आगे बढ़ते गये (ऐसा मैं मानता हूँ), 
वेसे-वेसे इन नौजवानोंके आदश्शोकों भी मैंने अपने आदकश्ोकी ओर मोड़नेका प्रयत्न 
किया। उनमें सगनलार गांधीको अपने मार्ग पर चलानेमें मुझे बहुत सफलता मिली। 
पर इस विषयकी चर्चा आगे करूँगा। 

बाल-बच्चोंका वियोग, बसायें हुए घरको तोड़ना, निश्चित स्थितिमें से अनिश्चित 
में प्रवेश -- यह सब क्षणभर तो अखरा। पर मुझे तो अनिश्चित जीवनकी आदत 
पड़ गई थी। इस संसारमें, जहाँ ईश्वर अर्थात्‌ सत्यके सिवा कुछ भी निश्चित नहीं 
है, निरश्चितताका विचार करना ही दोषमय प्रतीत होता है। यह सब जो हमारे 
आसपास दीखता है और होता है, सो अनिश्चित है, क्षणिक है। उसमें जो एक 
प्रमतत्व निश्चित रूपसे छिपा हुआ है, उसकी झाँकी हमें हो जाये, उसपर हमारी 
श्रद्धा बनी रहे, तभी जीवन सार्थक होता है। उसकी खोज ही परम पुरुषार्थ है। 

यह नहीं कहा जा सकता कि मैं डर्बन एक दित भी पहले पहुँचा। मेरे लिए 
वहाँ काम तेयार ही था। श्री चेम्बरलेनके पास प्रतिनिधि मण्डलके जानेकी तारीख 
निद्चित हो चुकी थी। मुझे उनके सामने पढ़ा जानेवाला प्रार्थना-पत्र तैयार करता 
था और साथ जाना था। 


चोथा भाग 
किया-कराया चौपट? 


श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिकासे साढ़े तीन करोड़ पौंड लेने तथा अंग्रेजोंका 
और हो सके तो बोअरोंका मन जीतने आये थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियोंको 
तीचे लिखा ठंडा जवाब मिला: 

“आप तो जानते हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य-सरकारका अंकुश 
नाममात्रका ही हैं। आपकी शिकायतें तो सच्ची जान पड़ती हैं। मुझसे जो हो 


२, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २८६-९०। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १९५ 


सकेगा, में करूँगा। पर आपको जिस तरह भी बने, यहाँके गोरोको प्रसन्न रखकर 
रहना है।” 

जवाब सुनकर प्रतिनिधि ठडे हो गये। में निराश हो गया। “जब जागे तभी 
सवेरा ' मातकर फिरसे श्रीगणेश करना होगा, यह बात मेरे ध्यासलमे आ गई और 
साथियोको मैने समझा दी। 

श्री चेम्बरकेनका जवाब क्या गलत था? गोलूमोलर बात कहनेके बदले उन्होने 
साफ बात कह दी। जिसकी छाठी उसकी मभैस ' का कानून उन्होने थोड़े मीठे शब्दोमे 
समझा दिया। 

पर हमारे पास छाठी थी ही कहाँ ? हमारे पास तो छाठीके प्रहार झेलने 
लायक शरीर भी मुश्किलसे थे। 

श्री चेम्बरलेन कुछ हफ्ते ही रहनेवाले थे। दक्षिण आफ्रिका कोई छोटा-सा 
प्रान्त नही है। वह एक देश है, खण्ड है। आफ्रिकामें तो अनेक उपखण्ड समाये हुए 
हुं। यदि कन्याकुमारीसे श्रीनगर १९०० मील है, तो डर्बनसे केपटाउन ११०० मीछसे 
कम नहीं हैं। इस खण्डमें श्री चेस्बरलेनको तृफानी दौरा करना था। 

वे द्रान्‍्सवालके लिए रवाना हुए। मुझे वहाँके मारतीयोका केस तैयार करके 
उनके सामने पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुँचा जाये? वहाँ में समय 
पर पहुँच सकूं, इसके लिए अनुमति प्राप्त करनेका काम हमारे लोगोसे बनने जैसा 
न था। युद्धके बाद ट्रान्सवाल उजाड-जेसा हो गया था। वहाँ न खानेको अन्न था, 
न पहनने-ओढनेको कपडे मिलते थे। खाली और बन्द पड़ी हुई दुकानोकों मालसे 
भरना और खुलवाना था। यह तो धीरेघीरे ही हो सकता था। जैसे-जैसे माल 
इकट होता जाये, वैसे-वैसे ही घरवार छोडकर भागे हुए छोगोको वापस आने दिया 
जा सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रान्सवालवासीकों पखाना लेना पड़ता था। और 
लोगोको तो परवाना माँगते ही मिल जाता था। मृस्तीवत्त हिन्दुस्तानियोकी थी। 

लडाईके दिनोमे हिल्‍दुस्तान और लकासे बहुत-से अधिकारी और सियाही दक्षिण 
आफिका पहुँच गये थे। उनमे से जो छोग वही आबाद होना चाहे उनके लिए सुविधा 
कर देना ब्रिटिद् राज्याधिकारियोका कत्तेव्य माना गया था। उन्हें अधिकारियोका 
नया मण्डल तो बनाना ही था। उसमें इन अनुमवी अधिकारियोका सहज ही उपयोग 
हो गया। इन अधिकारियोकी तीन्न बुद्धिनें एक नया विभाग ही खोल डाला। उसमे 
उनकी अपनी कुंगल भी अधिक तो थी ही। हब्शियोसे सम्बन्ध रखतेवाला एक 
अलग विभाग पहलेसे ही था। ऐसी दकार्म एशियावासियोंके छिए भी एक विभाग 
क्यों न हो? दलील ठीक माती गई। यह नया विभाग मेरे दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेसे 
पहले ही खुल चुका था और धीरे-धीरे अपना जाल बिछा रहा था। जो अधिकारी 
भागे हुओकों वापस आनेके परवाने देता था वही सबको परवाने दे सकता था। 
पर उसे यह कैसे माल्म हो कि एशियावासी कौन है”? इसलिए दलील यह दी गई 
कि नये विभागकी सिफारिश पर ही एशियाव।सियोकों परवाने मिला करे, तो उस 


२, देखिए खण्ड ३; पृह्ठ +९५२-९६ | 


१९६ सम्पूर्ण गांघी वाह्मय 


अविकारीकी जिम्मेदारी कम्न हो जाये और उसका काम भी कुछ हलका हो जाये। 
वस्तुस्थिति यह थी कि नये विभागकों छुछ कामकी और कुछ दामकी जरूरत थी। 
चंपस ने हो त्तो इस विभ्ायकी जावश्यकता सिद्ध न हो सके और फलूतः वह बन्द 
हो जाये। अतएव सहज ही उच्चके लिए यह काम निकल आया। 

हिल्डुस्तानियोंकी इस विभावमें अर्जी देनी पड़ती थी। फिर बहुत दिनो वाद 
उप्तका उत्तर सिरूता था। ट्रान्सवाल जानेंकी इच्छा रखनेवाले लोग अधिक थे] मबत- 
एवं उनके लिए दलालक खड़ें हो गये। इन दरालों और अधिकारियोंके बीच गरीब 
हिल्दुस्तानियोंके हजारो रुपये छुट गये। मु्लसे कहा गया था कि बिना वसीलेके 
परवाना मिरछता ही नहीं और कई वार तो वसीछे या जरिएके होते हुए भी प्रति- 
व्यक्ति तौं-सो पांड तक खर्च हो जाते हैं। इसमें मेरा ठिकाना कहाँ छगता ? मै अपने 
पुराने मित्र ड्वनके पुलिस सुर्पार्टेडेंटके पास पहुँचा और उनसे कहा, “आप मेरा 
परिचय परवाना देनेदाले अधिकारीसे करा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए। 
आप यह तो जानते हैँ कि में ट्रान्सवालमे रह रहा हूँ।” वे तुरन्त सिरपर टोप 
रखकर मेरे साथ जाये और मुझे परवाना दिला दिया। मेरी ट्रेंनकी मुश्किलसे एक 
घंटा बाकी था। मेने सामान वगेरा तैयार रखा था। सुर्पारिटेंडेंट बलेक्जेंडरका आभार 
मानकर में प्रिटोरियाके लिए रवाना हो गया। 

मुझे कवठ्िनाइयोंका ठीक-ठीक जन्दाज हो गया था। में प्रिटोरिया पहुँचा | प्रार्थना- 
पत्र तैयार किया। डव्वेसमें प्रतिनिधियोंके चाम किसीसे पूछे गये हों, सो मुझे याद 
नहीं। लेकिन यहाँ नया विभाग काम कर रहा था। इसलिए प्रतिनिधियोंके नाम 
पहलेसे पूछ लिये गये थे। इसका हेतु उन लोगोंसे मुझे अछूण रखना- था, ऐसा प्रिटो- 
रियाके हिन्दुत्तानियोंकों पद्ा चल गया था।' 

यह दुःखद किन्तु मनोरंजक कहानी आगे लिखी जायेगी। 


२. एशियाई विभागकी नवाबशाही 


नये विभागके जधिकारी समझ नही पाये कि में ट्रान्सवालमें दाखिल केसे हो 
यवा। उन्होंने सपने पास आने-जानेवाले हिन्दुस्तानियोसे पूछा, पर वे बेचारे क्या 
जानते ? अधिकारियोंनें अनुमान किया कि में अपनी पुरानी जात-पहचानके कारण 
विना परवानेके दाखिल हुआ होऊेंगा, और अगर ऐसा हो तो मुझे गिरफ्तार किया 
जा सकता है। 

किसी बड़ी रूडाईके वाद हमेशा ही कुछ समयके लिए राज्य-कर्त्ताओंको विशेष 
सत्ता दी जाती है। दक्षिण आफ़िकार्में भी यही हुआ था। वहाँ झान्तिरक्षाके हेठ 
एक कानून वाया गया था। उस कानूनकी एक घारा यह थी कि जो कोई बिना 
प्रवानेके ट्रान्तवालमें दाखिल हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाये और कृदर्मं रखा 
जाये। इस घाराके आधार पर मुझे पकड़तेके लिए सलाह-मशविरा चछा। पर मुझसे 

प्रवाना माँगनेकी हिम्मत किसीको नही हुई। 


१. देखिए रूण्ड ३, पृष्ठ २१९१-९२ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १९७ 


अधिकारियोने डर्वन तार तो भेजे ही थे। जब उन्हे यह सचता मिली कि 
में परवाना लेकर दाखिल हुआ हूँ, तो वे निराश हो गये। पर ऐसी निराशासे यह 
विभाग हिम्मत हारतेवाला नहीं था। मैं ट्रान्सवाल पहुँच गया था, छेकिन मुझे श्री 
चेम्बरलेनके पास पहुँचने न देनेमे यह विभाग अवश्य सफल हो सकता था। 

इसलिए प्रतिनिधियोके नाम माँगे गये। दक्षिण आफ्रिकार्मे रगमेदका अनुभव तो 
जहाँ-तहाँ होता ही था, पर यहाँ हिन्दुस्तानकी-सी गन्दगी और चाल॒बाजीकी बू आई। 
दक्षिण आफ्रिकामें शासनके साधारण विभाग जनताके लिए काम करते थे, इसलिए 
अधिकारियोमे एक प्रकारकी सरलता और नम्नता थी। इसका लाभ थोडे-बहुत अशमे 
काली-पीली चमडीवालोकों भी अनायास मिल जाता था। अब जब इससे भिन्न एशियाई 
वातावरणने प्रवेश किया, तो वहाँके जेसी निरकुशता, वैसे षड़यन्त्र आदि बुराश्याँ 
भी आ घुसी। दक्षिण आफ़िकाममें एक प्रकारकी लोकसत्ता थी, जब कि एशियासे 
तो निरी नवाब॒भाही' ही आई। क्योकि वहाँ जनताकी सत्ता नहीं थी, बल्कि जनता 
पर ही सत्ता चलाई जाती थी। दक्षिण आफ्रिकामें गोरे घर बनाकर बस गये थे, 
इसलिए वे वहाँकी प्रजा मानें गये। इस कारण अधिकारियों पर उनका अकुण रहता 
था। इसमें एशियासे आये हुए निरकुश अधिकाशियोने सम्मिलित होकर हिन्दुस्तानियोकी 
स्थिति सरोतेके वीच सुपारी जेसी कर डाली । 

मुझे भी इस सत्ताका ठीक-ठीक अनुभव हुआ। पहले तो मुझे इस विभागके 
उच्चाधिकारीके पास बुलवाया गया। ये उच्चाधिकारी लकासे आये थे। बुलवाया 
गया  प्रयोगमे कदाचित्‌ अतिशयोक्तिका आभास हो सकता है, इसलिए इसे थोडा 
अधिक स्पष्ट कर दूं। मेरे नाम उनका कोई पत्र नहीं आया था। पर मुख्य-मुख्य 
हिन्दुस्तानियोकों वहाँ वरावर जाना ही पडता था। वैसे मुखियोमे स्व० सेठ तैयब हाजी 
खान मुहम्मद भी थे। उनसे साहबने पूछा, “ गाघी कौन है, वह क्यो आया है? 

तैयव सेठने जवाब दिया, “वे हमारे सलाहकार है। उन्हे हमने बुलाया है। 

साहव बोले, “तो हम सब यहाँ किस कामके लिए बैठे हैँ? क्या हम आप 
लोगोकी रक्षाके लिए नियुक्‍त नहीं हुए है? गाघी यहाँकी हालहूत' क्‍या जाने ? ” 

तैयव सेठने जैसा भी उनसे बना इस चोटका जवाब देते हुए कहा आप 
तो हैँ ही, पर गावी तो हमारे ही माने जायेगे न? वे हमारी भाषा जानते हैँ। 
हमें समझते हैं। आप तो आखिरकार अधिकारी ठहरे। 

साहवने हुक्म दिया, “ ग्राधीको मेरे पास छाना |” तैयब सेठ आदिके साथ मैं 
गया। कुर्सी तो क्यो कर मिल सकती थी? हम सब खडे रहे। 

साहवने मेरी तरफ देखकर पूछा, “कहिएं, आप यहाँ किस लिए आये हैं? ” 

मैने जवाब दिया, “अपने भाइयोके बुलाने पर उन्हें सलाह देने आया हूँ।” 

/ प्र. क्या आप जानते नहीं कि आपको यहाँ आनेका अधिकार ही नहीं है? 
परवाना तो आपको भूलसे मिरू गया है। आप यहाँके निवासी नहीं माने जा सकते। 
आपको वापस जाना होगा । आप श्री चेम्बरलेनके पास नहीं जा सकते। यहाँके 
हिन्दुस्तानियोकी रक्षा करनेके छिए तो हमारा विभाग विशेष रूपसे खोला ग्रया 


१९८ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


है। अच्छा, जाइए । ” इतना कहकर साहबने मुझे विदा किया। मुझे जवाब देनेका 
अवसर ही न दिया। 

दूसरे साथियोको रोक लिया। उन्हे साहवने घमकाया और सलाह दी कि वे 
मुझे द्रान्सवालसे विदा कर दे। 

साथी उदास मूंह लेकर छौटे। यो एक नई ही पहेली अनपेक्षित रूपसे हमारे 
सामने हुल किये जानेके लिए खडी हो गई। 


२. कडवा घूंट पिया 


इस अपमानसे मुझे बहुत दुख हुआ। पर पहले में ऐसे अपमान सहन कर 
चुका था, इमसे पक्का हो गया था। अनतएवं मैने अपसानकी परवाह न करते हुए 
तटस्थतासे जब जो कर्तव्य मुझे सूझ जाये, सो करते रहनेका निव्चय किया। 

उक्त अधिकारीके ह॒स्ताक्षरोवा्ा पत्र मिला । उममे लिखा था कि श्री वेम्बरकेन 
डर्वनमें श्री गावीसे मिल चुके है, इसलिए अब उनका नाम प्रतिनिधियोमे से निकाल 
डालना जरूरी है। 

साथियोकों यह पत्र असह्मय प्रतीत हुआ। उन्होंने अपनी राय दी कि शिष्द- 
मण्डल से जानेका विचार छोड दिया जाये। मैने उन्हें भारतीय समाजकी विपम 
स्थिति समझाई "अगर आप श्री चेम्बरलेनके पास नहीं जायेगे, ती यह माना जायेगा 
कि यहाँ हमे कोई कष्ट है हीं नहीं। आखिर जो कहना है, सो तो लिखकर ही 
कहना है और वह तैयार है। में पढें या दूसरा कोई पढे, इसकी चिन्ता नहीं हैं। श्री 
स्ेम्वरलेन हमसे कोई चर्चा थोड़े हीं करनेवाले है! मेरा जों अपमान हुआ है, उसे 
हमें पी जाना पड़ेंगा।” 

मैं यो कह ही रहा था कि इतनेमे तेयव सेठ बोल उठे . पर आपका अपमान 
सारे भारतीय समाजका अपमान है। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, इससे कैसे मुलाया 
जा सकता हैं?" हा 

मैंने कहा, “ यह सच है, पर समाजकों मी ऐसे अपमान पी जाने पडेंगे। हमारे 
पास दूसरा इलाज क्या है?” 

तैयब सेठने जवाब दिया: “भले जो होना हो सो हो, पर जान-दूझकार दूसरा 
अपमान क्यों सहा जाये? हानि तो यो भी हो ही रही है। हमे हक ही कौन-से 

ले ००. ५ गो 

का है यह जोश अच्छा छगता था। पर में जानता था कि इसका उपयोग 
नहीं किया जा सकता। मुझे अपने समाजकी मर्यादाका अनुभव था। अतएव मैंने 
साथियोंकों शान्त किया और मेरे बदले स्व० जार्ज गाइफ्ेको, जो हिन्दुस्तानी 
वेरिस्टरः थे, के जानेंकी सलाह दी। के 
हर श्री गाड़फी प्रतिनिधिमण्डलके नेता बने । मेरे बारेमे 2 चेम्बरकेनने थोडी 
चर्चा भी की। एक ही व्यक्तिको दूसरीवार सुननेकी अपेक्षा नयेको सुतना अधिक 
उचित है”, आदि बाते कहकर उन्होंने किये हुए घावको भरनेका प्रयत्न किया। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा १९९ 


पर इससे समाजका और मेरा काम बढ गया, पूरा न हुआ। पुनः 'ककहरे' 
से आरम्म करना आवश्यक हो गया। 

/ आपके कहनेसे समाजने युद्धमें हाथ बेंटाया; फिर भी परिणाम तो कुछ नहीं 
निकछा ने?” इस तरह ताना मारनेवाले भी समाजमे सिककू आये। पर सुझपर इन 
तानोका कोई असर नहीं हुआ। मैने कहा, “मुझे उस सलाहका पछतावा नही है। 
में अब भी यह मानता हूँ कि हमने लडाईमें भाग लेकर ठीक ही किया है। भाग 
लेकर हमने अपने कत्तंव्यका पालन किया है। हमे उसका फल चाहे देखनेकों न 
मिले, पर मेरा यह दृढ विश्वास है कि शुम कार्यका फल शुभ ही होता है। बीती 
बातोंका विचार करनेकी अपेक्षा अब हमारे लिए अपने वत्तंमान करत्त॑व्यका विचार 
करना अधिक अच्छा होगा। अतएुब हम उसके बारेमे सोचें।” दूसरोने भी इस 
बातका समर्थन किया। 

मैने कहा: “सच तो यह है कि जिस कामके लिए मुझे बुछाया गया था, वह 
अब एक तरहसे पुरा हो गया है। पर में मानता हूँ कि आपके मुझे छुट्टी दे देने 
पर भी अपने वस-मर मुझे ट्रान्सवालसे हटना नही चाहिए। मेरा काम अब चेटालसे 
नही, वल्कि यहाँसे चछता चाहिए। एक सालके अन्दर वापस जानेका विचार मुझे 
छोड देना चाहिए और यहाँकी बकालतकी सनद हासिल करनी चाहिए। इस नये 
विभागसे निपट लेनेकी हिम्मत मुझमें हैं। यदि हमने मुकाबला न किया तो समाज 
वरबाद हो जायेगा और शायद यहाँसे उसके पैर भी उखड जायेगे। समाजका अपसान 
और तिरस्कार रोज-रोज बढता जायेगा। श्री चेम्बरलेन मुझसे नहीं मिले, उक्त 
अधिकारीने मेरे साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया, यह तो सारे समाजके अपमानकी 
तुलनामे कुछ भी नही है। यहाँ हमारा कुत्तोकी तरह रहता बरदाइत नहीं किया जा 
सकता। 

इस प्रकार मेने चर्चा चलाई। प्रिदोरिया और जोहानिसबर्गमे रहनेवाले भारतीय 
नेताओसे विचार-विमर्ण करके अन्तर्म जोहानिसबर्गंसे दफ्तर रखनेका निरचय हुआ। 

ट्रान्सवालमे मुझे वकारूतकी सनद मिलनेके बारेमें भी शका तो थी ही। पर 
बकोछू-मण्डलकी ओरसे भेरे प्रार्थथा-पत्रका विरोध नहीं हुआ और बडी अदालछूतने मेरी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली। हिन्दुस्तानीको अच्छे स्थानमें आफिसके लिए घर मिलता 
भी कठिन काम था। श्री रिचके साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया था। उस समय 
वे व्यापारी-वर्गमे थे। उनकी जान-पहचानके हाउस-एजेटके हारा मुझे आफिंसके लिए 
अच्छी बस्तीमें घर मिल गया और मैंने वकालत शुरू कर दी। 


233 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
४. बढ़ती हुई त्यागवृत्ति 


ट्रान्सवालमें भारतीय समाजके अधिकारोके छिए किस प्रकार छड़ता पडा और 
एशियाई विमागके अधिकारियोके साथ कैसा व्यवहार करना पडा, इसका वर्णन करनेसे 
पहले मेरे जीवनके दूसरे अग पर दृष्टि छाछ छेना आवश्यक है। 

अब तक मेरी इच्छा कुछ द्रव्य इकट्ठा करनेकी थी। परमार्थके साथ स्वार्थका 
मिश्रण था। 

जब बम्बईमें दफ्तर खोला, तो एक अमेरिकत वीमा-एजेंट मिलने आया था 
उसका चेहरा सुन्दर था और बाते मीठी थी। उसने मेरे साथ मेरे भावी हितको 
बातें ऐसे ढगसें की मावों हम पुराने मित्र हो: “ अमेरिकामे तो आपकी स्थितिके सब 
लोग अपने जीवनका बीमा कराते हैं। आपको भी ऐसा करके भविष्यके विषयर्म 
निश्चिन्त हो जाना चाहिए। जीवनका भरोसा हैं ही नहीं। अमेरिका तो हम वीमा 
कराना अपना धर्म समझते हैं। कया आप एक छोटी-सी पालिसी लेनेकी बात नहीं 
सोच सकते ? * 

तब तक दक्षिण आफिकामे और हिन्दुत्तानमें वहुत-से एजेंटोकी बात मैंने मानी 
नही थी। मैं सोचता था कि बीमा करानेंगे कुछ मीरुता और ईन्वरके प्रति अविश्वास 
रहता है। पर इस वार मै छालचमे आ गया। वह एजेंट जैसे-जैसे वातें करता 
जाता, वैसे-बैसे मेरे सामने पत्नी और बच्चोकी तसवीर खडी होती जाती। भले 
आदमी, तुमने पत्नीके सव यहने बेच डाले है। यदि कल तुम्हे कुछ हो जाये, तो 
पत्नी और वच्चोके मरण-पोपणका भार उन गरीब भाई पर ही पड़ेगा न, जिन्होंने 
पिताका स्थान लिया हैं और उसे सुशोमित किया है? यह उचित ने होगा।' मैने 
अपने मनके साथ इस तरहकी दलीलेकी और रु० १०,००० का वीमा करा लिया ! 

पर दक्षिण आफिकामे मेरी स्थिति बदल गई और फछतः मेरे विचार भी 
बदल गये। दक्षिण आफिकाकी नई आपत्तिके समय मैनें जो कदम उठाये, सो ईइवरको 
साक्षी रखकर ही उठाये थे। दक्षिण आफ़िकामे मेरा कितना सेमय चक्ा जायेगा, 
इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं थी। मैने समझ लिया था कि मै हिल्दुस्तान वापस 
सही जा पाऊँगा। मुझे अपने वाल-बच्चोकों साथ ही रखना चाहिए। अब उन्हें दर 
बिलकुल नहीं रखना चाहिए। उनके मरण-पोषणकी व्यवस्था भी दक्षिण आफिकाम 
ही होनी चाहिए। इस प्रकार सोचनेके साथ ही उक्त पालिसी मेरे लिए दुखद बन 
गईं। दीमा एजेटके जालमे फेंस जानेके छिए मैं लज्जित हुआ। 5 यदि बडे भाई 
पिताके समान है, तो छोटे भाईको विववाके वोझको वे भारी समझेंगे यह हूते कहें 
सोच लिया? यह भी क्यो माना कि तू ही पहले मरेगा? पालन करनेवाला तो 
ईदवर है। न तू है, न भाई है। वीमा कराकर तूने अपने बाल-बच्चोंको भी पराधीन 
बना दिया है। वे स्वावलम्बी क्‍यों न बनें” असर्य गरीबोंके वाल-वच्चोका वेया 
होता है? तू अपने को उन्‍्हीके समान क्यो नहीं मानता ? ” 

इस प्रकार विचारधारा चछो। अमल इसपर अवश्य ही उुरत्त नही किया । 
मुझे याद हैं कि बीमेकी एक किस्त तो मैने दक्षिण आफ्रिकासे भी भेजी थी। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २०१ 


पर इस विचार-प्रवाहकोी बाहरसे बढ़ावा मिलछा। दक्षिण आफ्रिकाकी पहली 
यात्रामे में ईसाई वात्तावरणके सम्पर्क आकर धर्मके प्रति जाग्रत बना था। इस बार 
में थियोस्तॉफीके वातावरणके संसर्गम आया। श्री रिच थियोसॉफिस्ट थे। उन्होने मेरा 
सम्बन्ध जोहानिसवर्गककी सोसाइटीसे करा दिया। में उसका सदस्य तो नहीं वना, 
थियोसाॉफीके सिद्धान्तोंसे मेरा मतभेद बना रहा, फिर भी में लगभग हरणएक 
थियोसॉफिस्टके गाढ़ परिचयमे आया। उनके साथ रोज मेरी धर्म-चर्चा होती थी। 
मैं उनकी पुस्तक पढ़ता था। उनकी सभामे बोलनेके अवसर भी मुझे जाते थे। 
धियोसॉफीमे भाईचारा स्थापित करना और बढाना मुख्य वस्तु है। हम लोग इस 
विषयकी खूब चर्चा करते थे, और जहाँ मैं इस सिद्धान्तमे और सदस्योके आचरणमे 
भेद पाता, वहाँ आलोचना भी करता था। स्वय मुझपर इस आलोचनाका काफी 
प्रभाव पडा। में आत्म-निरीक्षण करना सीख गया। 


५, आत्म-निरीक्षणका परिणाम 


सन्‌ १८९३ में जब मैं ईसाई मित्रोके निकट सम्पर्क आया, तेंब मैं केवल 
विक्षार्थकी स्थितिमें था। ईसाई मित्र मुझे वाइवलका सन्देश सुनाने समझाने और 
मुझसे उसको स्वीकार करानेका प्रयत्व करते थे। मैं नम्नता-पूर्वक, तटस्थ मावसे 
उनकी शिक्षाकों सुत और समझ रहा था। इस निमित्तसे मैने हिन्दू धर्मका यथाशक्ति 
अव्ययन किया और दूसरे धर्मोको समझनेकी कोशिश की। 

अब १९०३ में स्थिति थोडी बदल गई। थियीसॉफिस्ट मित्र मुझे अपने मण्डलमे 
सम्मिलित करनेकी इच्छा अवश्य रखते थे। पर उनका हेतु हिल्दूके नाते मुझसे कुछ 
प्राप्त करना था। थियोसॉफीकी पुस्तकोमे हिन्दू धर्मकी छाया और उसका श्रभाव तो 
काफी है ही। अतएंवं इन भाइयोने मान लिया कि मैं उनकी सहायता कर सकेगा। 
मैंने उन्‍हें समझाया कि सस्कृतका मेरा अध्ययन नहींके वरावर है। मैने उसके प्राचीन 
धर्मग्रन्थ सस्कृतमे नही पढे है। अनुवादोके हारा भी मेरी पढाई कम ही हुई है। फिर 
भी चूँकि वे संस्कार और पुनर्जन्मकों मानते थे, इसलिए उन्होने समझा कि मुझसे 
थोड़ी-बहुत सहायता तो मिलेगी ही, और मैं ' निरस्तपादपे देशें एरण्डोडपि द्ुमायते '' 
जैसी स्थितिमे आ पडा। किसीके साथ मैने स्वामी विवेकानन्दका, तो किसीके साथ 
मणिलाल नमभाईका “राजयोग” पढना शुरू किया। एक मित्रके साथ 'पातजल- 
योगदर्शन ” पढना पडा। वहुतोके साथ गीताका अभ्यास्र शुरू हुआ। ' जिज्ञासु-मण्डल | 
के तामसे एक छोटा-सा मण्डल भी स्थापित किया और नियमित अभ्यास होने छगा। 
गीताजी पर मुझे प्रेम और श्रद्धा तो थी ही। अब उसकी गहराईमे उतरवेकी 
आवश्यकता प्रतीत हुईं! मेरे पास एक-दो अनुवाद थे। उनकी सहायतासे मेने मूल 
सस्कृत समझ छेनेका प्रयत्न किया, और नित्य एक-दो इलोक कण्ठ करनेका निश्चय 
किया। प्राय दातुन और स्तानके समयका उपयोग गीताके इलोक कष्ठ करनेमें किया। 


१, जहां कोई दृक्ष न हो, वहां करड दी वृक्ष माना जाता है। 


२०२ सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


दातुनमें पन्द्रह और स्नानमें बीस मिनट लगते थे। दातुन अंग्रेजी ढंगसे में खड़े-खड़े 
करता था। सामनेकी दीवार पर गीताके ब्लोक लिखकर चिपका देता था बौर 
आवश्यकतानुसार उन्हें देखता तया घोटता जाता था। ये घोटे हुए इंलोक स्नान 
एक बार करने तक पक्के हो जाते थे। उस बीच पिछले कण्ठ किये हुए बलोकोक्ो 
भी में दोहरा जाता था। इस प्रकार तेरह अध्याय तक कण्ठ करनेकी वात सुने 
थाद है। व्यदर्में काम बढ़ गया। सत्याग्रहका जन्म होने पर उस बालकके छाछून- 
पालनसे मेरा विचार करनेका समय मी बीतने रूग्ा और कहता चाहिए कि आज 
भी वीत रहा है। 

इस गीतापाठका प्रमाव मेरे सहाव्यायियों पर क्या पड़ा, उसे वे जानें, परन्तु 
मेरे लिए तो वह पुस्तक आचारकी एक प्रौढ़ मार्यणिका वन गई। वह मेरे छिए 
धामिक कफोशका काम देने छगी। जिस प्रकार नये अंग्रेजी जब्ठोंके हिज्जों या उनके 
अर्थके लिए मैं अंग्रेजी गब्दकोंग देखता था, उसी प्रकार आचास्सस्वस्धे कव्निइयों 
और उसकी अटपटी समस्याजोंकों गीताजी से हल कंयता था। उसके अपरिय्रह 
समभाव आदि चझब्दोने मुझे पकड़ लिया। सममावका विकास कीसे हो, उसको सा 
किस प्रकार की जायें? अपमान करनेवाले अधिकारी, रिव्वत्त लेतेवाडे अधिकारी, व्यर्थ 
विरोध करनेवाले कलक्के साथी इत्यादि और जिन्होंने बड़े-बड़ें उपकार किये हैं ऐसे 
सज्जनोंके बीच भेद ने करनेका क्‍या अर्थ है? अपरिब्रह किस अकार पाला दाता 
होगा ? देहका होना ही कौन कम परिय्रह है? स्त्री-पुत्रादि परिग्रह नहीं तो और जया 
है? अनेक पुस्तकोसे मरी इन आल्मारियोंकों क्या जरा डालूँ? घर जलाकर तॉर्थ 
करने निकल जाऊं? तुरन्त ही उत्तर मिला कि घर जछाये विना तीथ किया ही चहीं 
जा सकता। यहाँ मंग्रेजी काननने मेरी मदद की। स्वेछकी कानूनी सिद्धान्ताका चचा 
याढ आई। 'गीताजी ' के अध्यनके फलस्वरूप ट्रस्टी” शब्दका जय विशेष रुपसे समनम 
आया । कानन-आस्त्रके प्रति मेरा आदर बढ़ा। मुझे उसमें भी वर्मके व्शन हुए 
टस्टीके पास करोड़ों रुपयोंके रहते हुए भी उनमेंकी एक भी पाई उसकी वहीं होते । 
ममक्षकों ऐसा ही वरताव करना चाहिए, यह बात मेने गीताजी से अम्ी कर पु 
द्ीपककी तरह स्पष्ट दिखाई व्या कि अपरिग्रही वननेमें, समसावी होम हँपुआं 
हृदयका परिवर्तत आवश्यक है। चैने रेवार्णकरभानइकी इस आशयक्ा व हिख भे ज्‌ 
कि वीमेकी पालिसी वल्द कर दें। कुछ रकम वापन निछे तो के छें, न निते तो 
भरे हए पैसोकों गया समझ छे। वच्चोंकी और स्व्रीकी रक्षा उन्हें और हम हि 
करनेवाछा करेगा। पितृतुल्य माईको छिखा : आज तक तो मेरे पास जो बच 
वह मैने आपको जर्पण किया। अब मेरी आजा छोड़ ठीजिए। बब जो वचेगा तो 
यही हिन्दुस्तानी समाजके हिंतमें खर्च होगा। कर 

यह बात मैं माईकों शीघ्र नही समझा सका। पहंछे तो उच्होवे हू 32 
उनके प्रति मेरा धर्म समझाया: “ तुम्हें अपनेको पिताजीसे अधिक बुद्धिमाव चेह। 
स झना अब्दोमे चाहिए। पिताजीने जिस प्रकार कुदुम्बका पाप किया, उच्ी अकार 


(8 । 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४ंड-४८॥। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २०३४ 


तुम्हे भी करना चाहिए।” आदि। मैने उत्तरमे विनय-पूर्वक लिखा कि मैं पिताका 
ही काम कर रहा हूँ। कुटुम्ब शब्दका थोडा विज्ञाल अर्थ किया जाये, तो मेरा निश्चय 
आपकी समझें आ सकेगा। 

भाईने मेरी आशा छोड दी। एक प्रकारसे बोलना ही बन्द कर दिया। मुझे 
इससे दुख हुआ। पर जिसे में अपना धर्म मातता था उसे छोडनेमे कही अधिक 
दुख होता था। मैने कम दुख सहन कर लिया। फिर भी माईके प्रति मेरी भक्ति 
निर्मल और प्रचण्ड वनी रही। भाईका दुख उनके प्रेममे से उत्पन्न हुआ था। उन्हे 
मेरे पैसोसे अधिक आवश्यकता मेरे सद्व्यवहारकी थी। अपने अन्तिम दिनोमे भाई 
पिघले। मृत्युगय्या पर पडें-पडे उन्हे प्रतीति हुई कि मेरा आचरण ही सच्चा और 
धर्मपूर्ण था। उनका अत्यन्त करुणाजनक पत्र मिला। यदि पिता पुत्रसे क्षमा माँग 
सकता है, तो उन्होने मुझसे क्षमा माँगी। उन्होने छिखा कि में उनके छड़कोका पालन- 
पोषण अपनी नीति-रीतिके अनुसार करूँ। स्वय मुझसे मिलतेके लिए अधीर हो गये। 
मुझे तार दिया। मैने तारसे ही जवाब दिया “आ जाइए।” पर हमारा मिलन 
वदा न था। उन्तकी अपने पृत्रो-सम्बन्धी इच्छा भी पूरी नही हुई। भाईने देश ही 
देह छोड़ी । छडको पर उनके पूर्व जीवनका प्रभाव पड चुका था। उनमे कोई परिवर्तन 
नही हुआ। मै उन्हे अपने पास खीच न सका। इसमें उत्तका कोई दोष नहीं था। 
स्वमावकों कौन बदल सकता है? बलवान सस्कारोको कौन मिटा सकता है” हमारी 
यह धारणा मिथ्या है कि जिस तरह हंममे परिवर्तत होता है या हमारा विकास 
होता है, उसी तरह हमारे आश्रितो अथवा साथियोमे भी होना चाहिए। 

माता-पिता बननेवालेकी जिम्मेदारी कितनी भयकर है, इसका कुछ अनुभव इस 
दुष्टान्तससे हो सकता है। 


६. निरामिषाहारके लिए बलिदान 


मेरे जीवनमे जैसे-जैसे त्याग और सादगी बढी और घर्म-जागृतिका विकास 
हुआ, वैसे-वैसे निरामिषाहारका और उसके प्रचारका मेरा शौक बढता गया। प्रचार- 
कार्यकी एक ही रीति मैने जानी है-- वह है आचार और आचारके साथ जिज्ञासुओसे 
वार्तातहापकी। 

जोहानिसवर्गंमे एक निरामिषाहार गृह था। एक जर्मन, जो कूनेकी जल- 
चिकित्सा में विश्वास रखता था, उसे चलाता था। मैने वहाँ जाना शुरू किया और 
जितने अग्रेज मित्रोको वहाँ ले जा सकता था उतनोकों ले जाने लूमा। पर मैने देखा 
कि यह भोजतालय बहुत दिनो नहीं चल पायेगा। उसे पैसेकी तगी तो बनी ही 
रहती थी। मुझे जितनी उचित मालूम हुईं उतनी मैने उसकी मदद की । कुछ पैसे 
खोयें मी। आखिर वह बन्द हो गया। 

थियोसॉफिस्टोमे अधिकतर निरामिषाहारी होते है; कुछ पूरे, कुछ अघूरे। इस 
मण्डलम एक साहसी महिला भी थी।' उसने बडे पैमाने पर एक निरामिषाहारी 


१, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३६ | 


शए ४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


भोजनालय खोला। यह महिला कलाकी शौकीन थी। वह खुले हाथो खर्च करती थी 
पर हिसाव-किताबका उसे बहुत ज्ञान नहीं था। उसकी मित्र-मण्डली खासी वडी थी। 
पहले तो उसका काम छोटे पैसाने पर शुरू हुआ, पर उससे उसे बढ़ाने और वडी 
जगह छेतेका निश्चय किया। इसमें उसने मेरी मदद माँगी। उस समय मुझे उसके 
हिसाब आदिकी कोई जानकारी नहीं थी। मैने यह मान लिया था कि उसका अन्दाज 
ठीक ही होगा। मेरे पास पैसेकी सुविधा थी। कई मुवव्किछोके रुपये मेरे पास जमा 
रहते थे। उनमें से एकसे पूछकर उसकी रकममे से रूगमग एक हजार पौड उस 
महिलाको मैने दे दिये। यह मुवक्किल विशाल हृदयका और विदवासी था। वह पहले 
ग्रिमिदमे आया था। उसने (हिन्दीमे) कहा: “भाई, आपका दिल चाहे तो पैसा 
दे दो। में कुछ ना जानूँ। में तो आप ही को जानता हूँ।” उसका नाम बदरी था। 
उसने सत्य्ाग्रहमे बहुत बडा हिस्सा लिया था। वह जेल भी भुगत आया था। इतनी 
सम्मतिके महारे मैने उसके पंसे उधार दें दिये। 

दो-तीन महीनोमे ही मुझे पता चल ग्रया कि यह रकम वापस नहीं मिलेगी। 
इतनी बड़ी रकम खो देनेकी झवित मुझमें नहीं थी। मेरे पास इस बड़ी रकमका 
दूमरा उपयोग था। रकम वापस मिलो ही नहीं। पर विश्वासी बदरीकी रकम डूब 
कंसे सकती थी? बह तो मुप्तीकों जानता था। यह रकम मैने भर दी। 

एक मुवरक्क्रिक मित्रसे मेने अपने इस लेन-देनकी चर्चा की। उन्होने मुझे मीठा 
उलाहना देते हुए जाग्रत किया: 

“भाई, (दक्षिण आफरिकामे में महात्मा” नहीं बना था, बापू भी नहीं हुआ 
था। मुवक्किल मित्र मुझे 'भाई” कहकर ही पुकारते थे।) यह आपका काम नहीं 
है। हम तो आपके विश्वास पर चलतेवाके है। यह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। 
बदरीकों तो आप बचा छेगे और अपना पैसा खोगेेगे। पर इस तरह सुधारके कामोमे 
सब मुवक्किलोके पैसे देने छगेगे, तो मुवकिकिल् मर जायेगे और आप भिखमगे बनकर 
घर बेठंगे। इससे आपके सार्वजनिक्र कामकों क्षति पहुँचेगी। 

सौभाग्यसे ये मित्र अभी जीवित हैं। दक्षिण आफ़रिकामे और दूसरी जगह उनसे 
अधिक शुद्ध मनुष्य मैने नहीं देखा। किसीके प्रति उनके मनमे झका उत्पन्न हो और 
उन्हें जान पदें कि वह थक्ता खोटो हे, तो तुरन्त उससे क्षमा माँगकर वे अपनी 
आत्माको माफ कर छेते है। ग 

मुझे इस सुवब्किलकी चेतावनी सच मालूम हुईं। वदरीकी रकम तो में चुका 
सका। पर दूसरे हजार पौड यदि उन्ही दिनो मैने खो दिये होते, तो उन्हे चुकानेकी 
शक्ति मुझमें बिल्कुल नहीं थी। उत्तके लिए मुझे कर्ज ही लेता पडता। कर्ज तो मेने 
अपनी जिन्दगोमे कभी नहीं छिया और इसके लिए मेरे मनमे हमेभ्ा ही बड़ी अरुचि 
रही है। मैने अनुभव किया कि सुधार करनेके लिए भी अपनी शक्तिके हर 
उचित नहीं था। मैदे यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार पैसे उधार देनेम मे 
गौताके तठस्थ निः्काम कर्मेके मुख्य पाठका अनादर किया था। यह भूछ मेरे लिए 
दीपस्तम्भ-्सी बन गई। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २०५ 


निरामिषाहारके प्रचारके लिए ऐसा बलिदान करनेकी मुझे कोई कल्पना न थी । 
मेरे लिए वह जबरदस्तीका पुण्य बन गया। 


७ भिट्टो और पानीके प्रयोग 


जैसे-जैसे मेरे जीवनर्में सादगी बढती गई, वैसे-वैंसे रोगोके लिए दवा छेनेकी 
मेरी अरुचि, जो पहलेसे ही थी, बढती गई। जब में डबबनमे वकाछत करता था 
तब डा० प्राणजीवनदास मेहता मुझे अपने साथ ले जानेके लिए आये थे। उस समय 
भुझे कमजोरी रहती थी और कभी-कभी सूजन भी हो आती थी। उन्होने इसका 
उपचार किया था और मुझे आराम हो गया था। इसके बाद देशमें वापस आने तक 
मुझे कोई उल्लेख करनें-जैसी वीमारी हुई हो, इसकी याद नही है। 

पर जोहानिसवर्गमे मुझे कब्ज रहता था और कभी-कभी सिर भी दुखा करता 
था। कोई दस्तावर दवा लेकर में स्वास्थ्यकों समाले रहता था। खाने-पीनेसे पथ्यका 
ध्यान तो हमेशा रखता ही था, पर उससे में पूरी त्तरह व्याधिमुक्त नहीं हुआ। 
मनमे यह खयाल बना ही रहता कि दस्तावर दवाओसे भी छुटकारा मिले तो अच्छा 


हो। 

इन्ही दिनो मैने मेन्वेस्टरमे नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन ' की स्थापनाका समाचार 
पढा। इसमें दलीरकू यह थी कि अग्नरेज बहुत बार और बहुत खाते है, रात बारह 
बजे तक खाते रहते है और फिर डाक्टरोके घर खोजते फिरते हैँ। इस उपाधिसे 
छुटना हो तो स्वेरेका नाइता-- ब्रेकफास्ट -- छोड देना चाहिए। मुझे छूगा कि 
यद्यपि यह दलील मुझपर पूरी तरह घटित नहीं होती, फिर भी कुछ अशोभमे छागू 
होती है। में तीन वार पेट भरकर खाता था और दोपहरको चाय भी पीता था। 
में कमी अल्पाहारी नही रहा। निरामिषाहारमे मसालोंके विना जितने भी स्वाद 
लिये जा सकते थे, में छेता था। छ -सात बजेसे पहले जश्ञायद ही उठता था। अतएव 
मैने सोचा कि यदि मै भी सुबहका नाइता छोड दूं, तो सिरके दर्दसे अवश्य ही छुट- 
कारा पा सकूँगा। मैने सुबहका नाइता छोड दिया। कुछ दिनो तक अखंरा तो सही, 
पर सिरका दर्द बिलकुल मिट गया। इससे मैने यह नतीजा निकाला कि मेरा आहार 
आवदश्यकतासे अधिक था। 

पर इस परिवर्तनसे कब्जकी शिकायत दूर न हुई। कूनेके कटिस्नानका उपचार 
करनेसे थोडा आराम हुआ। पर अपेक्षित परिवर्तत तो नही ही हुआ। इस बीच उसी 
जर्मन होटलवाकेने या दूसरे किसी मित्रने मुझे जुस्टकी रिटर्न टु नेचर” ([प्रकृतिकी 
ओर लौटो) वामक पुस्तक दी। उसमे मैने मिट्टीके उपचारके बारेमे पढा। सूखे 
मेवे और ताजे फल ही मनुष्यका प्राकृतिक आहार है, इस बातका भी इस लेखकने 
बहुत समर्थन किया है। इस बार मैने केवल फलाहारका प्रयोग तो शुरू नही किया, 
पर मिट्टीका उपचार तुरन्त झुरू कर दिया। मुझपर उसका आश्चर्यजनक प्रभाव 
पड़ा। उपचार इस प्रकार था. खेतकी साफ छार या काछी मिट्टी लेकर उसमे 


२०६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


प्रमाणसे पानी डालकर ,साफ पतले, गीले कपड़ेमें उसे छपेटा और पेट पर रखकर 
उसपर पटूटी बाँध दी। यह पुछुटिस रातको सोते समय बाँधता और सवेरे अथवा 
रातमें जब जाग जाता तब उसे खोल दिया करता था। इससे भेरा कब्ज जाता 
रहा। उप्तके बाद मिट्टीके ये उपचार मैने अपनेपर और अपने अनेक साथियोपर 
किये और मुझे याद है कि वे शायद ही किसी पर निष्फल रहे हो। देशमे आेके 
बाद में ऐसे उपचारोके विपयमे आत्म-विश्वास खो बैठा हूँ। मुझे प्रयोग करनेका, 
एक जगह स्थिर होकर बैठनेका, अवसर भी नहीं मिल सका। फिर भी मिट्टी और 
पानीके उपचारोके वारेमे मेरी श्रद्धा बहुत-कुछ वैसी ही है जैसी आरम्ममें थी। आज 
भी में भर्यादाके अन्दर रहकर मिट्टीका उपचार स्वयं अपने ऊपर तो करता ही हैं, 
और प्रसंग पडनेपर अपने साथियोकों भी उसकी सलाह देता हूँ। 

जीवनमे दो गम्भीर वीमारियाँ में भोग चुका हूँ, फिर भी मेरा यह विश्वास है 
कि मनुष्योकों दवा लेनेकी आवश्यकता शायद ही रहती है। पथ्य तथा पानी, मिट॒टी 
इत्यादिके घरेल उपचारोसे एक हजारमें से ९९९ रोगी स्वस्थ हो सकते है। क्षण- 
क्षणमे वैद्य-हकीम और डाक्टरके घर दौडनेसे और शरीरमे अनेक प्रकारके पाक 
और रसायन टेसनेसे मनुष्य न सिर्फ अपने जीवनकों छोठा कर छेता है, वल्कि अपने 
मन पर काबू भी खो बेठता है। फलत: बह मनुष्यत्व गेवा देता है और शरीरका 
स्वामी रहनेके बदले उसका गुलाम वन जाता है। 

में यह वीमारीके बिछीने पर पडा-पडा लिख रहा हूँ,, इस कारण कोई इन 
विचारोकी अवगणना न करें। में अपनी वीमारीके कारण जानता हूँ। मुझे इस बात 
का पूरानूरा ज्ञान और भान है कि अपने ही दोषपोके कारण में बीमार पडा हैं, 
और इस 'भानके कारण ही मैने धीरज नहीं छोडा है। इस बीमारीको मैने ईइवरका 
अनुग्रह माना है, और तमाम दवाओका सेवन करनेके छालूचसे में दूर रहा हूँ। में 
यह भी जानता हूँ कि अपने हठसे में डाक्टर मिनत्नोंको परेशान कर देता हूँ, पर 
वे उदार भावसे मेरे हठको सह छेते हैं और भेरा त्याग मही करते। 

पर मुझे इस समयकी अपनी स्थितिके वर्गनकों और नही बढाना चाहिए, इस- 
लिए हम सन्‌ १९०४-५ के समयकी तरफ लौट आयें। पर आगे वढकर उसका विचार 
करनेसे पहले पाठकोकों थोडा सावधान करनेकी आवश्यकता है। यह लेख पढकर 
जो जुस्टकी पुस्तक खरीदें, वे उसकी हर वातको वेदवाक्य न समझे। आय: सभी 
रचनाओंमें लेखककी दृष्टि एकागी रहती है। किन्तु प्रत्येक वस्तुकी कमसे-क्म सात 
दृष्टियोसे देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टि सच भी होती है, पर सब दृष्टियाँ 
एक ही समय और एक ही अवसरपर कभी सच नहीं होती। साथ ही, कई पुस्तको 
में विक्रीका और नामके लालचका दोष भी होता है। अतएवं जो कोई उक्त पुस्तक 
पढ़े वे उसे विवेक-पूर्वक पढें और कुछ प्रयोग करने हो, तो किसी अनुभवीकी सलाह 
लेकर करें, अथवा घेर्यपूर्वक ऐसी वस्तुका थोड़ा अभ्यास करके प्रयोग आरम्भ करे । 


१, वह अध्याय २६-६-१९२७ के नवजीवनमें प्रकाशित हुआ था; गांवीजी उत्त समय अर्धिक खंत- 
चापसे पीढ़ित भे। 


सत्यके प्रयोग अथंवा आत्मकथा २०७ 
८. एक सावधानी 


प्रवाहमे आई हुई कथाके प्रसगको अभी मुझे अगले प्रकरण तक टालना पडेगा। 
पिछले प्रकरणमे मिट्टीके प्रयोगोके विषयमे मैं जो कुछ लिख चुका हूँ, उसके जैसा 
मेरा आहार-विषयक प्रयोग भी था। अतएवं इस सम्बन्ध भी इस समय यहाँ थोड़ा 
लिख डालना उचित समझता हूँ। दूसरी कुछ बाते प्रसगानुसार आगे आयेगी। 

आहार-विषयक मेरे प्रयोगो और तत्सम्बन्धी विचारोका विस्तार इस प्रकरणमे 
नहीं किया जा सकता। इस विषयमे मैने आरोग्य-विषयक सामान्य ज्ञान ' नामक 
जो पुस्तक दक्षिण आफ्रिकामे 'इडियन ओपिनियन के लिए लिखी थी, उसमें विस्तार- 
पूर्वक. लिखा है। मेरी छोटी-छोटी पुस्तकोमे यह पुस्तक परि्चिममे और यहाँ भी 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। में आज तक इसका कारण समझ नहीं सका हूँ। यह 
पुस्तक केवल इंडियन ओपिनियन के पाठकोके लिए लिखी गई थी। पर उसके 
आधार पर अनेक भाई-बहनोने अपने जीवनमे फेरफार किये हैँ और भेरे साथ पतन्न- 
व्यवहार भी किया है। इसलिए इस विषयम यहाँ कुछ लिखना आवश्यक हो गया है। 
यद्यपि उसमें लिखें हुए अपने विचारोमे फेरफार करनेकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नही 
हुईं, तथापि अपने आचारमे मैने जो महत्त्वका फेरफार किया है, उसे इस पुस्तकके 
सब पाठक नहीं जानते। यह आवश्यक है कि वे उस फेरफारको यही जान लछे। 

इस पुस्तकके लिखनेमें-- अन्य पुस्तकोकी भाँति ही --केव् धर्म-भावना काम 
कर रही थी और वहीं आज भी भेरे प्रत्येक काममें विद्यमान है। इसलिए उसमे 
बताये हुए कई विचारों पर में आज अमल नही कर पाता हूँ, मुझे इसका खेद है, 
इसकी लज्जा भी है। 

मेरा दृढ विश्वास है कि मनुष्य बालकके रूपमे साताका जो दृघ पीता है, 
उसके सिवा उसे दूसरे दूधकी आवश्यकता नही है। ताजे और सूखे वनपक्‍व फलोके 
अतिरिक्त मनृष्यका और कोई आहार नही है। बादाम आदि बीजोमे से और अगूर 
आदि फलोमेंसे उसे शरीर और बुद्धिके लिए आवश्यक पूरा पोषण मिल जाता है। 
जो ऐसे आहार पर रह सकता है, उसके लिए ब्रह्मचर्यादि आत्म-सयम बहुत सरल 
हो जाता है। जैसा आहार वैसी डकार। इस कहावतमे बहुत सार है। मनुष्य जेसा 
खाता है वैसा बनता है, इसे मैने और मेरे साथियोने अनुभव किया है! इन विचारोका 
विस्तृत समर्थन मेरी आरोग्य-सम्बन्धी पुस्तकमे है। 

पर हिन्दुस्तानमें अपने प्रयोगोको सम्पूर्णता तक पहुँचाना मेरे भाग्यमें नही बदा 
था। खेडा जिलेमें सिपाहियोकी भरतीका काम करते-करते अपनी भूलसे मे मृत्यु- 
शय्यापर जा पडा। दूधके बिना जीनेंके लिए मैने बहुत हाथ-पैर मारे। जिन वैद्यो, 
डावटरो और रसायनशास्त्रियोकों मैं जानता था, उनकी मदद माँगी। किसीने मूंगके 
पानी, किसीने महुएके तेल और किसीने बादामके दूधका सुझाव दिया। इन सब 
चीजोके प्रयोग करते-करते मैने शरीरकों निचोंड डाछा, पर उससे मे विछौना छोडकर 


१. खण्ड ११५ और १२ में आये हुए आरोग्य विषयक ३४ क्रमिक ऐेख। 


२०८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


नही उठ पाया। वैद्योने मुझे चरक इत्यादिके इलोक सुनाकर समझाया कि रोग दूर 
करनेके लिए खाद्याश्वाद्यकी बाधा नहीं होती और मासादि भी खाये जा सकते हे । 
ये वैद्य डुग्ध-त्याग पर दृढ़ रहनेमें मेरी सहायता कर सके, ऐसी स्थिति त थी। तब 
जहाँ. बीफ टी” (गोमासकी चाय) और “ब्रांडी ' की गुजाइश हो, वहाँसे तो दृधके 
त्यागमे सहायता मिल ही कैसे सकती थी? 

गाय-मैसका दूध तो मैं ले ही नहीं सकता था। यह मेरा ब्रत था। ब्रतका 
हेतु तो दूब-मात्रका त्याग था। पर ब्रत छेते समय मेरे सामने गोमाता और मैस- 
माता ही थो, इस कारणपे तथा जीनेकी आज्ञासे मैने मनको जैसे-तैसे फूसछा लिया। 
मेने ब्रतके अक्षरका पालन किया और बकरीका दूब लेनेका निरंचय किया। बकरी 
माताका दूब लेते समय भी मैंने यह अनुभव किया कि मेरे ब्रतकी आत्माका हनन 
हुआ है। 

पर मुझे रौलटड ऐफक्ट के विरुद्ध जूझना था। यह मोह मुझे छोड नहीं रहा 
था। इससे जीनेफी इच्छा बढ़ी, और जिसे में अपने जीवनका महान प्रयोग मानता 
हैं, उसकी गति रुक गई। 

खाव-पानके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है। वह न खाती है, न पीती है। 
जो पेटमें जाता है वह नहीं, वल्कि जो वचन अन्दरसे निकलते है, वे हानि-लाभ 
पहुँचानेवाले होते है --इत्यादि दलीलोसे में परिचित हूँ। इनमे तथ्याश है। पर बिना 
दल्लीरू किये में यहाँ अपना यह दृंढ निइचय ही प्रकट किये देता हूँ कि जो मनुष्य 
ईश्वरसे डरकर चलना चाहता है, जो ईइश्वरके प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छा रखता 
है, ऐसे सावबक और मुमुक्षुके लिए अपने आह्ारका चुनाव, त्याग और स्वीकार उतना 
ही आवश्यक है, जितना कि विचार और वाणीका चुनाव, त्याग और स्वीकार 
आवश्यक है। 

पर जिस विषयमे, मैं स्वथ गिर गया हूँ, उसके वारेमें दूसरोकों अपने सहारे 
चजनेको सझाह में नहीं दूँगा, वल्कि उन्हें वैसा करनेसे रोकूंगा। अतएवं आरोग्य- 
विजय मेरो पुस्तकके सहारे प्रयोग करनेवाले सब भाई-वहनोंको में सावबान करना 
चाहता हूँ। दुबका त्याग पूरी तरह लाभप्रद प्रतीत हो अथवा अनुभवी वैद्य-डाक्टर 
उसे छोडनेकी सलाह दे, तभी वे उसको छोडे। सिर्फ मेरी पुस्तकके भरोसे वे दूवका 
त्याग न करे। यहाँका मेरा अनुभव अब तक तो मुझे यह बतलाता है कि जिसकी 
जठराग्नि मन्द हो गई है, और जिसने विछौना पकड लिया है, उसके लिए दूध 
जैसी दूसरी हकूकी और पोषक खुराक है ही नहीं। अतएवं उक्त' पुस्तकके पराठकोसे 
मेरी विनतों और सिफारिश हैं कि उसमें दूधकी जो मर्यादा सूचित की गई है उस- 
पर चलनेकी वे जिद न करे। 

इस प्रकरणकों पढनेवाके कोई वैद्य, डाक्टर, हकीम था दूसरे अनुभवी दुधके 
बदलेमे किसी उतनी ही पोषक किन्तु सुपाच्य वनस्पतिको अपने अध्ययनके आधार 


१, अम्प्राय पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञानसे दे। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २०९ 


पर नही, बल्कि अनुभवोके आधार पर जानते हो, तो उसकी जानकारी देकर मुझे 
उपकृंत करे। 


९. बलवानसे भिड़न्त 


अब एशियाई अधिकारियोकी ओर लौटे। 

एशियाई अधिकारियोका सबसे बडा स्थान जोहानिसबर्गमे था। मैं यह देख रहा 
था कि उस स्थान पर हिन्दुस्तानी, चीनी आदि छोगोका रक्षण नहीं, बल्कि भक्षण 
होता था। मेरे पास रोज शिकायते आती: “हकदार दाखिल नहीं हो पाते और 
जिन्हे हक नही है, वे सौ-सौ पौड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नही 
करेंगे तो और कौन करेगा ? ” मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सर्डांध दूर न 
हो, तो मेरा ट्रान्सवालमे वसना व्यर्थ माना जायेगा। 

में प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणोका अच्छा-खासा सग्रह हो गया, 
तो में पुछिस-कमिश्वरके पास पहुँचा। मुझे छगा कि उसमें दया और न्यायकी वृत्ति 
है। मेरी वातकों बिलकुल अनसुनी करनेके बदले उसने मुझे घीरजसे सुना और प्रमाण 
उपस्थित करतेको कहा। गवाहोके वयाव उसने स्वयं ही लिये। उसे विश्वास हो 
गया। पर जिस तरह में जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण 
आफ्रिकार्म गोरे पचो द्वारा गोरे अपराधियोकों दण्ड दिलाना कठिन है। उसने कहा, 
“फिर भी हम प्रयत्त तो करे। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड दिये जायेगे, इस 
डरसे उन्हे न पकड़वाना भी उचित नहीं हैं। इसलिए मैं तो उन्हें पकडवाऊँगा। 
आपको में इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनतमें में कोई कसर नही रखूँगा। ” 

मुझे तो विश्वास था ही। दूसरे अधिकारियों पर भी मुझे सन्देह था, पर 
उनके विरुद्ध मेरे पास प्रमाण कमजोर था। दोके बारेमे कोई सन्‍्देह नहीं था। 
अतएव दोके ताम वारट निकले। 

मेरा आना-जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई छोग देखते थे कि मैं 
प्राय. प्रतिदिन पुलिस-कमिश्नरके यहाँ जाता हूँ। इन दो अधिकारियोके छोटे-बडें जासूस 
तो थे ही। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते और मेरे आलने-जानेकी ख़बरें उन 
अधिकारियोको पहुँचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियोका 
अत्याचार इतना ज्यादा था कि उन्हें ज्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिन्दु- 
स्तानियो और चीनियोकी मुझे मदद न होती, तो ये अधिकारी पकडे ही व जाते। 

इन दोमे से एक अधिकारी भागा। पुलिस-कमिशनरने बाहुरका वारट निकालकर 
उसे वापस पकडवा मँगाया। मुकदमा चला। प्रमाण भी मजबूत थे, और एकके तो 
मागनेका प्रमाण सी जूरीको मिरू गया था। फिर भी दोनो छूट गये। 

मुझे बडी निराशा हुई। पुलिस-कमिश्नरकों भी दु ख हुआ । वकारतसे मुझे अरुचि 
हो गई। वुद्धिका उपयोग अपराधको छिपानेमे होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय 
लगने लगी। 


३९-१४ 


२१० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दोनों अधिकारियोका अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने 
पर भी सरकार उन्हे बहाल रख नहीं सकी। दोनों बरखास्त हो गये और एशियाई 
कप ज कुछ साफ हुआ। अब हिन्दुस्तानियोको घीरज बँघा और उनकी हिम्मत भी 
बढी । 

इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। मेरे धन्धेमे भी वृद्धि हुईं। हिन्दुस्तानी समाजके 
सैकड़ो पोड हर महीने रिश्वत्तमे जाते थे, उसमे भी बहुत-कुछ बचत हुई। यह तो 
तहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे। 
पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे, वे अपनी प्रामाणिकताकी रक्षा 
कर सकते थे। 

में कह सकता हूँ कि इस अधिकारियोंके इतने अधम होने पर भी उनके 
विरुद्ध व्यक्तिगत रूपसे मेरे मनमे कुछ भी न था। मेरे इस स्वभावकों वे जानते 
थे। और उनकी तगीके दितनोमे जब उन्हें पैसोकी मदद करनेका प्रसंग मिला, तो 
मैने उतकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हे जोहानिसबर्गकी 
म्पुनिश्तिपेलिटीमे नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैने उन्हें 
नौकरी दिलानेमें मदद करना मजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। 

मेरे इस कार्यका यह प्रभाव पड़ा कि मे जिन गोरोके सम्पर्कमे आया, वे मेरी 
तरफसे निर्मय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागोके विरुद्ध मुझे लडना पडता 
था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मीठा सम्बन्ध रखते थे। इस 
प्रकारका बरताव मेरा एक स्वमाव ही था, इसे में उस समय ठीकसे जानता न था। 
यह तो मैं बादमें समझने लगा कि ऐसे बरतावमे सत्याग्रहकी जड़ मौजूद है, और 
यह अहिंसाका एक विशेष अंग है। 

मनृष्प और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएँ है। अच्छे कामके प्रति आदर 
और बुरेके प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले-बुरे काम करनेवालोंके प्रति सदा 
आदर अथवा दया रहनी' चाहिए। यह चीज समझनेमें सरल है, पर इसके अनुत्तार 
आचरण बहुत ही कम होता है। इस संसारमे इसी कारण विष फैलता रहता है। 

सत्यकी शोधके मूलमे ऐसी अहिसा है। मै प्रतिक्षण यह अनुभव करता रहता 
हैँ कि जब तक यह अहिंसा प्राप्त नहीं होती, तब तक सत्य मिल ही तहीं सकता। 
व्यवस्था या पद्धतिके विरुद्ध अगड़ता शोमा देता है, पर व्यवस्थापकके विरुद्ध झगडा 
करना तो अपने विरुद्ध झगडनेके समान है। क्योकि हम सब एक ही चक्र पर रखे 
गये है, एक ही ब्रह्माकी सन्तान है। व्यवस्थापकमे अनन्त शक्तियाँ निहित हैं। 
व्यवस्थापकका अनादर या तिरस्कार करनेसे उन शक्तियोंका अनादर होता है, और 
वैसा होने पर व्यवस्थापकको और संसारको हानि पहुँचती है। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २११ 
१०. एक पृण्यस्मरण और प्रायश्चित्त 


मेरे जीवनमें ऐसी घटनाएँ घठती ही रही है, जिनके कारण मैं अनेक धर्माव- 
लम्बियोके और अवेक जातियोके गराढ परिचयमे आ सका हूँ। इन सबके अनुभवोंके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैने अपने और पराये, देशी और विदेशी, 
गोरे और काछे, हिन्दू और मुसलमान अथवा ईसाई, पारसी या यहूदीके बीच कोई 
भेद नहीं किया। में कह सकता हूँ कि मेरा हृदय ऐसे भेदकों समझ ही न सका। 
अपने सम्बन्धमे में इस चीजको गुण नहीं मानता, क्योकि जिस प्रक्र अहिसा, ब्रह्मचये, 
अपरिग्रह आदि यमोकी सिद्धिका प्रयत्न करतेका और उस प्रयत्वके अबतक चलनेका 
मुझे पूरा भान है, उसी प्रकार मुझे याद नहीं पडता कि ऐसे अमेदको सिद्ध करनेका 
मैने विशेष प्रयत्न किया हो। 

जब मैं डवेनमे वकालत करता था, तव अक्सर मेरे मुहूरिर मेरे साथ रहते 
थे। उनमें हिन्दू और ईसाई थे अथवा प्रान्तकी दृष्टिसे कहूँ तों गुजराती और भद्गासी 
थे। मुझे स्मरण नही है कि उनके बारेमे मेरे सनसे कभी भेदभाव पैदा हुआ हो। 
मैं उन्हे अपना कुटुम्बी मानता था और यदि पत्तीकी ओरसे इसमे कोई बाघा 
आती तो में उससे रूडता था। एक मुहरिर ईसाई था। उसके माता-पिता पचम 
जातिके थे। 

हमारे घरकी बनावट परिचमी ढबकी थी। उसमे कमरोके अन्दर मोरियाँ नहीं 
होती -- में मानता हूँ कि होती भी नहीं चाहिए-- इससे कमरेमें मोरीकी जगह 
पेशावके लिए एक बरतन रखा जाता था। उसे उठानेका काम नौकरका न था, बल्कि 
हम पति-पत्नीका था। जो मुहरिर अपनेकों घरका-सा मानने छगते, वे तो अपना 
बरतन खुद उठाते भी थे। यह पचम कुलमे उत्पन्न मुहरिर तया था। उसका बरतव 
हमें ही उठाना चाहिए था। कस्तुरबाई दूसरे वरतन तो उठाती थी, पर इस बरतन 
को उठाना उसे असह्य छगा। इससे हमारे बीच कलूह हुआ। मेरा उठाना उससे 
सहा न जाता था और खूद उठाना उसे भारी हो गया था। हाथमे बरतन उठाये 
आँखोंसे मोतीकी वूँदें ठपकाती अपनी छा>र आँखोसे मुझे उलाहना देकर सीढियाँ 
उतरती हुई कस्तूरवाईका चित्र मै आज भी खीच सकता हूँ। पर में तो जितना 
प्रेमी उतना ही क्र पति था। मैं अपनेको उसका शिक्षक भी मावता था, इस कारण 
अपने अच्धे प्रेमके वश होकर उसे खूब सताता था। 

यो उसके सिर्फ बर्तंत उठाकर छे जानेसे मुझे सन्‍्तोष न हुआ। मुझे सनन्‍्तोष 
तमी होता जब वह उसे हँसते मुंह ले जाती। इसलिए मैने दो बाते ऊँची आवाजमे 
कही | मै बड़बडा उठा, “ यह कलरूह मेरे घरमे नहीं चलेगा। 

यह वचन कस्तुरबाईकों तीरकी तरह चुम गया। 

वह मडक उठी' “तो अपना घर अपने पास रखो। में यह चली।” मैं 
उस समय भगवानकों मूल बैठा था। मुझमें दयाका छेश भी नहीं रह गया था। मैने 
उसका हाथ पकडा। सीढियोके सामने ही बाहर निकलनेका दरवाजा था। में उस 
समय असहाय अबलाकों पकड कर दरवाजे तक खीच ले गया। दरवाजा आधा 


२१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


खोला। कस्तूरबाईको आँखोसे गगा-यमुना वह रही यी। वह बोली: “तुम्हे तो शर्म 
नही है। लेकिन मुझे है। जरा तो शरमाओ। में बाहर निकलकर कहाँ जा सकती 
हूँ? यहाँ मेरे माँवाप नहीं है कि उनके घर चली जाऊँ। में तुम्हारी पत्नी हें, 
इसलिए मुझे तुम्हारी डाँट-फटकार सहनी ही होगी। अब शरसाओं और दरवाजा 
बन्द करो। कोई देखेगा, तो दोमे से एककी भी लाज नहीं बचेगी।” 

मैते मूँह तो छाल रखा, पर शरमिन्दा जरूर हुआ। दरवाजा बन्द कर दिया। 
यदि पत्नी मुझें छोड नहीं सकती थी, तो में भी उसे छोड़कर कहाँ जा श्तकता था? 
हमारे बीच झगड़े तो बहुत हुए है, पर परिणाम सदा शुभ ही रहा है। पतीने 
अपनी' अद्भुत सहवश्क्तित द्वारा विजय प्राप्त की है। 

में यह वर्णन आज तटस्थ भावसे कर सकता हूँ, क्योंकि यह घटना हमारे 
बीते युगकी है। आभाज मै मोहान्य पति नही हूँ। शिक्षक नहीं हूँ। कस्तुरबाई चाहे 
तो मुझे आज डाँट सकती है। जआाज हम परखे हुए मित्र है, एक दूसरेके प्रति 
निविकार बनकर रहते है। कस्तुरवाई आज मेरी बीमारीमसे किसी बदलेकी इच्छा 
रखे बिना मेरी चांकरी करनेवाली सेविका है। 

ऊपरकी घटना सन्‌ १८९८ की है। उस समय में ब्रह्मचर्य-पालनके विषयमे कुछ 
भी नहीं जानता था। यह वह समय था जब मुझे इसका स्पष्ट भात नहीं था कि 
पत्नी केवल सहवर्भिणी है, सहचारिणी और सुख-दु.खकी साथित है। में यह जानता 
हैँ कि उन दिनों में यह मानकर चलता था कि पत्नी विवय-मोगका साधन है, और 
वह पतिकी हर आज्ञाका पालन करनेके लिए सिरजी गई है। 

सन्‌ १९०० से मेरे विचारोमे गम्भीर परिवर्तन हुआ। उसकी परिणति सन्‌ 
१९०६ में हुईै। पर इसकी चर्चा हम ययास्थान करेंगे। यहाँ तो इतना कहता काफी 
है कि जैसे-जैसे मे निविकार बनता गया, वैसें-बैसे मेरी गृहस्थी शान्त, निर्मेठ और 
सुखी होती गई है और आज भी होती जा रही है। 

इस पुण्पस्मरणसे कोई यह न समझ ले कि हम दोनों आदर्श पति-पत्नी हैं, 
अथवा मेरी पत्नोमे कोई दोष ही नहीं है या कि अब तो हमारे आदशें एक ही 
है। कप्तुरब्ाईके अपने कोई स्वतन्त्र आदर्श है या नही, सो वह बेचारी खुद भी नहीं 
जानती होगी। सम्भव है कि मेरे बहुतेरे आचरण उसे आज भी अच्छे न छगते 
हो। इसके सम्बन्वभे हम कभी चर्चा नहीं करते, करनेमे कोई सार नहीं। उसे न तो 
उसके माता-पिताने शिक्षा दी, और न जब समय था तब में दे सका। पर उसमे 
एक गुण बहुत ही बडी मात्रामे है, जो दूसरी बहुत-सी हिन्दू स्त्रियोर्मे स्यूनाधिक 
मात्रामे रहता है। इच्छासे हो चाहे अनिच्छासे, शञानसे हो चाहे अज्ञानसे, उससे मेरे 
पीछे-पीछे चलमेमें अपने जीवनकी सार्थंकता समझी है, और स्वच्छ जीवन वितानेंके 
मेरे प्रयत्तमे मुझे कभी रोका नहीं है। इस कारण यद्यपि हमारी वृद्धि-शक्तिमे बहु 
अन्तर है, फिर मो मैने अनुमव किया है कि हमारा जीवन सन्‍्तोंषी, सुखी और 
उध्वंगामी है। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २१३ 
११. अंग्रेजोंका गाढ परिचय 


इस प्रकरणको लिखते समय प्रसंग ऐसा आ गया है, जब मुझे पाठकोकों यह 
बताना चाहिए कि सत्यके प्रयोगोकी यह कथा किस प्रकार लिखी जा रही है। 

यह कथा मैने लिखनी शुरू की थी, तब मेरे पास कोई योजना तैयार न थी। 
इन प्रकरणोको में अपने सामने कोई पुस्तके, डायरी या दूसरे कागज-पत्र रखकर नही 
लिख रहा हूँ। कहा जा सकता है कि लिखनेके दिन अन्तर्थामी मुझे जिस तरह रास्ता 
दिखाता है, उसी तरह मैं लिखता हूँ। मैं निरचयपूर्वक नही जानता कि जो क्रिया 
मेरे अन्तरमें चलती है, उसे अन्तर्यामीकी क्रिया कहा जा सकता है या नहीं। छेकिन 
कई वर्षोसे मैने जिस प्रकार अपने बडे-से-बडे माने गये और छोटे-से-छोटे गिने जानें- 
वाले कार्य किये हैं, उनकी छानवीन करते हुए मुझे यह कहना अनुचित नही प्रतीत 
होता कि वे अन्तर्यामीकी प्रेरणासे हुए हैं। 

अन्तर्यामीकों मैने देखा नही, जाना नहीं। ससारकी ईश्वर-विषयक श्रद्धाको मैने 
अपनी श्रद्धा बना लिया है। यह श्रद्धा किसी प्रकार मेटी नहीं जा सकती। इसलिए 
श्रद्धाके रूपमे पहचानना छोड़कर में उसे अनुभवके रूपमें पहचानता हूँ। फिर भी 
इस प्रकार अनुमवके रूपमें उसका परिचय देना भी सत्यपर एक प्रकारका प्रह्मर 
करना है। अस्तु, कदाचित्‌ यह कहना ही अधिक उचित होगा कि छुद्ध रूपमें उसका 
परिचय करानेवाला शब्द मेरे पास नही है। 

मेरी यह मान्यता है कि उत्त अदृष्ट अन्तर्यामीके वशीभूत होकर में यह कथा 
लिख रहा हूँ। जब मैने पिछला प्रकरण लिखता शुरू किया, तो उसे शीर्षक “अग्रेजोके 
परिचय ' दिया था। पर प्रकरण लिखते समय मेने देखा कि इन परिचयोका वर्णन 
करनेसे पहले जो पुण्यस्मरण मेने लिखा, उसे लिखना आवश्यक था। अतएव वह 
प्रकरण मैने लिखा, और लिख चुकनेके बाद पहलेका शीर्षक बदलना पडा। 

अब इस प्रकरणकों लिखते समय एक नया धर्म-सकट उत्पन्न हो गया है। 
अंग्रेजोका परिचय देते हुए क्या कहना और क्‍या न कहना, यह महत्वका प्रश्न बन 
गया है। जो प्रस्तुत है वह न कहा जाये तो सत्यको लाछत लगेगा। पर जहाँ इस 
आत्म कथाका ही लिखना कदाचित्‌ भ्रस्तुत न हो, वहाँ प्रस्तुत-अप्रस्तुतके बीचके 
झगड़ेका एकाएक फैसला करना कठिन हो जाता है। 

इतिहासके रूपमें आत्मकथा-मात्रकी अपूर्णता और उसकी कठिनाइयोके बारेमे 
पहले मैने जो पढा था, उसका अर्थ आज मै अधिक समझता हूँ। में यह जानता 
हूँ कि सत्यके प्रयोगोकी इस आत्मकथामे जितना मुझे याद है, में उतना सब कदापि 
नही दे रहा हूँ। कौन जानता है कि सत्यका दर्शन करानेके लिए मुझे कितना देना 
चाहिए अथवा न्याय-मन्दिरमे एकागी और अधूरे प्रमाणोकी क्‍या कीमत कूती जायेगी ? 
लिखें हुए प्रकरणोमे कोई फुरसतवाला आदमी मुझसे जिरह करने बैठे, तो उससे 
इन प्रकरणों पर कितना अधिक प्रकाश पडेगा? और यदि वह आलोचककी दृष्टिसे 
इनकी छानवीन करे, तो कैसी-कैसी 'पोले” प्रकट करके दुनियाकों हँसायेगा और 
स्वयं फूछकर कुप्पा बनेगा? 


र्‌१४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस तरह सोचते पर क्षण-मरके लिए मनमें यही विचार आता है कि क्या 
इन प्रकरणोंका लिखना बन्द कर देना ही अधिक उचित न होगा ? किल्तु जब तक 
आरम्म किया हुआ काम स्पष्ट रूपसे अनीतिमय प्रतीत न हो, तब तक उसे बन्द 
न किया जाये, इस न्यायसे, में इस निर्णय पर पहुँचा हूँ जबतक कि अन्‍्तर्यामी नही 
रोकता उस समय तक ये प्रकरण मुझे लिखते रहना चाहिए। 

यह कथा टीकाकारोको सन्तुष्ट करनेके लिए नही लिखी जा रही है। सत्यके 
प्रयोगो्में यह भी एक प्रयोग ही है। साथ ही, लिखनेके पीछे यह दृष्टि तो है ही 
कि इससे साथियोंको कुछ आइवासन मिलेगा। इसका आरम्म ही उनके सनन्‍्तोषके 
लिए किया गया है। यदि स्वामी आनन्द और जयरामदास मेरे पीछे न पड़ जाते, 
तो कदाचित्‌ यह कथा आरम्भ ही न होती। अतएवं इसके लिखनेमे यदि कोई दोष 
हो रहा हो, तो उसमें वे हिस्सेदार हैं। 

अब शीर्षकके विषय पर आता हूँ। जिस प्रकार मैने हिन्दुस्तानी मुहरिरों और 
इसरोंको घरमें अपने कुटुम्वियोंकी तरह रखा था, उसी प्रकार मै अग्रेजोको भी रखने 
रूगा। मेरे साथ रहनेवाले सभी लोग मेरे इस व्यवहारके अनुकूल त थे। पर मैने 
उन्हें हठपूर्वक अपने साथ रखा। उन सवको रखनेमें मैने हमेशा वुद्धिमानी ही की 
हो सो नहीं कह सकता। कुछ सम्वन्धोसे कडवे अनुमव भी प्राप्त हुए। किन्तु 
ऐसे अनुमव तो देशी-विदेशी दोनोके सम्बन्ध हुए। कड़वे अनुभवोंके लिए मुझे 
पश्चात्ताप नही हुआ। कड़वे अनुमवोंके होते हुए और यह जानते हुए भी कि मित्रोको 
असुविधा होती है और कष्ट उठाना पड़ता है, मैने अपनी आदत नहीं बदली और 
मित्रोंने उसे उदारतापूर्वकं सहन किया। नये-तये मनुष्योंके साथके सम्बन्ध जब 
मित्रोंके लिए दु.खद सिद्ध हुए है, तब उनका दोष उन्हे दिखानेमे में हिचकिचाया 
नही हूँ। मेरी अपनी यह मान्यता है कि आस्तिक मनुष्यों, जो अपनेमें विद्यमान 
ईश्वरकोी सवमें देखना चाहते है, सबके साथ अलिप्त होकर रहनेकी शक्ति आनी 
चाहिए। और ऐसी शक्ति तभी विकसित की जा सकती है, जब अनायास ऐसे प्रसंग 
प्राप्त हो जाने पर उनसे दूर न भागकर नये-तये सम्पर्क स्थापित किये जाये और 
वैसा करते हुए भी राग्र-ह्ेषसे दूर रहा जाये। 

इसलिए जब बोभर-ब्रिटिश युद्ध शुरू हुआ, तब अपना घर भरा होते हुए भी 
मैने जोहानिसवर्गसे आये हुए दो अग्रेजोंको अपने यहाँ टिका लिया। दोनों थियोसॉफिस्ट 
थे। उनमें से एकका नाम किचत था। इतकी चर्चा हमे आगे भी करनी होगी। 
इन मित्रोंके सहवासने भी घर्मपत्नीकों रुछाया ही था। मेरे कारण उसके हिस्सेमे 
रोनेके अनेक अवप्तर आये हैं। विना किसी परदेके इतने निकट सम्बन्धमें अंग्रेजोंको 
घरमे रखनेका मेरा यह पहला अनुमव था। इस्लैडमे मैं उनके घरोमे अवश्य रहा 
था। पर उस समय मैं उनकी रहत-सहनकी मर्यादामें रहा था और वह रहना लगभग 
होटलमें रहने-जैसा था। यहाँ बात उससे उल्टी थी। ये मित्र कुटुम्बके व्यक्ति बन 
गये थे। उन्होने बहुत-कुछ भारतीय रहन-सहनका अनुसरण किया था। यद्यपि घरके 
अन्दर-बाहरका साज-सामान अंग्रेजी ढंगका था, तथापि अन्दरकी रहन-सहन और 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २१५ 


खानपान आदि मुख्यतः भारतीय थे। मुझे याद है कि इन मिनत्रोको रखनेमें कई 
कठिनाइयाँ खडी हुईं थी, लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि दोनो व्यक्ति 
घरके दूसरे लोगोके साथ पुरी तरह हिलमिल गये थे। जोहानिसबर्गंमे ये सम्बन्ध 
डरबबनसे भी अधिक आगे बढ़े। 


१२. अंग्रेजोंसे परिचय 


एक बार जोहानिसवर्गमे भेरे पास चार हिन्दुस्तानी कारकुन हो गये थे। मैं 
नही कह सकता कि उन्हें कारकुन मानूँ या बेटे। किन्तु इनसे ही मेरा काम न चला | 
ठाइपिंगके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता था। टाइपिंगका जो थोडा-सा ज्ञान था, 
सो मुझे ही था। इन चार चौजवानोमेंसे दोको मैने टाइपिंग सिखाया, किन्तु अंग्रेजीका 
ज्ञान कम होनेसे उनका टाइईपिंग कभी अच्छा न हो सका। फिर, उन्हीमे से मुझे 
हिसाव-तवीस भी तैयार करने थे। नेठालसे अपनी इच्छानुसार मै किसीको बुरा न 
सकता था, क्योकि विना परवानेके कोई हिन्दुस्तानी दाखिल नहीं हो पाता था। और 
अपनी सुविधाके लिए में अधिकारियोंसे मेहरबानीकी भीख माँगनेकों तैयार न था। 

में परेशानीमे पड गया। काम इतना बढ गया था कि कितनी ही मेहनत क्यो 
ते की जाये, मेरे लिए यह सम्मव न रहा कि में वकालत और सार्वजनिक सेवा 
दोनोको ठीकसे कर सके। मुहरिरीके लिए अग्रेज स्व्री-पुरुषोंके मिलने पर में उन्हें न 
रखूँ, ऐसी कोई वात न थी। पर मनमे यह प्रदन था कि काले” आदमीके यहाँ गोरे 
नौकरी करेगें? लेकिन मैते प्रयत्न करनेका निश्चय किया। टाइपराइटिंग एजेटसे मेरी 
थोड़ी पहचान थी। में उसके पास गया और उससे कहा कि जिसे काछे आदमीके 
अघीन नौकरी करनेमें अडचन न हो, ऐसे टाइपराइटिंग करनेवाले गोरे भाई या 
वहनको वह मेरे लिए खोज दे। दक्षिण आफ़रिकामे शार्टहेड लिखने गौर टाइपका काम 
करनेवाली अधिकतर वहने ही होती हैं। इस एजेंटने मुझे वचन दिया कि ऐसा आदमी 
प्राप्त करनेका वह प्रयत्न करेगा। उसे मिस डिक नामक एक स्काच कुमारिका मिल 
गई। यह महिला हाल ही स्काटलैडसे आई थी। उसे कही भी प्रामाणिक नौकरी 
करनेमे कोई आपत्ति न थी। उसे तत्काल काम पर लरमना था। उक्त एजेंटने इस 
वहनको मेरे पास भेज दिया। उसे देखते ही मेरे मनने उसे पात्र मान लिया। 

मैने उससे पूछा, “ आपको हिन्दुस्तानीके अधीन काम करनेमें कोई अड़चन तो 
नही है ? 22 

उसने दुढतापूर्वक उत्तर किया: / बिलकुल नहीं।” 

# आप बेतन कितना छेगी? ” 

उसने जवाबसे प्रश्न किया . “क्या साढ़े सतरह पौड आपके ख्याकमे अधिक 

होगे १ 8 

/ ओपसे' में जितने कामकी आशा रखता हूँ उतना काम आप करेगी, तब तो 
मैं इसे बिलकुल अधिक नहीं समझूगा। आप काम पर कबसे आ सकेगी? 

“आप चाहे तो इसी क्षणसे] ” 


२१६ सम्पूर्ण गाघी वाडमय 


में बहुत खुश हुआ और उस बहनको उसी समय अपने सामने बैठाकर मैने 
पत्र लिखाना शुरू कर दिया। 

उसने केवल मेरे कारकुनका ही नहीं, वल्कि में मानता हूँ कि सगी लड़की 
अथवा बहनका पद सहज भावसे तुरन्त ही ले लिया। उसे कमी ऊँची आवाजमे मुझे 
कुछ कहना न पड़ा। शायद ही कभी उसके काममे कोई गलती निकालनी पड़ी हो। 
एक समय ऐसा था जब हजारों पौडकी व्यवस्था उसके हाथमें थी और वह हिसाव- 
किताव भी रखने रूग गई थी। उसने सम्पूर्ण रूपसे भेरा विश्वास प्राप्त कर लिया 
था। लेकिन मेरे लिए बडी वात यह थी कि में उसकी गुह्मतम भावनाओको जानने 
योग्य उसका विश्वास प्राप्त कर सका था। अपना साथी पसन्द करनेमे उसने मेरी 
सलाह ली थी। कन्यादान देनेंका सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ था। कुमारी डिक 
जब श्रीमती मैकडॉनल्ड बन गईं, तब उन्हे मुझसे अलूग होना पड़ा, यद्यपि विवाहंके 
बाद भी कामकी अधिकता होने पर में जब चाहता उनसे काम ले लेता था। 

किन्तु आफिसमें एक स्थायी शार्टहेंड राइटरकी आवश्यकता तो थी ही। एक 
महिला इसके लिए भी मिल गई। नाम था कुमारी इंढेसिन। उसे मेरे पास छानेवाले 
श्री कैलनवैक थे, जिनका परिचय पाठकोकी आगे चलकर होगा। इस समय यह 
महिला एक हाई-स्कूलमें शिक्षिकाका काम कर रही हैं। जब वह मेरे पास आई 
थी, उसकी उम्र कोई सत्रह सालकी रही होगी। उसकी कुछ विचित्रताओसे श्री 
केलनवैक और मै हार जाते थे। वह नौकरी करनेके विचारसे नहीं आई थी। उसे 
तो अनुमव कमाने थे। उसके स्वमावमे कही रंग-द्वेप तो था ही नहीं। उसे किसीकी 
परवाह भी नहीं थी। वह किसीका भी अपमान करनेसे डरती त थी, और अपने मनमें 
जिसके बारेमें जो विचार आते, सो कहनेमे संकोच न करती थी।' अपने इस स्वमाव 
के कारण वह कभी-कमी मुझे परेशानीमे डाछ देती थी। लेकिन उसका सरल और 
शुद्ध स्वभाव सारी परेशानी टूर कर देता था। अंग्रेजीके उसके ज्ञानको मेने हमेशा 
अपने ज्ञानसे ऊँचा माना थां। इस कारण और उसकी वफादारी पर पूरा विश्वास 
होनेके कारण उसके द्वारा टाइप किये गये बहुत-से पत्रों पर, दुवारा जाँचे विना ही, 
मैं हस्ताक्षर कर दिया करता था। 

उसकी त्याग्रवृत्तिका पार न था। उसने एक हरूम्वे समय तक मुझसे प्रतिमास 
सिर्फ छः पौड ही लिये, और दस पौड से अधिक वेतन लेनेसे तो उसने अन्त तक 
साफ इन्कार किया। जब कभी मैं अधिक छेनेको कहता, वह मुझे डाँटती और कहती, 
“जै यहाँ वेतन लेनेके लिए नहीं रह रही हूँ । मुझे आपके साथ यह काम करना 
अच्छा लगता है, और आपके आदर्श मुझे पसन्द है, इसोलिए मै यहाँ टिकी हूँ।' 

एक बार आवश्यकता होनेसे उसने मुझसे चाछीस पौड लिये थे, पर कर्जके 
तौर पर। पिछले साल उसने वे सारे पैसे लौटा दिये। जैसी उसकी त्यायवृत्ति तीन 

१. यंग इंडिया, ११-८-१९२७ में वावय इस तरह हैं, “वह इन दिनों दान्तवालकी प्र वाया: 
शालामें प्रधानाध्यापिका है।”” थह सुधार कुमारी इंढेसिनके पत्नेकि आधारपर किया गधा था। (एस० एन० 
१००३८; १००४०; १००४१ और १५०४१) देखिए खण्ड ३६५ ६४ ४५९ । 

२, देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ ६८। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २१७ 


थी, वैसी ही उसकी हिम्मत भी थी। मुझे स्फटिक मणि जैसी पवित्र और क्षत्रिय 
को भी चकित कर देनेवाली वीरतासे युक्‍तः जिन महिलाओके सम्पर्ककमे आनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है, उनमें से एक इस बालाको मैं मानता हूँ। आज तो वह बडी उम्रकी 
प्रौढ कुमारिका है। आजकी उसकी मानसिक स्थितिसे में पूरी तरह परिचित नहीं 
हूँ, पर मेरे अनुमवोमे इस बालाका अनुभव मेरे लिए सदा पुण्यस्मरण बना रहेगा। 
इसलिए में जो जानता हूँ, वह न लिखूँ तो सत्यका द्रोही बनूँ। 

काम करनेमें उसने रात था दिन्का कोई भेद कभी जाना ही नहीं। वह आघी 
रातको मी जहाँ जाना होता, अकेली चली जाती और अगर मैं किसीको उसके साथ 
भेजनेका विचार करता, तो मुझे लाल आँखें दिखाती। हजारो प्रौढ हिन्दुस्तानी भी 
उसे आदरकी दृष्टिसि देखते थे और उसका कहा मानते थे। जब हम सब जेलमें 
थे, शायद ही कोई जिम्मेदार आदमी बाहर रहा था, तब बह अकेली सत्याग्रहकी 
समूची लडाईको सँमाले हुए थी। स्थिति यह थी कि छाखोका हिसाब उसके हाथमें, 
सारा पत्र-व्यवहार उसके हाथमे, और 'इंडियन ओपिनियन ' भी उसके हाथमें। फिर 
भी वह थकना तो जानती ही न थी। 

कुमारी इलेसिनके विषयों लिखते हुए मैं थक्त नहीं सकता। पर गोखलेका 
प्रमाणपत्र देकर मैं यह प्रकरण समाप्त करूँगा। गोखलेने मेरे सब साथियोका परिचय 
प्राप्त किया था। यह परिचय करके उन्हे बहुतोंके विषयमे बहुत सच्तोष हुआ था। 
उन्हे सवके चरित्रका मूल्याकन करनेका शौक था। सारे हिन्दुस्तानी और यूरोपीय 
साथियोमें उन्होनें कुमारी इलेसिनकों प्रधानता दी। उत्होने कहा, / इतना त्याग, 
इतनी पवित्रता, इतनी निर्भयता और इतनी कुशलता मैनें बहुत थोडोमें देखी है। 
मेरी दृष्टिमें तो कुमारी इछेसिन तुम्हारे साथियोमे प्रथम पदकी अधिकारिणी है। “ 


८ 9३. इंडियन ओपिनियन * 


कुछ अन्य यूरोपीयोंके गाढ परिचयकी चर्चा करनी रह जाती है। पर उससे 
पहले दो-तीन महत्वपूर्ण बातोका उल्लेख करना आवश्यक है। एक परिचय यही दे 
दूँ। कुमारी डिकको नियुक्त करके ही में अपना काम पूरा कर सकू ऐसी स्थिति न 
थी। श्रो रिचके वारेमे मैं पहले लिख चुका हूँ। उनसे मेरा अच्छा परिचय था ही। 
वे एक व्यापारी फर्मके सचालक थे। मैने उन्हे सुझाया कि वहाँसे मुक्त होकर वे 
मेरे साथ आ्टिकछ क्लकका काम करे। भेरा सुझाव उन्हें पसल्द आया और वे 
आफिसमे दाखिल हो गये। कामका मेरा बोझ हछका हो ग्या। 

इस बीच श्री मदनजीतने 'इडियत ओपिनियन अखबार निकालनेका विचार 
किया। उन्होने मेरी सलाह और सहायता माँगी। छापालाना तो वे चला ही रहे 
थे। अखबार निकालनेके विचारसे में सहमत हुआ! सन्‌ १९०४मं इस अखबारका 


१, मदनजीत व्यावद्ारिंक। पहछा अंक ४-६-१९०३ में निकछा। पके सम्पादकीय भर उनकी 
फोयेनकल्के लिए देखिए खण्ड ३, ४8 ३३७। 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जन्म हुआ। मनसुखछाऊर नाजर इसके सम्पादक बनें। पर सम्पादनका सच्चा बोझ 
तो मुझपर ही पडा। मेरे भाग्यमे प्राय. हमेजा दूरसे ही अखवारकी व्यवस्था सँभालने 
का योग रहा हे। मनसुखलाल नाजर सम्पादकका काम न कर सके, ऐसी कोई वात ने 
थी। उन्होंने देशमें कई अख़बारोके लिए लेश्न लिखे थे, पर दक्षिण आफ्रिकाके अटपटे 
प्रशतो पर मेरे रहते उन्होंने स्वृतस्थ लेख लिखनेकी हिम्मत नहीं की। उन्हें भेरी 
विवेक-शरक्ति पर अत्यचिक विश्वास था। अतएवं जिन-जिन विपयो पर कुछ छिखना 
जरूरी होता, उनपर लिखकर भेजनेका बोझ वे मुझपर डाल देते थे। यह अखबार 
सास्ताहिक था, जैसा कि आज भी है। आरम्ममे तो वह गुजराती, हिन्दी, तमिल 
और अग्रेजीमें निकलता था। पर मैने देखा कि तमिल और हिन्दी विभाग नाममात्रके 
थे। मुझे छगा कि उनके द्वारा समाजकी कोई सेवा नहीं होती । उन विभागोकों रखनेगे 
मुझे असत्यका आभास हुआ। अतएव उन्हें वन्द्र करके मैने आन्ति प्राप्त की। 

मेने यह कल्पना नहीं की थी कि इस अखबारमें मुझे अपने कुछ पैसे लगाने 
पड़ेगे। लेकिन कुछ ही समयमे मैनें देखा कि अगर में पैसे न दूँ, तो अखबार चल 
ही नहीं सक्रता। में अखबारका सम्पादक नहीं था। फिर भी हिन्दुस्तानी और गोरे 
दोनों यह जानने लग गये थे कि उसमें प्रकागित लेखोके लिए में ही जिम्मेदार था। 
अखबार न निकलता तो भी कोई हानि न होती। पर एक बार तिकालनेके वाद 
उसके बन्द होनेंसे हिन्दुस्तानियोकी वदनामी होगी और समाजकों हानि पहुँचेगी, 
ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। में उसमें पैसे उंडेलता गया, और कहा जा सकता है कि 
आखिर ऐसा भी समय आया, जब मेरी पूरी बचत उसी पर खर्च हो जाती थी। 
मुझे ऐसे समयकी याद है, जब मुझे अख़वारके लिए हर महीने ७५ पौड भेजने 
पडते थे। 

किन्तु इतने वर्षोके वाद मुझे रूगता है कि इस अखवारनलें हिन्दुस्तानी समाजकी 
अच्छी सेवा की। इससे धन कमानेका विचार तो शुरूसे ही किसीका नहीं था। जब 
तक वह मेरे अवीन था, उसमें किये गये परिवर्तत मेरे जीवनमें हुए परिवर्तनोंके 
चोतक थे। जिस तरह आज “यंग इंडिया” और “नवजीवन ' मेरे जीवनके कुछ अंभों 
के निचोड-हूप हैं, उसी तरह इंडियन ओपिनियन ' था। उम्रमें में प्रति-सप्ताह अपनी 
आत्मा उँडेलता था, और जिसे मैं सत्याग्रहके रूपमें पहुचानता था, उसे पमझानेका 
प्रथत्त करता था। जेलके दिनोकों छोड़कर दस वर्षकि अर्थात्‌ सन्‌ १९१४ तकके 
“इंडियन ओपिनियन ' का शायद ही कोई अंक ऐसा होगा, जिसमे मेने कुछ लिखा न 
हो। इसमें मैने एक भी शब्द बिना विचारे, बिता तौके लिखा हो या किसीको केवल 
खुश करनेके लिए लिखा हो अथवा जान-बूक्षकर अतिशयोक्ति की हो, ऐसा भी मुझे 
याद नहीं पढता। मेरे छिए यह अखवार संयमकी तालीम सिद्ध हुआ था; मिन्रोके 
लिए वह भेरे विचारोंकों जानवेका माध्यम बत गया था। आलोचकोकों उसमे से 
आलोचनाके छिए बहुत कम सामग्री मिल पाती थी। में जानता हूँ कि उसके लेख 
आलोचकोंको अपनी कछम पर अकुश रखनेके लिए वाघ्य करते थे। इस अलवबारके 
बिना सत्याग्रहकी लड़ाई चछू नहीं सकती थी। पाठक-समाज इस अखबारकों अपना 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २१९ 


समझकर इसमे से लड़ाईका और दक्षिण आफ़िकाके हिन्दुस्तानियोकी दशाका सही हाल 
जानता था। इस अखबारके द्वारा मुझे मनुष्यके रग-बिरगे स्वभावका बहुत ज्ञान मिला | 
सम्पादक और ग्राहकके बीच' निकुटका और स्वच्छ सम्बन्ध स्थापित करनेकी ही धारणासे 
मेरे पास हृदय खोलकर रख देनेवाले पत्रोका ढेर छग जाता था। उसमे तीखे, कडवे, 
मीठे यो भाँति-माँतिके पत्र मेरे नाम आते थे। उन्हें पढ़ना, उनपर विचार करना, 
उनमे से विचारोंका सार लेकर उत्तर देना--यह सब मेरे लिए शिक्षाका उत्तम 
साधन बन गया था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानों इसके ढारा में समाजमे चल रहो 
चर्चाओ और विचारोकों सुन रहा हूँ। में सम्पादकके दायित्वको भली-भाँति समझसे 
लगा और मुझे समाजके लछोगोपर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ, उसके कारण भविष्यसे 
होनेवाला सधर्य सम्भव हो सका, वह सुशोभित हुआ और उसे शवित मिली। 

“इंडियन ओपितियन ' के पहले महीनेके कामकाजसे ही में इस परिणास पर 
यहुँच गया था कि समाचारपत्र सेवामावसे ही चलाए जाने चाहिए। समाचारपत्र 
एक जबरदस्त शक्ति है, किन्तु जिस प्रकार निरकुश पानीका प्रवाह गाँवके गाँव डुबा 
देता है और फस्लको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार करूमका निरकुश प्रवाह भी 
नाशकी सृष्टि करता है। यदि अंकुश बाहरसे आता है, तो वह निरकुशतासे भी 
अधिक विषला सिद्ध होता है। अकुश अन्दरका ही छामदायक हो सकता है। यदि 
यह विचारधारा सच हो, तो दुनियाके कितने समाचारपत्र इस कसौटी पर खरे उतर 
सकते है? छेकित निकम्मोको बन्द कौन करे? कौन किसे विकम्मा समझे ? उपयोगी 
और निकम्मे दोनों साथ-साथ ही चलते रहेगे। उनमें से मनृष्यकों अपता चुनाव 
करना होगा। 


१४, ' कुली लोकेशन ” अर्थात्‌ ' भंगी बस्ती? 


हिन्दुस्तानमे हम अपनी वडी-से-वडी सेवा करनेवाले ढेढ, भगी इत्यादिको, जिन्हे 
हम अस्पृश्य सानते है, गाँवसे वाहर अलूग रखते है। गूजरातीमें उतकी बस्तीकों 
'हेढवाड़ा' कहते है, और इस नामका उच्चारण करते समय लोगोके मतमें नफरत 
होती है। इसी प्रकार यूरोपके ईसाई समाजमें एक जमाना ऐसा था, जब यहूदी छोग 
अस्पृश्य माने जाते थे और उनके लिए जो ढेढवाडा बसाया जाता था उसे “घेटो 
कहते थे। यह नाम असगुनिया माना जाता था। इसी तरह दक्षिण आफ़्िकामे हम 
हिन्दुस्तानी छोग ढेढ बन गये है। एन्ड्रयूजके आत्मबलिदानसे और शास्त्रीजीकी * जादूकी 
छड़ीसे हमारी शुद्धि होगी और फलूत. हम ढेंढ न रहकर सभ्य माने जायेंगे या नही, 
सो तो भविष्य बतायेंगा। 

हिन्दुओंकी भाँति यहुदियोने अपनेको ईइवरका प्रीतिपात्न और दूसरोको अग्रीति- 
पात्र मानकर जो अपराध किया था, उसका वण्ड उन्हें विचित्र और अनुचित्त रीतिसे 


२. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री; मई १९२७ में दक्षिण आफ़िकामें भारत पतकारके प्रतिनिंवि नियुक्त 
हुए ये। 


२२० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


प्राप्त हुआ था। रूगभग उसी प्रकार हिन्दुओंने भी अपनेको सुसंस्कृत अथवा आये 
मानकर अपने ही एक अगरको प्राकृत, अनाय॑ अथवा ढेढ माना है। अपने इस पापका 
फल वे विचित्र रीतिसे और अनुचित ढंगसे दक्षिण आफ्रिका आदि उपनिवेश्ञोमें भोग 
रहे है, और मेरी यह धारणा है कि उसमे अनेक पडोसी मुसलमान और पारसी भी 
जो उन्हीके रंगके और देजके है, फेस गये है। 

जोहानिसवर्गके कुली लोकेशनकों इस प्रकरणका विषय बनानेका हेतु अब पाठकों 
को समज्ञम कुछ-कुछ आ गया होगा। वक्षिण आफ्रिकामे हम हिन्दुस्तानी 'कुछी के 
नामसे मशहूर हो गये हू। यहाँ तो हम 'कुली” शब्दका अर्थ केवल मजदुर करते 
हैं। लेकिन दक्षिण आफ्िकार्में इस शब्दका जो अर्थ होता था, उसे पंचम 
आदि तिरस्कारवाचक शब्दों द्वारा ही सूचित किया जा सकता है। वहाँ कुछियोके 
रहनेके लिए जो अलग जगह रखी जाती है, वह कुली बस्ती” कही जाती है। 
जोहानिसवर्गमे ऐसी एक “बस्ती” थी। दूसरी सब जगहोमें जो 'बस्तियाँ” बसाई गई 
थी, और जो आज भी मौजूद है, उनमें हिन्दुस्तानियोंको कोई मालिकी हक नहीं 
होता। पर इस जोहानिसवर्गवाली वस्तीमें जमीव ९९ वर्षके लिए पट्टे पर दी गई 
थी। इसमे हिन्दुस्तानियोंकी आवादी अत्यन्त घनी थी। छोगोकी सख्या बढ़ती थी, 
पर बस्तीका क्षेत्र नही बढ़ सकता था। उसके पाखाने जैसे-तैसे साफ अवश्य होते थे, 
पर इसके सिवा नगरपालिकाकी ओरसे और कोई विशेष देखरेख नही होती थी। 
वहाँ सड़क या रोशनीकी व्यवस्था तो होती ही कैसे ? इस प्रकार जहाँ छोगोंके 
शौचादिसे सम्बन्ध रखनेवाली व्यवस्था की भी किसीको चिन्ता न थी, वहाँ सफाई 
कैसे होती ” जो हिन्दुस्तानी वहाँ वसे हुए थे, वे शहरकी सफाई कौर आरोग्य 
इत्यादिके नियम जाननेवाले ऐसे सुशिक्षित और आदशों हिन्दुस्तानी नहीं थे जिन्हें तगर- 
पालिकाकी सददकी अथवा उनकी 'रहन-सहन पर नगरपालिकाकी देखरेखकी आवश्यकता 
न हो। यदि वहाँ जगलमें मंगल कर सकतेवाले, घूलमे से धान पैदा करतेकी शक्ति- 
वाले हिन्दुस्तानी जाकर बसे होते, तो उन्तका इतिहास सर्वथा भिन्न होता। ऐसे छोग 
बड़ी संख्यामें दुनियाके किसी भी भागमे, परदेशमें, जाकर नहीं बसते। साधारणत 
लोग' धन और धन्चेंके लिए परदेश जाते है। पर हिन्दुस्तानसे' मुख्यतः बड़ी संख्याम 
अपडढ, गरीब और दीन-दुःखी मजदूर ही गये थे। उन्हे तो पग-पग पर रक्षाकी 
आवश्यकता थी। उनके पीछे-पीछे व्यापारी और दूसरे स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी जो गये, 
वे तो मुद्ठीभमर ही थे। 

इस प्रकार सफाईकी रक्षा करनेवाले विभागकी अक्षम्य असावधानीके कारण 
और हिन्दुस्तानी बाभिन्दोके अज्ञानके कारण, आरोग्यकी दृष्ठिसे उक्त वस्तीकी स्थिति 
बेशक खराब थी। नगरपालिकाने उसे सुधारनेकी थोड़ी भी उचित कोशिश नही की। 
परन्तु अपने ही दोषसे उत्पन्न हुई खराबीकों निमित्त वनाकर सफाई विभागने उक्त 
बस्ती सष्ट करनेका निश्चय किया और वहाँकी घारासभासे उस जमीन पर कब्जा 
करनेका अधिकार प्राप्त किया। जिस समय मैं जोहानिसबर्गंमे जाकर वसा था, उस 


समय वहाँकी हारूत ऐसी थीं। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २२१ 


वहाँ रहनेवाले अपनी जमीनके मालिक थे, इसलिए उनको कुछ-न-कुछ मुआवजा 
देना जरूरी था। मुआवजेकी रकम निश्चित करनेके लिए एक खास अदालत कायम 
हुई थी। नगरपालिका जो रकम देनेको तैयार हो उसे मकान-मालिक स्वीकार न 
करता, तो उक्त अदालत द्वारा ठहराई हुईं रकम उसे मिलती थी। यदि नगरपालिका 
द्वारा सूचित रकमसे अधिक रकम देनेका नि३ंचय अदालत करती, तो मकान-मालिकके 
वकौछका खर्च नियमके अनुसार नग्रपालिकाकों चुकाना होता था। 

इनमेसे अधिकाश दावोमे मकान-मालिकोने मुझे अपना वकीछ किया था। मुझे 
इस कामसे धन पैदा करनेकी इच्छा नहीं थी। मैने उनसे कह दिया था “अगर 
आप जीतेंगे तो म्युनिसिपेलिटीकी तरफसे जो भी खर्च मिलेगा, उससे मैं सन्‍्तोष 
कर लूंगा। आप हारे चाहे जीते, यदि हर पढटूटे पीछे दस पौड आप मुझे देगे तो 
काफी होगा।” मेने उन्हे वताया कि इसमे से भी आधी रकम गरीबोके लिए 
अस्पताल बनाने या ऐसे ही किसी सार्वजनिक काममे खर्च करनेके लिए अलग 
रखनेका मेरा इरादा है। स्वभावत- यह सुनकर सब बहुत खुश हुए। 

लगमग सत्तर मामलोमे से एकमें ही हार हुईं। अतएवं मुझे फीसकी खासी 
रकम मिलो। पर उसी समय इंडियन ओपिनियन ' की माँग मेरे सिर पर कूठक 
रही थी। अतएवं लगमग सौलह सौ पौडका चेक उसमे चला गया, ऐसा मुझे ख्याल 
है। इन दावोमे मेरी मान्यताके अनुसार मेत्रे अच्छी मेहनत की थी। भुवक्किलोकी 
तो मेरे पास भीड ही लगी रहती थी। इनमे से प्रायः सभी पहले इकरारनामेके 
अनुसार उत्तर हिन्दुस्तानके विहार इत्यादि प्रदेशोसे और दक्षिणके तमिल-तैलुगु प्रदेशसे 
आये थे और बादमें मुक्त होने पर स्वतन्त्र धन्चा करने छगे थे। इन लोगोने अपने 
विथिष्ट कष्टोको मिटानेके लिए स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी व्यापारी-वर्गके मण्डलसे भिन्न 
एक मण्डलकी रचना को थी। उनमें कुछ बहुत शुद्ध हृदय, उदार भावनावाले और 
चारित्यवान हिन्दुस्तानी भी थे। उनके मुखियाका नाम श्री जयरामसिंह था। और 
मुखिया न होते हुए भी मुखिया-जैंसे ही दूसरे भाईका नाम श्री बदरी था। दोनोका 
देहान्त हो चुका है। दोनोकी तरफसे मुझे बहुत अधिक सहायता मिली थी। श्री 
वदरीसे मेरा बहुत अधिक परिचय हो गया था और उन्होने सत्याग्रहमे सबसे आगे 
रहकर हिस्सा लिया था। इन और ऐसे ही अन्य भाइयोके द्वारा में उत्तर दक्षिणके 
वहुसंख्यक हिन्दुस्तानियोके निकट परिचयमें आया था और उनका वकीछ ही नहीं, 
वल्कि भाई बनकर रहा था तया उनके तीनो प्रकारके छुखोमे उनका साझी बना 
था। 

सेठ अब्दुल्लाने मुझे 'गाथी” कहनेसे इन्कार कर दिया। “साहब तो मुझे 
कहता और मानता ही कौन ? उन्होनें एक अतिशय भ्रिय नाम खोज लिया। वे मुझे 
“भाई” कहकर पुकारने लगे। दक्षिण आफ्रिकार्में अन्त तक मेरा यही वाम रहा! 
लेकिन जब ये गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी मुझे “भाई” कहकर पुकारते थे, तब मुझे 
उसमें एक खास मिठासका अनुभव होता था। 


१. तविविंधताप | 


२२२ सम्पूर्ण गाधी वादमय 
१५. महामारी--१ 


नगरपालिकाने इस बस्तीका मालिकी पटूठा लेनेके बाद वहाँ रहुनेवाले हिन्दु- 
स्तानियोकों तुरच्त ही नहीं हटाया। उन्हें दूसरी अनुकूल जगह देना तो जरूरी था 
ही। यह जगह नगरपालिकानें निश्चित नहीं की थी। इसलिए हिन्दुस्तानी लोग उप्ली 
“गन्दी” बस्तीमे रहे। छेकिन दो परिवर्तन हुए। हिन्दुस्तानी छोग मालिक त रहकर 
सगरपालिकाके किरायेदार हो गये और बस्तीकी गन्दगी बढ़ गईं। पहले जब 
हिन्दुस्तानियोंका मालिकी हक माना जाता था, उस समय वे इच्छासे नही तो डरके 
भारे हो कुछ-त-कुछ सफाई रखते थे। अब नंगरपालिकाको किसका डर था मकानोमें 
किरायेदार बढ़ें और उसके साथ गन्दगी तथा अव्यवस्था भी बढी। 

इस तरह चल रहा था। हिल्दुस्तानियोंके दिछोमे इसके कारण वेचेनी थी ही। 
इतनेमें अचानक मयकर प्हेग फूट निकला। प्छेगकी यह महामारी प्राणघातक थी। 
यह फेफड़ोंकी थी। गाँठवाली महामारी (प्लेग)की तुलनामें यह अधिक भयकर मानी 
जाती है। 

सौमाग्यसे महामारीका कारण यह बस्ती न थी। उसका कारण जोहानिसबर्गके 
आसपासकी अनेक सोनेकी खानोमे से एक खान थी। वहाँ मुख्य रूपसे हन्शी काम 
करते थे। उतकी स्वच्छताकी जिम्मेदारी केवल गोरे मालिकोके सिर थी) इस खानमें 
कुछ हिल्दुस्तानी भी काम करते थे। उनमें से तेईसको अचानक छूत लगी और एक 
दिन शामकों म्यंकर महामारीके शिकार वे उक्त वसस्‍्तीवाले अपने घरोमें आये। उस 
समय भाई मदनजोत “इंडियन ओपिनियन ' के ग्राहक बताने और चन्दा वधूल करनेके 
लिए वहाँ गये थे। वे बस्तीमें घूम-फिर रहे थे। उनमें निर्मयताका बढ़िया गुण था। 
उन्होंने इत बीमारोंको देखा और उत्तका हृदय व्यथित हुआ। उन्होंने पेंसिलसे लिखी 
एक पर्ची मुझे मेजी। उसका भावार्थ यह था: “ यहाँ अचानक भयंकर प्लेग' फूट 
पड़ा हैं। आपको तुरूत आकर कुछ करना चाहिए, नही तो परिणाम भयंकर होगा। 
तुर्त आइए। 

सदनजीतने एक खाली पड़े हुए मकानका ताला निडस्तापूर्वक तोड़कर उसपर 
कब्जा कर लिया और इस बीमारोंको उसमें रख दिया। में अपनी साइकलू पर 
बस्तीमे पहुँचा। वहाँसे टाउन-क्लककों सब जानकारी भेजी और यह सूचित किया 
कि किन परिस्थितियोंमें मकाव पर कब्जा किया गया है। 

डा० विलियम गॉडफ्रे जोहानिसब्गेमें डाक्टरी करते थे। समाचार मिलते ही 
वे दौड़े आये और बीमारोंके डावंटर तथा नसका काम करने छगे। पर हम तीन 
आदमी तेईस बीमारोंकों सेमाल नही सकते. थे । 

अनुभवके आधार पर मेरा यह विश्वास बना है कि मावना शुद्ध हो तो संकठका 
सामना करनेके लिए सेवक और साधन मिल ही जाते है। मेरे आफिसमें कल्याण- 
दास माणिकलाल और दूसरे दो हिन्दुस्तानी थे। अन्तिम दो के नाम इस समय याद 
नही है। कल्याणदासको उनके पितानें मुझे सौंप दिया था। उनके जैसे परोपकारी 
और आज्ञा-पालनर्मं विश्वास रखनेवाले सेवक मैने थोड़े ही देखें होंगे। सौमाग्यसे 


सत्यके प्रयोग अथबा आत्मकंथा २२३ 


कल्याणदास उस समय ब्रह्मचारी थे। इसलिए उन्हे चाहे जैसा जोखिमका काम सौपने 
में मैते कभी सकोच नहीं किया। दूसरे माणिकलारू सुझे जोहानिसबर्गम मिल गये 
थे। मेरा ख्याल है कि वे भी कुँवारे थे। मैसे अपने इन चारो मुहरिरों, साथियों 
अथवा पुत्रोको -- कुछ भी कह छोजिए---होमनेका निश्चय किया। कल्याणदाससे तो 
पूछना ही क्या था? दूसरे पूछते ही तैयार हो गये। “जहाँ आप वहाँ हम ” यह 
उनका छोटा और मीठा जवाब था। 

श्री रिचका परिवार बडा था।' वे स्वयं तो इस काममे कूद पडलेकों तैयार 
थे, पर मैंने उन्हे रोका । मैं उन्हे सकटमे डालनेके लिए बिलकुल तैयार न था । 
ऐसा करनेकी सुझमे हिम्मत न थी। पर उन्होने बाहुरका सब कास किया। 

शुश्रघाकी वह रात भयातक थी । मैने बहुत-से बीमारोकी सेवा-शुश्रृषा की थी, 
पर प्लेगके वीमारोकी सेवा-शुश्रृषा करनेका अवसर मुझे कभी मिला नहीं था | डा० 
गॉडफ्रेकी हिम्मतने हमें निडर वसा दिया था। बीमारोकी विशेष सेवा-चाकरी कर 
सकते जैसी स्थिति नहीं थी। उन्हें दवा देता, ढाढ़स वेंघाना, पानी पिलाना और 
उतका मछ-मृत्र आदि साफ करना, इसके सिवा विशेष कुछ करनेकों था ही नही। 

चारो नौजवानोकी तनतोड मेहनत और निडरता देखकर मेरे हर्षकी सीमा न 
रही। डा० गॉडफ्रेकी हिम्मत समझमे आ सकती है। मदनजीतकी भी समझी जा 
सकती है। पर इन नौजवानोकी हिम्मतका क्या कहना? रात जैसे-तैसे बीती। 

जहाँ तक मुझे याद है उस रात हमने किसी वीमारकों नहीं खोया। 

पर यह प्रसंग जितना करुणाजनक है, उतना ही रपपूर्ण और मेरी दृष्टिसे 
घामिक भी है। अतएव इसके लिए अभी दूसरे दो प्रकरणोकी जरूरत तो रहेगी ही। 


१६, महामारी -- २ 


इस प्रकार मकान और बोमारोको अपने कब्जेमे लेनेके छिए टाउन-कलकेते मेरा 
उपकार माना और प्रामाणिकतासे स्वीकार किया: “हमारे पास ऐसी परिस्थितिमें 
अपने-आप अचानक कुछ कर संकनेके लिए कोई साधन नहीं है। आपको जो मदद 
चाहिए, आप माँगिए। टाउन-कौसिलसे जितनी मदद बच सकेगी उतनी वह करेगी। ” 
पर उपयुक्त उपचारके प्रति सजग वनी हुई इस तगरपलिकाने स्थितिका सामना 
करनेमें देर न की | े 

दूसरे दिन भुझे एक खाली पडे हुए गोदामका कब्जा ओर वेकिक और बीमारोको वहाँ 
ले जानेकी सूचता दी। पर उसे साफ करवेका भार नगरपालिकाने नहीं उठाया। मकान 
मैला और गन्दा था। हमने खुद ही उसे साफ किया। खठिया वरगरा सामान उदार 
हृदयके हिन्दुस्तानियोकी मददसे इकट्ठा किया और तत्काल एक कामचलाऊ जलता 
खडा कर लिया। नगरपालिकानें एक नर्स मेज दी और उसके साथ ब्राडीकी बोतल और 
वीमारोंके लिए अत्य आवश्यक वस्तुएँ मेजी। देखरेख डा० गॉडफ्रेकी ही कायम रही। 


१, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ श६०१॥ 


२२४ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


हम नसेकों क्वचित्‌ ही बीमारोंकों छूने देते थे। नर्स स्वयं छृतेको तैयार थी। 
वह भके स्वभावकी स्त्री थी। पर हमारा प्रयत्न यह था कि उसे सकटमे न पडने 
दिया जाये। | 

बीमारोंकों समय-समय पर ब्राडी देनेका सुझाव था। रोगकी छूतसे बचनेके लिए 
तरस हमे भी थोड़ी ब्रांडी लेनेको कहती और खुद भी लेती थी। हममें कोई ब्राडी 
लेनेवाला न था। मुझे तो बीमारोको भी ब्रांडी देनेमें श्रद्धा न थी। डा० गॉडफ्रेकी 
इजाजतसे तीन बीमारों पर, जो ब्रांडीके बिना रहनेको तैयार थे और मिट्टीके प्रयोग 
करनेको राजी थे, मैने मिट्टीका प्रयोग शुरू किया और उतके माथे और छातीमें 
जहाँ-जहाँ दर्द होता था, वहाँ-वहाँ मिट्टीकी पट्टी रखी। इन तीन बीमारोमेंसे दो 
बचे। बाकी सब बीमारोंका देहान्त हो गया। बीस बीमार तो इस गोदाममें ही 
चल बसे। 

नगरपालिकाकी दूसरी तैयारियाँ चल रही थी। जोहानिसबर्गसे सात मील दूर 
एक “लेजरेटो” अर्थात्‌ सक्रामक रोगोंके बोमारोका अस्पताल था। वहाँ तम्बू खड़े 
करके इन तीन बीमारोकों उनमे पहुँचाया गधा। भविष्यमें महामारीके शिकार 
होनेवालोंको भी वही ले जानेकी व्यवस्था को गई। हमें इस कामसे ,मुविति मिली। 

कुछ ही दिनो बाद हमे मालूम हुआ कि उक्त भी नर्सकों महामारी हो गई 
थी और उस्तोमे उसका देहान्त हुआ। वे बीमार कैसे बचे और हम महामारीसे किस 
कारण मुक्त रहे, सो कोई कह नहीं सकता। पर मिट्टीके उपचारके प्रति मेरी श्रद्धा 
और दवाके रूपमे भी शराबके उपयोगके प्रति मेरी अश्रद्धा बढ गई। मैं जानता हूँ 
कि यह श्रद्धा और अश्रद्धा दोनो निराधार मात्री जायेंगी। पर उस समय मुझपर जो 
छाप पडी थी और जो अभी तक बनो हुईं है, उसे मैं मिटा नहीं सकता। अतएवं 
इस अवसरः पर उप्तका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। 

इस महामारीके शुरू होते ही मैने तत्काल समाचारपत्रोंमे एक कडा पत्र लिखा 
था और उसमे वस्तीको अपने हाथमे लेनेके बादसे बढी हुई नगरपालिकाकी लापरवाहीकी 
और महामारीके लिए उप्तकी जवाबदारीकी चर्चा की थी। इस पत्नने मुझे श्री हेवरी 
पोलकसे मिला दिया था, और यही' पत्र स्व० जोजेंफ डोकके परिवयका एक कारण 
बन गया था। 

पिछले प्रकरणोंमे मै लिख चुका हूँ कि में एक निरामिष भोजनाल्‍रूयमें मोजन 
करने जाता था। वहाँ श्रो अल्बर्ट वेस्टसे मेरी जान-पहंचान हुई थी। हंम प्रतिदित 
शामको इस भोजनालूयमे मिलते और भोजनके बाद साथमें घूमने जाया करते थे। 
वेस्ट एक छोटे-से छापाखानेंके साझेदार थे। उन्होने समाचारपत्रोमे महामारी विषयक 
मेरा पत्र पठा और भोजनके समय मुझे भोजनालयमे न देखकर वे घबरा गये। 

मैने और मेरे साथी सेवकोने महामारीके दिनोमे अपना आहार घटा लिया 
था। एक लम्बे समयसे मेरा अपना यहू नियम था कि जब आसपास महामारीको 
हवा हो तब पेट जितना हंछका रहे उतना ही अच्छा। इसलिए मैने शामका खाना 


१, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ १७० । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २२५ 


वल्द कर दिया था और दोपहरको दूसरे भोजन करनेवालोको सब प्रकारके भयसे 
टूर रखनेके लिए में ऐसे समय पहुँचकर ख्रा आता था जब दूसरे कोई पहुँचे न होते 
थे। भोजनालयके मालिकसे मेरी गहरी जान-पहचान हो गई थी। मैने उससे कह 
रखा था कि चूँकि मैं महामारीके बीमारोकी सेवामे रूगा हूँ, इसलिए दूसरोके सम्पर्क 
कमसे-कम आना चाहता हूँ। 

यो मुझे भोजनारूयमे न देखनेके कारण दूसरे या तीसरे ही दिन सबरे-सबेरे 
जब में वाहर निकलनेकी तैयारीमे रूगा था, वेस्टने मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया। 
दरवाजा खोलते ही वेस्ट बोले : “ आपको भोजनालूयमे न देखकर मै घबरा उठा था 
कि कही आपको तो कुछ हो नहीं गया। इसलिए यह सोचकर कि इस समय आप 
मिल ही जायेगे, में यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई मदद हो तो मुझसे कहिए। मै 
वीमारोकी सेवा-शुश्रूपाके लिए भी तैयार हूँ। आप जानते हैँ कि मुझपर अपना पेट 
भरनेंके सिवा और कोई जवावदारी नही है। 

मेने वेस्टका आभार माना। मुझे याद नही पडता कि विचार करनेमे मैने एक 
मिसट भी लगाया हो। तुरुत कहा: “आपको नसेके रूपमे तो में कभी न ढूंगा। 
अगर नये बीमार न मिकले तो हमारा काम एक-दो दिनमे ही पुरा हो जायेगा। 
लेकिन एक काम भवश्य है। 

ड् कौन-सा है 4 

” क्या आप डर्वन पहुँचकर इडियन ओपिनियन प्रेसका प्रबन्ध अपने हाथमें 
छेगे ? मदनजीत तो अभी यहाँके काममें व्यस्त हैँ। परन्तु वहाँ किसीका जाना जरूरी 
है। आप चले जायें, तो उस तरफकी मेरी चिन्ता बिलकुल कम हो जाये।” 

वेस्टने जवाब दिया: “यह तो आप जानते है कि मेरा अपना छापाखाना है। 
बहुत सम्मव है कि मैं जानेकी बात स्वीकार कर लछूं। आखिरी जवाब आज शाम 
तक दूं तो चलेगा न? घूमने निकल सके तो उस समय हम बात कर लेगे। 

मैं प्रसन्न हुआ। उसी दित जश्ञामको थोडी बातचीत हुई। वेस्टको हर महीने 
दस पौडका वेतन और छापाखानेमे कुछ मुनाफा हो तो उसका अमुक भाग देलेका 
निरचय किया। वेस्ट वेतनके लिए तो जा नहीं रहे थे। इसलिए वेतनका सवार 
उनके सामने नहीं था। दूसरे ही दिन रातकी मेलसे वे डर्बनके छिए रवाना हुए 
और अपनी उगाहीका काम मुझे सौपते गये। उस दिनसे लेकर मेरे दक्षिण आफ्रिका 
छोड़नेके दिनतक वे मेरे सुख-दुखके साथी रहे। 

वेस्टका जन्म विलायतके एक परगनेके रछाउथ नामक गाँवके एक किसान 
परिवारमे हुआ था। उन्हे साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई थी। वे अपने परिश्रमसे 
अनुभवकी पाठशालमें शिक्षा पाकर तैयार हुए शुद्ध, सयमी, ईदवरसे डरनेवाले, साहसी 
और परोपकारी अग्रेज थे। मैने उन्हे हमेशा इसी रूपमे जाता है। 

आगे इस प्रकरणोमें हमें उवका और उनके कुटुम्बका अधिक परिचय सिलेगा। 


३९-१५ 


२२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
१७, बस्तीकी होली 


यद्यपि बीमारोकी सेवा-शुश्रूषासे मैं और मेरे साथी मुक्त हो चुके थे, फिर भी 
महामारीके कारण उत्पन्न दूसरे कामोकी जवाबदारी तो सिरपर थी ही। 

नगरपालिका इस वस्तीकी स्थितिके बारेमे भले ही छापरवाह हो, पर गोरे 
नागरिकोके आरोग्यके विषयमे तो वह चौबीसो घढे जाग्रत रहती थी। उनके स्वास्थ्य- 
की रक्षाके लिए पैसा खर्च करनेमे उसने कोई कसर न रखी। और इस मौकेपर 
महामारीको आगे बढनेसे रोकनेके लछिए तो उसने पानीकी तरह पैसे वहाये। मैने 
हिन्दुस्तानियोके प्रति नगरपालिकाके व्यवहारमे बहुत-से दोप देखे थे। फिर भी गोरोके 
लिए बरती गई इस सावधानीके लिए में नगरपालिकाका आदर किये बिता न रह 
सका, और उसके इस शुभ प्रयत्नमे मुझसे जितनी मदद बन पड़ी, मैने दी। मैं मानता 
हूँ कि मेने वैसी मदद न दी होती, तो नगरपालिकाके छिए काम मुश्किल हो 
जाता और कदाचितृ्‌ वह बन्दूककी शक्तिसे काम लेती -- उसमे हिंचकिचाती नहीं-- 
और अपना चाहा सिद्ध करती। 

पर वेसा कुछ हो नहीं पाया। हिन्दुस्तानियोके व्यवहारसे नगरपालिकाके 
भविकारी खुश हुए और बादका कितना ही काम सरल हो गया। नगरपालिकाकी 
माँगोके अनुकूल बरताव करानेमे मेने हिन्दुस्तानियोपर अपने प्रभावका पूरा-पुरा 
उपयोग किया। हिन्दुस्तानियोके लिए यह सब करना बहुत कठिन था, पर मुझे 
याद नहीं पडता कि उनमे से एकने भी मेरी बातकों टाला हो। 

बस्तीके आसपास पहरा बैठ गया। बिना इजाजत न कोई वस्तीके बाहर जा 
सकता था और न बिना इजाजत कोई अन्दर घुस सकता था। मुझे और मेरे साथियो- 
को स्वतन्त्रता-पुर्वंक अन्दर जानेके परवाने दिये गये थे। नगरपालिकाका इरादा यह 
था कि बस्तीमे रहनेवाले सब लोगोकों तीन हफ्तोके लिए जोहानिसबगंसे तेरह मील 
दूर एक खूले मेदानमें तम्बु गाडकर बसाया जाये और बस्तीकों जला डाला जाये। 
डेरे-तम्ब्की नई बस्ती बसानेमे और वहाँ रसद इत्यादि सामान पहुँचानेमे कुछ दिन 
तो छगते हो। इस बोचके समयके लिए उक्त पहंरा बैठाया गया था। 

लोग बहुत घबरायें। लेकिन घूँकि भें उनके साथ था, इसलिए उन्हे तसल्ली 
थी। उनमे से बहुतेरे गरीब अपने पैसे घरोमे गाडकर रखते थे। अब वहांसे पसे 
निकालना जरूरी हो गया। उनका कोई बैक न था। बैकका तो वे नाम भी न 
जानते थे। मैं उनका बैक बना। मेरे यहाँ पैसोका ढेर लग गया। ऐसे समयमे कोई 
मेहनताना तो ले ही नहीं सकता था। जैसे-तैसे मैने इस कामको पूरा किया। हमारे 
बैकके मैनेजरसे मेरी अच्छी जान-पहचान थी। मैने उनसे कहा कि मुझे उनके बेकमे 
बहुत बडी रकम जमा करनी होगी। बैक तॉबे और खाँदीके सिक्के बडी सख्याम 
लेनेको तैयार नही थे | इसके सिवा, महामारीके क्षेत्रसे आनेवाले पैसोकों छूतेमे मुहूरिर 
लोग आनाकानी करे, इसकी भी सभावना थी। मैनेजरने मेरे लिए सब प्रकारकी 
सुविधा कर दी। यह तय हुआ कि जस्तुनाशक पानीसे धोकर पैसे बैकमें भेज दिये 
जाये। मुझे याद हैं कि इस तरह लरूग्रभग साठ हजार पौड बैकमे जमा किये गये 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २२७ 


थे। जिनके पास अधिक रकमे थी उन्हे एक निश्चित अवधिके लिए ब्याजपर 
रखतेकी सलाह मेने मुवक्किकोको दी। इस प्रकार अकूग-अछूग मुवक्किलोके नास 
कुछ रकमे जमा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उनमे से कुछ बैकमे पैसे 
रखनेके आदी हो गये। 

वस्तीमे रहनेवालोको एक स्पेइ्यल ट्रेनमे जोहानिसबर्गके पास ब्लिपस्प्रूट फार्म 
पर ले जाया गया। यहाँ उनके लिए खाने-पीनेकी व्यवस्था नगरपालिकाने अपने खर्च॑से 
की। तम्बुओके नीचे बसे इस गाँवका दृश्य सिपाहियोकी छावनी-जैसा था। छोगोको 
इस तरह रहनेकी आदत नही थी। इससे उन्हें मानसिक दु.ख हुआ, नया-सा छूगा। 
किन्तु कोई खास तकलीफ नहीं उठानी पडी। में हर रोज एक बार साईकलपर 
वहाँ हो आता था। इस तरह तीन हफ्ते खुली हवामे रहनेसे लोगोके स्वास्थ्यमे 
अवश्य ही सुधार हुआ, और मानसिक दुखको तो वे पहले चौबीस घटोके अन्दर 
ही भूल गये। अतएवं बादमे वे आनन्दसे रहने लगे। में जब भी वहाँ जाता, उन्हे 
भजन-कीतंव और खेल-कूदमे ही छगा पाता । 

जैसा कि मुझे याद है, जिस दिन बस्ती खाली की उसके दूसरे दिन उसकी 
होली जलाई गईं। तगरपालछिकातें उसकी एक भी चीजको बचानेका लोभ नहीं किया। 
इन्ही दिनो और इसी निर्मित्तसे नगरपालिकाने अपने भी बाजारकी सारी इमारती 
लकडी जला डाली और रूगभग दस हजार पौडका नुकसान सहन किया। वहाँ मरे 
हुए चूहे मिले थे, इस कारण यह कठोर कारंबवाई की गई थी। 

खर्च तो बहुत हुआ, पर परिणाम यह हुआ कि महामारी आगे बिलकुल न 
बढ सकी । शहर खतरेसे खाली हो गया। 


१८, एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव 


इस महामारीने गरीब हिन्दुस्तानियोपर मेरे प्रभावकों, मेरे धन्धेको और मेरी 
जिम्मेदारीको बढा दिया। साथ ही, यूरोपीयोके बीच मेरी बढती हुई कुछ जान-पहचान 
भी इतनी निकटकी होती गई कि उसके कारण भी मेरी जिम्मेदारी बढने लंगी। 

जिस तरह वेस्टसे मेरी जान-पहचान निरामिषाहारी भोजनगृहमे हुई, उसी 
तरह पोलकके विषयमे हुआ। एक दिन जिस मेजपर में बैठा था उससे दूरकी 
टूसरी मेजपर एक नौजवान भोजन कर रहे थे। उन्होनें मिलतेकी इच्छासे मुझे 
अपने नामका कार्ड भेजा। मैने उन्हे अपनी मेजपर आतनेके लिए तिमन्त्रित किया। 
वे आये। 

“मैं “क्रिटिक ' का उप-सम्पादक हूँ। महासारी-विषयक आपका पत्र पढनेके बाद 
मुझे आपसे मिलनेकी बडी इच्छा हुई। आज मुझे यह अवसर मिल रहा है।” 

श्री पोल़ककी शुद्ध भावनासे में उतकी ओर आकर्षित हुआ। पहली ही रातमे 
हम एक-दूसरेको पहचानने छग गये और जीवन-विषयक अपने विचारोमे हमें बहुत 
साम्य दिखाई पड़ा। उन्हे सादा जीवन पसन्द था। एक बार जिस वस्तुको उनकी 


२२८ सम्पूर्ण ग्राघी वाइमय 


बुद्धि कबूछ कर छेती, उसपर अमल करनेकी उनकी शक्ति मुझे आश्चर्यजनक मालम 
हुई। उन्होने अपने जीवनमे कई परिवतेन तो एकदम कर छिये। डे 

इंडियन ओपिनियन ' का खर्च बढ़ता जाता था। वेस्टकी पहली ही रिपोर्ट मझ्े 
चौकानेवाली थी। उन्होने लिखा: “आपने जैसा कहा था वैसा मुनाफा मैं इस काममे 
नही देखता। मुझे तो नुकसान नजर आता है। बहीखातोकी अव्यवस्था है। उगाही 
बहुत है। पर वह बिना सिर-पैरकी है। बहुत-से फेरफार करने होगे। पर इस 
विवरणसे आप घबराइए मत। मै सारी बातोंकों व्यवस्थित बनानेकी भरसक कोशिद्ष 
करूँगा। मुताफा न होनेके कारण में इस कामकों छोडेंगा तही। ” 

यदि वेस्ट चाहते तो मुनाफा न होता देखकर काम छोड़ सकते थे और मै 
उन्हे किसी तरहका दोष न दे सकता था। यही नही, बल्कि बिना जाँच-पड़ताल 
किये इसे सनाफेवाछ्ा काम्र बतानेका दोष सुझपर छगरानेका उन्हें अधिकार था। 
इतता सब होनेपर भी उन्होने मुझसे कभी एक कड़वी बाततक नहीं कही। पर मैं 
सानता हूँ कि इस नई जानकारीके कारण वेस्टकी दृष्टिमे मेरी मिनती उन छोगोमे हुई 
होगी, जो जल्दीमे दृसरोका विश्वास कर छेते है। मदनजीतकी घारणाके बारेमे पूछताछ 
किये बिना उनकी बातपर भरोसा करके मैने वेस्टसे मुनाफेकी बात कही थी। 

मेरा ख्यार है कि सावंजनिक काम करनेवालेको ऐसा विश्वास न रखकर वही 
बात कहनी चाहिए जिसकी उसने स्वयं जाँच कर छी हो। सत्यके पुजारीको तो 
बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूरे विश्वासके बिना किसीके मनपर आवश्यकतासे 
अधिक प्रभाव डालता भी सत्यको छाछित करना है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता 
है कि इस वस्तुकों जानते हुए भी जल्दीमें विश्वास करके काम हाथमें छेनेकी अपनी 
प्रकृतिको में प्री तरह सुधार नहीं सका। इसमें मैं अपनी शक्तिसे अधिक काम 
करनेके लोभका दोष देखता हूँ। इस छोमके कारण मुझे जितना परेशान होना पड़ा 
है, उसकी अपेक्षा मेरे साथियोको कही अधिक परेशान होना पड़ा है। 

वेस्टका ऐसा पत्र आनेके कारण मै नेटाछके लिए रवाना हुआ। पोलक तो 
मेरी सब बाते जानने छगे ही थे। वे मुझे छोड़ने स्टेशनतक आये और यह कहकर 
कि “यह पुस्तक रास्तेमे पढ़ते योग्य है; इसे पढ़ जाइए, आपको पसन्द आयेगी” 
उन्होने रस्किनकी “अन्दु दिस छास्ट पुस्तक मेरे हाथमे रख दी। 

इस पुस्तककों हाथमे लेनेके बाद में छोड़ ही न सका। इसने मुझे पकड़ 
लिया। जोहानिसबर्गंसे तेटालका रास्ता लगभग चौबीस घटोका था। ट्रेन शामकों डर्बन 
पहुँचती थी। पहुँचनेके बाद मुझे सारी रात नीद न आई। मैंने पुस्तक सूचित 
विचारोकों अमलमे लानेका इरादा किया। है 

इससे पहले मैने रस्किनकी एक भो पुस्तक नहीं पढी थी। विद्याध्ययनके समयर्म 
पाठ्य-पुस्तकोके बाहुरकी मेरी पढाई रूगभग्र नहींके बराबर मानी जायेगी। कर्ममूमिमे 
प्रवेश करनेके बाद समय बहुत कम बचता था। आजतक भी यही कहा जा सकता 
है। मेरा पुस्तकीय ज्ञान बहुत ही कम है। में मानता हूँ कि इस अनायास अथवा 
बरबस पाले गये सयमसे मुझे कोई हानि नहीं हुईं। बल्कि जो थोड़ी पुस्तकें में पढ़ 


सत्यके प्रयोग अथवा जात्मकथा २२९ 


पाया है, कहा जा सकता है कि उन्हे में ठीकसे हजम कर सका हूँ। इस पुस्तकोर्मे 
से जिसने मेरे जीवनमे तत्काल भहत्वके रचनात्मक परिवर्तेत कराये, वह अन्दु दिस 
लास्ट ' ही कही जा सकती है। बादमे मैने उसका गुजराती अनुवाद किया जो 
'सर्वोदिय के नामसे छपा।' 

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्दर गहुराईमे छिपी पडी थी, रस्कित- 
के ग्रन्थरत्नमें मैने उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब देख।। इस कारण उसने मुझपर अपना 
साम्राज्य जमाया और मुझसे उससे दिये गये विचारोपर अमछ कराया। जो मनुष्य 
हममें सोई हुई उत्तम भावनाओंको जाग्नत करनेकी शक्ति रखता है, वह कवि है। 
सव कवियोका सब छोगो पर समान प्रमाव नहीं पडता, क्योंकि सबके अन्दर सारी 
सद्भावनाएँ समान सात्रा्में नहीं होती। 

में 'सर्वोदिय के सिद्धान्तोको इस प्रकार समझा हूँ. 

१. सबकी मछाईमे हमारी मलाई निद्धित है। 

२. चकीरलू और नाई दोनोके कामकी कीमत एक-सी होनी चाहिए, क्योक्ति 
आजीबिकाका अधिकार सबकी एक समाल है। 

३. सादा, मेहनत-मजदूरीका -- किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है। 

पहली बात मैं जानता था, दूसरीको घुँघले रूपमें देखता था। पर तीसरीका मैने 
कभी विचार ही नहीं किया था | 'सर्वोदय ” ने मुझे दियेकी तरह दिखा दिया कि 
पहली चीजमे दूसरी दोनो चीजें समाई हुई है। सवेरा हुआ और मै इन सिद्धान्तोंका 
अमल करऊनेंके प्रयत्वमें लुगा। 


१९, फीनिक्सकी स्थापना 


सवेरे सबसे पहले तो मैने वेस्टसें बात की। मुझपर “सर्वोदिय का जो प्रभाव 
पडा था, वह मैंते उन्हें सुनाया और सुझाया कि 'इंडियय ओपिनियन को एक खेत 
पर ले जाना चाहिए। वहाँ सब अपने खान-पानके लिए आवद्यक खर्चे समान रूपसे 
लें। सब अपने-अपने हिस्सेकी खेती करे और वबाकीके समयमे इंडियन ओपिनियन ' का 
काम करे। वेस्टने इस सुझावकों स्वीकार किया। हरएकके भोजन आदिका खर्चे 
कमसे-क्रम तीन पौड हो ऐसा हिसाव वैठाया। इसमें गोरे-कालेका भेद नहीं रखा 
गया था। 

लेकिन प्रेसमे तो लगभग दस कार्यकर्ता थे। एक सवाल यह था कि सबके 
लिए जगलमे वसना अनुकूल होगा या नहीं और दूसरा सवाल यह था कि ये सब 
खानें-पहननेकी आवश्यक सामग्री बराबरीसे लेनेके लिए तैयार होगे या नहीं। हम 
दोनोने तो यह निश्चय किया कि जो इस योजनामें' सम्मिलित न हो सकें वे अपना 
वेतन के, और धीरे-धीरे अपनेमें परिवर्तत करते हुए सब संस्थामें रहते छगें। 


१. यह म£-जुलाई १९०८ में इंडियन ओपिनियनके नो मंत्रीमे प्रकाशित हुआ था। देल्विए क्षष्ड ८) 
२. योजनाके विवरणके लिए देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३४५। 


२३०. सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस दृष्टिसे मैने कार्यकर्त्ताओोंसे बातचीत शुरू की। भदनजीतके गले तो यह्‌ 
उत्तरी ही नही। उन्हें डर लगा कि जिस चीजमे उन्होने अपनी आत्मा उँडेल दी थी, 
वह मेरी मूर्खतासे एक महीनेके अन्दर मिट्टीमे सिल जायेगी। “इंडियन ओपिनियन! 
नही चलेगा, प्रेस भी नहीं चलेगा और काम करनेवाले भाग जायेंगे। 

मेरे भतीजे छगनलारू गाघी इस प्रेसमें काम करते थे। मैने वेस्टके साथ ही 
उनसे भी बात की। उनपर कुटुस्बका बोझ था। किन्तु उन्होनें बचपनसे' ही मेरे 
अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करना और काम करना पसन्द किया था। मुझपर उनका 
बहुत विश्वास था। अतएवं बिना किसी दलीलके वे इस योजनामे सम्मिलित हो 
गये और आजतक मेरे साथ ही है। तीसरे गोविन्दस्वामी नामक एक मशीन-चलाने- 
वाले भाई थे। वे भी इसमें शरीक हुए। दूसरे यद्यपि सस्थावासी न बने, तो भी 
उन्होंने यह स्वीकार किया कि मैं जहाँ भी प्रेस ले जाऊँगा वहाँ वे आयेगे। 

मुझे याद नहीं पडता कि इस तरह कार्यकर्ताओसे बातचीत करनेमें दो से 
अधिक दिन छगे होंगे। तुरन्त ही मैने समाचारपत्रोमे एक विज्ञापत छपवाया कि 
डर्बनके पास किसी भो स्टेशनसे लगी हुई जमीनके एक टुकडेकी जरूरत है। जवाबमे 
फीनिक्सकी जमीतका सन्देशा मिला। वेस्टके साथ मै उसे देखने गया। सात दिनके 
अन्दर २० एकड़ जमीन लो। उसमे एक छोटा-सा पानीका नताछा था। नारंगी और 
आमके कुछ पेड़ थे। पास ही ८० एकड़का दूसरा एक टुकड़ा था। उसमे विशेष रूपसे 
फलोंवाले पेड़ और एक झोंपड़ा था। थोड़े दिनों बाद उसे भी खरीद छिया। दोनोके 
सिछाकर १,००० पौंड दिये। 

पारसी सेठ रुस्तमजी मेरे ऐसे समस्त साहसोंमें साझेदार होते ही थे। उन्हे 
मेरी यह योजना पसन्द आईं। उनके पास एक बड़े गोदामकी चहरें आदि सामान 
पड़ा था, जो उन्होंने मुफ्त दे दिया। उसकी मददसे इमारती काम शुरू किया। कुछ 
हिन्दुस्तानी बढ़ई और लिये, जो मेरे साथ (बोअर) लडाईमें सम्मिलित हुए थे, 
इस कामके लिए मिल गये। उनकी मददसे कारखाना बनाना शुरू किया। एक महीने- 
में सकान तैयार हो गया। मकान ७५ फ़ुट लरूम्बा और ५० फुट चौडा था। वेस्ट 
आदि शरीरको संकटमें डाकूकर राज और बढईके साथ रहने लगे। फीनिक्समें घास 
खूब थी। बस्ती बिलकुल न थी। इससे साँपोंका खतरा था। आरम्भमे तो तम्बू 
गाड़कर सब उन्हींमें रहे। मुख्य घरके तैयार होनेपषर एक हफ्तेके अन्दर अधिकाश 
सामान बैलगाड़ियोंकी मददसे फीतिक्स लाया गया। डबंच और फीनिक्सके बीच तेरह 
मीलका फासला था। फीनिक्स स्टेशनसे' ढाई मील दूर था। 

सिर्फ एक ही हफ्ता “इंडियन ओपिनियन ' को मर्वर्युरी प्रेसमें छणनना पडा। 

मेरे साथ जितने भी सगे-सम्बन्धी आदि आये थे और व्यापार-घत्घेमे छग गये थे, 
मैने उन्हें अपनेसे सहमत करने और फीनिक्समें भरती करनेका भ्रयत्त शुरू .किया। 
ये सब तो धन-संग्रह करनेका हौसलछा छेकर दक्षिण आफ्रिका आये थे। इन्हे समझाने 
का काम कठिन था। पर कुछ लोग समझे | उत सबमे से आज मै सगनलछार गाघीका 


१. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३४०-४६ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २३१ 


नाम अलगसे लेता हूँ। क्योंकि दूसरे जो समझे थे, वे तो कम-ज्यादा समय फीनिक्समे 
रहनेंके बाद फिर द्रव्य-सचयम व्यस्त हो गये थे। मगनलाल गाधी अपना घन्धा समेट- 
कर मेरे साथ रहने आये, तबसे वरावर मेरे साथ ही रहे। अपने वुद्धिबलसे, त्याग- 
गक्तिसे और अनन्य भक्तिसे वे मेरे आन्तरिक प्रयोगोके आरम्भके साथियोमे आज 
मुख्य पदके अधिकारी है, और स्वय-शिक्षित कारीगरके नाते मेरे विचारमे वे उनके 
वीच अद्वितीय स्थान रखते है। 

इस प्रकार सन्‌ १९०४ में! फीनिक्सकी स्थापन्रा हुई और अनेक विडम्बनाओके 
वीच भी फीनिक्स सस्था तथा “इंडियन ओपिनियन” दोनों अवतक ठिके हुए है। 

पर इस सस्थाकी आरम्मिक कठिनाइयाँ और उसमे मिली सफलताएँ-विफलत्ताएँ 
विचारणीय हैं। उतका विचार हम दूसरे प्रकरणमे करेगे। 


२०, पहली रात 

फीनिक्समे 'इडियन ओपिनियन ' का पहुछा अक निकालना सरल सिद्ध न हुआ। 
यदि मुझे दो सावधानियाँ न सूज्नी होती, तो अक एक सप्ताह बन्द रहता अथवा 
देरसे निकलता। इस सस्थामें एजिनसे चलनेवाली मशीनें छगानेका मेरा विचार नहीं 
था। भावना यह थी कि जहाँ खेती भी हाथसे करनी है, वहाँ अखबार भी हाथसे 
चल सकनेवाले यन्त्रोकी मददसे निकले तो अच्छा हो। पर इस बार ऐसा प्रतीत हुआ 
कि यह हो न सकेगा। इसलिए हम वहाँ आइल एजिन छे गये थे। किन्तु मैने वेस्टको 
सुझाया था कि इस तैल-यन्त्रके विगडनेपर दूसरी कोई भी कामचलछाऊ शक्ति हो तो 
अच्छा रहे। अतएव उन्होने हाथसे चलानेका एक चक्र तैयार रखा था और उसकी 
मददसे मुद्रण-यन्त्रको चलानेकी व्यवस्था कर छी थी। इसके अछावा, हमारे अख़बारका 
आकार दैनिक पत्रके समान था। वडी मशीनके विग्रडनेपर उसे तुरन्त सुधार सकतनेकी 
सुविधा यहाँ नहीं थी। इससे भी अखवारका काम रुक सकता था। ईस कठिनाईसे 
बचनेके लिए उसका आकार बदलकर साधारण साप्ताहिकके बराबर कर दिया गया, 
जिससे अडचनके समय ट्रेडल पर पैरोकी मददसे कुछ पृष्ठ छापे जा सके। 

शुरूके दिनोमे 'इडियन ओपिनियन प्रकाशित होनेके दिवकी पहली रातको 
तो सबका थोडा-वहुत जागरण हो ही जाता था। कागज मोडनेके काममे छोटे-बडे 
सभी लग जाते थे और काम रातको दस-बारह बजे पूरा होता था। पर पहली 'रात 
तो ऐसी वीती कि वह कभी भूल नहीं सकती। फर्मा मशीनपर कस दिया गया, 
पर एजिनतने चलतनेंसे इनकार कर दिया। एजिवको बैठानें और चलानेके लिए एक 
इंजीनियर बुलाया गया था। उसने और वेस्टने बहुत मेहतत की, पर एजिन चलता 
ही न था। सब चिन्तित हो गये। आखिर वेस्ट निराश होकर डबडवाई आँखोसे 
भेरे पास आये और बोले . “अब आज एजित चलता नजर तही आता और इस 
सप्ताह हम छोग समयपर अखवार नहीं निकाऊू सकेगे। 


१, फीलिकस आश्रमके उद्देश्योंके लिए देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ३१८-२१। 
२, इसका प्रकाशन १९६१ में बन्द हो गया। 


२३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यदि यही बात है तो हम छाचार है। पर आँसू वहानेका कोई कारण नहीं। 

अब भी कोई प्रयत्त हो सकते हों तो हम करके देखें। पर आपके उस हाथ-चक्रका 
क्या हुआ ? ” यह कहकर मैने उन्हें आश्वासन दिया। 

वेस्ट बोले: “उसे चढानेके लिए हमारे पास आदमी कहाँ हैं? हम जितने 
यहाँ हैं, उतनोंसे वह चलछू नहीं सकता। उसे चलानेके लिए वारी-वारीसे चार-चार 
आदमियोंकी आवश्यकता है। हम सव तो थक चुके हैं।” 

बढ़इयोंका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इससे बढ़ई अभी गये नही थे। 
छापाखानेमें ही सोयें थे। उनकी ओर इश्यारा करके मैंनें कहा: “पर ये सव बढ़ई 
हैं न? इनका उपयोग क्यो न किया जाये? और जआजकी रात हम सव अखण्ड 
जागरण करे। मेरे विचारमें इतना कत्तेव्य वाकी रह जाता है।” 

“ बढ़इयोंको जगाने और उनकी मदद माँगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती; और 
हमारे थके हुए आदमियोंसे भी कैसे कहा जाये? ” 

मैने कहा: “यह मेरा काम है।” 

“तो सम्मव है, हम अपना काम समयपर पूरा कर सके। ” 

मैने बढ़दयोंकों जगाया और उनकी मदद माँगी। मुझे उन्हें सनाना नहीं पड़ा। 
उन्होंने कहा, “यदि ऐसे समय भी हम काम न आयें, तो हम मनुष्य कैसे? आप 
आराम कीजिए, हम चक्र चला लेंगे। हमे इसमें मेहनत नहीं मालूम होगी।” 
छापाखानेके लोग तो तैयार थे ही। 

वेस्टके हर्षका पार न रहा। उन्होने काम करते हुए भजन गाना चुरू किया। 
चक्र चलानेमें वढ॒इयोंकी वरावरीमें में खड़ा हुआ और दूसरे सव वारीन्वारीसे खड़े 
हुए। काम निकलने छगा। सुबहके लगभग सात वजे होंगे। मैंने देखा कि काम अभी 
काफी बाकी है। मैने वेस्टसे कहा: “ क्या अब इंजीनियरको जगाया नहीं जा सकता ? 
दिनके उजालेमें फिरसे मेहनत करें तो सम्भव है, एंजिन चलने लगे और हमारा काम 
समयपर पूरा हो जाये।” 

वेस्टनें इंजीनियरको जगाया। वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ और एंजिन-घरमें घुस 
गया। छते ही एंजिन चलने ऊगा। छापाखाना हर्षनादसे गूंज उठा। मेने कहा, ऐसा 
क्यों होता है? रातमें इतनी मेहनत करनेपर भी नही चला और जबब माना कोई 
दोष ही न हो इस तरह हाथ लगाते ही चकने छूंग गया। 

वेस्टने अथवा इंजीमियरने जवाब दिया, “इसका उत्तर देना कठित हू। 
कभी-कभी यन्त्र भी ऐसा वरताव करते पाये जाते है, मानो हमारी तरह उन्हें भी 
आरामकी' आवश्यकता हो! “ 

मेरी तो यह घारणा रही कि एंजिकका न चलता हम सवकी एक कसौटी 
थी और ऐन मौकेपर उसका चल पड़ता जुद्ध परिश्रमका गुद्ध फछ था। 

अखबार समयसे स्टेशन पहुँच गया और हम सब निरिचन्त हुए। 

इस प्रकारके आग्रहका परिणाम यह हुआ कि अख़वारकी नियमितताको वाक 
जम गई और फीनिक्समें परिश्रमका वातावरण बना। इस संस्थाम एके एसा मीं युग 


् 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २३३ 


आया कि जब विचारपूर्वेक एजिन चलाना बन्द किया गया और दुढतापूर्वक चकसे 
काम लिया गया। मेरे विचारमें वह फीतिक्सका ऊँचेसे-ऊँचा नैतिक कारू था। 


२१. पोलक कद पड़े 


मेरे लिए यह हमेशा दु खकी बात रही है कि फौनिक्स-बैसी सस्थाकी स्थापनाके 
वाद में स्वयं उसमें कुछ ही समयतक रह सका। उसकी स्थापनाके समय भेरी 
कल्पना यह थी कि में वही बस जाऊँगा, अपनी आजीविका उसमे से भ्राप्त करूँगा, 
धीरे-धीरे वकालत छोड़ दूंगा, फीनिक्समे रहते हुए जो सेवा मुझसे हो सकेगी करूँगा 
और फीनिक्सकी सफलताकों ही सेवा समझूगा। पर इन विचारोपर जैसा सोचा 
था वैसा अमल हुआ ही नहीं। अपने अनुभव द्वारा मैनें अक्सर यह देखा है कि हम 
चाहते कुछ हैं और हो कुछ और ही जाता है। पर इसके साथ ही मैने यह भी 
अनुभव किया है कि जहाँ सत्यकी ही साधना और उपासत्ता होती है, वहाँ परिणाम 
भले हमारी घारणाके अनुसार न निकले, फ़िर भी जो अनपेक्षित परिणाम निकलता 
है वह अकल्याणकारी नहीं होता और कई बार अपेक्षासे अधिक अच्छा होता है। 
फीनिक्समे जो अनसोचे परिणाम निकले और फीनिक्सने जो अनसोचा स्वरूप धारण 
किया, वह अकल्याणकारी ले था, इतना तो मैं तिरचमपूर्वके कह सकता हूँ। उन 
परिणामोक्रो अधिक अच्छा कहा जा सकता है या नहीं, इसके सम्बन्धमे निरचयपूर्वक 
कुछ कहां नहीं जा सकता। 

हम सब अपनी मेहनतसे अपना निर्वाह करेंगे, इस व्यालसे मुद्रणालयके आस- 
पास प्रत्येक मिवासीके छिए जमीनके तीत-तीन एकडके टुकडे कर लिये गये थे। इनमें 
एक टुकड़ा मेरे लिए भी मापा गया था। इत सब दुकडोपर हममे से हरएककी 
इच्छाके विरुद्ध हमने टीतकी चहरोके घर बनाये। इच्छा तो किसानकों शोभा देनेवाले 
घासफूस और मिट्टी अथवा ईंटके घर बाँधनेकी थी, पर वह पूरी न हो सकी | उसमे 
पैसा अधिक खर्च होता था और समय अविक लगता था। सब जल्दीसे घरवा रवाके 
बनने और काममे जुट जानेके लिए उतावले हो गये थे। 

पत्रके सम्पादक तो मनसुखलाल नाजर ही माने जाते थे। वे इस योजनामे 
सम्मिलित नही हुए थे। उनका घर डर्वनमे ही था। डबसमें 'इडियत ओपिनियन की 
एक छोटी-सी झाखा भी थी। यद्यपि कम्पोज करनेंके लिए वैतनिक कार्यकर्ता थे, 
फिर मी दृष्टि यह थी कि अखबार छापनेमे कम्पोज करनेका काम, जो अधिकसे 
अधिक समय छेते हुए भी सरल था, सस्थामें रहनेवाले सब छोग सीख ले और करे । 
अतएवं जो कम्पोज करना नही जातते थे, वे उसे सीखनेके लिए तेयार ही गये। 
मैं इस काममें अन्ततक सबसे अधिक मन्द रहा और: मगनलाल गाधी सबसे आगे 
बढ गये। मैने हमेशा यह माना है कि स्वय उन्हें भी अपनेसे विद्यमान शक्तिका 
पता नहीं था। उन्होनें छापाखानेका काम कभी किया नही था। फिर भी वे कुशल 
कम्पोजिटर वन गये और कम्पोज करनेकी गतिमें भी उन्होने अच्छी तरबकी की। 


श्रे४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यही नही, बल्कि थोंडे समयमें छापाखानेकी सब क्रियाओपर अच्छा प्रमुत्व प्राप्त 
करके उन्होने मुझे आइचर्यचकित कर दिया। 

अभी यह काम व्यवस्थित नहीं हो पाया था, मकान भी तैयार नहीं हुए थे, 
इतलेमें अपने इस नवरचित परिवारकों छोडकर में जोहानिसबर्ग भाग गया। भेरी 
स्थिति ऐसी न थी कि में वहाँके कामको लरूगम्वे समयतक छोड सक। 

जोहानिसबर्ग पहुंचकर मैने पोलककों इस महत्वपूर्ण परिवर्ततकी वात्त कही। 
अपनी दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनन्दका पार न रहा। उन्होने 
उमंगके साथ पूछा, “तो क्या में मी इसमें किसी तरह हाथ नहीं वँटा सकता ? ” 
“आप अवश्य हाथ बँटा सकते है। चाहे तो आप इस योजनामे सम्मिलित भी हों 
सकते है।” पोलकने जवाब दिया, “मुझे सम्मिलित करे तो मै तैयार हूँ।” 

उनकी इस दृढ़तासे में मुग्ध हो गया। पोलकने “क्रिटिक से मुक्ति पानेके लिए 
अपने मालिकको एक महीनेका नोटिस दिया और अवधि समाप्त होनेपर वे फीनिक्स 
पहुँच गये। वहाँ अपने मिलनसार स्वमावसे उन्होंने स्वके दिल जीत लिये और 
घरके ही एक आदमीकी तरह वे रहने लगें। सादगी उनके स्वभावमें थी। इसलिए 
फीनिक्सका जीवन उन्हे जरा भी विचित्र या कठिन न लगकर स्वाभाविक और रुचिकर 
लगा। पर मै ही उन्हें लम्बे समयतक वहाँ रख नहीं सका। श्री रिचने विछायत 
जाकर कानूनकी पढाई पूरी करनेका निरचय किया। मेरे लिए अकेले हाथों समूचे 
दफ्तरका बोझ उठाना सम्भव ने था। अतएव' मैनें पोलककों आफिसमें रहने और 
वकील बननेकी सलाह दी। मैने सोचा यह था कि उनके वकील बन जानेके बाद 
आखिर हम दोनों फीनिक्स ही पहुँच जायेगे। ये सारी कल्पनाएँ मिथ्या सिद्ध हुई। 
किन्तु पोलकके स्वभावमें एक प्रकारकी ऐसी सरलता थी कि जिसपर उन्हें विश्वास 
हो जाता उससे बहस न करके वे उसके मतके अनुकूछ बननेका प्रयत्त करते थे। 
पोलकने मुझे लिखा: “मुझे तो यह जीवन ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ सुखी हे। 
यहाँ हम इस संस्थाका विकास कर सकेंगे। किन्तु यदि आप यह मानते हो कि भेरे 
वहाँ पहुँचनेसे हमारे आदशें शीक्र सफल होगे तो मै आनेको तैयार हूँ। मैने उनके 
इस पृत्रका स्वागत किया। पोछक फीनिक्स छोडकर जोहानिसबर्ग आये और मेरे 
दफ्तरमे वकीलके मुशीकी तरह काम करने छगे। 

इसी समय एक स्काच थियोसॉफिस्टकों भी मैने .पीलूकका अनुकरण करनेके 
लिए मिमन्वरित किया और वे भी आश्रममे सम्मिलित हो गये। उन्हे में कानूतकी 
परीक्षाकी वैयारीमे मदद करता था। इनका चाम मेकिनटायर था। 

यों फीनिक्सके आदर्शको शीघ्र ही सिद्ध करनेंके शुभ विचारसे मै उसके विरोधी 
जीवनमें अधिकाधिक गहरा उतरता दिखाई पडा, और यदि ईइवरी संकेत कुछ और ही 
न होता, तो सादे जीवनके नामपर बिछाये गये मोहंजालमे में स्वयं ही फेस जाता । 

मेरी और मेरे आदर्शकी रक्षा जिस रीतिसे हुई, उसकी हममें से किसीको 
कोई कल्पना नहीं थी। पर इस प्रसंगका वर्णन करनेसे पहले कुछ और प्रकरण 
लिखने होगे। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २३५ 
२२. “जाको राखे साइयॉ 


अब जल्दी ही हिन्दुस्तान जानेकी अथवा वहाँ जाकर स्थिर होनेकी आशा मैने 
छोड दी थी। मै तो पत्नोको एक सालका आइवासन देकर वापस दक्षिण आफ्रिका 
आया था। साल तो वीत गया, पर मेरे वापस लौटनेकी सम्भावना दूर चली गई। 
अतएव मैने वच्चोंकों बुछा लेनेका निश्चय किया! 

वच्चे आये। उनमे मेरा तीसरा लडका रामदास भी था। रास्तेमे वह स्टीमरके 
कप्तानसे खूब हिल गया था और कप्तानके साथ खेलते-खेलते उसका हाथ टूट गया 
था। कप्ताननें उसकी बहुत सार-सँमाल की थी। डाक्टरने हड्डी बैठा दी थी। जब 
वह जोहानिसवर्ग पहुँचा तो उसका हाथ लकडीकी पद्टियोके बीच बँधा हुआ और 
रूमालकी गलपट्टीमे छटठका हुआ था। स्टीमरके डाक्टरकी सछाह थी कि घावकों 
किसी डाक्टरसे दुरुस्त करा लिया जाये। पर मेरा यह समय तो घडल्लेके साथ 
मिट्टीके प्रयोग करनेका था! मेरे जिन मुवक्किकोकों मेरी सीमहकीमीपर भरोसा 
था, उनसे भी में मिट॒टी और पानीके प्रयोग कराता था। 

रामदासके लिए ओर क्या होता ” रामदासकौ उम्र आठ सालकी थी। मैने 
उससे पूछा, तेरे घावकी मरहमपट्टी में स्वयं करूँ तो तू घबरायेगा तो नहीं? ” 
रामदास हँसा और उसने मुझे प्रयोग करनेकी अनुमति दी। यद्यपि उस उम्रमे उसे 
सारासारका पता नहीं चछ सकता था, फिर भी डाक्टर और नीमहकीमके भेदको 
तो वह अच्छी तरह जानता था। छेकिन उसे मेरे प्रयोगोकी जानकारी थी और 
मुझपर विव्वास था, इसलिए वह निर्भय रहा। कॉँपते-काँपते मैने उसकी पट्टी खोली। 
घावकों साफ किया और साफ मिट्टीका पुलटिस रखकर पट्टीको पहलेकी तरह फिर 
वाँव दिया। इस प्रकार मैं खुद ही रोज घाव धोता और उसपर मिट्टी बाधता 
था। कोई एक महीनेमे घाव विछकुल मर गया। किसी दिन कोई विध्त उत्पन्न न 
हुआ और घाव दिन-त्र-दिन मरता गया | स्टीमरके डाक्टरने कहुकूवाया था कि डाक्टरी 
मरहम-पट्टीसे भी घावके मरनेमे एक महीना तो छग ही जायेगा। 

इस प्रकार इन घरेल उपचारोके प्रति मेरा विश्वास और इनपर अमछ करनेकी 
मेरी हिम्मत बढ गई। घाव, बुखार, अजीर्ण, पीलिया इत्यादि रोगोके लिए मिद्‌टी, 
पानी और उपवासके प्रयोग मैनें छोटो-वडो और स्त्री-पुरुपोपर किये । उनमे अधिकतर 
सफल हुए। इतना होनेपर भी जो हिम्मत मुझमें दक्षिण आफ्रिकामे थी वह यहाँ नही 
रही है और अनुभवसे यह भी प्रतीति हुई कि इन प्रयोगोमे खतरा जरूर है। 

यहाँ इन प्रयोगोके वर्णनका हेतु अपने प्रयोगोकी सफलता सिद्ध करना नहीं है। 
एक भी प्रयोग सर्वाशमें सफल हुआ है, ऐसा दाव! नहीं किया जा सकता । डाक्टर भी 
ऐसा दावा नहीं कर सकते | पर कहनेका आशय इतना ही है कि जिसे नये अपरिचित 
प्रयोग करने हो उसे आरम्भ अपनेसे ही करना चाहिए। ऐसा होनेपर सत्य जल्दी प्रकट 
होता है और इस प्रकारके प्रयोग करनेवालेको ईश्वर उबार लेता है। 

जो खतरा मिद्टीके प्रयोगोमे था, वही यूरोपीयोके निकट सहवासमें था। भेद 
केवल प्रकारका था। पर स्वय मुझे तो इन खतरोका कोई ख्याकृतक न आया। 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मैंने पोछ़ककों अपने साथ ही रहनेकों बुला लिया और हम सगे भाइयोंकी 
तरह रहने लंगें। जिस महिलाके साथ पोलकका विवाह हुआ, उसके साथ उनकी 
मित्रता तो कई वर्षोसे थी। दोनोंने यथासमय विवाह करनेका निश्चय भी कर लिया 
था। पर मुझे याद पडता है कि पोलक थोड़ा घन-संग्रह कर छेनेंकी वाठ जोह रहे 
थे। मेरी तुलनामे रस्कितका उनका अध्ययन कही अधिक और व्यापक था। पर 
पश्चिमके वातावरणमें रस्कितके विचारोंकों पुरी तरह आचरणमें लानेकी वात उन्हे 
सूझ नहीं सकती थी। मैने दलील देते हुए कहा, “ जिसके साथ हृदयकी गाँठ वेंध 
जाती है, केवल धनकी कमीके कारण उसका वियोग सहना अनुचित कहा जायेगा। 
आपके हिसावसे तो कोई गरीब विवाह कर ही नहीं सकता। फिर अब तो आप भेरे 
साथ रहते हैं। इसलिए घर-लचेका सवाल ही नहीं उठता। में यही ठीक समझता हूँ 
कि आप जल्दी अपना विवाह कर छें।” मुझे पोलकके साथ कमी दूसरी वार दरीछ 
करनी ही नहीं पड़ती थी। उन्होने मेरी दलील तुरन्त मान छी। भावी श्रीमती पोलक 
विलायतमें थी। उनके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। वे सहमत हुई और कुछ ही 
महीनोंमें विवाहके लिए जोहानिसवर्ग आ पहुँची। विवाहमे खर्च विलकुछ नहीं किया 
गया। विवाहकी कोई खास पोशाक भी नहीं वनवाई गयी। उन्हे धामिक विधिकी 
आवश्यकता न थी। श्रीमती पोलक जन्मसे ईसाई और श्री पोलक यहूदी थे। दोनोके 
बीच सामान्य धर्म तो नीतिबर्म ही था। 

पर इस विवाहका एक रोचक प्रसग यहाँ लिख दूँ। ट्रान्सवाल गोरोके विवाहकी 
रजिस्ट्री करतेवला अधिकारी काले आदमीके विवाहकी रजिस्ट्री नहीं करता था। 
इस विवाहका शहवाला मैं था। खोजनेपर हमे कोई गोरा मित्र मिल्क सकता था। 
पर पोलकके लिए वह सह्य नथा। अतएवं हम तीन व्यक्ति अधिकारीके सामने 
उपस्थित हुए। जिस विवाहमे मैं शहवाला होऊँ उसमें वर-वधू दोनों गोरे ही होंगे 
अधिकारीको इसका भरोसा कैसे हो? उसने जाँच होनेतक रजिस्ट्री मुखतवी रखनी 
चाही। अगले रोज रविवार था। उसके वादका दिन नये सालूका होनेसे सार्वजनिक 
छुट्टीका दिन था,। व्याहके पवित्र निश्चयसे मिकले हुए स्त्री-पुरुषके विवाहको रजिस्ट्रीका 
दिन इस तरह बदला जाये, यह सवको' असह्य प्रतीत हुआ। में मुख्य न्‍्यायाधीशकी 
पहचानता था। वे इस विभागके उच्चाधिकारी थे। मैं इस जोड़ेको लेकर उनके 
सामने उपस्थित हुआ। वे हेँसे और उन्होने मुझे चिटुठी लिख दी। इस तरह विवाह- 
की रजिस्ट्री हो गई। 

आजतक न्यूनाधिक ही सही, परन्तु जाने-पहचाने गोरे पुरुष मेरे साथ रहे 
थे। अब एक अपरिचित अंग्रेज महिंलाने कुटुम्बमे प्रवेश किया। स्वय मुझे तो याद 
नही पड़ता कि इंस नव-विवाहित जोड़ेके कारण परिवारमें कमी कोई कलह हुआ 
हो। मेरे परिवारमें जहाँ अनेक जातियो और स्वभावोंके हिन्दुस्तानी आते-जाते रहे थे 
और मेरी पत्नीको अभीतक ऐसे अनुभव कम ही हुए थे। ऐसी परिस्थितिर्म उन 
दोनोंके बीच कमी उद्देयके अवसर आये भी होगे। पर एक ही जातिके परिवारमें ऐसे 
अवसर जितने आते है, उनसे अधिक अवसर तो इस विजातीय परिवारमें नही ही 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २३७ 


आये। बल्कि, जिनका मुझे स्मरण है वे अवसर भी नगण्य ही कहे जायेगे। सजातीय 
और विजातीयकी भावनाएँ हमारे मतकी तरगे है। वास्तवमें हम सब एक परिवार 
ही है। 

वेस्टके व्याहकी बात भी यही कर लू। जीवनके इस कालतक ब्रह्मचर्य विषयक 
भेरे विचार परिपक्व नही हुये थे। इसलिए कुँवारे मित्रोका विवाह करा देना मेरा 
एक घन्धा बन गया था। जब वेस्टके लिए अपने साता-पिताके पास जानेका समय 
आया, तो मैने उन्हें सठाहु दी कि जहातक बन सके वे अपना ब्याह करके ही लौटें। 
फोनिक्स हम सबका घर बन गया था और हम सब अपनेको किसान मान बैठे थे, 
इस कारण विवाह अथवा वशवृद्धि हमारे लिए भयका विषय न था। वेस्ट छेस्टरकी 
एक सुन्दर कुमारिकाको व्याह छाये। इस बहनका परिवार छेस्टरमें जूतोका जो बड़ा 
व्यवसाय चलता है उसमे काम करता था। श्रीमती वेस्टनें भी थोड़ा समय जूतोके 
कारखानेमे विताया था। उसे मैने सुन्दर” कहा है, क्योकि में उसके गरणोका पुजारी 
हैँ और सच्चा सौन्दर्य तो गुणमें ही होता है। वेस्ट अपनी सासको भी अपने साथ 
लाये थे। यह भली बुढिया अभी जीवित है। अपने उद्यम और हँसमुख स्वभावसे 
वह हम सवको सदा शरमिन्दा किया करती थी। 

जिस तरह मैने इन गोरे मित्रोके व्याह करवाये, उसी तरह हिन्दुस्तानी मित्रो 
को प्रोत्साहित किया कि वे अपने परिवारोको बुला कछे। इसके कारण फीनिक्स एक 
छोटा-सा गाँव बन गया और वहाँ पाँच-सात भारतीय परिवार बसकर बढने रूमे। 


२३. घरमें परिवर्तेंत और बालशिक्षा 


डबनमें मैने जो घर बप्ताया था उसमें परिवत्तेन तो किये ही थे। खर्चे अधिक 
रखा था, फिर भी झुकाव सादगीकी ओर ही था। कित्तु जोहानिसबर्गमे ' सर्वोदिय के 
विचारोने अधिक परिवर्तत करवाये। 

बवैरिस्टरके घरमें जितनी सादगी रखना सम्मव था, उतनी तो रखती शुरू कर 
ही दी। फिर भी कुछ साज-सामानके बिना काम चलाना मुश्किक् था। सच्ची सादगी 
तो मनकी बढी। हरएक काम अपने हाथो करनेका शौक बढ़ा और बालकोकों भी 
उसमें शरीक करके कुशल बनाना शुरू किया। 

बाजारकी रोटी खरीदनेके बदले घरमे कूनेकी सुझाई हुई बिना खमीरकी रोटी 
हाथसे वनानी शुरू की। इसमें मिलका आठा काम नहीं देता था। साथ ही मेरा 
यह भी ख्याकू रहा कि मिलमें पिसे आटेका उपयोग करनेकी अपेक्षा हाथसे पिसे 
आठेका उपयोग करनलेमे सादगी, आरोग्य और पैसा तीनोकी अधिक रक्षा होती है। 
अतएव सात पौड खर्च करके हाथसे चलाबेकी एक चक्की खरीद ली। उसका पाट 
वजनदार था। दो आदमी उसे सरलतासे चला सकते थे, अकेलेको तकछीफ होती 
थी। इस चकक्‍्कीकों चलानेमे पोलक, में और बारूक मुख्य भाग लेते थे। कभी-कभी 
कस्तुरबाई भी आ जाती थी, यद्यपि उस समय वह रसोई बनावनेमें ऊगी रहती थी। 


२३८ सम्पुर्ण गाधी वाइूमय 


श्रीमती पोछकके आनेपर वे भी इसमें सम्मिलित हो गई। बालकोंके लिए यह कसरत 
बहुत अच्छी सिद्ध हुईं। उनसे मैने चक्की चलानेका या इसरा कोई काम कभी 
जबरदस्ती नहीं करवाया। वे सहज ही खेल समझकर चक्की चलाने आते थे। थकते 
पर छोड़ देनेकी स्वतन्त्रता उन्हें थी। पर न जाने क्या कारण था कि इन वालूकोने 
अथवा दूसरे वाऊकोने, जिनकी पहचान हमे आगे चलकर करनी है, मुझे तो हमेशा 
बहुत ही काम दिया है। मेरे भाग्यमे टेढें स्वभावके बालक भी थे, पर अधिकतर 
बालक सौपा हुआ काम उमगके साथ करते थे। 'थक गये” कहनेवाले उस युगके 
थोड़े ही बालक मुझे याद है। 

घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था। वह घरके आदमीकी तरह रहता था 
और उसके काममे बारकक पूरा हाथ वँटाते थे। पाखाना साफ करनेके लिए तो नगर- 
पालिकाका आदसी आता था, पर पाखानेके कमरेको साफ करने और बैठक आदि 
धोनेका काम नौकरको नहीं सौपा जाता था। उससे वैसी आशा भी नही रखी जाती 
थी। यह काम हम स्वयं करते थे और इससे भी बारहूकोको तालीम मिलती थी। 
परिणाम यह हुआ कि शुरूसे ही मेरे एक भी छड़केको पाखाना साफ करनेकी घिन 
न रही और आरोग्यके साधारण नियम भी वे स्वाभाविक रूपमें सीख गये। जोहानिस- 
बर्गम कोई बीमार तो शायद ही कभी पड़ते थे। पर बीमारीका प्रसंग आनेपर सेवाके 
काममे वालक अवश्य रहते थे और इस कामको वे खुशीसे करते थे। मैं यह तो नही 
कहूँगा कि बालकोके किताबी-श्ञानके प्रति में लापरवाह रहा। पर यह ठीक है कि मैने 
उसकी कुर्बानी करनेमे सकोच नहीं किया। और इस कमीके लिए मेरे लड़कोको 
भेरे विरुद्ध शिकायत करनेका कारण रह गया है। उन्होने कभी-कर्मी अपना असन्तोष 
भी प्रकट किया है। में मानता हूँ कि इसमें किसी हृदतक सुझे अपना दोष स्वीकार 
करना चाहिए। उन्हे किताबी-ज्ञान करानेकी मेरी इच्छा बहुत थी, मैं प्रयत्न भी करता 
था, किन्तु इस काममे हमेशा कोई न कोई विष्त आ जाता था। उनके लिए घरपर 
दूसरी शिक्षाकी सुविधा नहीं की थी, इसलिए मैं उन्हे अपने साथ पैदल दफ्तर तक ले 
जाता था। दफ्तर ढाई मील दूर था, इससे सुबह-शाम मिलाकर कमसे-कम पाँच 
मीलकी कसरत उन्हे और मुझे हो जाती थी। रास्ता चलते हुए में उन्हें कुछ-न-कुछ 
सिखानेका प्रयत्न करता था, पर यह भी तभी होता था जब मेरे साथ दूसरा कोई 
चलनेवाला न होता। दफ्तरमे वे मृवक्किलो व मुहरिरोके सम्पर्कमे आते थे । कुछ पढने- 
को देता तो पढते थे। इधर-उधर घूम-फिर लेते थे और बाजारसे मामूली सामान 
खरीदना हो तो खरीद छाते थे। सबसे बडें हरिलालको छोडकर बाकी सब बालकोकी 
परवरिश इसी प्रकार हुईं। हरिलाल देशमे रह गया था। यदि मै उन्हे किताबी-ज्ञान 
करानेके लिए एक घंटा भी नियमित रूपसे बचा सका होता, तो में मानता कि उन्हे 
आदर्श शिक्षा प्राप्त हुई है। मैने ऐसा आग्रह नहीं रखा, इसका दु.ख मुझे और उन्हे 
दोनोको रह गया है। सबसे बडे लड़केने अपना सन्‍्ताप कई बार मेरे सामते और 
सार्वजनिक रूपमें भी प्रकट किया है। दूसरोने हृदयकी उदारता दिखा इस दोषको 
अनिवार्य समझकर दरगुजर कर दिया है। इस कमीके लिए मुझे पर्चात्ताप नहीं है; 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २३९ 


अथवा है तो इतना ही कि में आदर्श पिता न बन सका। किन्तु मेरी यह राय है 
कि उनके कितावी-ब्नानकी कुर्बानी भी मेने अज्ञानसे ही क्यो न हो, फिर भी सदभाव- 
पूर्वक मानी हुई सेवाके लिए ही की है। में यह कह सकता हूँ कि उनके चरित्र- 
निर्माणके छिए जितना कुछ आवश्यक रूपसे करना चाहिए था, वह करनेमे मैने कही 
भी त्रुटि नही रखी हैं। और में मानता हूँ कि हर माता-पित्ताका यह अनिवार्य 
कत्तंव्य है। मेरा यह दुढ विश्वास है कि अपने इस परिश्रमके बाद भी मेरे बारकोके 
चरित्रमे जहाँ त्रुटि पाई जाती है, वहाँ वह पतति-पत्नीके नाते हमारी न्रुट्योका ही 
प्रतिविम्व है। 

जिस प्रकार वच्चोको माता-पिताकी सूरत-शक्‍्ल विरासतमे मिलती है, उसी 
प्रकार उनके गुण-दोप भी उन्हे विरासतमे मिलते हैं। अवश्य ही आसपासके वाता- 
वरणके कारण इसमें अनेक प्रकारकी घट-बढ होती हैं, पर मूल पूँजी तो वही होती 
है, जो वाप-दादा आदिसे मिलती है। मैने देखा है कि कुछ वालूक अपनेको ऐसे 
दोपोकी विरासतसे बचा छेते है। यह आत्माका मूल स्वभाव है, उसकी बलिहारी है। 

इन बालकोकी अग्रेजी शिक्षाके विषयमें मेरे और पोलकके बीच कितनी ही 
बार गरमागरम बहस हुई है। मेने शुरूसे ही यह माना है कि जो हिन्दुस्तानी माता- 
पिता अपने बालकोकों वचपनसे ही अंग्रेजी बोलनेवाले बना देते है, वे उनके और 
देशके साथ द्रोह करते है। मैने यह भी माता है कि इससे बालक अपने देशकी 
धाभिक और सामाजिक विरासतसे वचित रहता है और उस हृदतक वह देशकी 
तथा ससारकी सेवाके लिए कम योग्य वनता है। अपने इस विश्वासके कारण मैं 
* हमेशा जान-बूझकर वच्चोके साथ गुजरातीमे ही बातचीत करता था। पोलककों यह 
अच्छा न ऊगता था। उनकी दलील यह थी कि मैं बच्चोके भविष्यको बिगाड़ रहा 
हूँ। वे मुझे आग्रहपूर्वक और प्रेमपुर्वके समझाया करते थे कि यदि बारूक अग्रेजीके 
समान व्यापक भाषाकों वचपनसे सीख ले, तो ससारमें चल रही जीवनकी होडमें वे 
एक मजिलकों सहज ही पार कर सकते है। उनकी यह दलील मेरे गले न उतरती 
थी। अब मुझे यह याद नही है कि अस्तमें मेरे उत्तरसे उन्हें सन्‍्तोष हुआ था या 
भेरा हुठ देखकर उन्होनें शान्ति धारण कर ली थी। इस सवादकी लगमग बीस 
वर्ष हो चुके है, फिर भी उस समयके मेरे में विचार आज अनुभवसे अधिक दृढ़ 
हुए है, और यद्यपि मेरे पुत्र पुस्तकीय-बानमें कच्चे रह गये हैं, फिर भी मातृभाषाका 
जो साधारण ज्ञान उन्हे आसानीसे मिला है, उससे उन्हे और देशको लाभ हुआ है, 
और इस समय वे देशमे परदेशी जैसे नहीं वन गये हैं। वे द्विभाषी तो सहज ही 
हो गये, क्योकि विशाल अग्रेज मित्र-मण्डलीके सम्पर्कमे आनेसे और जहाँ विशेष रूपसे 
अग्रेजी बोली जाती है ऐसे देशम रहनेसे वे अग्रेजी भाषा बोलने और उसे साधारणत: 
लिखने लग ग्रये। 


२४० सम्पूर्ण ग्रंघी वाइमय 
२४, जूलू “ विद्रोह ' 

घर वसाकर बैठनेके वाद कही स्थिर होकर रहना मेरे तसीबमे वदा ही ने 
था। जीहानिसवर्ममें में कुछ स्थिर-सा होने छग्रा था कि इसी बीच एक अनसोची 
घटना घटी। अखबारोमे यह खबर पढलेकों मिली कि नेठालमें जुलू “विद्रोह ' हुआ 
है। जुलू छोगोंसे मेरी कोई दुश्मनी न थी। उन्होंने एक भी हिल्दुस्तानीका नुकसान 
नहीं किया था। “विद्रोह शब्दके औचित्यके विषयमे भी मुझे श्का थी। किन्तु उन 
दिनों मैं अंग्रेजी सल्तनतको संसारका कल्याण करनेवाली सल्तनत भानता था। मेरी 
वफादारी हादिक थी। मैं उस सल्तनतका क्षय वही चाहता था।' अतएवं व-अयोग- 
सम्बन्धी नीति-अनीतिका विचार मुझे इस कार्यकों करनेसे रोक न सकता था। नेटाछ 
प्र सकट आलेपर उसके पास रक्षाके लिए स्वयसेवकरोकी सेना थी और सकटके 
समय उसमें कामके लायक सैनिक भरती भी हो जाते थे। मैने पढा कि स्वयंसेवकोकी 
सेना इस विद्रोहको दवानेके लिए रवाना हो चुकी है। 

में अपनेको नेटारूबासी मानता था, और नेटालके साथ मेरा मिकट सम्बन्ध 
तो था ही। अतएवं मैने गवनरकों पत्र लिखा कि यदि आवश्यकता हो तो घायछोकी 
सेवा-शुश्रूपा करनेवाले हिन्दुस्तानियोकी एक टुकड़ी लेकर मैं सेवाके लिए जानेको 
तैयार हूँ। तुरन्त ही गवर्भरका स्वीकृति-सूचक उत्तर मिल्ला।' 

मैंने अनुकूछ उत्तरकी अथवा इतनी जल्दी उत्तर पानेकी आशा नहीं रखी थी। 
फिर भी उक्त पत्र लिखनेके पहले मैने अपना प्रबन्ध तो कर ही लिया था। तय 
यह किया था कि यदि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाये, तो जोहानिसबर्गका घर उठा 
देंगे, श्री पोलक अलग घर लेकर रहेगे और कस्तूरवाई फीमिक्स जाकर रहेगी। इस 
योजनाको कस्तूरवाईकी पूर्ण सम्मति प्राप्त हुई। मुझे स्मरण नहीं है कि भेरे ऐसे 
कार्योमें उसकी तरफसे किसी भी दिन कोई वाघा डाली गईं हो। गवर्नरका उत्तर 
मिलते ही मैने मकान-मालछिककों मकान खाली करनेंके सम्बन्धमें विधिवत एक महीनेका 
नोटिस दे दिया। कुछ सामान फीनिक्स गया, कुछ श्री पोलकके पास रहा। 

डर्वन पहुँचनेपर मैने आदमियोकी माँग की। बडी टुकड़ीकी आवश्यकता नही 
थी। हम चौवीस आदमी तैयार हुए। उनमें मेरे सिवा चार गुजराती थे, बाकी मद्रास 
प्रान्तके गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी थे और एक पठान था। 

“स्वाभिमानकी रक्षा और अधिक सुविधाके साथ काम कर सकनेके लिए तथा 
वैसी प्रथा होनेके कारण चिकित्सा-विभागके मुख्य पदाधिकारीने मुझे सार्जेट मेजर का 
मुहती पद दिया और मेरी पसन्दके अन्य तीन साथियोकों सा्जेंड का और एकको 
“कार्पोरछ का पद दिया। बरदी भी सरकारकी ओरसे ही मिली । में यह कह सकता 
हूँ कि इस टुकडीने छः सप्ताहतक सतत सेवा की। ' विद्रोह के स्थानपर पहुंचकर 
मैंने देखा कि वहाँ विद्रोह-जैसी कोई चीज नहीं थी। कोई विरोध करता हुआ भी 
नजर नहीं आता था। विद्रोह माननेका कारण यह था कि एक जुलू सरदारने जुड़े 


१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३०१। 
२. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३०१ भोर ३५८। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २४१ 


लोगोपर लगाया गया नया कर न देनेकी उन्हे सलाह दी थी और करकी वसूलीके 
लिए गये हुए एक सार्जठको उसने कत्छ कर डाला था। जो भी हो, मेरा हृदय 
तो जुलू छोगोकी तरफ था और केन्द्रपर पहुँचनेके बाद जब हमारे हिस्से मुख्यत 
जुलू घायलोकी शुश्रूषा करनेका काम आया, तो मैं बहुत खुश हुआ। वहाँके डाक्टर 
अधिकारीने हमारा स्वागत किया। उसने कहा, “गोरोसे से कोई इन घायलोकी 
सेवा-शुश्रुषा करनेके लिए तैयार नहीं होता। में अकेला किस-किसकी सेवा करूँ? इनके 
घाव सड़ रहे है। अब आप आये है, इसे मैं इन निर्दोष लोगोपर ईश्वरकी कृपा ही 
समझता हूँ।” यो कहकर उसने मुझे पट्टियाँ, जन्तुताशक पानी आदि सामान दिया 
और उन वीमारोके पास ले गया। बीमार हमे देखकर खुश हो गये। गोरे सिपाही 
जालियोमे से झाँक-झाँककर हमे घाव साफ करनेसे रोकनेका प्रयत्न करते, हमारे न 
माननेपर खीझते और जुलुओके बारेमे जिन ग्रन्दे शब्दोका उपयोग करते, उनसे तो 
कानके कीड़े ज्लड जाते थे। 

घीरे-धीरे गोरे सिप्राहियोके साथ भी मेरा परिचय हो गया और उन्होने मुझे 
रोकना बन्द कर दिया। इस सेनामे सन्‌ १८९६ में मेरा घोर विरोध करवेवाले कर्नल 
स्पा्स और करने वायलोीं थे। वे मेरे इस कार्यसे आइचर्यचकित हो गये। मुझे 
खास तौरसे बुलाकर उन्होने मेरा उपकार माना। वे मुझे जनरल सेकेजीके पास भी 
ले गये और उनसे मेरा परिचय कराया। पाठक यह न समझे कि इनमे से भी 
कोई पेशेवर सिपाही था। कर्नल वाइली प्रसिद्ध वकील थे। कर्नरू स्पावर्स एक मशहूर 
कसाईखानेंके मालिक थे। जनरल मेकेजी नेटालके प्रसिद्ध किसान थे। वे सब स्वयंसेवक 
थे और स्वयसेवकके नाते ही उन्होंने सैनिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया था। 

कोई यह न माने कि जिन दीमारोकी सेवा-शुश्रषाका काम हमें सौपा गया 
था, वे लडाईमे घायल हुए थे। उनमे से एक भाग तो उन कैदियोका था, जो शकमे 
पकडे गये थे। जनरलने उन्हे कोड़ोकी सजा दी थी। इन कोडोकी मारसे जो धाव 
पैदा हुए थे, वे सार-सेमालके अभावमे पक गये थे। दूसरा हिस्सा उन जुलुओका था, 
जो मित्र माने जाते थे। यद्यपि उन्होने मित्रता-सूचक चिन्ह धारण कर रखे थे, इन 
मित्नोको सिपाहियोने भूछसे घायर कर दिया था, 

इसके अतिरिक्त स्वय मुझे गोरे सिपाहियोके लिए भी दवा लाने और उन्हें 
दवा देनेका काम सौपा गया था। डॉ० वूथके छोटे-से अस्पतालमे मैने एक सारूतक 
इस कामकी तालीम ली थी, इससे यह काम मेरे लिए सरल हो गया था। इस 
कामके कारण बहुत-से गोरोके साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया था। 

- पर लूडाईमे व्यस्त सेना किसी एक जगहपर तो बेठी रह ही नहीं सकती 
थी। जहाँसे सकटके समाचार आते वही दौड जाती थी। उसमे बहुतसे तो घुडसवार 
ही थे। केन्द्र स्थानसे हमारी छावनी उठती कि हमे उसके पीछे-पीछे अपनी डोलियाँ 
कन्वेपर उठाकर चलना पडता। दो-तीन मौकोपर तो एक ही दिनमे चालीस मीछतक 
की मजिल तय करनी पडी। यहाँ भी हमें तो प्रभुका ही काम मिला। जो जुलू मित्र 


३९-१६ 


जी सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
२५. ह॒दय-मन्थन 


भूलसे घायरू हुये थे, उन्हे डोलियोमे उठाक न ऐ 
उनकी सपा शो हर रे ऐ मे र छावनीतक पहुँचाना था और वहाँ 

'जुलू विद्रोह में मुझे बहुत-से अनुभव हुए और बहुत-कुछ सोचनेको मिलला। 
बोअर-युद्धमें मुझे लड़ाईकी भयकरता उतनी प्रतीत नही हुईं थी जितनी यहाँ हुई। यहाँ 
लडाई नही, बल्कि मनुष्यका शिकार हो रहा था। यह केवल मेरा ही नहीं, बल्कि 
उन कई अग्नेजोका भी विचार था, जिनके साथ मेरी चर्चा होती रहती थी। सवेरे- 
सवेरे सेना गाँवमें जाकर मानो पटाखे छोड़ती हो, इस प्रकार उसकी बन्दूकोकी आवाज 
दूर रहनेवाले हम लोगोके कानोपर पड़ती थी। इन आवाजोकों सुनगा और इस 
वातावरणमे रहना मुझे बहुत मुह्िकछ मालूम पडा। लेकिन मैं सब-कुछ कड़वे घूंटकी 
तरह पी गया, और मेरे हिस्से जो काम आया, सो तो केवल जुलू छोगोकी सेवाका ही 
आया। में यह समझ गया कि अगर हम स्वयसेवक-दरूमे सम्मिलित न हुए होते, तो 
दूसरा कोई यह सेवा न करता। इस विचारसे मैनें अपनी अन्तरात्माकों शान्त किया। 

यहाँ बस्ती बहुत कम थी। पहाड़ो और खाइयोमे भले, सादे और जगली माने 
जानेवाले जुलू लोगोके घासफूसके झोंपडोको छोडकर और कुछ न था। इस कारण 
दृश्य भव्य मालूम होता था। जब इस निर्जेन प्रदेशमे हम किसी घायरूकों छेकर 
अथवा यो ही मीलो पैदल जाते थे, तब मैं सोचमे डूब जाता था। 

यहाँ ब्रह्मचर्यके बारेमे मेरे विचार परिपक्व हुए। मैने अपने साथियोसे भी 
इसकी थोड़ी चर्चा की। मुझे अभी इस बातका साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि 
ईद्वर-दर्शतके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है किन्तु में यह स्पष्ट देख सका था कि 
सेवाके लिए ब्रह्मचयें आवश्यक है। मुझे छगा कि इस प्रकारकी सेवा तो मेरे हिस्से 
अधिकाधिक आती ही रहेगी और मैं भोग-विलासमें, सनन्‍्तानोत्पत्तिमे और सन्ततिके 
पालन-पोषणमे छूगा रहा, तो मुझसे सम्पूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी। 

मैं दो घोड़ोंपर सवारी नही कर सकता। यदि पत्नी सगर्भा हो तो मैं निश्चिन्त 
भावसे इस सेवामे प्रवृत्त हो ही नहीं सकता था। ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना परि- 
वारकी वृद्धि करते रहना समाजके अभ्युदयके लिए किये जानेबाले मनुष्यके प्रयत्तका 
विरोध करनेवाली वस्तु बन जाती है। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मच्यका पालन 
किया जाये, तो परिवारकी सेवा समाज-सेवाकी विरोधी न बने। 

मैं इस प्रकारके विचार-चक्रमे फँस गया और ब्रह्मचर्यका ब्रत लेनेके लिए थोडा 
अधीर भी हो उठा। इन विचारोसे मुझे एक प्रकारका आनन्द हुआ और मेरा उत्साह 
बढा। कल्पनाने सेवाके क्षेत्रकों बहुत विशाल बना दिया। 

मैं मन-ही-मन इन विचारोको पक्का कर रहा था और शरीरको कस रहा 
था कि इतनेमे कोई यह अफवाह छाया कि विद्रोह शान्त होने जा रहा है, और 
अब हमें छुटूटी मिल जायेगी। दूसरे दिन हमे घर जानेकी इजाजत मिली और वाद 
कुछ ही दिनोके अन्दर सब अपने-अपने घर पहुँच गये। 


१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७८-७९ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २४३ 


इसके कुछ ही दिनो बाद ग्रवनेरने उक्त सेवाके लिए मेरे नाम आभार-प्रदर्शनका 
एक विशेष पत्र भेजा। 

फोनिक्स पहुँचकर मैने ब्रह्मच्यंकी बात बहुत मनोयोगपूर्वंक छगनलछालू, मगनलाल, 
वेस्ट इत्यादिके सामने रखी। सबको बात पसन्द आई। सबने उसकी आवश्यकता 
स्वीकार की। सबते यह भी अनुभव किया कि ब्रह्मचय्यंका पालन बहुत ही कठिन 
है। कइयोने प्रयत्त करनेका साहस भी किया और मेरा ख्याल है कि कुछको उसमे 
सफलता भी मिली। 

मैने त्रत ले लिया कि अबसे आगे जीवन-मर ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा। उस 
समय में इस ब्रतके महत्त्व और इसकी कठिनाइयोको पूरी तरह समझ न सका था। 
इसकी कठिताइयोका अनुभव तो में आज भी करता रहता हूँ। इसके महत्त्वको मैं 
दिन-दिचव अधिकाधिक समझता जाता हूँ। ब्रह्मचयें-रहित जीवन मुझे शुष्क और 
पशुओ-जैसा प्रतीत होता है। पशु स्वमावसे निरकुश है। मनुष्यका मनुष्यत्व स्वेच्छासे 
अकुशम रहनेमे है! धर्म-ग्रन्योमे पाई जानेवाली ब्रह्मचयंकी प्रशसामे पहले मुझे 
अतिशयोक्ति मालूम होती थी, उसके बदले अब दिन-दिन यह अधिक स्पष्ठ होता 
जाता है कि वह उचित है और अनुमवपुर्वेक लिखी गई है। 

जिस ब्रह्मच्यंके ऐसे परिणाम आ सकते हूँ, वह सरलरू नहीं हो सकता, वह 
केवल शारीरिक भी नहीं हो सकता। शारीरिक अकुशसे ब्रह्मचर्यका आरम्म होता 
है। पर शुद्ध ब्रह्मचयमे विचारकी मलिनता भी न होनी चाहिए। सस्पूर्ण ब्रह्मचारीको 
तो स्वप्नमें भी विकारी विचार नहीं आते। और, जबतक विकारयुक्त स्वप्न आते 
रहते है, तबतक यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचयें बहुत अपूर्ण है। 

मुझे कायिक ब्रह्मचंके पाकनमें भी महान कष्ट उठाना पडा है। अब कहा 
जा सकता है कि में इसके विषयमे निर्मय हो गया हूँ। लेकिन अपने विचारोपर 
मुझे जो जय प्राप्त करनी चाहिए, वह भाप्त नहीं हो सकी है। मुझे नहीं छगता कि 
मेरे प्रयत्वमें न्‍्यूनता रहती है। छेकिन में अभीतक यह समन्न नहीं सका हूँ कि 
हम जिन विचारोकों नहीं चाहते, वे हमपर कहाँसे और किस प्रकार हमला करते 
है। मुझे इस विषयमे सन्देह नही है कि मनुष्यके पास विचारोको भी रोकनेकी चावी 
है। केकिन अमी तो में इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि यह चाबी भी हरएकको अपने 
लिए खुद खोज लेनी है। महापुरुष हमारे लिए अपने जो अनुभव छोड गये हैँ, वे 
मार्गदर्शक ही है। वे सम्पूर्ण नही हैँ। सम्पूर्णता तो केवल प्रभु-प्रसादी है, और इसी 
हेतुसे मक्‍तजन अपनी तपद॑चर्या द्वारा पुनीत किये हुए और हमें पावत करनेवाले 
रामनामादि मन्त्र छोड गये है। सम्पूर्ण ईश॑वरापंणके बिना विचारोपर सम्पूर्ण विजय 
प्राप्त हो ही नही सकती। यह वचन मैने सब घमंग्रन्थोमें पठा है और इसकी सचाईका 
अनुभव मै ब्रह्मचयके सूक्ष्मतम पालनके अपने इस प्रयत्नके विषयमे कर रहा हूँ। 

पर मेरे महान प्रयत्न और सघर्षका थोडा-बहुत इतिहास अगले प्रकरणमें आने 
ही वाछा है। इस प्रकरणके अस्तमें तो मैं यही कह दू कि अपने उत्साहके कारण 
मुझे आरम्ममे तो ब्रतका पालन सरल प्रतीत हुआ। ब्रत लेते ही मैने एक परिवर्तन 
कर डाला। पत्नोके साथ एक शब्या अथवा एकान्तका मैनें त्याग किया। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
२६. सत्याग्रहकी उत्पत्ति 


इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्यका पाछन मैं इच्छा या अनिच्छासे सन्‌ १९०० से 
करता आ रहा था, कश्षतके रूपमे उसका आरशख्म १९०६ के मध्यसे हुआ। 

यो एक प्रकारकी जो आत्मशुद्धि मैने की, वह मानों सत्याग्रहके लिए ही हुई 
हो; ऐसी एक घटना जोहनिसबगेमे मेरे लिए तैयार हो रही थी। आज मै यह देख 
रहा हूँ कि ब्ह्मचर्यका ब्रत लेने तककी मेरे जीवतकी सभी मुख्य घटनाएँ मुझे छिपे 
तौरपर उसीके लिए तैयार कर रही थी। सत्याग्रह ' शब्दकी उत्पत्तिसे पहले वस्तुकी 
उत्पत्ति तो हो ही चुकी थीं। उत्पत्तिके समय तो मैं स्वयं भी उसके स्वरूपको नहीं 
पहचान सका था। गुजरातीमे सब उसे अग्रेजी शब्द 'पैसिव रेजिस्टेन्स के पर्यायके रूपमे 
पहचानने लगे। जब गोरोकी एक समामे मैने देखा कि पैसिव रेजिस्टेन्स का संकुचित 
अर्थ किया जाता है, उसे कमजोरोका ही हथियार मात्रा जाता है, उसमें द्वेष हो 
सकता है और उसका अन्तिम स्वरूप हिंसामे प्रकट हों सकता है, तब मुझे इस 
बातका विरोव करना पडा' और हिन्दुस्तातियोंकी लडाईका सच्चा स्वरूप समझाता 
पड़ा। और तब हिन्दुस्तानियोके लिए अपनी लडाईका परिचय देनेके लिए नये शब्दकी 
योजना करना आवश्यक हो गया। 

पर मुझे वैसा स्वतन्त्र शब्द किसी तरह सूझ नहीं रहा था। अतएव उसके 
लिए नाममात्रका इनाम रखकर “इडियन ओपिनियन ' के पाठकोमे प्रतियोगिता कर- 
बाई। इस प्रतियोगिताके परिणामस्वरूप मगनलाल गांधीने सत्‌+आग्रहकी सन्धि करके 
' सदाग्रह' शब्द बनाकर भेजा। इताम उन्हे मिला। पर सद्गाग्रह शब्दकों अधिक 
स्पष्ट करनेके विचारसे मैने वीचमे 'य' अक्षर और बढाकर सत्याग्रह” शब्द बनाया 
और गुजरातीमे यह लड़ाई इसी सन्नासे पहंचानी जाने छंगी। 

कहा जा सकता है कि इस लड़ाईका इतिहास दक्षिण आफ्रिकाके मेरे जीवनका 
और विशेषकर मेरे सत्यके प्रयोगोका इतिहास है। इस इतिहासका अधिकाश मैने 
यरवदा जेलमे लिख डाला था, और बाकी बाहर आतेके बाद पूरा किया। वह सब 
“तवजीवन ' मे छप चुका है और बादमे “दक्षिण आक्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास * के 
नामसे पुस्तक रूपमें भी प्रकाशित हो चुका है। उसका अग्रेजी अनुवाद श्री वालजी 
गोविन्दजी देसाई 'करट थॉट के लिए कर रहे है। पर अब में उसे ज्ीघ्न ही 
अंग्रेजीमे पुस्तकाकार प्रकाशित करनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ, जिससे दक्षिण आकफ्िकाके 
मेरे महत्त्वपूर्ण प्रयोगोको जाननेके इच्छुक सब छोग उन्हे जान-समझ सके। जिन 
गुजराती पाठकोने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास ने पढ़ा हो, उन्हें मेरी 
सलाह है कि वे उसे पढ ले। मै चाहता हूँ कि अबसे आगेंके कुछ प्रकरणोमे उक्त 


१. जमिस्टतमें सहानुभूति रखनेवाढे यूरोपोयोंकी एक सभामें, देखिए खण्ड ५, ए८ २४९३-४४! 

२. प्रतियोगिता और पुरस्कारकी घोषणाके लिए देखिए खण्ड ७, पृ ४५१; और प्रतियोगिताके 
प्रिंणामकी धोषणके लिए, देखिए खण्ड ८, ध४्ठ २३। 

३. देखिए खण्ड २९। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २४५ 


इतिहासमे दिये गये मुख्य कथाभागको छोडकर दक्षिण आफ्रिकाके मेरे जीवनके जो 
थोडे व्यक्तिगत प्रसंग उसमे देने रह गये हैँ, उनन्‍्हीकी चर्चा करूँ। और इनके समाप्त 
होनेपर तुरन्त ही पराठकोको हिन्दुस्तानके प्रयोगोका परिचय देना चाहता हूँ। अतएव 
जो इन प्रयोगोके प्रसगोके क्रमको अविच्छिन्न रखना चाहते है, उनके लिए “दक्षिण 
आफ़िकाके सत्याग्रहका इतिहास ' के उक्त प्रकरण अब अपने सामने रखना जरूरी है। 


२७. आहारके अधिक प्रयोग 


मन-वचत-कर्मंसे ब्रह्मचयेका पारून किस प्रकार हो, यह एक चिन्ता थी और 
सत्याग्रहके युद्धके छिए अधिकसें-अधिक समय किस तरह बच सके और अधिक 
शुद्धि किस प्रकार हो, यह दूसरी चिन्ता थी। इन चिन्ताओने मुझे आहारमे अधिक 
संयम और अधिक परिवर्तन करनेके लिए प्रेरित किया, और पहले जो परिवर्तन में 
मुख्यत. आरोग्यकी दृष्टिसे करता था, वे अब घामिक दृष्टिसे होने छंगे। 

इसमें उपवास और अल्पाहारने जधिक स्थान लिया। जिस मनुष्यमे विषय- 
वासना रहती है, उसे जीमका स्वाद भी बहुत सताता है। मेरी भी यही स्थिति 
थी। जननेन्द्रिय और स्वादेन्द्रियपर काबू पानेकी कोशिशमे मुझे अनेक कंठिनाइयोका 
सामना करना पडा है, और आज भी में यह दावा नहीं कर सकता कि मैने 
दोनोपर पूरी जय प्राप्त कर ली है। मैने अपने आपको अत्याहारी माता है। 
मित्रोने जिसे मेरा सयम माना है, उसे मैने स्वयं केमी सयम माना ही नहीं। में 
जितना अकुश रखना सीखा हूँ उतना भी न रख सका होता, तो में पशुसे भी नीचे 
गिर जाता और कभीका नष्ट हो जाता। कहा जा सकता है कि अपनी चुटियोका 
मुझे ठीक दर्शन होनेसे मैने उन्हे दूर करनेके लिए घोर प्रयत्न किये हैँ और फलत 
मैं इतने वर्षोत्क इस शरीरको टिका सका हूँ और इससे कुछ काम छे सका हूँ। 

मुझे इसका ज्ञान था और ऐसा सग अनायास ही प्राप्त हो गया था, इसलिए 
मैने एकादशीका फलाहार अथवा उपवास शुरू किया। जन्माष्टमी आदि दूसरी तिथियों 
पर भी कब्रत पालना शुरू किया। 

किन्तु सयमकी दृष्ठिसे मैं फछाहार और अन्नाहारके बीच बहुत भेद न देख 
सका। जिसे हम अनाजके रूपमे पहचानते है, उसमें से जो रस हम भ्राप्त करते है, वे 
रस हमे फलाहारमे से भी मिल जाते है, और मैने देखा है कि आदत पडनेपर तो 
उसमे से अधिक रस प्राप्त होता है। अत्एवं इन तिथियोपर मैं विराह्र उपवासको 
अथवा एकाशनकों अधिक महत्त्व देने लगा। इसके सिवा, प्रायश्चित्त आदिका कोई 
निमित्त मिल जाता, तो मैं उस निमित्तसे भी एक बारका उपवास कर डालता था। 

इसमें से मैने यह भी अनुभव किया कि शरीरके अधिक निर्मल होनेसे स्वाद 
बढ गया, मूख अधिक खुल गई, और मैने देखा कि उपवास आदि जिस हृदतक 
सयमके साधन है, उसी हृदतक वे भोगके साधन भी बन सकते है। इस ज्ञानके 
वाद इसके समर्थनमे इसी प्रकारके कितने ही अनुभव मुझे और दूसरोको हुए है। 
यद्यपि मुझे शरीरकों अधिक अच्छा और चुस्त बनाना था, तथापि अब मुख्य हेतु 


१४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तो संयम सिद्ध करता--स्वाद जीतना ही था। अतएवं मैं आहारकी वस्तुओंमे और 
उनके परिभाणमें फेरबदल करने रूगा। किन्तु रस तो पीछा पकड़े हुए थे ही। मै 
जिस वस्तुको छोड़ता और उसके बदलेमे जिसे लेता, उसमें से बिलकुछ ही नये और 
अधिक रसोंका निर्माण हो जाता ! 

इन प्रयोगोमे मेरे कुछ साथी भी थे। उनमे हरमान कैलेनवैक' मुख्य थे। चूंकि 
उनका परिचय में दक्षिण आफ़रिकाके सत्याग्रहका इतिहास ' मे दे चुका हूँ, इसलिए 
पुनः इन प्रकरणोमे देनेका विचार मैने छोड दिया है। उन्होंने भेरे प्रत्येक उपवासमे, 
एकाशनमे और दूसरे परिवर्तवोमें, मेरा साथ दिया था। जिन दिनों लड़ाई खूब जोरसे 
चल रही थी, उन दिनो तो मै उन्हीके धरमे रहता था। हम दोनो अपने परि- 
वर्तनोंकी चर्चा करते बौर नये परिवर्तनोंमेसे पुराने स्वादों से अधिक स्वाद ग्रहण करते 
थे। उस समय तो ये संवाद मीठे भी मारूम होते थे। उनमे कोई अनौचित्य नहीं 
जान पड़ता था। किन्तु अनुभवने सिखाया कि स्वादोकी चर्चाका ऐसा आनन्द लेना भी 
अनुचित था। मतलब यह कि मनुष्यको स्वादके लिए नही, वल्कि शरीरके निर्वाहके 
लिए ही खाना चाहिए। जव प्रत्येक इन्द्रिय केवल शरीरके लिए और बरीरके द्वारा 
आत्माके दर्शनके लिए ही काम करती है, तब उसके रस शून्यवत्‌ हो जाते है और 
तमी कहा जा सकता है कि वह स्वाभाविक रुूपसे बरतती है। 

ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करनेंके लिए जितने प्रयोग किये जाये उतने कम ही 
हैं, और ऐसा करते हुए अनेक शरीरोकी आहुति देनी पड़े, तो उसे भी हमे ठुच्छ 
समकझ्षना चाहिए। आज तो उल्टी धारा वह रही है। नश्वर गरीरको सजानेके लिए, 
उसकी उम्र बढानेके लिए हम अनेक प्राणियोंकी वि देते है, फिर भी उससे भरीर 
और आत्मा दोनोका हनन होता है। एक रोगकों मिटानेकी कोशिबमे, इच्द्रियोंके 
भोगोंको भोगनेका यत्म करनेमे हम अनेक नये रोग उत्पन्न कर छेते है, और अ्तमे 
भोग भोगनेकी शक्ति भी खो बैठते है। और, अपनी माँखोके सामने हो रही इस 
क्रियाको देखनेसे हम इतकार करते हैं। हि 

आहारके जिन प्रयोगोका वर्णन करनेमे मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ; उन्हे 
पाठक समझ सकें इसलिए उनके उद्देषयकी और उनके मूलमे काम कर रही विचार- 
धाराकी जानकारी देना आवश्यक था। 


२८. पत्नीकी दृढता 


कस्तूरबाईपर रोगके तीव घातक हमले हुए और तीनोमे वह केवल घ्रेल्‌ 
उपचारोसे बच गई। उतमें पहली घटना उस समय घटी जब सत्याग्रहका युद्ध चढ़ 
रहा था। उसे बार-बार रकतज्राव हुआ करता था। एक डाक्टर मित्रने जस्त्रक्रिया 
करा' लेनेकी सलाह दी थी। थोड़ी आनाकावीके वाद पत्नीने शस्त्रक्रिया कराना स्वीकार 


१. देखिर खण्ड २९, पृष्ठ १३६-३७। 
२. एक ऐसे अवसरपर गांधीजी जेलमें थे; उस अवसरपर उन्होंने ना को एव मामिक पत्र लिखा था। 


देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १०९। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २४७ 


कर लिया। उसका दरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। डाक्टरने विदा क्लोरोफार्मके 
वस्त्रक्रिया की। अस्त्र-क्रियके समय पीडा बहुत हो रही थी, पर जिस घीरजसे 
कस्तूरबाईने उसे सहन किया, उससे मैं आइचर्यचकित हो गया। हशस्त्रक्रिया निर्विष्न 
पूरी हो गई। डाक्टरने और उनकी पत्नोने कस्तूरवाईकी अच्छी सार-सभारू की। 
यह घटना डर्वेनमें हुई थी। दो या तीन दिनके बाद डाक्टरने मुझे निरिचिन्त होकर 
जोहानिसवर्ग जानेकी अनुमति दे दी। में चला गया। 

कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि कस्तूर्बाईका शरीर बिलकुल सुधर नहीं 
रहा है और बह विछौना छोडकर उठ-बैठ भी नहीं सकती। एक वार बेहोश भी हो 
चुकी थी। डाक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना औषधि या भोजनके रूपमे कस्तूर- 
बाईको शराब अथवा मास नहीं दिया जा सकता। डाक्टरने मुझे जोहानिसवर्ग देली- 
फोस किया “मैं आपकी पत्नीको मांसका शोरवा अथवा बीफ टी देवेकी जरूरत 
समझता हूँ। मुझे इजाजत मिलनी चाहिए।” मैने उत्तर दिया, “मैं यह इजाजत 
नही दे सकता। किन्तु कस्तूरवाई स्वतन्त्र है। उससे पूछवें-जैसी स्थिति हो तो पूछिए, 
और वह लेना चाहे तो जरूर दीजिए।” “ऐसे मामलोमे में बीमारसे कुछ पूछना 
पसन्द नहीं करता। स्वयं आपका यहाँ आना जरूरी है। यदि आप मै जो चाहूँ सो 
खिलानेकी छूट मुझे न दे, तो मैं आपकी स्त्रीके लिए जिम्मेदार नहीं।” 

मैने उसी दिन डर्ब॑तकी द्रेत पकडी। डर्वन पहुँचा। डावटरने मुझसे कहा, “ मैने 
तो गोखा पिलानेके बाद ही आपको टेलीफोन किया था “* 

मैने कहा, “डाक्टर, मैं इसे दगा समझता हूँ।” 

डाक्टरने दृढतापूर्वक उत्तर दिया, “दवा करनेमे मैं दया-वगा नहीं समझता। 
हम डाक्टर छोय ऐसे समय रोगीको अथवा उसके सम्बन्धियोको धोखा देलेमे पुण्य 
समझते है। हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगीकों बचाना है।' 

मुझे बहुत दु.ख हुआ। में शान्त रहा। डाक्टर मित्र थे, सज्जन थे। उन्होंने 
और उनकी पत्नीने मुझपर उपकार किया था। पर मैं उक्त व्यवहार सहन करनेके 
लिए तैयार तन था। 

४ डाक्टर साहब, अब स्थिति स्पष्ट कर छीजिए। कहिए, आप क्या करना 
चाहते है? मैं अपनी पत्वीकों उसकी इच्छाके विना मास नही खिलाने दूँगा। मास 
न छेनेके कारण उसकी मृत्यु हो जाये, तो मैं उसे सहनेके लिए तैयार हू। हे 

डाक्टर बोले, “आपकी फिलासफी मेरे घरमे तो हरगिज नहीं चलेगी। मे 
आपसे कहता हूँ कि जबतक अपनी पत्नीको आप मेरे घरमे रहते देगे, तवतक में 
उसे अवश्य ही मास अथवा जो कुछ भी देना उचित होगा, दूगा। यदि यह स्वीकार 
न हो तो आप अपनी पत्नीकों के जाइए। मैं अपने ही घरमे जाव-वृज्ञकर उसकी 
मृत्यु नही होने दूँगा।” 

“तो क्या आप यह कहते है कि मै अपनी पत्नीको इसी समय हछे जाऊँ? ” 

४ जैं कब कहता हूँ कि के जाइए ? मैं तो कहता हूँ कि मुझपर किसी प्रकारका 
अंकुश न रखिए। उस दशामे हम दोनो उसकी जितनी हो सकेगी उतनी सार-सेमाल 


5 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करेंगे और आप निद्चिन्त होकर जा सकेगे। यदि यह सीधी-सी वात आप न समझ 
सके, तो मुझे विवश होकर कहना होगा कि आप अपनी पत्नीकों मेरे घरसे ले जाइए ।” 

मेरा ख्याल है कि उस समय मेरा एक लंडका' मेरे साथ था। मैने उससे 
पूछा। उसने कहा, “ आपकी बात मुझे मंजूर है। वा को मास तो दिया ही नहीं जा 
सकता |” फिर मै कस्तूरबाईके पास गया। वह बहुत अशक्त थी। उससे कुछ भी 
पूछना मेरे लिए दुःखदायी था, किल्तु धर्म समझकर मैने उसे थोड़ेमे ऊपरकी बात 
कह सुनाई। उसने दृढतापूर्वक उत्तर दिया: “ में मासका शोरबा नहीं हूँगी। मनृष्यकी 
देह वार-बार नहीं मिलती। चाहे आपकी गोदमे मर जाऊँ, पर अपनी इस देहको 
भ्रष्ट तो नही होने दूँगी। 

जितना मैं समझा सकता था, मैनें समझाया और कहा, “तुम मेरे विचारोका 
अनुसरण करनेके लिए वँधी हुई नहीं हो।” हमारी जान-पहुचानके कई हिन्दू दवाके 
लिए मास और मद्य छेते थे, इसकी भी मैने वात की। पर वह टस-से-मस न हुई 
और बोली: “मुझे यहाँसे ले चलिए। 

मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ले जानेंके विचारसे घवरा गया। पर मेत्ते निबंचय कर 
लिया । डावटरको पत्नीका निश्चय सुना दिया। डाक्टर गुस्सा हुए और वोलके: आप 
तो बडे निर्देय पति मालूम पडते है! ऐसी वीमारीमे उस वेचारीसे इस तरहकी बाते 
करनेमे आपको शरम भी नहीं आई? मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी स्त्री यहाँसे 
ले जाने लायक नहीं है। उसका शरीर इस योग्य नही है कि वह थोडा भी धक्का 
सहन करे। रास्तेमे ही उसकी जान निकल जाये, तो मुझे आइचर्य न होगा। फिर 
भी आप' अपने हठके कारण विलकुछ न माने, तो आप ले जानेंके लिए स्वतन्त्र हैँ । 
यदि मैं उसे शोरवा न दे सकूं, तो अपने घरमे एक रात रखनेका भी खतरा में नही 
उठा सकता। 

रिमझिम-रिमझिम मेह वरस रहा था। स्टेशन दूर था। डर्बनसे फीनिक्सतक 
रेलका और फौनिक्ससे लगभग ढाई मौलका पैदल रास्ता था। खतरा काफी था, पर 
मैने माना कि भगवान मदद करेगा। एक आदमीको पहलेसे फीनिक्स मेज दिया। 
फीनिक्समें हमारे पास हैमक” था। जाछीदार कपडेकी झोली या पालनेकों हैमक 
कहते है। उसके सिरे बॉससे बाँध दिये जाये, तो बीमार उसमें आरामसे झूलता 
रह सकता है। मैने वेस्टको ख़बर भेजी थी कि वे हैमक, एक बोतल गरम दूध, एक 
बोतल गरम पानी और छ* आदमियोको साथ लेकर स्टेशनपर आ जाय। दूसरी 
देनके छूटनेका समय होनेपर मैने रिक्शा मेगवाया और उसमें, इस खतरनाक हालतमे, 
पत्नीको बैठाकर में रवाना हों गया। कर 

मुझे पत्नीकों हिम्मत नहीं बधानी पड़ी; उलटे उसीने मुझे हिम्मत बँधाते हुए 
कहा, “ मुझें कुछ नहीं होगा, आप चिन्ता न कीजिए । * 

हड्डियोके इस ढाँचेमे वजन तो कुछ रह ही नहीं गया था। जा बिलकुल 
नहीं जाता था। द्वेनके डिब्बेतक पहुँचनेमे स्टेशनके लम्बे-चौड़े प्लेटफार्मपर इर्तक 


२. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ४१७-१८ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २४९ 


चलकर जाना पडता था। वहाँतक रिक्शा नहीं जा सकता था। मैं उसे उठाकर 
डिब्बेतक ले गया। फीनिक्स पहुँचनेपर तो वह झोलो आ गई थी। उसमे बीमार 
को आरामसे ले गये। वहाँ केवछ पानोके उपचारसे घीरे-धौरे कस्तूरबाईका शरीर 
पुष्ट होने लगा। 

फोनिक्स पहुँचनेंके बाद दो-तीन दिनके अन्दर एक स्वामी पधारे। हमारे ' हठ'की 
बात सुनकर उनके मतमे दया उपजी और वे हम दोनोको समझाने आये। जैसा कि 
मुझे याद है, स्वामीजीके आगमनके समय मणिलाल और रामदास भी वहाँ मौजूद 
थे। स्वामीजीने मासाहारकी निर्दोषतापर व्याख्यान देना शुरू किया। “मनुस्मृति ' के 
इलोकोका प्रमाण दिया। पत्नीके सामने इस तरहकी चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी। 
पर शिष्टताके विचारसे मैंने उसे चलने दिया। मासाहारके समर्थनमे मुझे ' मनुस्मृति ' के 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं थी। में उसके इलोकोको जानता था। में जानता था कि 
उन्हे प्रक्षिप्त भाननेवाला भी एक पक्ष है। पर वे प्रक्षिप्त न होते, तो भी भन्नाहा रके 
विषयमे मेरे विचार तो स्वतन्त्र रीतिसे पकक्‍के हो चुके थे। कस्तूरबाईकी श्रद्धा काम 
कर रही थी। वह वेचारो गास्त्रके प्रमाणको क्या जाने ? उसके लिए तो वाप-दादोकी 
रूढि ही घर्म था। छडकोको अपने पिताके धर्मपर विश्वास था। इसलिए वे स्वामीजी 
से मजाक कर रहे थे। अन्तमे कस्तूरवाईने इस सवादकों यह कहकर बन्द किया 
“४ स्वामीजी, आप कुछ भी क्यो न कहे, पर मुझे मासका शोर॒बा खाकर स्वस्थ नही 
होना है। अब आप मेरा सिर न पचाये, तो आपका मुझपर बडा उपकार होगा। 
वाकी बाते आपको लरडकोके पिताजीसे करनी हो, तो कर लीजियेगा। मैने अपना 
निरंचय आपको बता दिया। 


२९. घरमे सत्याग्रह 


मुझे जेलका पहला अनुभव सन्‌ १९०८ में हुआ। उस समय मैने देखा कि जेलमे 
कैदियोसे जो कुछ नियमोका पालन करवाया जाता है, सयमी अथवा ब्रह्मचारीको 
उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। (जेलके मेरे अनुभव भी पुस्तकाकार प्रकाशित 
हो चुके हैँ। मूलत गुजरातीमे लिखे गये थे और वे ही अग्रेजीमे प्रकाशित हुए हैं। 
जहाँतक में जानता हूँ, दोनो पुस्तके मिल सकती है।) जैसे कैदियोको सूर्यास्तसे पहले 
पाँच बजेतक खा लेना होता है। उन्हे -- हिन्दुस्तानी और हब्शी कैदियोकों -- चाय 
या काफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो, तो अछगसे लेना होता है। स्वादके लिए 
तो कुछ खाया ही नही जा सकता। जब मैने जेलके डाक्टरसे हिन्दुस्तानियोके 
लिए 'करी पाउडर! (पिसा हुआ मसाला) माँगा और रसोईमे बनते समय ही तमक 
डालनेकी वात कही, तो वे वोले, “यहाँ आप छोग स्वादका आवन्द छूटनेके लिए 
नही आये है। आरोग्यकी दृष्टिसि 'करी पाउडर की कोई आवश्यकता नही है। 
आरोग्यके - विचारसे नमक ऊपरसे के या पकाते समय रसोईमे डाले, दोनों एक ही 
बात है  &। 


२५० सम्पूर्ण गांवी वाह्ममय 


हम आखिर वहाँ वड़ी मेहनतके वाद कुछ जरूरी परिवर्तन करा सके थे। 
पर केवछ संयमकी दृष्टिसे देखें, तो दोनों प्रतिवन्ध अच्छे ही थे। ऐसा प्रसिवन्ध जब 
जबरदस्ती लगाया जाता है, तो वह सफछ नही होता। पर स्वेच्छासे पाछव ऋशनेपर 
ऐसा प्रतिवन्ध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। बतएवं जेलसे छटनेके बाद मैंने भोजनमें 
तुरन्त ये परिवर्तेत किये। मरक्षक चाय पीना चन्द्र किया और गामको जल्दी खानेकी 
आदत डाली, जो आज स्वामाविक हो गई हैं। 

किन्तु एक ऐसी घटना घटी, जिसके कारण मैंने नमकका त्याय कर डठिया, यह 
लगभग दस वर्षतक अखण्ड रूपसे कायम रहा। अन्नाहार-सम्वच्धी कुछ पुस्तकोमें 
मेने पढ़ा था कि मनृष्यके छिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न छानेवालेकों 
आरोग्यकी दृष्टिसे छाम ही होता है। यह तो मुझे यूझा ही था कि नमक न खानेसे 
व्रह्मतारीको लाम होता है। मैने यह मी पढ़ा और बअनुभव किया था कि कमजोर 
दरीरवालेको दारू न खानी चाहिए। किन्तु में उन्हें तुरन्त छोड़ न सका था। दोनों 
चीजे मुझे प्रिय थी। 

यद्यपि उक्त शस्वक्रियाके बाद कस्तूर्वाईका रक़्तल्नाव थोड़े समवके लिए बन्द 
हो गया था, पर अब वह फिर जुरू हो गया और किसी प्रकार बन्द ही वे होना 
था। अकेले पानीके उपचार व्यय सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नीकों मेरे उपचारोंपर विशेष 
श्रद्धा नहीं थी, तथापि उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा करेका 
आग्रह न था। मैने उसे नमक और दारू छोड़नेंके लिए मनाना शुरू क्िय्रा। बहुत्त 
भनानेयर भी, अपने कथनके समर्यनमें छुछ-ल-कुछ पढ़कर सुनानेपर भी, वह माची 
नपहीं। आखिर उसने कहा: “दाल और नमक छोड़नेकों तो कोई आपसे कहे, तो 
आप भी न छोड्ेंगे।” मुन्ने दुःख हुआ और हे भी हुआ मुझे अपना प्रेम उंडेलनेका 
अवसर मिलछा। उस हर्पमे मैने तुरत्त ही कहा, / तुम्हारा यह व्यार्ू बलत हूं। सु 
वीमारी हो और वैद्य इस चीजकों या दूसरी किसी चीजको छोड़नेके लिए कहे, 
मैं अवदंय छोड़ ढ ै। लेकिन जाओं, मैने त्तो एक साकूके छिए दाल और समके दाता 
छोड़े। तुम छोड़ो या न छोड़ो, यह बलग वात है।* 

पत्नीकों बहुत पदचात्ताप हुआ। वह कह उठी, “मुझे माफ कीजिए। आपका 
स्व॒माव जानते हुए भी मैं कह गई। बब मैं दाल और नमक नहीं खालेंगी, हा 
आप अपनी वात छोटा छे। यह वो मेरे लिए बहुत वड़ी सजा हा जादगी। 

मैंने कहा, “ अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी, तो अच्छा ही होगा। सूझ 
विश्वास है कि उससे तुम्हें छाम होगा। पर मै ली हुई प्रतिन्षा वापस नहीं ले सकूगा | 
मत्ने तो इससे छाम ही होगा। मनुष्य किसी भी निमित्तसे संयम क्यों व पाछे, उससे 
उसे काम ही है। जअतएवं तुम मुझसे आग्रह न करो। फिर मेरे लिए भी वहू एक 
परीक्षा हो जायेगी और इन पदार्थोकों छोड़नेका जो निः्चय तुमने किया है, उसपर 
दृढ़ रहनेमे तुम्हे मदद मिक्तेगी। रु 

इसके वाद मुझे उसे मनानेक्री जरूरत तो रही ही नहीं। आप बहुत हंग 
है। किसीकी वात मानते ही नहीं।” कहकर ओर अंजलि-मर आँसू वहाकर हे 


शान्त हो गई। 





सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २५१ 


में इसे सत्याग्रहक्ा नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवनकी भधुर 
स्मृतियोमे से एक मानता हूँ। 

इसके बाद कस्तूरवाईकी तबीयत खूब सेभली। इसमे नमक और दालका त्याग 
कारणरूप था या वहू किस हंदतक कारणरूप था, अथवा उस त्यागसे उत्पन्न आहार- 
सम्बन्धी अन्य छोटे-बड़े परिवर्तन कारणभूत थे, या इसके बाद दूसरे नियमोका पान 
करानेमे मेरी पहरेदारी निमित्तरूप थी, अथवा उपर्युक्त प्रसगसे उत्पत्न मानसिक 
उल्लास निमित्तहूप था--सो में कह नहीं सकता। पर कस्तूरबाईका क्षीण शरीर 
फिर पनपने छूंगा, रक़्तस्नाव बन्द हुआ और “वैद्यराज '' के रूपमें मेरी साख बढी। 

स्वय मुझपर तो इन दोनोके त्यागका प्रभाव अच्छा ही पडा। त्यागके बाद 
नमक अथवा दालकी इच्छातक न रही। एक सालका समय तो तेजीसे बीत गया। 
में इन्द्रियोकी जान्तिका अधिक अनुभव करने छगा, और मत सयमको बढानेकी तरफ 
अधिक दौडने रूगा। कहना होगा कि वर्षकी समाप्तिके वाद भी दाकू और नमकका 
त्याग ठेठ देश लौटनेतक चालू रहा। केवछ एक वार सन्‌ १९१४ में विकायतमें नमक 
और दाल खाई थी। पर यह किस्सा और देश लौटनेपर दोनो चीजे फिर शुरू 
करनेकी कहानी आगे कहूँगा। 

नमक और दारू छुडानेके प्रयोग मैने दूसरे साथियोपर भी काफी किये है, 
और दक्षिण आफ्रिकामे तो उनके परिणाम अच्छे ही आये है। वैद्यककी दृष्टिसे दोनो 
चीजोके त्यागके विषयमे दो मत हो सकते है, पर इसमें मुझे कोई शका ही नहीं 
कि सयमकी दृष्टिसे तो इन दोनो चीजोके त्याग छाम ही है। भोगी और सयमीके 
आहार भिन्न होने चाहिए, उनके मार्ग भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचयेंका पालून करनेकी 
इच्छा रखनेवाले छोग भोगीका जीवन विताकर ब्रह्मचयेंकी कठिन और कभी-कभी 
लूगमग असम्मव बना डालते हैं। 


३०. संयमकी ओर 


मैं पिछले प्रकरणमे लिख चुका हूँ कि आहार-सम्बन्बी कुछ परिवर्तेन कस्तूर- 
वाईकी बीमारीके मिमित्तसे हुए थे। पर अब तो दिन-पअ्रतिदित ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे 
आहारमे परिवर्तन होने लगे। 

इनमें पहला परिवर्तंत दूध छोडनेका हुआ । मुझे पहले-पहल रायचन्दमाईसे मालूम 
हुआ कि दूध इन्द्रिय-विकार पैदा करनेवाली वस्तु है। अन्नाहार-विषयक अग्नेजी पुस्तकों 
के वाचनसे इस विचारमे वृद्धि हुई। लेकिन जवतक ब्रह्मचर्यका ब्रत नहीं लिया था, 
तबतक मैं दूध छोडनेका कोई खास इरादा नही कर सका था। यह चीज तो मैं 
बहुत पहलेसे समझने छगा था कि झरीरके निर्वाहके लिए दूध आवश्यक नही है। 
लेकिन वह जल्दी ही छूटनेवाली चीज न थी। में यह अधिकाधिक समझने छगा था 


१. भलेने आहारके सम्बन्धमें, देखिए खण्ड ११, पृष्ठ १५८० गौर ७०४-५०५। 


5५) -सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि इंन्द्रिय-दमनके लिए दूध छोडता चाहिए। इन्हीं दिनो मेरे पास कलकत्तेसे कुछ 
साहित्य आया, जिसमे गाय-मैसपर सालो द्वारा किये जानेवाले कर अत्याचारोकी 
कथा थी। इस साहित्यका मुझपर चमत्कारी प्रभाव पडा। मैने इस सम्बन्धमें श्री 
कैलेनबैकसे चर्चा की। 

यद्यपि श्री कैलेनबैकका परिचय में सत्याग्रहके इतिहासमे दे चुका हूँ, और पिछले 
एक प्रकरणमें भी उनका थोडा उल्लेख कर चुका हूँ, तो भी यहाँ दो शब्द अधिक 
कहनेकी आवश्यकता है। उनसे मेरी मेट अवायास ही हुईं थी! वे श्री खानके मित्र 
थे। श्री खानने उनके अन्तरकी गहराईमे वैराग्य-वृत्तिका दर्शत्‌ किया था और भेरा 
ख्याल है कि इसी कारण उन्होने मेरी पहचान उनसे कराई थी। 

जिस समय पहचान हुई, उस समय उनके तरह-तरहके शौकोसे और खर्चीलिपनसे 
मैं चौका था। पर पहले ही परिचयमें उन्होने मुझसे घर्म-विषयक प्रश्त किये। इस 
चर्चामे अतायास ही बुद्ध भगवान्‌के त्यागकी बात निकलछी। इस प्रसंगके बाद हमारा 
सम्पर्क बढ़ता चला गया। वह इस हंदतक बढा कि उन्होने अपने मनमे यह निरचय 
कर लिया कि जो काम में करूँ वह उन्हे भी करना चाहिए। 

वे बिलकुल अकेले थे। मकान-किरायेके अलावा हर महीने लगभग बारह 
सौ रुपये वे अपने-आपपर खर्च कर डालते थे। आखिर इसमें से इतनी सादगीपर 
पहुँच गये कि एक समय उनका मासिक खर्च घठकर १२० रुपये पर जा टिका | 
भेरे अपनी घर-गृहस्थीको तोड़ देनेके बाद और पहली जेल-यात्राके परचात्‌ हम दोनो 
साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनोका जीवन अपेक्षाकृत अधिक कठोर था। 

जिन दिनो हम साथ रहते थे, उन्हीं दिनो दृध-सम्बन्धी उक्त चर्चा हुई थी। 
श्री कैलेनवैकने सलाह दी: “दूधके दोषोकी चर्चा तो हम प्राय. करते ही है। तो 
फिर हम वृष छोड क्यो न दे? उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। उनकी दस 
रायसे मुझे सानन्‍द आइचयें हुआ। मैने इस सलाहका स्वागत किया और हम दोनोने 
उसी क्षण टॉल्स्टॉय फार्मपर' दूधका त्याग किया। यह घटना सन्‌ १९१२म घटी । 

इतने त्यागसे हमें शान्ति ने हुई। दूध छोडनेके कुछ ही समय बाद केवल 
फलाहारके प्रयोगका भी हमने तिशचय किया। फलाहारमे भी जो सस्तेसे-सस्ते फल 
मिले, उनसे ही अपना निर्वाह करनेका हमारा निरचय था। गरीब-से-गरीब आदमी 
जैसा जीवन विताता है, वैसा ही जीवन बितानेकी उमग हम दोनोकी थी | 

हमने फछाहारकी सुविधाका भी खूब अनुमव किया। फेलहारम अधिकतर 
चूल्हा जलानेकी आवश्यकता ही न होती थी। बिता सिकी मूँगफली, केले, खजूर, 
नीबू और जैतूमका तेल--यह हमारा साधारण आहार बन गया | न 

ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखनेवालोको यहाँ एक चेतावनी देनेकी आवे- 
क््यकता है। यद्यपि मैने ब्रह्मचर्मके साथ आहार और, उपवासका निकट सम्बन्ध सूचित 


१. सत्पाम्रहिर्षोकि निवासके छिए ३०-७-१९१० को क्षैडेनवैंक द्वारा जोद्यानिसवर्रके पासके लगभग 
११०० एकड़ वोमीनपर बना था। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २५३ 


किया है, तो भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार मनपर है)! मैला मन 
उपवाससे शुद्ध नहीं होता। आहारका उसपर प्रभाव नहीं पडता। मनका मल तो 
विचारसे, ईश्वरके ध्यानसे और आखिर ईइंवरी प्रसादसे हो छूटता है। किन्तु मनका 
शरीरके साथ निकट सम्बन्ध है और विकारयुकत मन विकारयुक्त आहारकी खोजमे 
रहता है। विकारी मन्र अनेक प्रकारके स्वादों और भोगोकी तलाशमे रहता है और 
बादमें उन आहारो तथा भोगोका प्रमाव मनपर पड़ता है। अतएवं उस हृदतक 
आहारपर अकुश रखनेकी और निराहारी रहनेकी आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती 
है। विकारप्रस्त मत शरीर और इन्द्रियोकों अकुशमें रखनेके बदले शरीरके और 
इन्द्रियोफे अधीन होकर चलता है, इस कारण भी शरीरके लिए शुद्ध और कम- 
से-कम विकारों आहारकी मर्यादाकी और प्रसगोपात्त निराहारकी-- उपवासकी -- 
आवश्यकता रहती है। 

अतएवं जो यह कहते हैं कि सयमीके लिए आहारकी भर्यादाकी अथवा उपवास- 
की आवश्यकता नही है, वे उतने ही गलतीपर हैं, जितने आहार तथा उपवासको 
सर्वस्व माननेवाले । मेरा अनुभव तो मुझे यह सिखाता हैं कि जिसका मन सयमकी 
ओर बढ रहा है, उसके लिए आहारकी मर्यादा और उपवास वहुत मदद करनेवाले 
है। इतकी सहायताके विना मनकी निरविकारता असम्भव प्रतीत होती है। 


३१. उपवास 


जिन दिनो मैने दूध और अनाज छोडकर फलाहारका प्रयोग शुरू किया, उन्हीं 
दिनो सयमके हेतुसे उपवास भी शुरू किये। श्री कैलेतवैक इसमे भी मेरे साथ हो 
गये। पहले में उपवास केवल आरोग्यकी दृष्टिसि करता था। एक मित्रकी प्रेरणासे 
मैने यह समझा कि देह-दमनके लिए उपवासकी आवश्यकता है। 

चूंकि मैं वैष्णव कुटुम्बमे पैदा हुआ था और चूंकि माताजी कठिन ब्रतोका 
पालन करनेवाली थी, इसलिए देशमे एकादशी आदि ब्रत मैने किये थे। किन्तु वे 
देखा-देखी अथवा माता-पिताकों प्रसन्न करनेके विचारसे किये थे। 

ऐसे व्रतोंसे कोई छाम होता है, इसे न तो में उस समय समझा था, न मानता 
ही था। किस्तु उक्त मित्रको उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य-त्रतकों सहारा 
पहुँचानेके विचारसे मैने उनका अनुकरण करना शुरू किया और एकादशीके दिन 
उपवास रखनेका निरुचय किया। साधारणत. लोग एकादशीके दिन दूध और फल 
खाकर समझते है कि उन्होने एकादशी की है। पर फलाहारी उपवास तो अब में 
रोज ही करते लग गया था। इसलिए मैने पानी पीनेकी छूट रखकर पूरे. उपवास 
शुरू किये। 

उपवासकै प्रयोगोके आरम्मिक दिनोमे श्रावगका महीना पडता था। उस साहू 
रमजान और श्रावग दोनो एकसाथ पडे थे। गाधी-कुटुम्बमें वेष्णव ब्ृतोके साथ शैंव 
ब्रत भी पाले जाते थे। कुटुम्वके छोग वैष्णव देवालयोकी भाँति ही शिवालयोमे भी 


२५४ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


जाते थे। श्रावण महोनेका प्रदोष-ब्रत कुटुम्बर्में कोई न कोई प्रतिवर्ष करता ही था। 
इसलिए इस श्रावण मासका ज्त सैने रखता चाहा। 
हर इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका प्रारम्भ टॉल्स्टॉय आश्रममे हुआ था। वहाँ सत्याग्रही 
केदियोके कुटुम्बोकी देखरेख करते हुए कलेनबेक और मै दोनो रहते थे। उनमे बालक 
और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलता था। इन नौजवानोमे चार-पाँच 
मुसलमान थे। इस्छासके नियमोका पालन करनेसे में उनकी मदद करता था और 
उन्हें बढादा देता था। नमाज वगैराकी सहुलियत कर देता था। आश्रममे पारसी 
और ईसाई भो थे। इन सबको अपने-अपने धर्मके अनुसार चलनेके लिए प्रोत्साहित 
करनेका आश्रममे नियम था। 

अतएवं मुसलमान नौजवानोंको मैने रोजे रखनेके लिए उत्साहित किया। मुझे 
तो प्रदोष-त्रत करवा ही था। किन्तु मैंने हिन्दुओ, परसियो और ईसाइयोको भी 
मुसलमान सौजवानोका साथ देनेकी सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि संयममे सबके 
साथ सहयोग करना स्तुत्य है। बहुतेरे आश्रमवासियोे मेरी बात मात ली। हिन्दू 
और पारसी मुसलमान साथियोंका पूरा-पयूरा अनुकरण नहीं करते थे, करना आवश्यक 
मीन था। मुसलमान सूरज डूबनेकी राह देखते, जब कि दूसरे उससे पहले खा लिया 
करते थे, जिससे वे मुसलूमानोंकों परोस सके और उनके लिए विशेष वस्तुएँ तैयार 
कर सकें । इसके सिवा, मुसलमान जो सहरी' करते थे, उत्तम दूसरोके सम्मिलित 
होनेकी आवश्यकता न थी। और मुसलमान दिनमें पानी भी न पीते थे, जब कि 
दूसरे छोग छटसे पानी पीते थे। 

इस प्रयोगका एक परिणाम यह हुआ कि उपवास और एकाशनका महत्व सब 
समझने लगे। एक-हूसरेके प्रति उदारता और प्रेमभावमे वृद्धि हुई। 

आश्रममे अन्नाहारका तियम था। यह तन्तियम मेरी भावताके कारण स्वीकार 
किया गया था, यह बात मुझे यहाँ आमभारघपूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। रोजेके 
दिलोमे मुसलूमान्तोंको मांसका त्याग कठिन प्रतीत हुआ होगा, पर नवयुवकोमे से किसीने 
मुझे उसका पता नहीं चलने दिया। वे आवन्द और रपूर्वक अन्नाहार करते थे। 
हिन्दू बालक आश्रममे अशोभनोय न छंगनेवाला स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए तैयार 
करते थें। 

अपने उपवासका वर्णन करते हुए यह विषयाच्तर मैने जान-बूझकर किया है, 
क्योंकि इस सथुर प्रसंगका वर्णन में दूसरी जगह नहीं कर सकता था। और, इस 
विषयान्तरके साथ मैचे अपनी एक-आदतकी भी चर्चा कर ली है। अपने विचारमे 
सै जो अच्छा काम करता हूँ, उसमे अपने साथ रहनेवालोको सम्मिलित करनेका 
प्रयत्न में हमेशा करता हूँ। उपवास और एकाशनके प्रयोग तये थे, पर प्रदोष और 
रमजानके बहाने सैनें सबको इसमे फाँद लिया। 

इस प्रकार सहज ही आश्रमर्म संयसमका वातावरण बढ़ा! दूसरे उपवासो और 
एकाशनोमे भो आश्रमवासी सम्मिलित होने छगे। और, में मानता हूँ कि इसका 


३१. वह हलका सोजन, जो रमजानके दिलोंमें रोजा रखनेवाढे मुसलमान कुछ रात रहते कर छेते है। 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २५५ 


परिणाम शुभ निकला। सबके हृदयोपर संयमका कितना प्रभाव पडा, सबके विषयोको 
संयत करनेमे उपवास आदिने कितना हाथ बेठाया, यह सै निशचयपूर्वक नहीं कह 
सकता। पर मेरा अनुमव यह है कि उपवास आदिसे मुझपर तो आरोग्य और विषय- 
नियमनकी दृष्टिसे बहुत अच्छा प्रभाव पडा। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि उपवास 
आदिसे सबपर इस तरहका प्रभाव पडेगा ही, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नही है। 
इन्द्रिय-दमनके हेतुसे किये गये उपवाससे ही विषयोको सयत करनेका परिणाम 
निकर सकता है। कुछ मित्रोका यह अनुभव भी है कि उपवासकी समाप्तिपर 
विवयेच्छा और स्वाद तीत्र हो जाते है। मतलूव यह कि उपवासके दिनोमे विषयको 
सयत करने और स्वादकों जीतनेकी सतत भावना रहनेपर ही उसका शुभ परिणाम 
निकर सकता है। यह मानना निरा भ्रम है कि बिना किसी हेतुके और वेमन किये 
जानेवाले शारीरिक उपवासका स्व॒ृतन्त्र परिणाम विषय-वासनाकों सबत करनेमे आयेगा ! 
गीताजीके दूसरे अध्यायका यह इलोक यहाँ वहुतत विचारणीय है. 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्थ देहिन:। 
रसवर्ज रसोछ्त्यस्थ पर॑ दृष्ट्वा निवतेते 0 
उपवासीके विषय (उपवासके दिनोमे) शान्त होते है, पर उसका रस नही जाता। 
रस तो ईइ्वर-दर्शनसे ही--ईइवर-प्रसादसे ही शान्त होता है। 
तात्पयं यह कि सयमीके मार्गमे उपवास आदि एक साधनके रूपमे है, किन्तु 
ये ही सव-कुछ नहीं हैं। और यदि शरीरके उपवासके साथ मनका उपवास न हो, 
तो उसकी परिणति दम्भमे होती है और वह हानिकारक सिद्ध होता है। 


३२. शिक्षकके रूपमें 


यदि पाठक यह याद रखेगे कि जो बात दक्षिण आफ़िकाके सत्याग्रहका इति- 
हास ' में नही आ सकी अथवा थोड़े हो अशमें आई है, वही इन प्रकरणोमे आ रही 
है, तो वे इन प्रकरणोके आसपासके सम्बन्धनो समझ सकेगे | 

टॉल्स्टॉय आश्रममें बाऊको और वालिकाओके लिए कुछ-व-कुछ शिक्षाका प्रबन्ध 
करना आवश्यक था। मेरे साथ हिन्दू, मुसऊमान, पारसोी और ईसाई नवयुवक थे 
और कुछ वालिकाएँ भी थी। खास इसी कामके लिए शिक्षक रखना असम्भव था, 
और मुझे अनावश्यक प्रतीत हुआ। असम्भव इसलिए था कि योग्य हिन्दुस्तानी शिक्षकोकी 
कमी थी; और उनके मिलनेपर भी बडी तनख्वाहके बिना डर्वनसे' इक्कीस मील 
दूर आता कौन? मेरे पास पैसोकी विपुलता न थी। वबाहरसे शिक्षक छात्रा मैने 
अनावश्यक माना, क्योकि शिक्षाकी प्रचलित पद्धति मुझे पसन्द न थी। सच्ची पद्धति 
क्या हो सकती है, इसका अनुभव में ले नहीं पाया था। इतना समझता था कि 
आदर्ण स्थितिमे सच्ची शिक्षा तो माँ-वापकी निगरानीमे ही हो सकती है। आदरशे 
स्थितिमें बाहरी मदद कमसे-कम होती चाहिए। सोचा यह था कि टॉल्स्टॉय आश्रम 
एक परिवार है और मैं उसमे एक पिताकी जगह हूँ, इसलिए इन तवयुवकोके निर्माणकी 
जिम्मेदारी मुझे यथाशक्ति उठानी चाहिए। 


२५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


.. इस कल्पनामें बहुत-से दोष तो थे ही। नवयुवक मेरे पास जम्मसे नहीं रहे 
थे। सब अलग-अलग वातावरणमें प्ले थे। सब एक घमर्मके भी नही थे। ऐसी स्थितिमे 
रहे हुए बाहको और बालिकाओका पिता बनकर भी में उनके साथ न्याय कैसे कर 
सकता था ! 

किन्तु मैने हृदयकी शिक्षाकों अर्थात्‌ चरित्रके विकासको हमेशा पहला स्थान दिया 
है। और, यह सोचकर कि उसका परिचय तो किसी भी उम्रमे और कितने ही 
प्रकारके वातावरणमें पढे हुए वालको और बालिकाओका न्यूनाधिक प्रमाणमे कराया 
जा सकता है, इन बालको और वालिकाओके साथ मैं रात-दिन पिताकी तरह रहता 
था। मेने चरित्रकों उनकी शिक्षाकी बुनियाद माना था। यदि बूनियाद पक्की हो, 
तो अवसर मिलनेपर दूसरी बाते वारूक मदद लेकर या अपनी ताकतसे खुद जान- 
समझ सकते हैँ। 

फिर भी में समझता था कि थोडा-बहुत अक्षर-ज्ञान तो कराना ही चाहिए, 
इसलिए कक्षाएँ शुरू की और इस कायमे मेने श्री केलेनवेककी और प्रागजी देसाईकी 
सहायता ली। शारीरिक शिक्षाकी आवश्यकताकों में समझता था। यह शिक्षा उन्हे 
सहज ही मिल रही थी। आश्रममे नौकर तो थे ही नहीं। पाखाना-सफाईसे केकर 
रसोई बनाने तकके सारे काम आश्रमवाप्तियोंकों ही करने होते थे। वहाँ फलोके पेड 
बहुत थे। नई फसले भी वोनो थी। श्री कैछेतवैकको खेतीकां शौक था। वे स्वयं 
सरकारके आदर्श वगगीचोंमे जाकर थोड़े समयतक तालीम ले आयें थे। ऐसे छोटे- 
बडे सबको, जो रसोईके काममे रंगे न होते थे, रोज अमुक समयके लिए बगीचैमें 
काम करना हो पडता था। इसमें बडा हिस्सा वालकोका था। बड़े-बडे गड्ढे खोदना, 
पेड़ काटना, वोझ उठाकर के जाना आदि कामोमे उनके शरीर अच्छी तरह कसे जाते 
थे। इसमे उन्हे आनन्द आता था, और इसलिए दूसरी कसरत या खेल-कूदकी उन्हे 
जरूरत न रहतो थी। काम करनेमे कुछ विद्यार्थी अथवा कभी-कभी सब विद्यार्थी 
नखरे करते थे, आलस्य करते थे। अक्सर इन वातोकी ओरसे में आँख मीच लेता 
था। कभी-कभी उनसे सख्तीसें काम लेता था। में यह भी देखता था कि जब सस्ती 
करता था, तब उनका जी कामसे ऊब जाता था। फिर भी मुझे याद नही पडता कि 
वालकोने सख्तीका कभी विरोध किया हो। जब-जब मैं सख्ती करता, तव-तब उन्हें 
समझाता और उन्हीसे कबूल कराता था कि कामके समय खेलनेकी आदत अच्छी 
नहीं मानी जा सकती। वे उस समय तो समझ जाते, पर दूसरे ही क्षण मूल भी 
जाते। इस तरह हमारी गाडी चलती थी। किन्तु उनके शरीर मजबूत बनते जा रहे 
थे। आश्रममे वीमारी सुश्किलसे ही आती थी। कहना चाहिए कि इसमें जलवायुका 
और. अच्छे तथा नियमित आहारका भी बडा हाथ था। 

शारीरिक शिक्षाके सिलसिलेमे ही शारीरिक धन्धेकी शिक्षाका भी में उल्लेख कर 
दूँ। इरादा यह था कि सबको कोई-त-कोई उपयोगी धन्वा सिखाया जाये। इसके 
लिए श्री कैलेनबैक ट्रेपिस्ट मठमे चप्पल बनाना सीख आये। उनसे मैने सीखा और 
जो बालक इस घन्घेंको सीखनेके लिए तैयार हुए उन्हे मैने सिखाया। श्री कैलेनबेकको 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २५७ 


बढई कामका थोडा अनुभव था, और आश्रममे बढईका काम जाननवाला एक साथी 
था, इसलिए यह काम भी कुछ हृदतक बालकोकों सिखाया जाता था। रसोइयेका 
काम तो रूममभंग सभी बालक सीख गये थे। 

बालकोके लिए ये सारे काम नये थे। इन कामोको सीखनेकी बात तो उन्होने 
स्वप्तमें भी न सोची होगी। हिन्दुस्तानी वालक दक्षिण आफ्रिकामे जो-कुछ भी शिक्षा 
पाते थे, वह केवल प्राथमिक कितादबी-ज्ञानकी ही होती थी। 

टॉल्स्टॉय आश्रमसे शुरूसे' ही यह रिवाज डाला गया था कि जिस कामको हम 
शिक्षक न करे, वह वालकोसे न कराया जाये, और वालक जिस काममे लगे हो, 
उसमें उनके साथ उसी कामको करनेवाला एक शिक्षक हमेशा रहे | इसलिए बालूकोने 
जो-कुछ सीखा, उमगके साथ सीखा। 

चरित्र और किताबो-न्नानके विषयमे इसके आगे लिखूँगा। 


३३. पुस्तकोय-ज्ञान 


पिछले प्रकरणमे शारीरिक शिक्षण और उसके सिलसिलेमे थोडी दस्तकारी 
सिखानेका काम टॉल्स्टॉय आश्रममें किस प्रकार शुरू किया गया, इसे हम कुछ हद 
तक देख चुके है। यद्यपि यह काम मैं इस तरहसे तो कर ही न सका, जिससे मुझे 
सनन्‍्तोष हो, फिर भी उसमे थोडी-बहुत सफलता मिली थी। 

पर पुस्तकीय-ज्ञान देना कठिन मालूम हुआ | मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री 
न थी। स्वय मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय न था, न मुझमे उतनी योग्यता 
थी। दिन-मर शारीरिक काम करते-करते मैं थक् जाता था और जिस समय 
थोडा आराम करनेकी जरूरत होती, उसी समय पढाईके वर्ग लेने होते थे। अतएव 
मैं ताजा रहना तो दूर जैसे-तैसे जाग्रत रह पाता था। सुबहका समय खेतीमे और 
घरके काममे जाता था। इसलिए दुपहरको भोजनके बाद तुरन्त ही शाक्का काम शुरू 
होता था। इसके सिवा दूसरा कोई भी समय अनुकूल न था। 

पुस्तक-ज्ञानके लिए अधिकसे-अधिक तीन घटे रखे गये थे। कक्षामे हिन्दी, तमिल, 
गुजराती और उर्दू भाषाएँ सिखाई जाती थी। प्रत्येक बाकूकको उसकी मातृभाषाके 
द्वारा ही शिक्षा देनेका आग्रह था। अग्नरेजी भी सबको सिखाई जाती थी। इसके 
अतिरिक्त गुजरातके हिन्दू बालकोकों थोडा सस्कृतकता और सब बालकोको थोडा 
हिन्दीका परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अकगणित सभीकतो 
सिखाना था। यही पाठ्यक्रम था। 

तमिल और उर्दू सिखानेका काम मेरे जिम्मे था। तमिलका ज्ञान मैने स्टीमरोमे 
और जेलमे प्राप्त किया था। इसमे भी में पोष-कृत उत्तम पुस्तक  तमिल-स्वय-शिक्षक 
से आगे नहीं बढ सका था। उर्दू छिपिका ज्ञान भी उतना हो था, जितना स्टीमरमे 


१. जॉज उस्लो पोप-२ देखिए खण्ड ८ पृष्ठ १३१। 
३९-१७ 


२५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कक 33 के फारसी-अरबीके खास-खास शब्दोंका उतना ही ज्ञान था, जितना 
तु रचयसे प्राप्त कर सका था! संस्कृत जितनी हाईस्कूलमें सीखा 
था उतनी ही जानता था। गुजरातीका ज्ञान भी उतना ही था, जितना शाहामें 
मिला था। 

इतनी पूंजीसे मुझे अपना काम चछाना था और इसमे मेरे जो सहायक थे, 
वे मुझसे भी कम जाननेवाले थे। परल्तु देशी भाषाओंके प्रति मेरे प्रेमने, अपनी 
शिक्षण-शक्तिके विषयमें मेरी श्रद्धानें, विद्याथियोके अज्ञाननें और उससे भी अधिक 
उनकी उदारताते इस काममें मेरी सहायता की। 

तमिल विद्याथियोका जन्म दक्षिण आक्रिकार्में ही हुआ था, इसलिए वे तमिल 
बहुत कम जानते थे। लिपि तो उन्हें बिलकुल न आती थी। इसलिए में उन्हें छिपि 
तथा व्याकरणके मूल तत्त्व सिखाता था। यह सरक काम था। विद्यार्थी जानते थे 
कि तमिर बातचीतमें तो वे मुझे आसानीसे हरा सकते थे और जब केवल तमिल 
जाननेवाले ही मुझसे मिलने आते, तब वे मेरे दुमाषिएका काम करते थे। मेरी गाड़ी 
चली, क्योकि मैने विद्याथियोके सामने अपने अज्ञावको छिपानेका कभी प्रयत्न ही नहीं 
किया। हर बातमे जैसा मै था वैसा ही वे मुझे जानने छगे थे। इसके कारण पुस्तक- 
ज्ञानकी मारी कमी रहते हुए मी में उनके प्रेम और आदरसे कभी वचित न रहा। 
मुसलमान बालकोकों उर्दू सिखाना अपेक्षाइत अधिक सरल था। वे लिपि जानते थे। 
मेरा काम उसमें वाचतकी रुचि वढ़ानें और उनके अक्षर सुधारनेका ही था। 

मुख्यतः आश्रमके ये सब वालक निरक्षर थे और पाठलाढार्म कही पढ़े हुए 
न थे। मैने सिखाते-सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही हैं। ज्यादा 
काम तो उनका आलस्य छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़नेकी रुचि जगाने और उनकी पढाई 
प्र निगरानी रखनेका ही था। मुझे इतने कामसे सत्तोष रहता था। यही कारण है 
कि अलग-अलग उम्रके और अलरूग-अछूग विषयोवाले विद्याथियोंकी एक ही कमरेमे 
वैठाकर में उनसे काम ले सकता था। 

पाठ्य-पुस्तकोंकी जो पुकार जव-तब सुनाई पड़ती है, उसकी आवश्यकता मुझे 
कभी मालूम न हुईं। मुझे याद नहीं पड़ता कि जो पुस्तके हमारे पास थी उनका 
भी बहुत उपयोग किया गया हो। हंरएक बाककको वहुत-सी पुस्तकें दिलानेकी मैने 
जरूरत नही देखी। मेरा ख्याछ हैं कि शिक्षक ही विद्यार्थीकी पाद्यपुत्तक है । 
शिक्षकोंने पुस्तकोकी मददसे मुझे जो सिखाया था, वह मुझे बहुत ही कम याद रहा 
है। उन्होने अपने मूँहसे जो सिखाया था, उसका स्मरग आज भी बना हुआ है। 

बालक आँखोसे जितना ग्रहण करते हैँ, उसकी अपेक्षा कानोसे सुनी हुई बातको 
वे थोडे परिश्रमसे और बहुत अधिक मात्रामें ग्रहण कर सकते है। मुझे याद नहीं 
पड़ता कि मैं बाकूकोंको एक भी पुस्तक पूरी पढ़ा पाया था। पर अनेकानेक पुस्तकीमें से 
जितना कुछ मैं पचा पाया था उसे मैने अपनी भाषामें उनके सामने रखा था। मेँ 
मानता हूँ कि वह उन्हे आज भी याद होया। पढ़ाया हुआ याद रखनेमे उन्हें कष्ट 
होता था, जब कि मेरी कहीं हुई बातको वे उसी समय मुझे फिर सुना देते थे। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २५९ 


पढनेमं उनका जी ऊबता था। जब मैं थकावटके कारण या अन्य किसी कारणसे सुस्त 
और रुखा न होता, तब वे मेरी बात रस-ूर्वक कौर ध्यान-पूर्वक सुनते थे। उनके 
पूछे हुए प्रइ्वोका उत्तर देचेमे मुझे उनकी ग्रहण-शक्तिका अन्दाजा हो जाता था। 


३४, आत्मिक शिक्षा 


विद्याथियोके शरीर और मवको शिक्षित करनेकी अपेक्षा आत्माको शिक्षित 
करनेमे मुझे बहुत परिश्रम करता पडा। आत्माके विकासके लिए मैने धम्मग्रन्थोका 
बहुत कम सहारा लिया था। में मानता था कि विद्याथियोकों अपने-अपने घममंके मूल 
तत्व जानने चाहिए, अपने-अपने धर्मग्रन्योका साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए 
मेने ययाशक्ति इस बातकी व्यवस्था की थी कि उन्हे यह ज्ञान मिल सके। किन्तु 
उसे में बुद्धिकी शिक्षाका अग मानता हूँ। आत्माकी शिक्षा एक बिलकुछ भिन्न विभाग 
है। इसे में टॉल्स्टॉय आश्रमके बालकोकों सिखानेके पहले ही जान चुका था। आत्मा 
का विकास करनेका अर्थ है चरित्रका निर्माण करना, ईरवरका ज्ञान पाना, आत्मज्ञान 
प्राप्त करना। इस ज्ञानको प्राप्त करनेमें बालुकोको बहुत ज्यादा मददकी जरूरत 
होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा 
मेरा विदवांस था। 

मेने सुना है कि छोगोमे यह भ्रम फैछा हुआ हैं कि आत्मज्ञान चौथे अर्थात्‌ 
सन्‍्यास आश्रमयें प्राप्त होता है। लेकिन जो छोग इस अमूल्य वस्तुको चौथे आश्रम 
तक स्थगित रखते है, वे आत्मज्ञान नहीं बल्कि बृढापा और दयनीय बचपन पाकर 
पृथ्वीपर, भाररूप जीते है। इस प्रकारका अनुभव सर्वत्र पाया जाता है। सम्भव 
है कि सन्‌ १९११-१२ में में इन विचारोको इस भाषामें न रखता, पर मुझे यह 
अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे इसी प्रकारके विचार थे। 

आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाये ? में बारूकोसे मजन गवाता, उन्हें नीति 
की पुस्तके पढ़कर सुनाता, किन्तु इससे मुझे सन्‍्तोष न होता था। जैसे-जैसे मैं उनके 
सम्पर्कर्मं आता गया, मैने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही 
नहीं जा सकता। शरीरकी शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है 
और बृद्धिकी बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्माकी शिक्षा आत्मिक कसरत 
द्ारा ही दी जा सकती है। आत्माकी कसरत शिक्षकके आचरण द्वारा ही प्राप्त 
की जा सकती है। अतएवं युवक हाजिर हो चाहे व हो, शिक्षककों सावधान रहना 
चाहिए। 

लकारमें बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्योकी आत्माको 
हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्योको सच्चा बनानेका प्रयत्न 
करूँ, तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्योकों वीरता नहीं सिखा सकता। 
व्यभिचारी शिक्षक शिष्योंकी सबम किस प्रकार सिखायेगा? मैने देखा कि सुझे अपने 
पास रहनेवाले युवको और यूवतियोंके सम्मुख एक पदार्थ-पाठ बनकर रहना चाहिए। 


२६० सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मै यह समझा कि मुझे अपने लिए नही, 
बल्कि उनके लिए अच्छा वनना और रहना चाहिए। अतएवं कहा जा सकता है कि 
टॉल्स्टॉय आश्रमका मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियोंकी वदौछत था। 

आश्रममें एक युवक वहुत ऊवम मचाता था, झूठ बोलता था, किसीसे दवता 
नही था और दूसरोके साथ लड़ता-झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही 
ऊधम मचाया। में घबरा उठा। में विद्याथियोको कभी सजा न देता था। इस वार 
मुझे बहुत क्रोध हो आया। में उसके पास पहुँचा। समझानेपर वह किसी प्रकार 
समझता ही न था। उसने मुझे घोखा देनेका भी प्रयत्न किया | मैंने अपने पास पड़ा 
हुआ रूल उठाकर उसकी वाहपर दे मारा। मारते समय में काँप रहा था। इसे 
उसने देख लिया होगा। मेरी ओरसे ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थीकों इससे पहले नही 
हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे साफी माँगी। उसे डंडा रगा और चोट 
पहुँची, वह इससे नहीं रोया था। अगर वह मेरा मुकावछा करना चाहता, तो मुन्नसे 
निवेट सकनेकी गक्ति उसमे थी। उसकी उम्र कोई सतरह सालकी रही होगी। उसका 
गरीर सुगठित था। पर मेरे रूलमे उसे मेरे दुःखका दर्भन हो गया। इस घटनाके 
वाद उप्तने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया। हेकिन उसे रूल मारनेका पछत्तावा 
मेरे दिलमे आजतक वना हुआ है। मुझे मय है कि उसे मारकर मैने अपनी आत्मा 
का नहीं, वल्कि अपनो पश्चुताका ही दर्शन कराया था। 

में हमेशा बालकोकों मारपीट कर पढ़ानेका घिरोवी रहा हूँ। मुझे ऐसी यही एक 
घटना याद है कि जब मैने अपने छऊड़कोंमे से एकको पीटा था। रूलसे पीटनेमें 
मैने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय में आजतक नहीं कर सका हूँ। इस 
दण्डके औचित्यके विवयमें मुझे जका है, क्योकि उसमें क्रोच भरा था और दण्ड देनेकी 
भावना थी। यदि उसमे केवल मेरे दु.खका ही प्रदर्शन होता, तो मैं उस दण्डको 
उचित समझता। पर उसमे विद्यमान भावना मिश्रित थी। 

इस घटनाके वाद तो मैं विद्याथियॉको सुवारनेकी अधिक अच्छी रीति सीख 
गया। यदि इस कछाका उपयोग मैने उक्त अवसरपर किया होता, तो उसका कैसा 
परिणाम होता, यह में कह नहीं सकता। बहू युवक तो इस घटनाकों तुरच भूछ 
गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमे बहुत सुधार हो गया, पर उस घटनाने मुर्झ 
इस बातके लिए अधिक सोचनेकों विवश किया कि विद्यार्थकि प्रति शिक्षकका दया 
घर्मं है! 

उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, छेकिन मैंने फिर कमी दण्डवीतिका 
उपयोग नही किया। इस प्रकार आत्तमिक ज्ञान देनेके प्रयत्नमे मैं स्वयं आत्माके 
गृुणकोी अधिक समझने छगा। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २६१ 
३५, भल्े-बुरेका मिश्रण 


टॉल्स्टॉय आश्रममें श्री कैलेनवैकने मेरे सामने एक प्रइन खडा किया। इससे 
पूर्व मैने उसपर कभी विचार ही नहीं किया था। आश्रममें कुछ लडके बहुत ऊघमी 
और दुष्ट स्व्ावके थे। कुछ आवारा थे। मेरे तीन रूडके भी उन्हीके साथ रहते 
थे। उस तरह पछे हुए दूसरे भी बारूक थे। छेकिन श्री कलेनवैकका ध्यान तो 
इस ओर ही था कि वे आवारा युवक और मेरे लछडके एक-साथ कंसे रह सकते हे। 

एक दिन वे बोले. आपका यह तरीका मुझे जरा भी नहीं जँचता। 
इन छूडकोके साथ आप अपने लडकोको रखे, तो उसका एक ही परिणाम आ सकता 
है और वह यह कि इन आवारा लडकीकी छत उन्हें कगे। इससे वे बिगडेगे नही 
तो और क्या होगा ? ” 

मुझे इस समय यह तो याद नही है कि में क्षण-भर सोचमे पडा था या नही, 
पर अपना जवाब मुझे याद है। मेने कहा था 

“अपने लडकों और इन आवारा लडकोके बीच' में भेद कैसे कर सकता हूँ? 
इस समय तो में दोनोके लिए समान रूपसे जिम्मेदार हैं। ये नौजवान मेरे बुलाये 
यहाँ आये हैं। यदि में इन्हे पैसे दे दूँ, तो ये आज ही जोहानिसबर्ग जाकर वहाँ 
पहलेकी तरह फिर रहने लग जाये। यदि ये और इनके माता-पिता यह मानते हो 
कि यहाँ आकर इन्होने मुझपर मेहरवानी की है तो इसमे आश्चयें नहीं। यहाँ आनेसे 
इन्हे कष्ट उठाना पड रहा है, यह तो आप और मै दोनों देख रहे है। पर मेरा 
धर्म स्पष्ट है। मुझे इन्हे यही रखना चाहिए। अतएव मेरे लडके भी इनके साथ 
रहेगे। इसके सिवा, क्या मैं आजसे अपने लडकोको यह भेदभाव सिखाऊँ कि वे 
दूसरे कुछ लडकोक़ी अपेक्षा ऊँचे है ? उतके दिमागमे इस श्रकारके विचारको दूँसना ही 
उन्हे गलत रास्ते के जाने-जैसा है। आजकी स्थितिमे रहनेसे वे ठीक गढे जायेगे, अपने 
सारासारकी परीक्षा करने लगेगे। हम यह क्यो न माने कि यदि मेरे छड़कोमें सचमुच 
कोई गृण है, तो उलटे उन्हीकी छूत उनके साथियोकों छगेगी? कुछ भी हो, मुझे 
तो उन्हे यही रखना होगा। और यदि ऐसा करनेमे कोई खतरा हो भी, तो उसे 
उठाना होगा। 

श्री कैडेनवेकनोें सिर हिलाया। ॥॒ 

यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोगका परिणाम बुरा निकला । में यह 
नहीं मानता कि उससे मेरे छडकोका कोई नुकसात हुआ। उलट, मे यह देख सका 
कि उन्हे लाभ हुआ है। उनमे बडप्पनका कोई अश रहा हो, तो वह परी वरह 
निकल गया! वे सबके साथ घुलना-मिछना सीखे। उनकी कसौटी हुई। 

इस और ऐसे दूसरे अनुभवों परसे मेरा यह विचार बना है कि माता-पिताकी 
उचित देख-रेश्न हो, तो मले और*बुरे लडकोके साथ रहने और पढनेसे मलोकी कोई 

हानि नहीं होती। रखनेंसे 

ह इसका कोई निश्चय तो है ही नहीं कि अपने लडकोकों तिजोरीमे वन्द रखनेसे 
वे शुद्ध रहते है और बाहर निकालनेसे भ्रष्ट हो जाते है। हाँ, यह सच है कि जहाँ 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अनेक प्रकारके बालक और वालिकाएँ एक-साथ रहते और पढ़ते हैं, वहाँ माता- 
पिताकी और शिक्षकोक्ी कस्ोटी होती है, उन्हें सावधाद रहना पहता है । 


३६. प्रायश्चित्तके रूपमें उपवास 


बालकों और वालहिकाओंके उचित पालन-पोषण और शिक्षणमे क्रितनी और 
कसी कठिनाइयाँ आती है, मुझे इसका अनुभव दिन-दिन बढ़ता गया। गिक्षक और 
अभिमावकके नाते मुझे उनके हृदयमें प्रवेश करना था, उनके सुख-दु.खमें हाथ वेंटाना 
था, उनके जीवनकी गृत्यियाँ सुलझानी थी ओर उनकी उछलती जवानीकी तरंगोकों 
सीवे मार्गपर ले जाना था। 

कुछ जेलवासियोके रिहा होनेपर टॉल्स्टॉय आश्रमर्में थोडे ही छोग रह गये। 
इनमें मुख्यतः फीनिक्सवासी थे। इसलिए में आश्मकों फीनिक्स के गया। फौनिक्समें 
मेरी कडी परीक्षा हुई। 

टॉल्स्टॉय आश्रममें बचे हुए आश्रमवासियोंकों फीनिक्स छोडकर में जोहानिसवर्ग 
गया | वहाँ कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास दो व्यक्तियोंके भयंकर पतनके समा- 
चार पहुचे। सत्याग्रहकी महान लडाईमें कही भी निष्फलता-जैसी दिखाई पढती, तो 
उससे मुझे कोई आघात न पहुँचता था। पर इस घटनाने मुझ्नपर वज्ध प्रहार किया। 
में तिलमिला उठा। उसी दिन मैने फीनिक्सकी गाडी पकड़ी। श्री कैछेनबैकने मेरे 
साथ चलनेका आग्रह किया। वे मेरी करुणाजनक स्थितिको समझ चुके थे। मुझे अकेले 
जानें देतेकी उन्होंने साफ मनाहीं कर दी। पततके समाचार मुझे उन्हीके हारा 

मिले थे। 

रास्तेमें मैने अपना धर्म समझ लिया, अथवा यो कहिए कि समझ छलिया-सा 
मानकर मैंने अनुमव किया कि अपनी निगरानीमं रहनेवालोंके पतनके लिए अभिभावक 
अथवा शिक्षक न्यूनाधिक अंशर्में जरूर जिम्मेदार हैं। इस घटनतामें मुझे अपनी जिम्मे- 
दारी स्पष्ट जान पडी। मेरी पत्लीने मुझे साववान तो कर ही दिया था, किन्तु 
स्वमावसते विश्वासों होनेके कारण मैंने पत्नीकी चेतावनीपर ध्यान नहीं द्यिा्‌ | साथ 
ही, मुझे यह भी छगा कि इस पतनके लिए मैं प्रायश्चित्त करूँगा तभी ये पतित 
मेरा दुःख समझ सकेंगे और उससे उन्हें अपने दोपका भान होगा तथा उसकी 
गम्भीरताका कुछ अन्दाज वैठेगा ! अतएवं मैने सात दिनके उपवास और साढे चार 
महीतोके एकाशनका व्रत लिया। श्री कैलेलवैकने मुझे रोकनेका प्रयत्त किया, पर वह 
निष्फल रहा। आखिर उन्होंने प्रायश्वित्तके औचित्यकों माना, और खुदने मी मेरे 
साथ ब्रत रखनेका आग्रह किया। मैं उनके निर्मे प्रेमको रोक न सका। 

इस निदचयके वाद मैं तुरन्त ही हल्का हो गया, झान्त हुआ, दोषियोंके अति 
मेरे मनमें क्रोब ने रहा, उनके लिए मन करुणा ही व्च रही। इस अकार ट्रतम 
ही मनकों हलका करके मैं फीनिक्स पहुँचा। पूछताछ करके जो अधिक जानकारी 
लेती थी, सो ले छी। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २६३ 


यद्यपि मेरे उपवाससे सबको कष्ट तो हुआ, लेकित उसके कारण वातावरण 
शुद्ध बगा। सबको पाप करनेकी भयकरताका बोध हुआ और छात्र तथा छात्राओंके 
और मेरे वीचका सम्बन्ध अधिक दृढ़ और सरल बन गया। 

इस घटनाके फलस्वरूप ही कुछ समय बाद मुझे चौदह उपवास करनेका अवसर 
आय । मेरा यह विश्वास है कि उसका परिणाम अपेक्षासे कही अधिक अच्छा निकला 
था। 

इस घटना परसे में यह सिद्ध नहीं करना चाहता कि शिष्योके प्रत्येक दोषके 
लिए शिक्षकोको सदा उपवासादि करने ही चाहिए। पर मै मानता हूँ कि कुछ परि- 
स्थितियोमें इस प्रकारके प्रायरिचत्त-रूप उपवासकी गुजाइश जरूर है। किन्तु उसके 
लिए विवेक और अधिकार चाहिए। जहाँ शिक्षक और शिष्यके बीच शुद्ध प्रेम-बन्धन 
नही है, जहाँ शिक्षकको अपने शिष्यके दोषसे सच्चा आघात नही पहुँचता, जहाँ शिष्यके 
मनमें शिक्षकके प्रति आदर नही है, वहाँ उपवास निरथ्थक है और कदाचित्‌ हानिकारक 
भी हो सकता है! ऐसे उपवास या एकाशनके विषयमें किसीको शका चाहे हो, परन्तु 
इस विषयसे मुझे लेशमात्र भी शका तहीं कि शिक्षक शिष्यके दोषोके लिए कुछ 
अंशोतक जरूर जिम्मेदार है। 

सात उपवास और एकाशन हम दोनोमें से किसीके लिए कष्टकर नही हुए। इस 
बीच मेरा कोई भी काम बन्द या मन्द नही रहा। इस समयमें में केवल फलाहारी 
ही रहा था। उन दिनोतक में रामनामके चमत्कारकों पुरी तरह नहीं समझा था। 
इस कारण दुख सहन करनेकी शक्ति मुझमें कम थी। उपवासके दिनोमें जैसे बने 
वेंसे खूब पानी पीता चाहिए, इस बाह्य कलाकी मुझे जावकारी नही थी, इस कारण 
भी चौदह दिनोके उपवास कण्टग्रद सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त, पहले उपचास सुख- 
शान्तिपूर्देक हो जानेके कारण चौदह दिनोंके उपवासके दौरान मैने असावधानी की। 
पहलेके उपवासोमे में रोज कूनेका कठिस्तान करता था। चोदह दिनोके उपवासमे दो 
या तीव दिनके बाद मैने कटिस्तान बन्द कर दिया। पानीका स्वाद अच्छा नही 
लगता था और पाती पीनेपर जी मचलाता था, इससे पानी बहुत ही कम पीता था। 
फलत* मेरा गला सूखने लगा, में क्षीण होने लगा और अत्तिम दिनोमे तो मेरी 
आवाज बहुत धीमी हो गई थी। इतना होनेपर भी में रिखानेका आवश्यक काम 
करनेमें अन्तिम दिनतक समर्थ वना रहा, और रामायण इत्यादि अन्ततक सुनता रहा। 
कुछ आवश्यक प्रदतोके विषयमे सम्मति देनेका कार्ये भी मैं कर लेता था। 


३७. गोखलेसे मिलन 


दक्षिण आफ्रिकाके बहुत-से स्मरण अब' मुझे छोड़ने पड रहे है। 

जब सन्‌ १९१४ में सत्याग्रहकी लडाई समाप्त होनेपर मुझे गोखलेकी इच्छानुसार 
इग्लैड होते हुए हिन्दुस्तान पहुँचता था। इसलिए जुलाई महीनेमें कस्तूरबाई, कलेनबेक 
और मैं -- तीन व्यक्ति विलायतके लिए रवाना हुए। 


२. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ, ४००-१। 


२६४ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


सत्याग्रहकी लड़ाईके दिनोंमे मैने तीसरे दर्जन सफर करना शुरू किया था 
अतएव समुद्री यात्राके लिए भी तीसरे दर्जेका टिकट कटाया। किन्तु उस तीसरे दर्जेंगे 
और हमारे यहाँके तीसरे दर्जेमे बहुत अन्तर है। यहाँपर सोने-बैठनेकी जगह भी 
मुद्दिकलसे मिलती है। स्वच्छता तो रह ही कैसे सकती है? वहाँ तीसरे दर्जेमे स्थान 
काफी था और स्वच्छताकी भी अच्छी चिन्ता रखी जाती थी। कम्पनीने हमारे लिए 
और भी अधिक सुविधा कर दी थी। हमे कोई परेशानी न हो, इस हेतुसे एक पाखानेमे 
खास ताला डारूकर उसकी कुंजी हमें सौप दी गई थी, और चूँकि हम तीनो 
फलाहारी थे, इसलिए स्टीमरके खजाचीको आज्ञा दी गई थी कि वह हमारे लिए 
सूखे और ताजे फलोंका प्रवन्ध करे। साधारणतः तीसरे दर्जके यात्रियोकों फल कम 
ही दिये जाते हैँ; सूखा भेवा बिलकुल नहीं दिया जाता। इन सुविधाओके कारण 
समुद्री यात्राके हमारे अठारह दिन बडी शान्तिसे बीते । 

इस यात्राके अनेक संस्मरण उल्लेखनीय है। श्री कैलेनवैकको दूरबीनोका अच्छा 
शौक था। दो-एक कीमती दूरवीने उन्होंने अपने साथ रख ली थी। इस सम्बन्धमे 
हमारे बीच रोज चर्चा होती थी। मै उन्हे यह समझानेका प्रयत्न करता कि यह हमारे 
आदशेके और जिस सादगीतक हम पहुँचना चाहते है उसके अनुकूल नहीं है। एक 
दिन इसको लेकर हमारे बीच तीखी कहा-सुनी हो गई। हम दोनो अपने केबितकी 
खिड़कीके पास खड़े थे। 

मैने कहा, “हमारे बीच इस प्रकारके झगड़े हों, इससे अच्छा क्या यह न होगा 
कि हम इस दूरबीनको ही समुद्रमे फेक दे, और फिर इसकी कोई चर्चा ही न करे? ” 
से श्री कैलेनवैकने तुरन्त ही जवाब दिया, “हाँ, इस मनहूस चीजकों फेक ही 

| 47 

मैने कहा, “तो मैं फेकता हूँ। 

उन्होंने उतनी ही तत्परतासे उत्तर दिया, “ में सचमुच ही कह रहा हैँ, बेशक 
इसे फेक दो। 

मैने दूरवीन फेक दी। वह कोई सात पौडकी थी। लेकिन उसकी कीमत 
जितनी दामोमे थी उससे अधिक उसके प्रति रहे श्री कैलेनवैकके मोहमे थी। फिर 
भी उन्होंने इस सम्बन्धमे कभी दु.,खका अनुभव नहीं किया। 

उनके और मेरे वीच ऐसी कई बाते होती रहती थी। उनमें से एक यह बात 
बानगीके झूपसे मेने यहाँ दी है। 

हम दोनोंके आपसी सम्बन्धसे हमे प्रतिदिन नया सीखनेकी मिलता था, क्योकि 
दोनों सत्यका ही अनुसरण करके चलनेका प्रयत्न करते थे। सत्यका अनुसरण 
क्रोध, स्वार्थ, ढेष इत्यादि सहज ही शान्त हो जाते थे; शान्‍्त न होते तो सत्य ही 
मिलता था। राग-द्वेषादिसे मरा मनुष्य सरल चाहे हो छे, वाचिक सत्यका पालने 
चाहे वह कर छे, किन्तु शुद्ध सत्य तो उसे मिल ही नहीं सकता। झंडे सत्यकी शोध 
क्रनेका अर्थ है, राग-ेषादि इन्दोंसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त करना! 

जब हमने यात्रा शुरू की थी, तब मुझे उपवास समाप्त किये बहुत समय नहीं 
बीता था। मुझमें पूरी शक्ति नही आई थी। स्टीमरमे रोज डेकपर चलनेका व्यायाम 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २६५ 


करके मे पर्याप्त खाने और खाये हुएको हजम करनेका प्रयत्त करता था। लेकिन 
इन दिनो मेरे पैरोकी पिडलियोमे ज्यादा दर्द रहने छगा। विलायत पहुँचनेके बाद 
भी मेरी पीडा कम न हुई, बल्कि वढ गई। विछायतमे डा० जीवराज मेहतासे पहचान 
हो गई थी। उन्हे अपने उपवास और पिडलियोकी पीडाका इतिहास सुनानेपर उन्होने 
कहा, “ यदि आप कुछ दिनके लिए पूरा आराम न करेगें, तो सदाके लिए पैरोके 
वेकार हो जानेका डर है।” 

इसी समय मुझे पता चला कि हरूम्बे उपवास करनेवालेको जल्दी ही खोई हुई 
ताकत प्राप्त करने या बहुत खानेका छोम कभी न करना चाहिए। उपवास करनेकी 
अपेक्षा उपवास छोडनेमे अधिक साववान रहना पडता है, और शायद उसमे सयम 
भी अधिक रखना पडता है। 

मदीरामे हमे समाचार मिल्ले कि महायुद्ध छिडनेमे बहुत देर नही है। इग्लैडकी 
खाडीमें पहुँचते ही हमे लडाई छिड जानेके समाचार मिले और हमें रोक दिया गया। 
समुद्रमे जगह-जगह सुरंगे विछा दी गई थी। उनसे बचाकर हमे साउथेम्पटन पहुँचानेमे 
एक-दो दिनकी देर हो गई। 

४ अगस्तको युद्ध घोषित किया गया था और हम ६ अगस्तको विलायत 


पहुँचे थे। 


३८. लड़ाईमे हिस्सा 


विल्ञायत पहुँचनेपर पता चला कि गोखले तो पेरिसमें अठक गये है, पेरिसके 
साथ यातायातका सम्बन्ध ठूठ गया है और कहना मुश्किल है कि वे कबतक 
आयेगे। गोखले अपने स्वास्थ्यके कारण फ्रास गये थे, परन्तु लडाईकी वजहसे वहाँ 
फेस गये। उनसे मिले बिना मुशे देश नहीं जाना था, और कोई कह नहीं सकता 
था कि वे कब आ सकेगे। 

इस बीच क्या किया जाये? लडाईके वारेमे मेरा घम्म क्या है? जेलके मेरे 
साथी और सत्याग्रही सोरावजी' अडाजानिया विछायतमे ही बेरिस्टरीका अभ्यास करते 
थे। अच्छेसे-अच्छे सत्याग्रहीके नाते सोरावजीको बैरिस्टरीकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए 
इग्लैड भेजा गया था। ख्याल यह था कि वहाँसे छौटनेपर वे दक्षिण आफ़िकामे 
मेरी जगह काम करेगे। उनका खर्च डा० प्राणजीवनदास मेहता देते थे। उनसे और 
उनके हारा डा० जीवराज भेहता इत्यादि जो लोग विलायतरसें पढ रहे थे, उनसे 
मैने विचार-विमर्श किया। विलायतमे रहनेवाले हिन्दुस्तानियोकी एक समा बुलाई और 
उसके सामने मैने अपने विचार रखे। 

मुझे लगा कि विलायतमे रहनेवाले हिन्दुस्तानियोको लडाईमे अपना हिस्सा अदा 
करना चाहिए। अग्नेज विद्याथियोनें लडाईमे सेवा करनेका अपना निश्चय घोषित 
किया था। हिन्दुस्तानियोकों भी इतना तो करना ही चाहिए था। इन दलीलछोके विरोधमे 
इस सभामे बहुत दलछीले दी गई। यह कहा गया कि हमारी और अग्नेजोकी स्थितिके 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बीच जमीन-आसमानका अन्तर है। एक गुराम है, दूसरा मालिक। ऐसी स्थितिमें 
मालिकके संकटमें गुलाम स्वेच्छासे उसकी सहायता किस प्रकार कर सकता है? क्‍या 
गुलामीसे छुटकारा चाहनेवाले गुलाभका धर्म यह नहीं है कि वह मालिकके संकटका 
उपयोग अपनी मुक्तिके लिए करे ? पर उस समय यह तक मेरे गले कैसे उतरता ? 
यद्यपि में दोनोंकी स्थितिके भेदकों समझ पा रहा था, फिर भी मुझे हमारी 
स्थिति बिलकुल गुलामीकी नहीं लगती थी। मेरा तो यह ख्याल था कि अंग्रेजोंकी 
शासन-पद्धतिमें जो दोष है, उससे अधिक दोष है अंग्रेज अधिकारियोंमें। उस दोषकों 
हम प्रेमसे दूर कर सकते हैं। यदि हम अंग्रेजोंके द्वारा और उनकी सहायतासे अपनी 
स्थिति सुधारना चाहते हैँ, तो हमें उनके संकटके समय उनकी सहायता करके अपनी 
स्थिति सुधारनी चाहिए। उनकी शासन-पद्धति दोषपूर्ण होते हुए भी मुझे उस समय 
वह उतनी असह्य नहीं मालम होती थी, जितनी आज मालम होती है। किन्तु जिस _ 
प्रकार आज उस पद्धतिपर से मेरा विश्वास उठ गया है और इस कारण में आज 
अंग्रेजी राज्यकी मदद नहीं करता, उसी प्रकार जिनका विश्वास शासन-पद्धतिपर से 
ही नहीं, बल्कि अंग्रेज अधिकारियोंपर से भी उठ चुका था, वे उस समय क्योंकर 
उनकी मदद करनेको तैयार होते ? 

उन्हें लगा कि यहीं अवसर है, जब जनताकी माँगको दृढ़ता-पूर्वक प्रकट करना 
चाहिए और शासन-पद्धतिमें सुधार करा लेनेका आग्रह रखना चाहिए। 

मैंने अंग्रेजोंकी इस आपत्तिके समय अपनी माँगें पेश करना ठीक न समझा 
और लड़ाईके समय अधिकारोंकी माँगकों मुलतवी रखनेके संयमर्में सभ्यता और दूर- 
दृष्टिका दर्शत किया। इसलिए मैं अपनी सलाहपर दृढ़ रहा, और मैने लोगोंसे 
कहा कि जिन्हें स्वयंसेवकोंकी भरतीमें नाम छिखाने हों वे लिखायें। काफी संख्यामें 
नाम लिखाये गये। उनमें लगभग सभी प्रान्तों और सभी घर्मोके छोगोंके नाम थे। 

मैंने इस विषयमें छॉर्ड क्र को पत्र लिखा और हिन्दुस्तानियोंकी माँगकों स्वीकार 
करनेके लिए घायल सैनिकोंकी सेवाकी तालीम लेना आवश्यक माना जाये, तो बसी 
तालीम लेनेकी इच्छा और तैयारी प्रकट की।' 

थोड़े विचार-विभर्शके बाद लॉ क्‌ ने हिन्दुस्तानियोंकी माँग स्वीकार कर डी, 
और संकटके समयमें साम्राज्यकी सहायता करनेकों तैयारी दिखानेके लिए आभार 
प्रदर्शित किया । 

नाम देनेवालोंने प्रेसिद्ध डॉ० केंटलीके' अधीन घायलोंकी सेवा-शुअषा करनेकी 
प्राथमिक तालीमका श्रीगणेश किया। छः हफ्तोंका छोटा-सा प्रशिक्षण-क्रम था, पर 
उसमें घायलोंको प्राथमिक सहायता देनेकी सब क्रियाएँ सिखाई जाती थीं। 

हम लगभग ८० व्यक्ति इस विशेष वर्गमें भरती हुए। छः हफ्तेके बाद परीक्षा 
ली गई, जिसमें एक ही व्यक्ति असफल हुआ। जो पास हो गये, उनके छिए अब 


१, देखिए- खण्ड "१२, पृष्ठ ५१८-। 
२, पेखिए खण्ड १२, "पृष्ठ ७५१९। 
३. रेडक्रॉसके एक अधिकारी। 


सत्यके' प्रयोग अथवा आत्मकथा २६७ 


सरकारकी ओरसे कवायद वगेरा सिखानेका प्रबन्ध किया गया। कवायद सिखातेका 
काम करने बेकरकों सौपा गया और वे इस टुकडीके सरदार नियुक्त किये गये। 

उन दितो विछायतका दृश्य देखने योग्य था। लोग घवराये नही थे, वल्कि सब 
लड़ाईमे यथाशक्ति सहायता करनेमें जुट गये थे। शक्ति-शाल्ली नवयुवक तो लडाईकी 
ट्रेनिंग लेने लगे, पर कमजोर, बूढे और स्त्रियाँ आदि क्या करे? चाहनेपर उनके 
लिए भी काम तो था ही। वे लडाईमें घायल हुए छोगोके लिए कपडे वगरा सीने- 
काटनेमें जुट गये। 

वहाँ स्त्रियोका (लाइसियम ” नामक एक क्लब है। इस क्लबकी सदस्याओचे 
युद्धविभागके लिए आवश्यक कपडोमें से जितने कपडे बनाये जा सके उतने बनानेका 
बोझ अपने ऊपर लिया। सरोजिनीदेवी उसकी सदस्या थी। उन्होने इस काममे 
पुरा हिस्सा लिया। मेरे साथ उनका यह पहला ही परिचय था। उन्होने मेरे सामने 
व्योते हुए कपडोका ढेर छगा दिया और कहा कि जितने सिल सके उतने सी-सिलाकर 
उनके हवाले कर दिये जाये। मैने उनकी इच्छाका स्वागत किया और घायछोकी सेवा 
प्रशिक्षणकालमे जितने कपडे तैयार हो सके उतने तैयार करवा कर उन्हे दे दिये। 


३९, धर्मकी समस्या 


ज्यो ही यह खबर दक्षिण आफ़िका पहुँची कि हममें से कुछने इकट्ठा होकर 
युद्धमें काम करनेंके लिए अपने ताम सरकारके पास भेजे हैं, त्यो ही मेरे नाम वहाँ 
से दो तार आये। उनमें एक पोलकका था। उसमें पूछा गया था: / क्या आपका 
यह कार्य अहिसाके आपके सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है? ” 

मेरे लिए ऐसा तार विलकुरू ही अप्रत्याशित नही था। क्योकि हिन्द 
स्वराज्य ' * में मैंने इस विषयकी चर्चा की थी और दक्षिण आफिकामे मित्रोके साथ तो 
इसकी चर्चा निरन्तर होती ही रहती थी। युद्धकी अनीतिको हम सब स्वीकार करते 
थे । जब मैं अपने पर हमला करनेवाले पर मुकदमा चलानेकों तैयार न था, तो दो 
राज्योके बीच छिड़ी हुई छडाईमें, जिसके गुण-दोषका मुझे पता न था, मैं किस प्रकार 
सम्मिलित हो सकता था? यद्यपि मित्र जानते थे कि मैने बोअर-युद्धमे हाथ बेटाया था, 
फिर भी उन्होंने मान लिया था कि उसके बाद भेरे विंचारोमे परिवर्तन हुआ होगा। 

असलमे जिस विचारधाराकों मानकर मैं बोअस्-युद्धमें सम्मिलित हुआ था, इस 
वार. भी मैने उसीके अनुसार आचरण किया था। मै इस बातकों भली-भाँति समझत्ता 
था कि युद्धमें सम्मिलित होनेका अहिंसाके साथ कोई मेर नहीं बैठ सकता। किस्तु 
कत्तेव्यका बोच हमेशा दीपककी माँति स्पष्ट नही होता | सत्यके पुजारीकों बहुत बार 
ठोकरे खानी पड़ती है। 


१, गाधीजीने मगतलछाछ गांधी भौर प्रागजी देसाईको भपने लन्दनले लिखे गये पत्नोमें युद्धके प्रति 
अपना दृष्टिकोण समझाया था; देखिए खण्ड १२, ९४ ५२३ और ७५४५-४७ । 
२. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ७-६९ | 


२६८ सम्पूर्ण गाघी बाइमय 


,. अहिसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसाकी होलीके बीच घिरे हुए पामर प्राणी 
हं। यह वाक्य गलत नहीं है कि 'जीव जीवपर जीता है।' मनुष्य एक क्षणके लिए 
भी बाह्य हिंसाके बिता जी नही सकता। खाते-पीते, उठते-बैठते सभी क्रियाओमे इच्छा- 
अनिच्छासे वह कुछ-त-कुछ हिंसा तो करता ही रहता है। यदि इस हिसासे छूटनेके 
लिए बहू पूरा प्रयत्त करता है, उसकी मावनामे अनुकम्पा ही होती है, यदि वह 
सुक्ष्मसे-पूक्ष्म जन्तुका भी नाश नहीं चाहता और यथाझ्क्ति उसे बचानेका प्रयत्न करता 
है, तो वह अहिसाका पुजारी है। उसके कार्योमें निरत्तर संयमकी वृद्धि होगी, उसमे 
निरन्तर करुणा बढ़ती रहेगी! किन्तु कोई देहवारी वाह्म हिसासे सर्वथा मुक्त नहीं 
हो सकता | 

फिर, अहिसाकी तहमे ही अद्वेत-मावना निहित है। और यदि प्राणिमात्रमे अभेद 
है, तो एकके पापका प्रभाव दूसरेपर पडता है, इस कारण भी भनुष्य हिसासे बिलकुल 
अछूता नहीं रह सकता। समाजमे रहनेवाला मनुष्य समाजकी हिंसामे, अनिच्छासे ही 
क्यों न हो, साझेदार बनता है। दो राष्ट्रोके बीच युद्ध छिड़नेपर अहिंसामे विश्वास 
रखनेवाले व्यक्तिका धर्म है कि वह उस युद्धको रोके। जो इस धर्मका पालत ने 
कर सके, जिसमें विरोध करनेकी शक्ति न हो, जिसे विरोध करनेका अधिकार 
प्राप्त न हुआ हो, वह युद्ध-कायेमे सम्मिलित हो, और सम्मिलित होकर भी उसमे से 
अपनेको, अपने देशकों और सारे ससारको उबारनेका हादिक प्रयत्न करे। 

मुझे अंग्रेजी राज्यके द्वारा अपनी अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी स्थिति सुधारनी थी। 
में विलायतमे बैठा हुआ अंग्रेजोके जगी वेड़ेसे सुरक्षित था। उस वलका इस प्रकार 
लाभ उठाकर में उसम विद्यमान हिंसामे प्रत्यक्ष साझेदार बनता था। अतएवं यदि 
आखिरकार मुझे उस राज्यके साथ व्यवहार बनाये रखना हो, उस राज्यके झंडेके 
नीचे रहना हो, तो या तो मुझें प्रकट रूपसे युद्धका विरोध करके सत्याग्रहके शास्त्रके 
अनुसार उसका उस समयतक बहिष्कार करता चाहिए, जब तक उस राज्यकी युद्ध- 
नीतिमें परिवर्तत न हो; अथवा उसके जो कानून भग करने योग्य हो उत्तको सवितय 
भग कर जेलकी राह पकड़तो चाहिए, अथवा उसके युद्धकार्यमे सम्मिल्ति होकर 
उसका मुकाबला करनेकी शक्ति और अधिकार प्राप्त करना चाहिए। मुझमें ऐसी 
शक्ति नहीं थी। इसलिए मैने मात्रा कि मेरे पास युद्धमे सम्मिलित होनेका ही 
मार्ग बचा था। 

मैने वन्दृूकधारी और उसकी मदद करनेवाऊेमे अहिंसाकी दृष्टिसे कोई भेद 
नही माना। जो मनृष्य लुटेरोकी टोलीमे उनकी आवद्यक सेवा करने, उनका बोझ 
ढोने, छूटके समय पहरा देने तथा घायल होनेपर उनकी सेवा करनेमे सम्मिलित 
होता है, वह छूटके सम्बन्धम लुटेरोके समाव ही जिम्मेदार है। इसतरह सोचनेपर 
फौजमें केवल घायलछोकी ही सार-सँसाल करनेके काममें लगा हुआ व्यक्ति भी युद्धके 
दोषोंसे मुक्त नहीं हो सकता । 

पोलकका तार मिलनेसे पहले ही मैने यह सब सोच लिया था। उनका ता; 
मिलनेपर मैने कुछ मित्रोसे उसकी चर्चा की। युद्धमें सम्मिलित होता मेने धर्म 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २६९ 


माना; और आज भी इस भ्रइनपर सोचता हूँ, तो मुझे उपर्युकत विचारधारामे कोई 
दोष नजर नहीं आता। ब्रिटिश साम्राज्यके विषयमे उस समय मेरे जो विचार थे, 
उनके अतुसार मैने युद्धकार्यमे हिस्सा लिया था। अतएव मुझे उसका पद्चात्ताप भी 
नहीं है। 

में जानता हूँ कि अपने उपर्युक्त विचारोका औचित्य मैं उस समय भी सब 
मित्रोके सामने सिद्ध नही कर सका था। प्रइन सूक्ष्म है। उसमे मतमेदकी गृजाइश 
है। इसोलिए अहिता-धघर्मके माननेबवालों और सूक्ष्म रीतिसे उसका पालन करनेवालोके 
सम्मुख ययासम्भव स्पष्टतासे मैने अपनो राय प्रकट की है। सत्यका आग्रही रूढिसे 
चिपटकर ही कोई काम न करे। वह अपने विचारोपर हृठपूर्वेंक डटा न रहे, हमेशा 
यह मानकर चले कि उनमें दोप हो सकता है, और जब दोषका ज्ञान हो जाये, तब 
भारीसे-मारी जोखिमोको उठाकर भी उसे स्वीकार करे और प्रायद्चित्त भी करे। 


४०, छोटा-सा सत्याग्रह 


इस प्रकार धर्म समझकर में युद्धमे सम्मिलित तो हुआ। पर मेरे नसीबमे उसमें 
सोधें हाथ वेंटाना नहीं आया, इतना ही नहीं बल्कि ऐसे नाजुक समयमें सत्याग्रह 
करनेकी भी नोवबत आ गईं। 

मैं लिख चुका हूँ कि जब हमारे नाम मजूर हुए और रजिस्टरमे दर्ज किये 
गये, तो हमे पूरी कवायद सिखानेके लिए एक अधिकारी” नियुकत किया गया। हम 
सबका ख्याल यह था कि ये अधिकारी युद्धकी ताछीम देनेके लिए हमारे मुखिया थे, 
वाकी सब मामलोम दलका मुखिया में था। में अपने साथियोके प्रति जिम्मेदार था 
और साथी मेरे प्रति, अर्थात्‌ हमारा ख्याल यह था कि अधिकारीकों सारा काम 
मेरे द्वारा छेना चाहिए। पर पूतके पाँव पालनेमे नजर आते है, पहले ही दिनसे हमे 
उस अधिकारीकी दृष्टि कुछ और ही माछूम हुई। 

सोराबजी वडे होशियार थे । उन्होने मुझे साववान किया : “ भाई, ध्यान रखिए। 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये सज्जन यहाँ अपनी जहाँगीरी चलाना चाहते हैं। हमे 
उनके हुक्मकी जरूरत नहीं। हम उन्हे शिक्षक मानते हैं। पर मैं तो देखता हूँ कि 
ये जो नौजवान आये है, वे मानों हमपर हुक्म चलाने आये है।” 

ये नौजवान आकप्तफोडके विश्वार्थी थे और हमे सिखानेके लिए आये थे। बडे 
अधिकारीने उन्हे हमारे नायव-अधिकारीके रूपसे नियुक्त कर दिया था। 

में भी सोरसाबजीकी कही बात देख चुका था। मैने सोराबजीको सान्त्वना दी 
और, निश्चिन्त रहतेको कहा। पर सोराबजी एकाएक साननेवाले आदमी नही थे। 

उन्होने हँसते हुए कहा, “आप भोले है। ये छोग मीठी-मीठी बाते करके 

आपको ठगेगे और फिर जब आपकी आँख खुलेगी तब आप कहेंगे “ चलो, सत्याग्रह 
करे। और फिर आप हमे मुसीबतमे डाछेगे।” 


१, करने आर० जे० बेकर । 


२७० सस्पूर्ण गांधी वाड्मय 


मैंने जवाब दिया, “मेरा साथ करके सिवा मुसीबतके आपने किसी दिन और 
कुछ अनुभव भी किया है? और, सत्याग्रही तो ठगे जावेको ही जन्म छेता है न? 
अतएुव भले ही ये साहब मुझे ठगें, क्या मैने आपसे हजारो बार यह नहीं कह है 
कि अत्तमें तो ठगनेवाला ही ठगा जाता है? ” 

सोरावजी खिलखिल्‍ाकर हँस पड़े: “अच्छी बात है, तो ठगाते रहिए। किसी 
दिन सत्याग्रहमें आप भी मरेंगे और अपने पीछे हम जैसोकों भी छे डूबेंगे।” 

इन चब्दोंका स्मरण करते हुए मुझे स्व० कु० हॉब-हाउसके वे शब्द याद आ 
रहे हैँ, जो असहयोग आत्दोलनके अवसरपर उन्होने मुझे छिखे थे: “सत्यके लिए 
किसी दिन आपको फाँसीपर चढ़ना पड़े, तो मुझे आशचये न होगा। ईश्वर आपको 
सीधे ही रास्ते छे जाये और आपकी रक्षा करे! ” 

सोराबजीके साथ ऊपरकी यह चर्चा तो उक्त अधिकारीके पदारूढ होनेंके 
बादके आरस्मिक समयमे हुई थी। आरम्भ और अन्तके बीचका अन्तर कुछ ही 
दिनोंका था। किन्तु इसी असेंमें मेरी पसलियोमें सख्त सूजन आ गईं। चौदह दिनके 
उपवासके बाद मेरा शरीर पूरी तरह सेमल नही पाया था, पर कवायदमे में पूरी 
तरह हिस्सा छेने छगा था और प्रायः घरसे कवायदकी जगह तक पैदल जाता था। 
यह फासला दो मीलका तो जरूर था, और इसी सिलसिलेमें आखिर मुझे खटिया 
कपड़ लेनी पड़ी। अपनी इस स्थिति मुझे कैम्पमे जाना होता था। दूसरे छोग 
वहाँ रह जाते और में शामकों वापस घर लौठ आता। सत्याग्रहका प्रसग यहाँ खडा 
हो गया। क 

अधिकारीने अपना अधिकार चलाना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 
वे सब मामलोंमें हमारे मुखिया है। अपनी मुख्तारीके दो-चार पदार्थ-पाठ भी उन्होने 
हमें पढ़ा दिये। सोराबजी मेरे पास पहुँचे। वे इस जहाँगीरीको बरदाइत करनेके 
लिए तैयार न थे। उन्होंने कहा: “हमें सब हुक्म आपके द्वारा ही मिलने चाहिए। 
अभी तो हम लोग शिक्षण-शिविरमे है, और हर मामलेमें बेहूदे हुढ्म निकलते रहते 
हैं। उन नौजवानोंमें और हममें अनेक बातोर्मं भेद बरता जा रहा है। यह सब सह्य 
नही है। इसकी सफाई तुरन्त होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा काम चौपट हो 
जायेगा। ये सब विद्यार्थी और दूसरे लोग, जो इस काममें सम्मिलित हुए है, एक 
भी बेहदा हुक्‍्स बरदाइत करनेके लिए तैयार नही है। आत्म-सम्मानकी वृद्धिके लिए 
उठाये हुए काममें अपमान ही सहन करना पड़े, यह नहीं हो सकता। 

मैं अधिकारीके पास गया। अपने पास आई हुई सब शिकायतें मैने उन्हे सुनाई। 
उन्होंने सब शिकायतें एक पत्र द्वारा लिखित रूपमें देनेको कहा और साथ ही अपने 
अधिकारकी बाव कही। उन्होंने कहा, “शिकायत आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। 
शिकायत तो नायब-अधिकारियों हारा सीधी मेरे पास आनी चाहिए। 

मैने जवाबमें कहा, “मुझे अधिकार भोगनेकी छाऊसा नहीं है। सैनिक दृष्टिसे 
तो मैं साघारण सिपाही कहा जाऊँगा, पर हमारी टुकड़ीके मुखियाके नाते आपको 
मुझे उसका प्रतिनिधि मानना चाहिए।” मैने अपने पास आईं हुई शिकायतें भी 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २७१ 


बताई: “नायब-अधिकारी हमारी टुकड़ीसे पूछे बिता मियुक्‍तत किये गये हे, और 
उनके विषयमे बडा असन्तोष फेला हुआ है। अतएवं वे हटा दिये जायें ओर टुकडीकों 
अपने नायव-अधिकारी चुननेका अधिकार दिया जाये।” 

यह बात उनके गले नहीं उतरी। उन्होने मुझे बताया कि इन वायब-अधिकारियों 
को टुकडी चुने, यह बात ही सैनिक नियमके विरुद्ध है, और यदि वे हटा दिये जाये, 
तो अनुझासनका नाम-निशान भी ने रह जाये। 

हमने सभा की। सत्याग्रहके ग्रम्मीर परिणाम कह सुनाये। लगभग सभीने 
सत्याग्रहकी शपथ ली। हमारी समाते यह प्रस्ताव पास किया कि यदि वतंसान 
नायब अधिकारी हटायें न जायें और दलको नयें अधिकारी न चुनने दिये जाये, तो 
हमारी टुकडी कवायद ओर कैम्पमे जाना बन्द कर देगी। 

मैंने अधिकारीको एक पत्र लिखकर अपना तीज असन्तोष व्यक्त किया और 
बताया कि मुझे अधिकार नहीं भोगना है, मुझे तो सेवा करनी है, और यह काम 
सागोपाय पूरा करता है। मैने उन्हें यह भी बताया कि बोअर-युद्धमें मैने कोई 
अधिकार नहीं लिया था, फिर भी कर्नेल गेलवे ओर हमारी टुकडीके बीच कभी 
किसी तकरारकी नौवत नहीं आई थी, और वे अधिकारी मेरी टुकडीकी इच्छा मेरे 
द्वारा जानकर ही सारी बातें करते थे , अपने पत्रके साथ मैंते हमारी टुकडी द्वारा 
स्वीकृत एक प्रस्तावकी नकल भेजी। 

अधिकारीपर इसका कोई प्रभाव न पडा । उन्हे तो लगा कि हमारी दुकडीने 
सभा करके प्रस्ताव पास किया, यही सैनिक नियम॒का गम्भीर भग था। 

इसके वाद मैने भारत-मन्त्रीकों एक पत्र लिखकर वस्तुस्थिति बताई और साथ 
ही हमारी सभाका प्रस्ताव भेजा। भारत-मन्त्रीने मुझे जवाबसे सूचित किया कि दक्षिण 
आफिकाकी स्थिति भिन्न थी। यहाँ तो टुकडीके बडे अधिकारीको नायब-अधिकारी 
चुनवेका हक है, फिर भी भविष्यमे वह अधिकारी आपकी सिफारिशोका ध्यान 
रखेगा । 

इसके बाद तो हमारे बीच बहुत पत्र-व्यवहार' हुआ, पर वे सारे कटु अनुभव 
देकर मैं इस प्रकरणकों बढाना वही चाहंता। पर इतना कहे बिना तो रहा ही 
नहीं जा सकता कि ये अनुभव वैसे ही थे जैसे हमे रोज हिन्दुस्तातमें होते रहते 
है। अधिकारीने धमकीसे, युवितिसे, हममे फूट डाली। कुछ छोग शपथ छे चुकतेपर 
भी छल अथवा वलके वशमे आ गये। 

इतनेमें नेंटली अस्पतालमे अप्रत्याशित सख्यामे घायल सिपाही आ पहुँचे और 
उनकी सेवा-शुश्रूषाके लिए हमारी समूची टुकंडीकी आवश्यकता पडी | अधिकारी जिन्हे 
खीच पाये थे, वे तो नेठली पहुँच गये। पर दूसरे नहीं गये, यह इंडिया आफिसको 
अच्छा न लूगा। मैं तो विछौनेपर पडा था। पर टुकडीके लोगोसे मिलता रहता 
था। श्री रवर्टससे मेरी अच्छी जान-पहचान हो गई थी। वे मुझसे मिलने आये 
और वाकीके कोगोकों भी भेजनेका आग्रह किया। उर्तेका सुझाव था कि वे अकुय 


१. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ७५२८-५३ 


२७२ सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


टुकडीके रूपमें जाये। नेटली अस्पतालम तो टुकड़ीको वहाँके मखियाके 
होगा, इसलिए उसकी मानहानि नहीं होगी। सरकारको उनके जानेसे हम हो 
और भारी सख्यामे आये हुए धायलोकी सेवा-शुश्रूषा होगी। मेरे साथियोको और मुझे 
यह सलाह पतन्द आई और बचे हुए विद्यार्थी भी नेटली ही गये। 

अकेला में ही विछीनेपर हाथ मछता पड़ा रहा। 


४१. गोखलेकी उदारता 


विलायतम मुझे पसलीकी सृजनकी जो शिकायत हुई थी, उसकी वात से कर 
चुका हूँ। इस बोमारीके समय गोखले विलायत आ चुके थे। उनके पास मै और 
कीलेनबेक हमेशा जाया करते थे। अधिकतर लड़ाईकी ही चर्चा होती थी। कैडेनवैकको 
जर्मनोका भूगोल कण्ठाग्र था और उन्होने यूरोपकी यात्रा भी खूब की थी। इससे वे 
गोखलेको नक्शा खीचकर लड़ाईके मुख्य स्थान बताया करते थे। 

जब में बीमार पड़ा, तो मेरी वीमारीकी भी चर्चाका एक विषय वन गई। 
आहारके मेरे प्रयोग तो चलढ ही रहे थे। उस समयका मेरा आहार मूंगफली, कच्चे 
और पके केले, नींबू, जेतुनका ते, टमाटर और अंगूर आदि था। दूध, अनाज, दाल 
आदि मैं विछकुल न लेता था। 

डा० जीवराज मेहता मेरी सार-सेमाल करते थे। उन्होने दूध और अन्न लेनेका 
बहुत आग्रह किया। शिकायत गोखलेतक पहुँची। फलाहारकी मेरी दलीलके बारेमे 
उन्हे बहुत आदर ने था; उनका आग्रह यह था कि आरोग्यकी रक्षाके लिए डाक्टर 
जो कहे, सो लेवा वाहिए। 

गोखलेके आग्रहको ठुकराना मेरे लिए बहुत ही कठिव था। जब उन्होने खूब 
आग्रह किया, तो मैने विचारके लिए चौबीस घटोंका समय माँगा ) कैलेनवैक और में 
दोनो घर आये। मार्गमे अपने घर्मके विषयमे मेने उनसे चर्चा की। मेरे प्रयोगमे 
वे साथ थे। उन्हे प्रयोग अच्छा लगता था। पर अपनी तवीयतके लिए में उसे छोड़ 
तो ठीक हो, ऐसी उनकी भी भावना मुझे मालूम हुई। इसलिए अब मुझे स्वय ही 
अन्तर्नादकी टोह लेनी थी। 

सारी रात मैने सोच-विचारमे विताई। यदि समूचे प्रयोगको छोड देता, तो 
मेरे किये हुए समस्त विचार मिट्टीमे मिल जाते। उन विचारोमे मुझे कही भी भूछ 
नही दिखाई देती थी। प्रशत यह था कि कहाँ तक गोखलेके प्रेमका बन्धन मानना 
मेरा धर्म था, अथवा किस हृदतक शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोगोकों छोडना ठीक 
था। इसलिए मैने निश्चय किया कि इन प्रयोगोमे से जो प्रयोग केवल धमकी दृष्टिसे 
चल रहा है, उसपर दृढ़ रहकर दूसरे सब मामलोमे डाक्टरके कहे अनुसार चलना 
चाहिए। दूधके त्यागमें धर्मं-नावनाका स्थान मुख्य था। कलकत्तेमे गाय-मैसोपर होने- 
वाली क्र क्रियाएँ मेरे सामने मूर्तिमन्‍्त थी। मासकी तरह पशुका दूध भी भनुष्यका 
आहार नही है, यह बात भी मेरे सामने थी। इसलिए दूधके त्यागपर डटे रहनेका 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २७३ 


निरचय करके में सवेरे उठा। इतने नि३चयसे मेरा मन बहुत हलका हो गया। 
गोखलेका डर था, पर मुझे यह विश्वास था कि वे मेरे निस्चयका आदर करेगे। 

शामको नेशनल लिबरलू क्लबमे हम उनसे मिलने गये। उन्होने तुरन्त ही 
प्रघनन किया : “ क्यो डाक्टरका कहना माननेका निरचय कर लिया न? ” 

मैने घीरजसे जवाब दिया: “मैं सब कुछ करूँगा, किन्तु आप एक चीजका 
आग्रह न कौजिए। मै दूध और दूधके पदार्थ अथवा मास नही छूँगा। उन्हे न लेनेसे 
देहपात होता हो, तो वसा होने देनेमे मुझे घर्म मालम होता है।” 

गोखलेने पूछा, “यह आपका अन्तिम निर्णय है? ” 

मेने जवाब दिया, “ मेरा खयाल है कि में दूसरा जवाब नही दे सकता। मैं 
जानता हूँ कि इससे आपको दुख होगा, पर मुझे क्षमा कीजिए। ” 

गोखलेने कुछ दु खसे परन्तु अत्यन्त प्रेमसे कहा: / आपका निश्चय मुझे पसन्द 
नही है। इसमे में धर्म नहीं देखता। पर अब मैं आग्रह नही करूँग्रा।” यह कहकर 
वे डॉ० जीवराज मेहताकी ओर मुड़े और उनसे बोले, “अब गाघीकों तग मत 
कीजिए। उनकी बताई हुई मर्यादामे उन्हे जो दिया जा सके, दीजिए। ” 

डाक्टरने अप्रसन्नता प्रकट कौ, लेकिन वे लछाचार हो गये। उन्होने मुझे मूँगका 
पानी लेनेको सलाह दी, और उसमें हीगका वघार देनेको कहा। मैने इसे स्वीकार 
कर लिया। एक-दो दिन वह खुराक ली। उससे मेरी तकलीफ बढ़ गई। मुझे वह 
मुआफिक नहीं आई। अतएवं में फिर फलाहार पर आ गया। डाक्टरने बाहरी 
उपचार तो किये ही। उससे थोडा आराम मिलछता था। पर मेरी मर्यादाओसे वे 
वहुत ही परेशान थे। 

इस बीच लन्दनका अक्तूबर-नवम्बरका कुहंय सहन न कर सकनेके कारण 
गोखले हिन्दुस्तान जानेको रवाना हो गये। 


कि 


४२. दर्दके लिए वया किया? 


पसलौका दर्द मिंद नहीं रहा था, इससे में घवराया। में इतना जानता था 
कि औषधोयपचारसे नहीं, वल्कि आहारके परिवर्ततसे और थोड़े बाहरी उपचारसे दर्दे 
जाना ही चाहिए। 

सन्‌ १८९० में में डाक्टर एलिन्सनसे मिला था। वे अन्नाहारी थे और आहारके 
परिवर्तन द्वारा वीमारियोका इलाज करते थे। मैने उन्हे बुछाया। वे आये। उन्हे 
गरीर दिखाया और दूधके बारेसे अपनी आपत्तिकी बात उनसे कही। उन्होने मुझे 
तुर्त आइवस्त किया और कहा: “दूधघकी कोई आवश्यकता नही है। और मुझे तो 
तुम्हें कुछ दिनो विना किसी चिकनाईके ही रखना है।” यो कहकर पहले तो मुझे 
सिर्फ रूखी रोटी और कच्चे साग तथा फर खानेकी सलाह दी। कच्ची तरकारियोसे 
मली, प्याज और इसी तरहके दूसरे कन्द तथा हरी तरकारियाँ और फलोमे मुख्यतः 
नारंगी लेनेकों कहा। इन तरकारियोकों कदृदूकस पर कसकर या चटनीकी शक्‍्लूमें 
पीसकर खाना था। 


३९-१८ 


रेएर४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ेु मेने इस तरह तीन दिन काम चलाया। पर कच्चे साग मुझे बहुत अनुकूल नहीं 
आयें। मेरा शरीर इस योग्य नहीं था कि इस प्रयोगकी पूरी परीक्षा कर सके, और 
ने वैसी मुझमें श्रद्धा थी। ५ 
के इसके अतिरिक्त, उन्होंने चौबीसों घटे खिड़कियाँ खुली रखने, रोज कुनकुने 
ते नहाने, दर्देवाले हिस्से पर तेलकी मालिश करने और पावसे लेकर आधे घंटे 
तक खुली हवामे धूमनेकी सलाह दी। यह सब मुझे अच्छा छूगा। 
घरमें फ्रांसीसी ढंगकी खिड़कियाँ थी। उन्हे पूरा खोल देने पर बरसातका पानी 
अन्दर आता था। ऊपरका रोशनदान खुलने लायक नहीं था। अतएवं उसका पूरा 
शीया तुड़वाकर उससे चौबीसो घटे हवा आनेका सुभीता कर लिया। फ्रासीसी 
लखिड़कियाँ में इतनी खुली रखता था कि पानीकी बौछार अन्दर न आये। 
यह नब करनेसे तबीयत कुछ सुधरी। विलकुछू अच्छी तो नही ही हुई। 
कभी-कमी छेडी सिसिलिया रॉबर्ट्स मुझ्ते देखने आती थी। उनसे अच्छी जान- 
पहचान थी। उनकी मू्ले दूध पिछानेकी प्रवलरू इच्छा थी। दूध मैं छेता न था। 
इसलिए उन्होने दूधके गुणवाले पदार्थोकी खोज शुरू की। उनके किसी मित्रने उत्हें 
 म्राल्टेंड मिल्क बताया और अनजानमे कह दिया कि इसमें दूघका स्पर्श तक नहीं 
होता, यह तो रात्ायनिक अयोगसे तैयार किया हुआ दृधके ग्रुणवाक्ा चूर्ण है। मैं 
जान चुका था कि छेडी रॉबवर्ट्सकों मेरी घर्म-मावनाके प्रति बड़ा आदर था। अतएव 
मेने उस चर्णकों पानीम मिलाकर पिया। मुझ्ते उसमें दृघधके समान हो स्वाद आया। 
मैंने 'पानी पीकर जात पूछने” जैसा काम किया। वबोतकू पर छऊगे परचेको पढनेसे 
पता चला कि यह तो दूघका ही पदार्थ है। अतएवं एक ही वार पीनेके बाद उसे 
छोड़ देना पड़ा। 
लेडी रॉवर्टसको खबर भेजी और लिखा कि वे तनिक भी चिन्ता न करे। 
वे तुर्त मेरे घर आई। उन्होने खेद प्रकट किया। उनके मित्रने बोतल पर चिपका 
कागज पढा नहीं था। मैने इस मरी वहनको आश्वासन दिया और इस बातके लिए 
उनसे माफी माँगी कि उनके द्वारा कष्ठपूर्वक प्राप्त की हुई वस्तुका में उपयोग ने 
कर सका। मैने उन्हें वह भी जता दिया कि जो चूर्ण अनजानमे ले लिया हैं उसका 
मुझे कोई पछतावा नहीं है, व उसके लिए प्रायश्चित्तकी ही आवश्यकता है। 
लेडी रॉवर्ट्सके साथके जो टूसरे मघुर स्मरण है उन्हे में छोड़ देना चाहता 
हूँ। ऐसे कई मिन्नोंका मुझे स्मरण है, जिनका अनेक विपत्तियो और विरोधोमे मुझे 
महान्‌ आश्रय मिला है। ऐसे मीठे स्मरणों द्वारा श्रद्धालु यह अनुमव करता है कि 
ईदवर दु.खरूपी कड़वी दवाएँ देता है, तो उसके साथ ही मैत्रीके मीठे अनुपान भी 
अवश्य देता है। 
डा० एलिस्सन जब दूसरी बार मुझे देखने आये, तो उन्होने अधिक स्वृतत्वता 
दी और चिकनाईके लिए सूखे भेवेका अर्थात्‌ मूंगफली आदिकी गिरीका मक्खन अथवा 
जैतूनका तेल छेनेको कहा। कच्चे साथ अच्छे न छगें, तो उन्हे पकाकर भातके साथ 
खानेको कहा। यह सुधार मुझे अधिक अनुकूल पड़ा। पर पीडा पूरी तरह नष्ट थे 
हुईं। साववानीकी आवश्यकता तो थी ही। मैं खटिया न छोड़ सका। 


|| 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २७१ 


डॉ० मेहता समय-समय पर आकर, मुझे देख तो जाते ही थे। “मेरा इलाज 
करे, तो अभी अच्छा कर दूँ।” यह वाक्य तो हमेशा उनकी जबान पर रहता ही 
था। 

इस तरह दिन बीत रहे थे कि इतनेमें एक दिन श्री रॉबर्ट्स आ पहुँचे और 
उन्होने मुझसे देश जानेका आग्रह किया: “इस हालतमें आप नेटली कभी न जा 
सकेगे। कडी सरदी तो अमी आगे पड़ेगी। मेरा आपसे विद्येष आग्रह है कि अब 
आप देश जाइए और वहाँ स्वास्थ्य-छाम कीजिए। तब तक लडाई चलती रही, तो 
सहायता करनेके बहुतेरे अवसर आपको मिलेंगे ही। वर्ना आपने यहाँ जो-कुछ किया 
है, उसे मैं कम नहीं मानता।” 

मैने यह सलाह मान ली और देश जानेकी तैयारी की। 


४३. रवानगी 


श्री कैलेनवैक हिन्दुस्तान जानेके निशचयसे हमारे साथ निकले थे। विलायतर्म 
हम साथ ही रहते थे। पर लडाईके कारण जर्मनो पर कडी नजर रखी जाती थी, 
इससे कैलेनवैकके साथ आ सकतेके विषयमें हम सबको सन्‍्देह था। उनके लिए पास- 
पोर्ट प्राप्त करनेका मैने बहुत प्रयत्त किया। श्री रॉब्ट्स स्वयं उनके लिए पासपोर्ट 
प्राप्त करा वेनेको तैयार थे। उन्होंने सारी हकीकतका तार वाइसरायके नाम भेजा, 
पर लॉ्ड हाडिगका सीधा और दो दूक उत्तर मिला: “हमें खेद है; लेकिन इस 
समय ऐसा कोई खतरा उठानेकों हम तैयार नहीं है!” हम सब इस उत्तरके 
ओऔचित्यको समझ ग्रये। 

कैलेनवैकके वियोगका दुख मुझे तो हुआ ही, पर मेने देखा कि मुझसे अधिक 
उन्हे हुआ। वे हिन्दुस्तान आ सके होते, तो आज एक सुन्दर किसान और बुनकरका 
सादा जीवन बिताते होते। अब वे दक्षिण आफ्रिकामे अपना पहलेका जीवन बिता 
रहे है, और गृह-निर्माण कछाका अपता धन्धा धडल्लेसे चला रहे हैँ । 

हमने तीसरे दर्जेके टिकट लेनेका प्रयत्न किया, पर पी० ऐंड ओ० के जहाजोमें 
तीसरे दर्जके टिकट नहीं मिलते। अतएव दूसरे दर्जेके लेने पड़े। 

दक्षिण आफ्रिकासे छाये हुए कुछ भेवे, जो जहाजोमें मिल ही नहीं सकते थे, 
साथ छे लिये थे। दूसरी चीजें तो जहाजमे मिल सकती थी। 

डा० भेहताने मेरे शरीरको मीड्ज़ प्लास्टरकी पट्ठीसे बाँध दिया था, और 
सलाह दी थी कि मैं यह पटूठी बँधी रहने दूँ। दो दिन तक तो मैने उसे सहन 
किया, लेकिन बादमे सहन न कर सका। अतएव थोड़ी मेहनतसे पटूटी उतार डाली 
और नहाने घोवेकी आजादी हासिल की। 

खानेमें मुख्यत. सूखे और गीले मेवेको ही स्थान दिया। मेरी तबीयत दिंव- 
प्रति-दिन सुधरती गई और स्वेजकी खाड़ीमे पहुँचते-पहुँचते तो बहुत अच्छी हो 
गई। शरीर दुर्वंल था, फिर भी मेरा डर चला ग्रया और मै धीरे-धीरे रोज 


२७६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


थोड़ी कसरत बढाता गया। मेने माना कि यह शुभ परिवर्तन केवल शुद्ध समशीतोष्ण 
हवाके कारण ही हुआ था। 

पुराने अनुमवोके कारण हो या अन्य किसी कारणसे हो, पर बात यह थी 
कि अंग्रेज यात्रियों और हम लोगोके बीच मैने जो अन्तर यहाँ देखा, वह दक्षिण 
आफ्रिकासे आते हुए भी नही देखा था। अन्तर तो वहाँ भी था, पर यहाँ उससे 
कुछ भिन्न प्रकारका मालूम हुआ। किसी-किसी अंग्रेजजे साथ मेरी बाते होती थी, 
किन्तु वे साहब सलाम तक ही सीमित रहती थी। हादिक भेट किसीसे नही हुई। 
दक्षिण आफ्रिकाके जहाजोमे और दक्षिण आफ़्रिकामे हादिक भेटे हो सकी थी। इस 
भेदका कारण मेने यही समझा कि इन जहाजो पर अंग्रेजके मनमें जाने-अनजाने यह 
ज्ञान काम कर रहा था कि 'ें शासक हूँ,” और हिन्दुस्तानीके मनमें यह ज्ञान 
काम कर रहा था कि 'में विदेशी शासनके अधीन हूँ।* 

में ऐसे वातावरणसे जल्दी छूटने और स्वदेश पहुँचनेके लिए आतुर हो रहा था। 

अदन पहुँचने पर कुछ हृ॒द तक घर पहुँच जाने-जेसा लगा। अदनवालोके साथ 
हमारा खासा सुम्बन्ध दक्षिण आफ़रिकामे ही हो गया था; क्योकि भाई कैकोबाद 
कावसजी दिनझा डर्वते आ चुके थे और उनसे तथा उनकी पत्नीसे मेरा अच्छा 
परिचय हो चुका था। 

कुछ ही दिनोमें हम बम्बई पहुँचे। जिस देशमे में सन्‌ १९०५ में वापस आनेकी 
आजा रखता था, उसमें दस वरस बाद ही सही, वापस आ सका, यह सोचकर मुझे 
बहुत आनन्द हुआ। 

बम्बई में गोखलेने स्वागत-सम्मेलन! आदिकी व्यवस्था कर ही रखी थी। उनका 
स्वास्थ्य नाजुक था; फिर भी वे बम्बई आ पहुँचे थे। में इस उमगके साथ बम्बई 
पहुँचा था कि उनसे मिलकर और अपनेकों उनके जीवनमे समाकर मैं अपना भार 
उतार डालूगा। किन्तु विधाताने कुछ दूसरी ही रचना कर रखी थी। 


४४. वकालतके कुछ संस्मरण 


हिन्दुस्तान आनेके वाद मेरे जीवनकी धारा किस तरह प्रवाहित हुई, इसका 
वर्णन करनेसे पहले मैने दक्षिण आफ्रिकाके अपने जीवनके जिस भागकों जान-बूझकर 
छोड दिया था, उसमें से कुछका विवरण यहाँ देना आवश्यक मालूम होता है। 

कुछ वकील भित्रोने वकालतके समयके और वकीलके नाते मेरे संस्मरणोकी माँग 
की है। ये संस्मरण इतने अधिक है कि उन्हे लिखने बेढूँ, तो उन्हीकी एक पुस्तक 
तैयार हो जाये। ऐसे वर्णन मेरी अंकित मर्यादाके बाहर जाते है। किन्तु उनमे से 
कुछ, जो सत्यसे सम्बन्ध रखनेवाले है, यहाँ देना शायद अनुचित नही माना जाय॑गा। 

जैसा कि मुझे याद है, मे यह तो बता चुका हूँ कि वकालतके धन्धेम मेने 
कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया और मेरी वकारूतका बड़ा भाग केवल सेवाके 
लिए ही अपित था और उसके बदले जेब-खर्चके अतिरिक्त में कुछ नही लेता था। 


२. देखिए खण्ड १२३, एष्ठ ६-८। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २७७ 


कभी-कभी जेब-खर्चे भी छोड देता था। मैने भाना था कि अपनी वकारूतके सम्बन्धमे 
इतना बताना पर्याप्त होगा, पर मिन्नोकी माँग उससे आगे जाती है। वे मानते हैं 
कि यदि मे सत्यरक्षाके प्रसगोका थोडा भी वर्णन दे दूं, तो वकीलोको उसमें से कुछ 
जाननेको सिल जायेगा। 

विद्यार्थी-अवस्थामे भी में यह सुना करता था कि वकाछूतका धन्वा झूठ बोले 
बिना चल ही नहीं सकता। झूठ बोलकर में न तो कोई पद लेना चाहता था 
और न पैसा कमाना चाहता था। इसलिए इन बातोका मुझपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था। 

दक्षिण आफ्रिकामें इसकी परीक्षा तो बहुत बार हो चुकी थी। मैं जानता था 
कि प्रतिपक्षके साक्षियोकों सिखाया-पढ़ाया गया है, और यदि में मुवक्किलको अथवा 
साक्षीकों तनिक भी झूठ बोलनेके लिए प्रोत्साहित कर दूँ, तो मुवक्किलके केसमें 
कामयावी मिल सकती है। किन्तु मैने हमेशा इस छाहूचकों छोडा है। मुझे ऐसी 
एक ही घटना याद है कि जब मुवक्किलका मुकदमा जीतनेके बाद मुझे यह शक 
हुआ कि मुवक्किलने मुझे घोखा दिया है। मेरे दिलसे भी हमेशा यही खयाल बना 
रहता था कि अगर मुवक्किलका केस सच्चा हो तो उसमे जीत मिले, और झूठा 
हो, तो उसकी हार हो। मुझे याद नही पड़ता कि फीस लेते समय मेत्रे कभी हार- 
जीतके आधार पर फीसकी दरे तय की हो। मुवक्किल हारे या जीते, में तो हमेशा 
अपना मेहनताना ही माँगता था और जीतने पर भी उत्तीकौ आशा रखता था। 

मुंबक्किलकों मै शुरूमे ही कह देता था: “मामछा झूठा हो, तो मेरे पास 
मत आना। साक्षोक्ों सिखाने-पढानेका काम करानेकी मुझसे कोई आशा न रखना।” 
आखिर मेरी साख तो यही कायम हुईं थी कि झूठे मुकदमे मेरे पास आते ही नहीं। 
मेरे कुछ ऐसे मुवक्किक भी थे, जो अपने सच्चे मामले तो मेरे पास लाते थे और 
जिनमें थोड़ी भी खोट-खराबी होती, उन्हें दुसरे वकीछोके पास ले जाते थे। 

एक अवसर ऐसा भी आया, जब मेरी बहुत कडी परीक्षा हुई। मेरे अच्छेसे- 
अच्छे मुवक्किलोमे से एकका यह मामला था। उसमें वही-खातेकी भारी उल्झनें थी। 
मुकदमा बहुत लम्बे समय तक चलता रहा। उसके कुंछ हिस्से कई अदालतोमे गये 
थ। अन्तमें अदालत द्वारा नियुक्त हिंसाव जाननेवाले पचकों उसका हिसाबी हिस्सा 
सौपा गया था। पचके फैसलेमे मेरे सुवविकलकी पुरी जीत थी। किल्तु उसके हिसाबमे 
एक छोटी परन्तु ग्म्मीर भूल रह गईं थी। जमा-खचेकी रकम पचके दृष्टिदोषसे इधरकी 
उबर ले ली गई थी। प्रतिपक्षीनें पचके इस फैसलेकों रद केरनेकी अपील की थी। 
मुवक्किलकी ओरसे मैं छोटा वकील था। बडे वकीलने पचकी भूल देखी थी, पर 
उनकी राय थी कि मुवक्किलके लिए पचकी भूछ कंबूछ करना वन्धचन-रूप नही है। 
उनका यह स्पष्ट मत था कि ऐसी किसी वातकों स्वीकार करनेके लिए कोई वकील 
बेचा हुआ नही है, जो उसके मुवर्बिकलके हिंतके विरुद्ध जाये। मैने कहा, ' इस मुक- 
दमेमे रही हुई भूछ स्वीकार की ही जानी चाहिए।” 

बडे वकीलने कहा, “ ऐसा होनेपर इस बातका पूरा डर है कि अदालत सारे 
फैसलेकों ही रद कर दे, और कोई होशियार वकील मुवक्किलकों ऐसी जोखिममें 


२७८ सम्पूर्ण गाँवी वाह्ममय 
नही डाडेगा ! मैं तो यह जोखिम उठानेको कमी तैयार ने होलेंगा। मुकदमा फिरले 
चलाना पड़े, तो मुदविकलको कितने खर्चमं उत्तरवा होगा, बोर कौत कह सकता 
कि अन्तिम परिणास क्या होगा? ” 

इस वातचीतके समय मुवक्किछ उपस्थित थे। 

मैंने कहा, “मेरा तो खबारू है कि नुवक्किकको और हम दोनोंकों ऐसी अिय 
उञनी ही चाहिए। हनारे स्वीकार न करनेपर भी बअह्यकत बूक-बरे फ्रैचकेछो भत्छ 
माजूम होनेपर बहाल रखेगी, इसका क्या भरोसा हैं? और भूत नुझरलेकी ऋोषिशरे 
मुवक्किलको नुकसात उठाना पड़े, तो क्या हर्ज होगा?” 

बड़े वकीछने कहा, “ छेक्रिन हम मूल कवृछ करें तब मन? ” 

मेंने जवाब दिया, “हमारे भूल न स्वीकार ऋरतेपर भी अह्मच्ध उस भदको 





७ ६! 








लत 
! 





च्य्प देर २३८5! 
पकरहेयगी .#« विरोधी ०.3 उसका कारक पता नही . लगाया 0. ०, ४ अ 
बड़े वकीछने दुृढ़तापूर्वक कहा, “तो इस मुकबमेमें बाप बहुय करेंगे? झुछ 


कंवूल् करतका बतपर में उस्र्म हाजिर रहनेकों सैंयार 


मेंने नम्नतापुर्वक कहा, “यदि आप न खड़े हों और मुवक्किक चाहें, तो ये जझ 


होनेको तैयार हूँ। यदि भूल कबूल न की जाये, तो 
काम करना भेरे छिए असम्भव होगा। ” 


नह 
लय 
ठ| 
£ 
- 
99॥ 
ज़ 
॥ 
| 
हु 
्ग 








इतवा कहकर मैंने मुवक्किककी तरफ़ देखा। मुवक्किद थोड़े परेमाद हुए। 
में तो मुकदमेमें शुरुसे ही या। मुदक्किल्का मुझ्नपर पूरा विश्वास या। थे मेरे स्वभाव 
भी पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने कह्य : “ठोक है, तो आप ही जद्ाछतर्य ऐरी 
कीजिए। भूठ कबूछ कर छीजिए। भाखमें हारना होगा, तो हार चार्येगे। सच्चेक्ता 
रखबाला राम तो है ही न? ” 


मुझे चुणी हुईं। मैंने दुसरे जवावकी आणा ही न॑ रखी थी। बड़े वकीलने 
मुझे फिर चेताया। उन्हें मेरे 
वनन्‍्यवाद भी दिया। 

बदाछ्तरमें क्या हुआ, इसकी चर्चा बाये होगी। 





४०. चालाकी? 


अपनी चलाहके ओवचित्यके विषयर्म मुझे केशनात्र भी अंका न थी, पर 5 
भुकठमेकी पूरी पैरवी करनेकी अपनी योग्यताके सम्वन्धर्मे काफी झंका थ्री। ऐसी 
जोखिमवाले मामछेमें बढ़ी अढ्ा्तमें भेरा वहस करना मुझे बहुत जोरि 
पढ़ा। अतएवं मनमें कॉँपते-काँपते में स्यावाधीगोंक्ते सामने उपस्वित्त हुआ । 

ज्यों ही उक्त भूलकी वात निकछी कि एक व्यायाव्रीग बोछू उठे: 

“यह चालाकी नहीं कहलायेगी? ” 

मुझे बढ़ा युस्ता आया। जहाँ आालाकीक्ती गन्च तक नहीं थी, वहाँ चाछाकीका 
शक होना सुझे असह्य प्रतीत हुआ । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २७९ 


मैते मनर्मे सोचा, जहाँ पहलेसे ही जजका खथाल बिगडा हुआ है, वहाँ इस 
मुश्किल मुकदमेको जीतना कैसे सम्मव हो सकता है?” ” मैंने अपने ग्रुस्सेको दबाया 
और शान्त भावसे जवाब दिया: 

४ मुझे आरचर्य होता है कि आप पूरी बात सुननेके पहले ही चालहाकीका 
आरोप छगाते है! / 

जज बोले, “मैं आरोप नही लगाता, केवल शक प्रकट करता हूँ।” 

मैने उत्तर दिया, “आपकी शंका ही मुझे आरोप-जेसी छूगती है। में आपको 
4 समझा दूँ और फिर शकाके लिए अवकाश हो, तो आप अवश्य शका 
करे। 

जजने शान्त होकर कहा, “मुझे खेद है कि मैने आपको बीचमे ही रोका। 
आप अपनी बात समझा कर कहिए। 

मेरे पास सफाईके लिए पूरा-पुरा मसाला था। शुरूमें ही शंका पैदा हुई और 
जजका ध्यान मैं अपनी दलीलकी तरफ खीच सका, इससे मुझमे हिम्मत आ गई 
और मैने विस्तारसे सारी जानकारी दी। न्यायाधीश्ोने मेरी बातोकों थैर्यपूर्वक सुना 
और वे समझ गये कि भूछ असावघानीके कारण ही हुईं है। अत. बहुत परिश्रमसे 
तैयार किया हुआ हिंसाव रद करना उन्हे उचित नहीं मालूम हुआ। 

प्रतिपक्षेके वकीलका तो विश्वास ही था कि भूल स्वीकार कर लेनेके वाद 
उनके लिए अधिक बहस करनेकी आवश्यकता ने रहेगी। पर न्यायाधीश ऐसी स्पष्ट 
और सुबर सकतेवाली भूलकों छेकर पच-फैसलछा रद करनेके लिए बिलकुल तैयार व 
थे। प्रतिपक्षीके वकीलने बहुत माथापच्ची की, पर जिन न्यायाधीशके मनमें शंका 
पैदा हुई थी, वे ही मेरे हिंमायती बन गये। 

वे बोले, “श्री गाधीने गलती कवूछ न की होती, तो आप क्या करते ? * 

४ जिस हिसाव-विशेषज्ञकों हमने नियुक्त किया था उससे अधिक होशियार 
अथवा ईमानदार विशेषज्ञ हम कहाँसे छाये? ” 

४ हमें मानना चाहिए कि आप अपने मुकदमेकों भली-माँति समझते हैं। हिसाब 
में कोई भी जानकार जिस तरहकी मूल कर सकता है, वैसी भूलके अतिरिक्त दूसरी 
कोई भूल आप न बता सके, तो कायदेकी एक मामूली-सी त्रुटिके लिए दोनों पक्षोकों 
नये सिरेसे खर्चमे डालनेके लिए अदालत तैयार नही हो सकती। और यदि आप कहे 
कि इसी अदालतको यह केस नये सिरेसे सुनना चाहिए, तो यह सम्भव न होगा। 

इस और ऐसी अनेक दलीलोसे प्रतिपक्षीके वकीलकी झान्त करके तथा फैसलेमे 
रही भूलकों सुधार कर अथवा इतनी भूल सुधार कर पुन. फैसला भेजनेका हुक्म 
पचको देकर अदालतने उस सुघरे हुए फेसलेकों बहाल रखा। 

मेरे हर्षकी सीमा न रही। मुवव्किल और बडे वकौल श्रसन्न हुए और मेरी 
यह धारणा दृढ हो गई कि वकालतके बन्धेमे भी सत्यकी रक्षा करते हुए काम हो 
सकता है। ; 

पर. पाठकोकों यह बात याद रखनी चाहिए कि धन्धेके लिए की हुई वकाछूत- 
मात्रके मूलमे जो दोप विद्यमान है, उसे यह सत्यकी रक्षा ढक नहीं सकती | 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 
४६. मुवक्किल साथी बन गये 


नेटाल और ट्रान्सवालकी वकालतमें यह भेद था कि नेठालमें एडवोकेट और 
अटर्नीमें भेद होने पर भी दोनों सब अदालतोंमें समान रूपसे वकालत कर सकते 
थे, जब कि ट्रान्सवालमें बम्बईकी तरह एडवोकेट मुवक्किलके साथका सारा व्यवहार 
अटरनीकी मारफत ही कर सकता है। बैरिस्टर बननेके बाद आप एडवोकेट अथवा 
अटर्नी दोमें से किसी एककी सनद ले सकते हैं और फिर वही घन्धा कर सकते हैं। 
नेटालमें मैंने एडवोकेटकी सनद ली थी, ट्रान्सवालमें अटर्नीकी | एडवोकेटके नाते मैं वहाँ 
हिन्दुस्तानियोंके सीधे सम्पर्कमं न आ सकता था और दक्षिण आफ्िकामें वातावरण 
ऐसा नहीं था कि गोरे अटर्नी मुझे मुकदमे देते। 

यों ट्रान्सवालमें वकालत करते हुए मजिस्ट्रेकके इजलासमें जानेके तो बहुत बार 
अवसर आते थे। एक प्रसंग ऐसा आया, जब चलते हुए मुकदमेके दौरान मैंने देखा 
कि मेरे मुवक्किलने मुझे ठग लिया है। उसका मुकदमा झूठा था। वह कठघरेमें खड़ा 
इस तरह काँप रहा था, मानो अभी गिर पड़ेगा । अतएवं मैंने मजिस्ट्रेटकों मुवक्किलके 
विरुद्ध फैसला देनेकों कहा और में बैठ गया। प्रतिपक्षीका वकील आइचर्यचकित हो 
गया। मजिस्ट्रेट खुश हुआ। मुवक्किलकों मैंने उलाहता दिया। वह जानता था कि 
में झूठे मुकदमे नहीं लेता था। उसने यह बात स्वीकार की और मैं मानता हूँ कि 
मैंने उसके खिलाफ फैसला माँगा, इसके लिए वह गुस्सा न हुआ। जो भी हो, पर 
मेरे इस बरतावका कोई बुरा प्रभाव मेरे धन्धे पर नहीं पड़ा और अदालतमें मेरा 
काम सरल हो गया। मैंने यह भी देखा कि सत्यकी मेरी इस पूजासे वकील बन्धुओंमें 
भी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, और विचित्र परिस्थितियोंके रहते हुए भी मुझे उनमेंसे 
कुछका स्नेह प्राप्त हो गया था। 

वकालत करते हुए मैंने एक ऐसी आदत भी डाली थी कि अपना अज्ञान न 
में मुवक्किलोंसे छिवाता था और न वकीलोंसे। जहाँ-जहाँ मुझे कुछ सूझ न पड़ता, 
वहाँ-वहाँ में मुवक्किलसे दूसरे वकीलके पास जानेको कहता; अथवा यदि बह मुझे 
वकील करता, तो में उससे कहता कि अपनेसे अधिक अनुभवी वकीलकी सलाह लेकर 
मैं उसका काम करूँगा। अपने इस शुद्ध व्यवहारके कारण मैं मुवक्किलोंका अदूट 
प्रेम और विश्वास सम्पादत कर पाया था। बड़े वकीलके पास जानेकी जो फीस 
देनो पड़ती, उसके पैसे भी वे प्रसन्नतापूर्वक देते थे। इस क्शिवांस और प्रेमका पूरा- 
पूरा लाभ मुझे अपने सार्वजनिक काममें मिला। 

पिछले प्रकरणोंमें में बता चुका हूँ कि दक्षिण आफ्रिकार्में वकालत करनेका मेरा : 
हेतु केवल लोकसेवा करना था। इस सेवाके लिए भी मुझे लोगोंका विश्वास सम्पादन 
करनेकी आवश्यकता थी। उदार दिल हिन्दुस्तानियोंने पैसे लेकर की गई वकालतको 
भी मेरी सेवा माना और जब मैंने उन्हें अपने हकोंके लिए जेलके दुःख सहनेकी 
सलाह दी, तब उनमेंसे बहुतोंने उस सलाहको ज्ञानपूर्वक स्वीकार करनेकी अपेक्षा 
मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेमके कारण ही स्वीकार किया था। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २८१ 


गे यह लिखते हुए बकालतके ऐसे कई मीठे सस्मरण मेरी कलम पर आ रहे है। 
सेकडी आदमी मुवक्किल न रहकर मेरे मित्र बत गये थे। वे सार्वजनिक सेवामें भेरे 
सच्चे साथी बन गये थे, और मेरे कठोर जीवनको उन्होंने रसमय बना दिया था। 


४७, मुवक्किल जेलसे कैसे बचा? 


इन प्रकरणोके पाठक पारसो रुस्तमजीके नामसे मली-साँति परिचित है ।' पारसी 
रुस्तमजी एक ही समयमे मेरे मुवक्किल और सावंजनिक कामके साथी बने, अथवा 
उनके विषयम तो यह भी कहा जा सकता है कि पहले वे मेरे साथी बने और बादमे 
मुवक्किल। मैते उनका विश्वास इस हद तक प्राप्त कर लिया था कि अपनी निजी 
और घरेलू बातोमे भी वे मेरी सलाह लेते थे और तदनुसार व्यवहार करते थे। 
बीमार पड़ने पर भी वे मेरी सछाहकी आवश्यकता अनुभव करते थे और हमारी 
हब बहुत फर्क होते पर भी वे अपने ऊपर मेरे बताये उपचारोका प्रयोग 
करते थे। 

इनपर एक बार बडी विपत्ति आ पड़ी। अपने व्यापारकी भी बहुत-सी बाते 
वे मुझसे किया करते थे। लेकिन एक वात उन्होने मुझसे छिपा रखी थी। पारसी 
रुस्तमजी चुगीकी चोरी किया करते थे। वे बम्बई-कलकत्तेसे जो माल मँगाते थे, 
उसीके सिलसिलेमें यह चोरी चलती थी। सब अधिकारियोसे उनका अच्छा मेलजोछ 
था, जिस कारण उनपर कोई शक करता ही न था। वे जो वीजक पेश करते, उसी 
पर चुगी ले ली जाती थी। ऐसे भी अधिकारी रहे होगे, जो उनकी चोरीकी ओरसे 
आँखे मूँद छेते होगे। 

पर अखा भगतकी वाणी कभी मिथ्या हो सकती है? -- 

“काचो पारो खाबों अन्न, तेवु छे चोरीनु घन “ 

पारसी रुस्तमजीकी चोरी पकडी गई, वे दौडे-दौडे मेरे पास आये। आँखोसे 
आँसू वह रहे थे और वे कह रहे थे “भाई, मेने आपसे कपट किया है। मेरा 
पाप आज प्रकट हो गया है। मैने चुगीकी चोरी की है। अब मेरे भाग्यमे तो जेल 
ही हो सकती है। मैं बर्बाद होनेवाला हँँ। इस आफतसे आप ही मुझे बचा सकते 
हैं। मेत्रे आपसे कुछ छिपाया नहीं। पर यह सोचकर कि व्यापारकी चोरीकी बात 
आपसे क्या कहूँ, मैने यह चोरी छिपाई। अब मैं पछता रहा हूँ। 

मैने घीरज देकर कहा * “मेरी रीतिसे तो आप परिचित हैं। छुडाना न छुडाना 
खुदाके हाथ है। मैं तमी छुडा सकता हूँ जब अपराध स्वीकार करके छूटना सम्भव 
पे | 47 
इन भले पारसीका चेहरा उतर गया। 

रुस्तसजी सेठ बोले, “ छेकिन मेरा आपके सामने अपराध स्वीकार कर हछेना 
काफी नही है? ” 


१. देखिए खण्ड ३७ पृष्ठ ६८॥ 
३. कञ्चा पारा खाना और चोरीका धन खाना समान ही दै। 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


मेने धीरेसे जवाब दिया, “आपने अपराध तो सरकारका किया है, और स्वीकार 
भेरे सामने करते है। इससे क्‍या होता है?” 

पारतसी रुस्तमजीने कहा, “ अन्तमे मुझे करना तो वही है, जो आप कहेगे। 
कि ५३ मेरे पुराने वकील है। उनकी सलाह तो आप छेगे न? वे मेरे मित्र भी 

| 

जाँचसे पता चला कि चोरी हरूम्बे अरसेसे चल रही थी। जो चोरी पकड़ी 
गई वह तो थोडी ही थी। हम छोग पुराने वकीछके पास गये। उन्होने केसकी 
जाँच की और कहा: “यह मामला जूरोके सामने जायेगा। यहाँके जूरी हिन्दुस्तानीको 
क्यो छोड़ने छगे? पर मैं आशा कभी न छोड़ूँगा।” 

इन वकौलसे मेरा गाढ परिचय नहीं था। पारसी रुस्तमजीनें ही जवाब दिया: 
“में आपका आभार मानता हूँ, कित्तु इस मामलेमे मुझे श्री गाघीकी सलाहके 
अनुसार चलना है। वे मुझे अधिक पहचानते है। आप इन्हे जो स्रछाह देना उचित 
समझें, देते रहिएगा। 

इस प्रदतकों यों निवटाकर हम रुस्तमजी सेठकी दुकान पर पहुँचे। 

मैने उन्हें समझाया: “मैं इस मासछेको अदालतमें जाने छायक नही मानता। 
मुकदमा चलाना न चलाना चुंगी-अधिकारीके हाथमें हे। उसे भी सरकारके मुख्य 
वकीलकी सलछाहके अनुसार चलता पड़ेगा। में दोनोसे मिलनेको तैयार हूँ, पर मुझे 
तो उनके सामने उस चोरीकों भी स्वीकार करना पडेगा, जिसे वे नहीं जानते। में 
सोचता हूँ कि जो दण्ड वे ठहरायें, उसे स्वीकार कर लेता चाहिए। बहुत करके तो 
वे मान जायेंगे। पर कदाचित्‌ न माने, तो आपको जेलके लिए तैयार रहना होगा। 
मेरा तो यह मत हैं कि लज्जा जेल जानेमें वही, वल्कि चोरी करनेमें है। छज्जाका 
काम तो हो चुका है। जेल जाना पडे, तो उसे प्रायद्चित्त समझिए। सच्चा 
प्रायश्चित्त तो भविष्यमे फिर कभी चुगीकी चोरी न करनेकी प्रतिश्ञामे है। 

मैं नही कह सकता कि रुस्तमजी सेठ इन सारी वातोंको मली-माँति समझ 
गये थे। वे बहादुर आदमी थे। पर इस वार हिम्मत हार गये थे। उनकी प्रतिष्ठाके 
नष्ट होनेंका समय आ गया था। और प्रश्न था कि कही उनकी अपनी मेहनतसे 
बनाई हुई इमारत ढह न जाये। 

वे बोले, “मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरा सिर आपकी गोदमे है। आपको 
जैसा करना हो, वैसा कीजिए |” 

मैने इस मामलेमें विनयकी अपनी सारी शक्ति लगा दी। में अधिकारीसे मिछझा 
और. सारी चोरीकी वात उससे निर्मेयतापूर्वक्क कह दी। सब बहीखाते दिखा देवेको 
कहा और पारसी रुस्तमजीके पश्चात्तापकी बात भी कही। 

अधिकारीने कहा, “मै इस बूढे पारसीकों चाहता हूँ। उसने मूर्खता की है। 
पर मेरा घर्म तो आप जानते है। बडे वकील जैसा कहेगे बैसा मुझे करना होगा। 
अतएवं अपनी समझानेकी' शक्तिका उपयोग आपको उन्तके सामने करना होगा। रु 

मैंने कहा: “ पारसी रुस्तमजीको अदालतमे घसीटने पर जोर न दिया जाये, 
तो मुझे सन्‍्तोष हो जायेगा। 


सत्यके प्रयोग' अथवा आत्मकथा २८३ 


इस अधिकारीसे अभय-दान प्राप्त करके मैने सरकारी वकीलसे पत्र-व्यवहार 
शुरू किया। उनसे मिका। मुझे कहना चाहिए कि मेरी सत्यप्रियता उनके ध्यानमे आ 
गईं। में उनके सामने यह सिद्ध कर सका कि मै उनसे कुछ छिपा नही रहा हूँ। 

इस मामलेसे या दूसरे किसी मामलेमे उन्तके सम्पर्कमे आनेपर उन्होने मुझे प्रमाण- 
पत्र दिया था ' “ में देखता हूँ कि आप 'ना में तो जवाब लेनेवाले ही नही है। ” 

रुस्तमजी पर मुकदमा नहीं चला। उनके हारा कबूल की गई चुगीकी चोरीके 
दूने रुपये लेकर मुकदमा उठा लेनेका हुक्म जारी हुआ। रुस्तमजीने अपनी चुगी-चोरीकी 
कहानी लिखकर शीशेम मढवा ली, और उसे अपने दफ्तरमे टाँगकर अपने वारिसो 
और साथी व्यापारियोकों चेतावनी दी। 

रुस्तमजी सेठके व्यापारी-मित्रोने मुझे चेताया : “ यह सच्चा वेराग्य नही है, श्मशान- 
वैराग्य है। ” में नही जानता कि इसमें कितनी सचाई थी। मैने यह बात भी रुस्तमजी 
सेठसे कही थी। उनका जवाब यह था: “आपकी धोखा देकर मैं कहाँ जाऊँगा। 


पॉचवाँ भाग 
१. पहला अनुभव 


भेरे स्वदेश आनेके पहले जो लोग फीनिक्ससे वापस लौटनेवाले थे, वे यहाँ 
आ पहुँचे थे। अनुमान यहूं था कि मैं उनसे पहुले पहुँचूँगा, लेकिव छडाईके कारण 
मुझे लन्दनमे रुकवा पडा। अतएव मेरे सामने प्रइत यह था कि फीनिक्सवासियोको 
कहाँ रखा जाये। मेरी अभिकाषा यह थी कि सव एक-साथ ही रह सके और फीनिक्सके 
आश्रम-जैसा जीवन बिता सके, तो अच्छा हो। मैं किसी आश्रम-सचालकसे परिचित 
नही था, जिससे साथियोको उनके यहाँ जानेके लिए लिख सकूँ। अतएव मैने उन्हें 
लिखा कि वे एन्ड्रयूजसे मिले और वे जैसी सलाह दे वैसा करे। 

पहले उन्हे कागडी गुरुकुलमे रखा गया, जहाँ स्वामी श्रद्धानन्दजीने उतको अपने 
ही बच्चोकी तरह रखा। इसके बाद उन्हे शान्तिनिकेतनर्में रखा गया। वहाँ कविवरने 
और उनके समाजतने उन्हे वैसे ही प्रेमसे लहलाया। इन दो स्थानोमें उन्हे जो अनुभव 
प्राप्त हुआ, वह उनके और मेरे लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। 

कविवर, श्रद्धानन्दजी और श्री सुशील रुद्रको में एन्ड्रयूजकी त्रिमूत्ति" मानता 
था। दक्षिण आफ्रिकामे वे इन तीनोकी प्रशसा करते कभी थकते ही न थे। दक्षिण 
आफ़िकाके हमारे स्नेह-सम्मेलनके अनेकानेक स्मरणोमे यह तो मेरी आँखोके सामने 
तैरा ही करता है कि इन तीन महापुरुषोंके नाम उनके हृदयमें और ओठो पर सदा 
बने ही रहते थे। एन्ड्रयूजने मेरे फीनिक्स कुटुम्बकों सुशील रुद्के पास ही रख दिया 
था। रुद्रका अपना कोई आश्रम न था, केवल घर ही था। पर उस घरका कब्जा 
उन्होने मेरे इस कुटुम्बकों सौप दिया था। उतके लडके-लडकी एक ही दिनमें इनके 
साथ ऐसे घुल-मिल गये थे कि ये लोग फीनिक्सकी याद बिलकुछ भूल गये। 

मैं वम्बईके बन्दरगाहुपर उतरा तभी मुझे पता चला कि उस समय यह परिवार 
शान्तिनिकेतनम था। इसलिए गोखलेसे मिलनेके वाद मैं वहाँ जानेको अधीर हो गया। 


रै८४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बम्बईसे सम्मान स्वीकार करते समय ही मुझे एक छोटा-सा सत्याग्रह करना 
पड़ा था। ' 
मेरे सम्मानमे श्री पेटिटके यहाँ एक सभा रखी गई थी। उसमे तो में 
गुजरातीसे जवाब देनेकी हिम्मत न कर सका। उस महलमें और आँखोको चौधिया 
देनेवाले उस ठाठ-बाठके बीच गिरमिदियोकी सोहबतमे रहा हुआ मैं अपने-आपको 
देहाती-जेसा छूगा । आजकी मेरी पोशाककी तुलनामे उस समयकी अँगरखा, साफा आदि 
पोशाक अपेक्षाकृत सभ्य कही जा सकती है। फिर भी में उस अलुंकृत समाजमे अलरूग 
ही छिटका पडता था। लेकिन वहाँ तो जैसे-तैसे मैने अपना कास निबाहा और सर 
फिरोजशाह मेहताकी गोदमे आसरा लिया। 

गुजरातियोकी सभा तो थी ही। स्व० उत्तमलारू त्रिवेदीने इस सभाका आयोजन 
किया था। मैने इस समाके बारेमे पहलेसे कुछ बाते जान ली थी। श्री जिन्ना' 
भी गुजरातीके नाते इस सभामे हाजिर थे। वे समापति थे या मुख्य वक्ता, यह मैं 
भूल गया हूँ। पर उन्होने अपना छोटा और मीठा भाषण अग्रेजीमे किया। मुझे घृँघला- 
सा स्मरण है कि दूसरे भाषण भी अधिकतर अग्रेजीमे ही हुएं। जब मेरे बोलनेका 
समय आया, तो मेने उत्तर गुजरातीमे दिया। और गुजराती तथा हिन्दुस्तानीके 
प्रति अपना पक्षपात कुछ ही शब्दोमें व्यक्त करके मैने गुजरातियोकी सभामे अग्नेजीके 
उपयोगके विरुद्ध अपना नम्न विरोध प्रदर्शित किया। मेरे मनमे अपने इस कार्यके 
लिए संकोच तो था ही। मेरे मनमें यह शका बनी रही कि लम्बी अवधिकी 
अनुपस्थितिके बाद विदेशसे' वापस आया हुआ अनुभवहीन मनुष्य प्रचलित प्रवाहके विरुद्ध 
चले, इसमे अविवेक तो नही माना जायेगा? पर मैने गुजरातीमों उत्तर देनेकी जो 
हिम्मत की, उप्चका किसीने उलठा अर्थ नहीं लगाया और सबने मेरा विरोध सहंत 
कर लिया। 

यह देखकर मुझे खुशी हुई और इस सभाके अनुभवसे में इस परिणाम पर 
पहुँचा कि अपने नये जान पड़नेवाले दूसरे विचारोंको जनताके सम्मुख रखनेमे मुझे 
कठिनाई नही पड़ेगी। 

यो बम्बईमे दो-एक दिल रहकर और आरम्मिक अनुभव छेकर में गोखलेकी 
आज्ञासे पूना गया। 


२. गोखलेके साथ पृनामें 


मेरे बम्बई पहुँचते ही गोखलेने मुझे खबर दी थी. " गवर्मर आपसे मिलना 
चाहते है। अतएवं पूत्ना आनेके पहले उनसे मिल आना उचित होगा।” इसलिए में 
उनसे मिलने गया। साधारण बातचीतके बाद उन्होंने कहा: 

“मै आपसे एक वचन माँगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारके बारेमे आप 
कोई भी कदम उठाये, उसके पहले मुझसे मिलकर बात कर लिया करे।* 


२, गुजेर सभा बम्नईकि अध्यक्षके नाते श्री जिनताने सभाका सभापतित् किया था। देखिए खण्ड 
१३, पृष्ठ १०। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथी २८५ 


मैंने जवाब दिया: 

यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है। क्योकि सत्याग्रहीके नाते मेरा यह 
नियम ही है कि किसीके विरुद्ध कोई कदम उठाना हो, तो पहले उसका दृष्टिकोण 
उसीसे समझ हूँ और जिस ह॒द तक उसके अनुकूल होना सम्भव हो, उस ह॒द तक 
अनुकूल हो जाऊं। दक्षिण आफ्रिकामे मैनें सदा इस नियमका पालन किया है, और 
यहाँ भी वसा ही करनेवाला हूँ।” 

लॉर्ड विलिग्डनने आभार माना और कहा - “आप जब मिलना चाहेगे, मुझसे 
तुरन्त मिल सकेगे, और आप देखेगे कि सरकार जान-बूझकर कोई बुरा काम नहीं 
करना चाहती। ” 

मेंत्रे जवाब दिया: “यह विश्वास ही तो मेरा सहारा है।” 

में पूना पहुँचा। वहाँके सब सस्मरण देनेमे मैं असमर्थ हूँ । गोखलेने और सर्चेन्ट्स 
ऑफ इंडिया सोसायटी (भारत सेवक समाज)के सदस्योने मुझे अपने प्रेमसे नहला 
दिया। जहाँतक मुझे याद है, उन्होने सब सदस्योको पून्रा बुलाया था। सबके साथ 
कई विषयो पर मेने दिल खोलकर बातचीत की। 

गोखलेकी तीज इच्छा थी कि में मी सोसाइटीमे सम्मिलित हो जाऊँ और मेरी 
इच्छा तो थी ही। किन्तु सोसताइटीके सदस्योको ऐसा छगा फि सोसाइटीके आदर 
और काम करनेकी रीति मुझसे भिन्न है, इसलिए मुझे सदस्य वनना चाहिए या नहीं 
इस बारेमें उतके मनसें झका थी। गोखऊकेका विश्वास था कि मुझमे अपने आदर्शो 
पर दृढ रहनेका जितना आग्रह है उतना ही दूसरोके आदर्शोको निबाह लछेनेका और 
उनके साथ घुलमिल जानेका भी मेरा स्वभाव है। 

उन्होने कहा: “हमारे सदस्य अभी आपके इस निबाह लेनेवाले स्वभावको 
पहचान नही पाये है। वे अपने आदर्शो पर दृढ़ रहनेवाले स्व॒तन्त्र और दृढ विचारके 
लोग है। में आशा तो करता हूँ कि वे आपको स्वीकार कर छेगे। पर स्वीकार न 
करे, तो आप कभी यह न समझना कि उन्हें आपके प्रति कम आदर या कम प्रेम 
है। इस प्रेमको अखण्डित रखनेके लिए ही वे कोई जोखिम उठाते हुए डरते हूँ। 
पर आप सोसाइटीके विधिवत्‌ सदस्य बने या न बने, में तो आपको सदस्य हीं 
मानूँंगा। / 

मैने अपने विचार गोखलेकों बता दिये थे “मैं सोसाइटीका सदस्य बनूँ चाहे 
न बनूँ, तो भी मुझे एक आश्रम खोलकर उसमे फीनिक्सके साथियोको रखना और 
खुद वहाँ बैठ जाना है। इस विदृवासके कारण कि ग्रुजराती होनेसे मेरे पास 
गुजरातकी सेवाके जरिए देशकी सेवा करनेकी पूँजी अधिक होनी चाहिए, में गुजरातमे 
ही कही स्थिर होना चाहता हूँ।” गोखलेको ये विचार पसन्द आये इसलिए उन्होने 
कहा - “आप अवश्य ऐसा करे। सदस्योके साथ बातचीतका कुछ भी परिणाम आये, 
यह निश्चित है कि आपको आश्रमके लिए पैसा मुझीसे लेना है। उसे में अपना ही 
आश्रम समझूगा। 


१. देखिए खण्ड १३, १ष5 २१। 


२८६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मेरा हृदय फूल उठा। में यह सोचकर वहुत खुश हुआ कि मुझे पैसा उगाहनेंके 
घत्पेसे मुक्ति मिल गई और यह कि अब मुझे अपनी जवावदारी पर नहीं चलना 
पड़ेगा, वल्कि हर परेशानीके समय मुझे रास्ता दिखानेवाला कोई होगा। इस विश्वासके 
कारण मुझे ऐसा लगा, मानो मेरे सिरका बड़ा बोझ उतर गया हो। 

गोखलेने स्व० डा० देवकी' बुलाकर कह दिया: “गावीका खाता अपने यहाँ 
खोल लोजिए ओर इन्हे आश्रमके लिए तथा अपने सार्वजनिक कार्योके लिए जितनी 
रकमकी जरूरत हो, आप देते रहिए।* 

अब में पूना छोडकर शान्तिनिकेतन जानेकी तैयारी कर रहा था। अन्तिम 
रातको गोखलेने मुझे रुचनेवाली एक दावत दी और उसमे सास-खास भिन्रोको न्‍योता। 
उसमे उन्होंने जो चीजे में खाता था उन्हीका अर्थात्‌ सूखे और ताजे फलोंके आहारका 
ही प्रबन्ध किया था। दावतकी जगह उनके कमरेसे कुछ ही कदम दूर थी, पर उसमे 
भी सम्मिलित होनेकी उनकी हालत न थी। लेकिन उनका प्रेम उन्हें दूर कंसे रहने 
देता ? उन्होंने थामिल होनेका आग्रह किया। वे आये भी, पर उन्हे मूर्च्छा' आ गई 
और वापस जाना पडा। उनकी ऐसी हाछत जब-तव हो जाया करती थी। अतएव 
उन्होने सन्देशा मेंजा कि दावत जारी ही रखनी है। 

दावतका मतलब था, सोसाइटीके आश्रम मेहमान-धरके पासवाले आँगनमे 
जाजम विछाकर बैठना, मूंगफली, खजूर आदि खाता, प्रेमपूर्ण चर्चाएँ करना और 
एक-दूसरेके दिलोको अधिक जानना । 

पर गोखलेकी यह मूर्च्छा मेरे जीवनके लिए साधारण अनुमव बनकर रहने- 
वाली न थी। 


३. धमकी ? 


अपने बड़े भाईकी विवया पत्नी और दूसरे कुटुस्वियोसे मिलनेके लिए मुझे 
वम्बईसे राजकोट और पोरवन्दर जाना था। इसलिए में उधर गया। 

दक्षिण आफ्रिकामे सत्याग्रहक्ी लडाईके सिलसिलेमे मैने अपनी पोशाक जिस 
हंद तक गिरमिटिया मजदूरोसे मिलती-जुलती की जा सकती थी, कर ली थी। 
विलायतमे भो घरमे मैं यही पोशाक पहनता था। हिन्दुस्तान आकर मुझे का््यावाडी 
पौश्ञाक पहननी थी। मेरे पास दक्षिण आफ्रिकामे वह पोशाक थी। अतएव में वम्बईमे 
उसी पोशाककों पहनकर उतरा था। इस पोझाकमे कुर्ता, अगरखा, घोती और सफ़ेद 
साफेका समावेश होता था। ये सब देशी मिलके ही कपड़े बने हुए थे। वम्बईसे 
काठियावाड़ मुझे तीसरे दर्जेम ही जाना था। उसमे साफा और अँगरखा पहननेम 
मुझे झंझट मालूम हुई। अतएव मैने केवल कुर्ता, धोती और आठ-दस आनेकी काश्मीरी 
टोपीका उपयोग किया। 

१. भारत सेवक समाजके ढा० इरि ओऔक्षण्ण देव। 

२, इस घटनाका उत्छेख़ १३ फरवरीके ैतगत “डापरी: १९१० ” में किया गया दै। देखिए खण्ड 
१३, पृष्ठ १६३। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २८७ 


ऐसी पोशाक पहननेवालेकी गिनती गरीब आदमीमें होती थी। उस समय 
वीरमर्गांव अथवा बढवाणमे प्लेगके कारण तीसरे दर्जके यात्रियोकी जाँच होतो थी। 
मुझे थोडा बुखार था। जाँच करनेवाले अधिकारीने हाथ देखा, तो वह उसे गरम 
लगा। इसलिए उसने मुझे राजकोटमे डाक्टरसे मिलनेका हुक्म दिया और मेरा नाम 
लिख लिया। 

बम्बईसे किसीने तार या पत्र मेजा होगा। इसलिए बढवान स्टेशन पर वहाँके 
प्रसिद्ध प्रजा-सेवक दर्जी मोतीलाल मुझसे मिले। उन्होने मुझसे वीरम्गाँवकी चुगी- 
सम्बन्धी जाँच-पडतालकी और उसके कारण होनेवाली परेशानियोकी चर्चा की। में 
ज्वरसे पीडित था, इसलिए बाते करनेकी बहुत इच्छा न थी। मैने उन्हे थोड़ेमे ही 
जवाब दिया: 

“आप जेल जानेको तैयार है? ” 

मैने मात्रा था कि विना विचारे उत्साहमें जवाब देनेवाले बहुतेरे युवकोकी भाँति 
ही मोतीछाल भी होगे। पर उन्होने बहुत दृढतापूर्वक उत्तर दिया: 

“हम जरूर जेल जायेगे। पर आपको हमे रास्ता दिखाना होगा। काठियावाडीके 
नाते आप पर हमारा पहला अधिकार है। इस समय तो हम आपको रोक नही 
सकते, पर लौठते समय आपको बढवान उतरना होगा। यहाँके युवकोका काम और 
उत्साह देखकर आप खश होगे। आप अपनी सेनामें जब चाहेगे तब हमे भरती कर 
सकेगे। ” 

मोतीछाल पर मेरी आँख टिक गई। उनके दूसरे साथियोने उनकी स्तुति करते 
हुए कहा . 

“ये भाई दर्जी है। अपने घन्धेमे कुशल है, इसलिए रोज एक घटा काम करके 
हर महीने कूगमग पत्द्रह रुपये अपने खचके लिए कमा छेते है, और बाकीका सारा 
समय सार्वजनिक सेवामे विताते है। ये हम सब पढे-लिखोका मार्गदर्शन करते हैँ और 
हमे लज्जित करते है।” 

बादमे भाई मोतीलालके सम्पर्कमें काफी आया था और मेने अनुभव किया था 
कि उनकी उपर्यक्त स्तुतिम लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं थी। जब सत्याग्रह्श्रम 
स्थापित हुआ, तो वे हर महीने वहाँ कुछ दिन अपनी हाजिरी दर्ज करा ही जाते 
थे। बालकोकों सीना सिखाते और आश्रमका सिलाई-काम भी कर जाते थे। वीरम- 
गाँवकी बात तो मुझे रोज सुनाते रहते थे। वहाँ यात्रियोको जिन मुसीबतोका सामना 
करना पडता था, वे उनके लिए असह्य थी। इन मोतीलालको मरी जवानीमें बीमारी 
उठा ले गई और बढवान उनके बिना सूना हो गया। 

राजकोट पहुँचने पर दूसरे दिन सवेरे में उपर्यक्त आज्ञाके अनुसार अस्पतालमें 
हाजिर हुआ। वहाँ तो मै अपरिचित नहीं था। डाक्टर शरमाये और उक्त जाँच 
करनेवाले अधिकारी पर गुस्सा होने लगे। मुझे गुस्सेका कोई कारण न दिखाई पडा। 
अधिकारीने अपने धघर्मका पालन ही किया था। वह मुझे पहचानता वही था, और 
पहचानता होता, तो भी उसने जो हुक्स दिया, वह देता उसका धर्म था। पर चूँकि 


२८८ सम्पूर्ण गाघी वाडमय 


मैं सुपरिचित था, इसलिए राजकोटमे में जाँच कराने जाऊँ, उसके बदले छोग घर 
आकर मेरी जाँच करने लगे। 

ऐसे मामलोमे तीसरे दर्जके यात्रियोकी जाँच करना आवश्यक है। बढ़े माने 
जानेवाज़े लोग भी तीसरे दर्जेमे यात्रा करे, तो उन्हें गरीबों पर छुग्रनेवाले नियमोंका 
स्वेच्छासे पालन करना चाहिए, और अधिकारियोकों पक्षयातर नहीं करना चाहिए। 
पर मेरा अनुमव यह है कि अधिकारी तीसरे दर्जेके यात्रियोकों आदमी समझनेंके 
बदले जानवर-जेसा समझते हूँ। 'तू के सिद्रा उनके छिए दूसरा कोई सम्बोचन ही 
नही होता। तीसरे दर्जेका यात्री न जवाब दे सकता है, न बहस कर सकता है। उसे 
इस तरह व्यवहार करना पड़ता है, मानों बह अधिकारीका नौकर हो। अधिकारी 
उसे मारते-पीटते है, उसका मारू-असवाब छीन छेते हैं, उसकी ट्रेन छुड़वा देते है, 
उसे टिकट देनेमे हैरान करते हैँ। यह सब मैंने स्वयं अनुभव किया है। इस वस्तु- 
स्थितिमे सुचार तमी हो सकता है, जब कुछ पड़े-छिखे और धनिक लोग गरीबों-जैसे 
बने, तीसरे दर्जेमे यात्रा करके गरीब यात्रीको न मिलनेवाली एक भी सुविधाका उपभोग 
ने करे, और भड़चनो, अधिष्टताओं, अन्यायों तथा वीमत्सताकों चुपचाप ने सहकर 
उनका सामना करे और उन्हे दूर कराये। 

काठियावाडम में जहाँ-जहाँ भी घूमा, वहाँ-वहां मैने वीरमगाँवकी चुगी-सम्बन्धी 
जाँचकी जिकायते सुनी। अतएव मैंने छॉर्ड विलिग्डनके दिये हुए निमन्त्रणका तुरन्त 
उपयोग किया। इस सम्बन्ध जो भी कागजन्पत्र मिले, सवको में पढ़ ग्या। मैंने 
देखा कि थिकायतोम बहुत सचाई है। इस विपयमे मैने बम्बई सरकारसे पत्र-व्यवहार 
शुरू किया। सेक्रेटरीसे मिछा। छॉडे विछिग्डनसे भी मिला। उन्होंने सहानुभूति प्रकट 
की, किन्तु दिल्‍लीकी ढीरककी थिकायत की। सेक्रेटरीने कहा . “ हमारे ही हाथकी वात्त 
होती, तो हमने यह चंगी कभीकी उठा दी होती । आप केन्द्रीय सरकारके पास जाइए |” 

मैने केन्रीय सरकारसे पत्र-व्यवहार गुरू किया, पर पत्रोंकी पहुँचके अतिरिक्त 
कोई उत्तर न पा सका। छगमय दो वरसके पत्र-व्यवहारके धाद जब मुझे लॉडं 
चेम्सफोर्डसे मिलनेका मौका मिला तव मामछेकी सुनवाई हुईं। छॉर्ड चेम्सफोडसे वात 
करने पर उन्होने आइचये प्रकट किया। उन्हें वीरमगांवकी कोई जानकारी नही थी। 
उन्होने मेरी बात व्यानपूर्वक सुनी और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगाँवके 
कागज-पत्र मगवायें, और मुझे वचन दिया कि यदि आपके कथनके विरुद्ध अधिकारियोको 
कोई आपत्ति नही हुई, तो चुगी रद कर दी जायेगी। इस मुछाकातके वाद कुछ ही 
दिनोंमे चुगो उठ जानेकी खबर मैने अखबारोम पढ़ी।' 

मैने इस जीतको सत्याग्रहकी नीव माता, क्‍योंकि वीरम्गाँवके सम्बन्धर्में बाते 
करते हुए धम्बई सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि इस विषय पर वगसराके 
मेरे भाषणकी' नकछ उनके पास है। उसमे उल्लिखित सत्याग्रह पर उन्होने अपनी 
अप्रसन्नता भी प्रकट की थी। उन्होंने पुछा था: 


१, देखिए खण्ड १४, १०5 ६७। 
२ देखिए खण्ड १३, पृष्ठ शण४। 


सत्यके प्रयोग अर्थवा आत्मकथा २८९ 


- क्या आप इसे घमकी नही मानते ? और क्या इस तरह कोई दक्तिशालिसी 
सरकार धमकियोकी परवाह करती है? ” 


मैंने जवाब दिया: 

यह घमकी नहीं, लोकशिक्षा है। छोगोको अपने दुख दूर करनेके सब 
वास्तविक उपाय बताना मुझ-जैसोका धर्म है। जो जनता स्वतन्त्रता चाहती है, उसके 
पास अपनी रक्षाका कोई अन्तिम उपाय होना चाहिये। साधारणत. ऐसे उपाय हिंसात्मक 
होते है। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। उसका उपथोग और उसकी मर्यादा बताना 
में अपता घ॒र्में समझता हूँ। मुझे इस विवयमें सन्देह नहीं है कि अग्रेज सरकार 
शक्तिशालिनी है, पर इस विषयमें भो मुझे कोई सन्देह नहीं कि सत्याग्रह स्वोपरि 
वस्त्र है।” 

चतुर सेक्रेटरीने अपना सिर हिलाया और कहा, “ठोक है, हम देखेंगे।” 


४. शान्तिनिकेतन 


राजकोटसे में शान्तिनिकेतन गया। वहाँ शान्तिनिकेतनके अध्यापको और, विद्या- 
थियोने मुझपर अपना प्रेम बरसाया। स्वागतकी विधिमे सादगी, करा और प्रेमका 
सुन्दर मिश्रण था।' वहाँ में काकासाहब कालेलकरसे पहले-पहल मिला। 

कालेलकर 'काकासाहव ' क्यो कहलाते थे, यह में उस समय नहीं जानता 
था। लेकिन बादमे मालूम हुआ कि केशवराव देक्षपाण्डे, जो विछायतमे मेरे समकालीन 
थे, और जिनके साथ विलायतमें मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बडौदा राज्यमे 
“गंगनाथ विद्यालय” चल्का रहे है। उनकी अनेक भावनाआओमे से एक यह भी थी कि 
विद्यालयमे पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचारसे वहाँ सब अध्यापकोके नाम 
इसी तरह रखे गये थे। कालेलकरको काका नाम मिला। फडके मामा” बने। 
हरिहर शर्मा 'अण्णा' कहलाये। दूसरोके भी यथायोग्य नाम रखे ग्रये। काकाके 
साथीके झरूपमे आनन्दानत्द (स्वामी) और मामाके मित्रके नाते पट्वर्घंत (आप्पा) 
आगे चलकर इस कुटुम्बमे सम्मिलित हुए। इस कुटुम्बके उपर्युक्त पाँचों सदस्य एकके 
वाद एक मेरे साथी बने। देशपाण्डे साहब के नामसे पुकारे जाने छगे। साहबका 
विद्यालय बन्द होने पर यह कुटुम्ब विखर गया। पर इन छोगोने अपना आध्यात्मिक 
सम्बन्ध नही छोडा। 

काकासाहव भिन्न-भिन्न अनुभव प्राप्त करनेमे लग छगे। इसी सिलूसिलेमे वे 
इस समय शान्तिनिकेतनमें रहते थे। इसी मण्डलके एक और सदस्य चिन्तामणि 
शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनो सस्क्ृत सिखानेमे हाथ बँठाते थे। 

शान्तिनिकेतनमे मेरे मण्डलको अरूगसे ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गाघी 
उस मण्डरूकों सँमाल रहे थे और फीनिक्स आश्रमके सब नियमोका पालन सूक्ष्मतासे 


१, देखिए खण्ड १३, एंष्ठ र६ | 


३९-१९ 


२९० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


करते-कराते थे। मैने देखा कि उन्होने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योगके कारण शान्ति- 
निकेतनमें अपनी सुमन्ध फैला दी थी। 

एन्ड्रयूज तो यहाँ थे ही। पियर्सन थे। जगदानन्द बाब, नेपाल बाव, सन्तोष 
बाबू, क्षितिमोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद वावू और काली बावके साथ हमारा खासा 
सम्पर्क रहा। 

अपने स्वमावके अनुप्तार में विद्याथियो और शिक्षकों घलमिल गया और 

-परिश्रमके विषयम चर्चा करने छगा। मंने वहाँके शिक्षकोके सामने यह वात रखी 

कि वेतनिके रसोइयोके बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वय बना लें तो 
अच्छा हो। ऐसा करनेसे आरोग्य और नीतिकी दृष्टिसे रसोई-धरपर शिक्षक-समाजका 
नियंत्रण स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलम्बन तथा स्वयपाकका पदार्थ-पाठ सीखेंगे। 
एक-दो श्ििक्षकोंने सिर हिंलाया। कुछ छोगोकों यह प्रयोग बहुत अच्छा छूग्रा। नई 
चीज, फिर वह कैसी भी क्यों न हो, वालकोको तो अच्छी लूगती ही है। इस न्यायसे 
यह चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्रीके सामने यह 
चीज रखी गई, तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो, तो 
स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवध्य पसन्द होगा। उन्होने विद्याथियोसे कहा, “ इसमें रवराज्य- 
की चाबी मौजूद है। 

पियसनने प्रयोगकों सफल बनानेमे अपने-आपको खा द्विया। उन्हें यह बहुत 
अच्छा छूगा। एक मण्डली साग काटनेवलोकी बनी, दूसरी अनाज साफ करनेवालोकी। 
रसोई-घरके आसपास जास्त्रीय ढगसे सफाई रखनेके काममे नगेन बाबू आदि जुट ग्ये। 
उन छोगोको क्रुदालीसे काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। 

लेकिन मेहनतके इस कामकी सवा सौ विद्यार्थी और सभी शिक्षक एकाएक तो नही 
अपना सकते थे। अतएवं रोज चर्चाएँ चलती। कुछ छोग थक जाते। परल्तु पियसन 
क्यो थकले लगे? वे हँसते चेहरेसे रसोई-धरके किसी-न-किसी काममे जुटे ही रहते। 
बड़े-वरडे बर्तत माँजना उन्हींका काम था। वर्तव मॉँजनेवाली टुकडीकी थकान उत्तारनेके 
लिए कुछ विधार्थी वहाँ सितार बजाते थे। विद्यार्थियोने प्रत्येक कामको पर्याप्त उत्साहसे 
अपना छिया और समूचा शान्तिनिकेतन मथुमक्खियोके छत्तेकी माँति गूंजने लगा। 

इस प्रकारके फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं, तो फिर वे रुक नहीं 
पाते। फीनिक्सका रसोई-घर स्वावलूम्बी बन गया था, यही नहीं, वल्कि उसमे रसोई 
भी बहुत सादी बनती थी। मसाकोका त्याग कर दिया गया था। अतएव भाठ, 
दाल साग तथा गेंहँके पदार्थ मी भापके द्वारा पका लिये जाते थे। वगाली खुराकमे 
सुधार करनेके विधारसे उस प्रकारका एक रसोई-घर शुरू किया था। उसमे एक-दो 
अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगोमे से तर्वताधारण 
रसोई-घरको स्वावलरूम्बी बनानेका प्रयोग शुरू किया जा सका था। 

पर आखिर कुछ कारणोसे यह प्रयोग बन्द हो गया। मेरा विश्वास यह है कि 
इस विद्व-विख्यात संस्थाने थोड़े समयके लिए भी इस प्रयोगकों अपनाकर कुछ खोया 
नहीं, अपितु इस प्रकार प्राप्त असेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २९१ 


मेरा विचार शान्तिनिकेतनमें कुछ समय रहनेका था। किन्तु विधाता मुझे जबर- 
दस्ती घसीटकर ले गया। में मुश्किलसे वहाँ एक हफ्ता रहा होऊँगा कि इतने 
पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला। शान्तिनिकेतन शोकमे डूब गया। सब मेरे 
पास सवेदनाके लिए आये। मन्दिरमे विशेष समा की गई।' यह गम्भीर दृश्य 
अपूर्वे था। में उसी दित पूनाके लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गाधीकों 
अपने साथ लिया, वाकी सब शान्तिनिकेतनम रहे। 

वर्देवानतक एन्ड्रयूज मेरे साथ आये थे। उन्होने मुझसे पूछा, “क्या आपको 
ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तानमे आपके लिए सत्याग्रह करनेका अवसर आयेगा ? और 
अगर ऐसा हो, तो कब आयेगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? ” 

मेने जवाब दिया, “इसका उत्तर देना कठिन है। अभी एक वर्षतक तो मुझे 
कुछ करना ही नहीं है। ग्ोखलेने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे एक वर्ष तक 
अ्रमण करना है, किसी सार्वेजनिक प्रश्नपर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट 
करना है। में इस प्रतिज्ञाका अक्षरश पालन करूँगा। बादमे भी जब मुझे किसी प्रइन 
पर कुछ कहनेकी जरूरत होगी तमी में कहुँगा। इसलिए में नहीं समझता कि पाँच 
वर्षतक सत्याग्रह करनेका कोई अवसर आयेगा।” 

यहाँ यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि हिन्द स्वराज्य ' में मैने जो विचार 
व्यक्त किये हैं, गोखले उनका मजाक उडाते थे और कहते थे, “आप एक वर्ष हिन्दु- 
स्तानमें रहकर देखेंगे, तो आपके विचार अपने-आप ठिकाने आ जायेंगे। ” 


५. तीसरे दर्जेकी विडम्बना 


बर्दवान पहुँचकर हमे तीसरे दर्जेका टिकट लेता था। उसे लेचेमे परेशानी हुई। 
जबाब मिला . “तीसरे दर्जेके यात्रीकी टिकट पहलेसे नही दिया जाता | ” से स्टेशन- 
मास्टरसे मिलने गया। उनके पास मुझे कौन जाने देता ” किसीने दया करके बता 
दिया कि स्टेशन-मास्टर वे रहे। में वहाँ पहुँचा। उनसे भी उपर्युक्त उत्तर ही मिला। 
खिडकीके खलने पर टिकट छेनें गया। पर टिकट आसानीसे मिलनेवाला न था। 
बलवान यात्री एकके बाद एक घुसते जाते और मुन्न-जंसोको पीछे हटाते जाते। 
आखिर टिकट मिला। 

गाडी आईं। उसमें भी जो बलवान थे वे घुस गये। बठे हुओ और चढवेवालोके 
बोच गाली-गलौज और धकक्‍का-मुकक्‍्कों शुरू हुई। इसमें हिस्सा लेना मेरे लिए सम्भव 
न था। हम तीनो इधरसे उघर चक्कर काठते रहे। सब ओरसे एक ही जवाब 
मिलता था “यहाँ जगह नहीं है।” में गार्डके पास गया। उसने कहा, जगह 
मिले तो बैठो, नहीं तो दूसरी ट्रेनमें जाना। 

मैने नम्नतापूर्वक कहा, “लेकिन मुझे जरूरी काम है। ” यह सुननेके लिए गाड़े 
के पास समय नहीं था। मैने हारकर मगनलालसे कहा, . जहाँ जगह मिले, बेठ 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २८। 


२९२ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


जाओ। ” पत्नीको लेकर मैं तीसरे दर्जेके टिकट्से ड्योढें दरजेमे घुसा। गा्डने उसमें 
जाते देख लिया था। आसनसोल स्टेशनपर गाड़े ज्यादा किरायेके पैसे लेने आया। 
मैने कहा: 

“ मुझे जगह बताना आपका धर्म था। जगह न मिलनेके कारण मै इसमें बैठा 
हूँ। आप मुझे तीसरे दर्जेमे जगह दिलाइए। में उसमे जानेको तैयार हूँ।” 

गार्ड साहब बोले, “ मुझसे बहस मत कीजिए। मेरे पास जगह नही है! पैसे 
न देने हो, तो गाडीसे उतरना पडेगा।” 

मुझे तो किसी भी तरह पूना पहुँचना था। गा्ंसे लड़नेकी मेरी हिम्मत नहीं 
थी। मेने पैसे चुका दिये। उसने ठेठ पुनातकका ड्योढा भाड़ा लिया। यह अन्याय 
मुझे अखर गया। 

सवेरे मुगलसराय स्टेशन आया। मगनरूलने तीसरे दर्जेमे जगह कर ली थी। 
मुगलसरायमे में तीसरे दर्जेमें गया। टिकट कलेक्टरको मैने वस्तु-स्थितिकी जानकारी 
दी, और उससे इस बातका प्रमाण-पत्र माँगा कि में तीसरे दर्जेमे चला आया हूँ। 
उसने देनेंसे इन्कार किया। मेने अधिक किराया वापस प्राप्त करनेके लिए रेलवेके 
उच्च अधिकारीको पत्र लिखा। उन्तको ओरसे इस आशयका उत्तर मिला: “ प्रमाण- 
पत्रके बिना अतिरिक्त किराया लौटानेका हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। पर आपके 
मामलेमें हम छौटाये दे रहे हैं। ब्दंबानसे मुगलसराय /त्तकका ड्योढा किराया वापस 
नहीं किया जा सकता। ” 

इसके बादके तीसरे दर्जेकी यात्राके मेरे अनुभव तो इतने हैँ कि उनकी एक 
पुस्तक बन जाये। पर उनमें से कुछके प्रासगिक उल्लेखके सिवा उनका इन प्रकरणोमे 
समावेश नहीं हो सकता। शारीरिक असमर्थतके कारण तीसरे दर्जेकी मेरी यात्रा 
बन्द हो गई। यह बात मुझे सदा खटकी है, और आगे भी खठकती रहेगी। 

तीसरे दर्जेकी यात्रामें अधिकारियोकी मनमानीसे उत्पन्न होनेवाली विडम्बना तो 
रहती ही है। पर तीसरे दर्जेमे बेठनेवाले कई यात्रियोका उजड्डघन, उनको गन्दगी, 
उनकी स्वार्थबूद्धि और उनका अज्ञान भी कुछ कस नही होता। दुःख तो यह है कि 
अक्सर यात्री यह जानते नही कि वे अशिष्ठता कर रहे है अथवा गन्दगी फैला 
रहे है अथवा उन्हें अपने ही मतलबकी चिन्ता ही है। वे जो करते है, वह उन्हें 
स्वाभाविक मालूम होता है। हम सभ्य और  पढ़े-लिखे छोगोने उनको कमी चित्ता 
ही नहीं की । 

थके-माँदे हम कल्याण जकशन पहुँचे। नहानेकी तैयारी की। मगनछालने और 
मैने स्टेशनके नलसे पानो लेकर स्तान किया। पत्नीके लिए कुछ तजवीज कर रहा 
था कि इतनेमें भारत-सेवक-समाजके भाई कौलने हमें पहचान लिया। वे भी पूदा 
जा रहे थे। उन्होंने पत्नीको दूसरे दर्जके स्तान-घरमे स्तान करानेके लिए ले जानेकी 
बात कही। इस सौजन्यको स्वीकार करनेमे मुझे सकोच हुआ। पत्नीकों दूसरे दजके 
स्नान-घरका उपयोग करनेका अधिकार नहीं था, इसे मै जानता था। पर मैनें उसे 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २८॥ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २९३ 


इस स्तात-घरमें नहाने देनेके अनौचित्यके प्रति आँखे मूंद छी। सत्यके पुजारीको यह 
भी शोभा नही देता। पत्नीकों वहाँ जानेका कोई आग्रह नहीं था, पर पतिके मोह- 
रूपों सुवर्णपात्रते सत्यको ढाँक लिया।' 


६, मेरा प्रयल 


पुता पहुँचनेपर गोखलेकी उत्तरक्रिया आदि सम्पन्न करके हम सब इस प्रइनकी 
चर्चामें लग गये कि अब सोसाइटी किस तरह चलाई जाये, और मुझे उससें 
सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। मुझपर भारी बोझ आ पडा। ग्रोखलेके जीते-जी 
भेरे लिए सोसाइटीमे दाखिल होनेका प्रयत्न करना आवश्यक न था। मुझे केवल 
गोखलेकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार चलना था। मुझे यह स्थिति पसन्द थी। 
भारतवर्षके तूफानी समुद्रमें कूदते समय मुझे एक कर्णधारकी आवश्यकता थी, और 
गोखलेके समान कर्णधारकी छायामे से सुरक्षित था। अब मेने अनुभव किया कि 
मुझे सोसाइटीमे भरती होनेके लिए सतत्‌ प्रयत्न करता चाहिए। मुझे यह छूगा कि 
गोखलेकी आत्मा यही चाहेगी। मैने बिना संकोचके और दृढतापूर्वक यह प्रयत्व शुरू 
किया । 

इस समय सोसाइटीके लगभग सभी सदस्य पूनामे उपस्थित थे। मैने उन्हें 
मनाना और मेरे विषयमे उन्हे जो डर था उसे दूर करना शुरू किया। किन्तु मैने 
देखा कि सदस्योगे मतभेद था। कुछकी राय मुझे दाखिल करनेके पक्षमे थी, दूसरोकी 
दृढतापूर्वक मेरे प्रवेशका विरोध करती थी। मैं अपने प्रति दोनों पक्षोंके प्रेमको देख 
सकता था। पर मेरे प्रति प्रेमकी अपेक्षा सोसाइटीके प्रति उनकी वफादारी कदाचित्‌ 
अधिक थी, प्रेमसे कम तो थी ही नहीं। इस कारण हमारी चर्चा मीठों और केवल 
सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए होती थी। विरुद्ध पक्षवालोंको यही छगा कि अनेक 
विषयोगें मेरे और उनके विचारोंके वीच उत्तर-दक्षिणका अन्तर था। इससे भी अधिक 
उन्हे यह छूगा कि जिन ध्येयोको ध्यातमें रखकर गोखलेने सोसाइटीकी रचना की 
थी, मेरे सोसाइटीमे रहनेंसे उन ध्येयोके ही खतरेमें पड़ जानेकी पूरी सभावना है। 
स्वमावत. यह उन्हे असह्य प्रतीत हुआ। 

लम्बी चर्चाके बाद हम एक-दूसरेसे अलग हुए। सदस्योने अन्तिम निर्णयकी बात 
दूसरी सभातक उठा रखी। 

घर लौटते हुए मै विचारोके भँवरमे पड गया। बहुमतसे दाखिल होनेका प्रसग 
आनेपर, क्या वैसा करना मेरे लिए इष्ट होगा ? क्या वह गोखलेके प्रति मेरी वफा- 
दारी मानी जायेगी? अगर मत मेरे विरुद्ध प्रकट हो, त्तो क्या उस दक्षामें में सोसा- 
इटीकी स्थितिको नाजुक ववानेका मिमित्त न बनूँगा ? मैने स्पष्ठ देखा कि जबतक 


१, दिख्पमयेन पात्रेण सत्पास्यापिहितं झुखस्‌। ईशोपनिषद मत्र १५। 
२« गाधीजीने नदीमें त्ृपण किया था, देखिए खण्ड १३; ९८७ १६४ ॥। 


२९४ सम्पूर्ण गांधी वाइडमय 


सोसाइटीके सदस्योमें मुझे दाखिल करनेके बारेमे मतभेद रहे, तबतक स्वयं मुझे ही 
दाखिल होनेका आग्रह छोड देना चाहिए और इस प्रकार विरोधी पक्षको नाजुक 
स्थितिमे पडनेसे बचा लेना चाहिए, इसीमें सोसाइटी और गोखलेके प्रति मेरी वफादारी 
है। ज्यों हो अन्तरात्मामें इस निर्णयका उदय हुआ, त्यो ही मैने श्री शास्त्रीकों पत्र' 
लिखा कि वे मेरे प्रवेशके विषयमे सभा बुछाये ही नहीं। विरोध करनेवालोको भेरा 
यह निरचय बहुत पसन्द आया। वे धर्म-संकटसे बच गये। उनके और मेरे बीचकी 
स्नेहगाँठ अधिक दृढ हो गई, और सोसाइटीमें प्रवेश पानेकी अपनी अर्जीकों वापस 
लेकर में सोसाइटीका सच्चा सदस्य बना। 

अनुभवसे मै देखता हूँ कि भेरा प्रथाके अनुसार सोसाइटीका सदस्य न बनता 
ही उचित था, और जिन सदस्योने भेरे प्रवेशका विरोध किया था, उनका विरोध 
वास्तविक था। अनुभवने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके और मेरे सिद्धान्तोके 
बीच भेद था। किन्तु मतमेदको जान चुकने पर भी हमारे बोच आत्माका अन्तर 
कभी नही पड़ा, खठाई कभी पैदा नही हुईं। मतभेदके रहते हुए भी हम परस्पर 
बन्धु और मित्र रहे है। सोसाइटीका स्थान मेरे लिए यात्राका धाम रहा है। 

लौकिक दृष्टिसे मैं भछे ही उसका सदस्य नहीं बना, पर आध्यात्मिक दृष्टिसे 
तो मैं उसका सदस्य रहा ही है। लौकिक सम्बन्धकी अपेक्षा आध्यात्मिक सम्बन्ध 
अधिक मुल्यवान हैं। आध्यात्मिक सम्बन्धसे रहित छौकिक सम्बन्ध प्राणहीन देहके 
समान है। 


७, कुम्भ मेला 


मुझे डा० प्राणजीवनदास मेहतासे मिलने रगूल जाना था। वहाँ जाते हुए श्री 
भूपेन्द्रनाथ बसुका निमन्त्रण पाकर मैं कलकत्तेमे उत्तेे घर ठहरा था। यहाँ बंगाली 
शिष्टाचारकी पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनो मैं फलाहार ही करता था। मेरे 
साथ मेरा लड़का रामदास था। कलकत्तेमे जितने प्रकारका सूखा और हरा मेवा 
मिला, उतना सब इकट्ठा किया गया था। स्त्रियोने रात-सर जांगकर पिस्ते बगेरा 
भिगोकर उनके छिलके उतारे थे। ताजें फल भी जितनी सुघडतासे सजाये जा सकते 
थे, सजाये गये थे। मेरे साथियोके लिए अनेक प्रकारके पकवान तैयार किये गये 
थे। मैं इस प्रेम और शिष्टाचारको तो समझा, छेकिन एक-दो मेहमानोंके लिए समूचे 
परिवारका सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असह्य प्रतीत हुआ। परच्तु इस मुसीबतसे 
बचनेका मेरे पास कोई इलाज न था। शा 

रुंगन जाते समय स्टोमरमें मैं डेकका यात्रों था। यदि श्री बसुके यहाँ प्रेमकी 
मसीबत थी, तो स्टीमरमें अप्रेमकी मुसीबत थी। डेककी यात्राके कष्टोका मैनें बुरी 


च्छ 


तरह अनुभव किया। नहानेकी जगह इतनी गन्दी थी कि वहाँ खड़ा रहना भी कठिति 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २०३ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २९५ 


था। पाखाने नरकके कुण्ड ही थे। मलरू-मृत्रादिमे से चलकर यथा उन्हे लांघकर पाखानेमें 
जाना होता था! 

मेरे लिए यह भयकर वात थी। में जहाजके अधिकारीके पास पहुँचा, पर 
कौन सुनता है? यात्रियोतरे अपनी गन्दगीसे डेकको भर डाला था। वे जहाँ बंढे 
होते वही थूक देते, वही सुरतीकी पीककी पिचकारियाँ चलाते, वही खाते-पीनेके 
बाद बचा हुआ कचरा डालते। बातचीतसे होनेवाले कोलाहुलकी कोई सीमा न थी। 
सभी अपने लिए अधिकसे-अधिक जगह घेरनेकी कोशिश करते थे। कोई किसीकी 
सुविधाका विचार तक न करता था। वे स्वयं जितनी जगह धेरते, सामान उससे 
अधिक जगह घेर लेता था। ये दो दिन बडी घबराहंटमे बीते। 

रगूल पहुँचने पर मैने एजेंटों सारा हाल लिख मेजा। लौटते समय भी 
डेकपर ही आया। पर इस पत्रके और डॉ० मेहताके प्रबन्धके फलस्वरूप अपेक्षाकृत 
अधिक सुविवासे आया। 

मेरे फछाहारकी झझट तो यहाँ भी अपेक्षाकत अधिक ही रहती थी। डॉ० 
मेहताके साथ ऐसा सम्बन्ध था कि उनके घरको में अपना ही घर समझ सकता था। 
इससे मैने पदार्थोकी मात्रा पर तो अकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा 
निर्चित नहीं की थी। इस कारण तरह-तरहका जो मेवा आता, उसका में विरोध 
ते करता। नाना प्रकारकी वस्तुएँ आँखो और जीमको रुचिकर लगती थी। खानेका 
कोई निदिचित समय नहीं था। मैं स्वय जल्दी खा लेना पसन्द करता था, इसलिए 
बहुत देर नहीं होती थी। फिर भी रातके आठ-तौ तो सहज ही बज जाते थे। 

सन्‌ १९१५ में हरद्वास्मे कुम्मका मेला था। उसमें जानेकी मेरी कोई खास इच्छा 
नही थी। लेकिन मुझे महात्मा मुशीरामजीके दर्शनोके लिए जहूर जाता था। कुम्मके 
अवसरपर गोखलेके मारत-सेवक-समाजने एक बड़ी टुकडी भेजी थी। उसका भवन्ध 
श्री हृदयनाथ कुजरूके जिम्मे था। स्व० डा० देव भी उसमे थे। उनका यह प्रस्ताव 
था कि इस काममे मदद करनेके लिए मैं अपनी टुकडी भी के जाऊँ। झान्ति-निकेतन- 
वाली टुकडीको छेकर मगनलाल गाघी मुझसे पहले हरिद्वार पहुँच गये थे। रगूनसे 
लौटकर मैं भी उनसे जा मिला। 

कलकत्तेंसे हरद्वार पहुँचनेमें खूब परेशानी उठानी पडी। डिब्बोमे कमी-क्मी 
रोशनी तक न होती थी। सहारनपुरसे तो यात्रियोको मालगाड़ीके या जानवरोंके 
डिव्वोने ही ठूँस दिया गया था। खुले, विना छतवाले डिब्बोपर दोपहरका सूरज 
तपता था। नीचे निरे लोहेका फर्श था। फिर घबराहटका क्या पूछना था ? इतने 
पर भी श्रद्धालु हिन्दू अत्यन्त प्यासे होने पर भी मुसलमान पानी के आते पर 
उसे हरग्रिज न पीते थे। हिन्दू पानी की आवाज आती तभी वे पानी पीते ! इन्ही 
श्रद्धालु हिन्दुओको डावटर दवामें शराब दे, माँसका संत दे अथवा मुसलमान या ईसाई 
कम्पाउडर पानी दे, तो उसे लेनेमे उन्हे सकोच नही होता, और न पूछताछ करनेकी 
जरूरत होती है। 


१, देखिए खण्ड १३, एष5 ४३। 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमने झ्ञान्तिनिकेतनमें ही देख लिया था कि भंगीका काम करना हिन्दस्तानमें 
हमारा ख़ास घन्चा ही वन जायेगा। स्वर्ंसेवकोके लिए एक धर्मशालामे तम्वू लगाये 
गये थे। पाखानोके लिए डा० देवने गड्ढे खुदवाये थे। पर उत गड़्ढोको सफाईका 
प्रबन्ध तो ऐसे अवसरपर जो थोडे-से वेतनिक भंगी मिल सकते थे, उन्हीके द्वारा 
वे करा सकते थे न? इन गड़्ढोमे जमा होनेवाले पाखानेकों समय-समयपर ढँकने 
और दूसरी तरह उन्हें साफ रखनेका काम फीनिक्सकी टुकडीके जिम्मे कर देनेकी 
मेरी माँगकों डा० देवने खुशी-खुशोी स्वीकार कर लिया। इस सेवाकी माँग तो मैने 
की, लेकिन इसे करनेका बोझ मगनलाल गाघीने उठाया। मेरा धन्धा अधिकतर डेरेके 
अन्दर बैठकर लोगोको “दर्शन देनेका और आनेवाले अनेक यात्रियोके साथ धर्मकी 
या ऐसी ही दूसरी चर्चाएँ करनेका वन गया। मैं दर्क्षन देते-देते अकुला उठा। मुझे 
उससे एक मिनटकी भी फुरसत न मिलती थी। नहाने जाते समय भी दर्शनामिछापी 
मुझे अकेला न छोडते थे। फलाहारके समय तो एकान्त होता ही कैसे ? अपने तम्बुके 
किसी भी हिस्सेमे में एक क्षणके लिए भो अकेला बैठ नही पाया। दक्षिण आफ्रिकामे 
जो थोड़ी-बहुत सेवा बन पडो थी, उसका कितना गहरा प्रभाव सारे भस्तखण्डपर 
पड़ा है, इसका में हरह्ारमे अनुभव कर सका। 

में तो चकक्‍क्रीके पाटोके बीच पिसने लगा। जहाँ प्रकट न होता, वहाँ तीसरे 
दर्जके यात्रीके नाते कष्ट उठाता और जहाँ ठहरता, वहाँ दर्शना्थियोंके प्रेमसें अकुला 
उठता। मेरे लिए यह कहना प्रायः कठिन हो गया है कि इन दोंमे से कौन-सी स्थिति 
अधिक दयनीय थी। दर्शनाथियोके प्रेम-प्रदर्शनसे मुझे बहुत बार गुस्सा आया है, और 
मनमे तो उससे भी अधिक बार दु.खी हुआ हूँ, इसका मुझे ख्याल है। त्तीसरे दर्जेकी 
कठिताइयोसे मुझे असुविधा हुईं है, पर क्रोव शायद ही कभी आया है, और उससे 
मेरी उन्नति ही हुई है। ह 

उन दिनो मुझमे घूमने-फिरनेकी अच्छी शक्ति थी। इससे काफी भ्रमण करना 
सम्मव हो गया था। उस समय में इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि रास्तोमे चलता 
भी मुश्किल हो जाये। इस भ्रमणमें मैने छोगोकी धर्म-मावनाकी अपेक्षा उनका पाग्रल- 
पतन, उनकी चंचरूता, उनका पाखण्ड और उनकी अव्यवस्था ही अधिक देखी। साधुओं 
का तो जमघट ही इकट्ठा हो गया था। ऐसा प्रतीत हुआ, मानों वे सिर्फ मालपुए 
और खीर खानेके लिए ही जन्मे हो। 

यहाँ मैते पाँच पैरोंवाली एक गाय देखी। मुझे तो आइचय्यें हुआ, किन्तु अनु- 
भवी छोगोने मेरा अज्ञान तुरन्त दूर कर दिया। पाँच पैरोवालो गाय दुष्ट और लोगी 
लोगोके छोमका बलिरूप थी। मारूम हुआ, गायके कन्धेको चौरकर उसमे जिन्दे वछडे- 
का काटा हुआ पैर फेसाकर कन्घेको सी दिया जाता है और इस दोहरे कसाईपनका 
उपयोग अज्ञानी लोगोको ठगनेमें किया जाता है। पाँच पैरोवाली गायके दर्शनके लिए 
कौन हिन्दू न छछचायेगा? उस दर्शनके लिए वह जितना दान दे उतना कम है। दर 

कुम्मका दिन आया। मेरे लिए वह धन्य घडी थी। मैं यात्राकी भावनासे हरि- 
द्वार नहीं गया था। तीर्थक्षेत्रमे पवित्र॒ताकों शोघमे भटकनेका मोह मुझे कमी नहीं 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २९७ 


रहा। किन्तु १७ छाख लोग पासण्डी नहीं हो सकते। कहा गया था कि मेलेमे १७ 
लाख लोग आये होगे। इनमे असख्य लोग पुण्य कमानेके लिए, शुद्धि प्राप्त करनेके 
लिए आये थे, इसमे मुझे कोई शका न थी। यह कहना असम्भव नहीं, तो कठिन 
अवश्य है कि इस प्रकारकी श्रद्धा आत्माकों किस हेदतक ऊपर उठाती होगी। 

में विछोनेपर पडा-पडा विचार-सागरमे डूब गया। चारो ओर फंले हुए पासण्डके 
वोच ये पवित्र आत्माएँ भी है। वे ईश्वरके दरवारमे दण्डनीय नहीं मानी जायेगी। 
यदि ऐसे अवसरपर हरिदारमे आना ही पाप हो, तो मुझे सार्वजनिक रूपसे उसका 
विरोव करके कुम्मके दिन तो हरिद्वारका त्याग ही करता चाहिए। यदि यहाँ आनेमे 
और कुम्मके दिन रहनेमे पाप न हो, तो मुझे कोई-त-कोई कठोर ब्रत लेकर प्रचलित 
पापका प्रायरिचत्त करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा जीवन ब्रतोकी 
नीवपर रचा हुआ है। इसलिए मैने कोई कठिन ब्रत छेनेका निश्चय किया। मुझे 
उस अनावश्यक परिश्रमकी याद आई, जो कलरूकत्ते और रगूनमे यजमानोको मेरे लिए 
उठाना पडा था। इसलिए मैने आहारको वस्तुओकी मर्यादा आँकने और अँधेरेसे पहले 
भोजन करनेका ब्रत छेनेका तिएचय किया | मैने देखा कि यदि मै मर्यादाकी रक्षा नहीं 
करता हूँ, तो यजमानोके लिए में भारो असुविधाका कारण बन जाऊँगा और सेवा 
करनेके बदले हर जगह लोगोकों अपनी सेवामे ही उलझाये रहँगा। अत़एवं चौबीस 
घटोमे पाँच चोजोसे अधिक कुछ न खानेका और रात्रिके भोजनके त्यागका ब्रत मैने 
ले लिया। दोनोकी कठिनाईका पूरा विचार कर लिया। मैने इन ब्रतोमे कोई भी 
गुजाइश ने रखनेका निश्चय किया। वीमारीमे दवाके रूपमें बहुत-सी चीजे लेना या 
न लेना, दवाकी ग्रिनती वस्तुओमें करना या न करना, इन सब बातोकों सोच रिया 
और निरचय किया कि खानेके कोई भी पदार्थ मै पाँचसे अधिक न लेगा । 

इन दो ब्रतोकों छिये तेरह वर्ष हो चुके है। इन्होने भेरी काफी परीक्षा ली है। 
किन्तु जिस प्रकार परीक्षा ली है, उसी प्रकार ये मेरे छिए काफी हृदतक ढालरूप 
मी सिद्ध हुए है। मेरा यह मत है कि इन क्रतोके कारण मेरा जीवन-काल बढ़ा है, 
ओर मैं मानता हूँ कि इनकी वजहसे मै अनेक वार वीमारियोसे बच गया हूँ। 


८, लछमन झूला 


जब में पहाड-से दोखनेवाले महात्मा मुशीरामजीके दर्शन करने और उनका 
गुरुकुल देखने गया, तो मुझे वहाँ बडो शान्ति मिली। हरिद्वारके कोलाहरू और गुरु- 
कुकी शान्तिके बीचका भेद स्पष्ट दिखाई देता था। 

महात्माने मुझे अपने प्रेमसे नहला दिया। ब्रह्मबचारी मेरे पाससे हटठते ही न 
थे। रामदेवजीसे भी उसी समय मुलाकात हुई, और उनकी शक्तिका परिचय मैं 
तुरन्त पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतमेदका अनुभव हुआ, फिर भी हम 
परस्पर स्तेहकी गाँठसे वध गये। कर 

गुरुकुलमे औद्योगिक शिक्षा शुरू करनेकी आवश्यकताके वारेमे रामदेवजी और 
दूसरे शिक्षकोक़े साथ मैने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ । 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


मैने लछमन झूलेकी तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतोने मुझे सलाह दी थी कि 
हृषीकेश गये बिना में हरिहार न छोड । मुझे वहाँ पैदल जाना था। इसलिए एक 
मंजिल हृषीकेशकी और दूसरी लछमन झूलेकी थी। ु 

हृषीकेशम अनेक सनन्‍्यासी मुझसे मिलते आये थे। उनमें से एकको' मेरे जीवनमे 
वडी दिलचस्पी पैदा हुई। फोनिक्स-मण्डर मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होनें 
अनेक प्रइन पूछे। हमारे बीच घर्मकी चर्चा हुईं। उन्होनें देखा कि मुझमें घर्मकी 
तीज्र भावना है। में मगा-स्ताव करके आया था। इसलिए दारीर खुला था। भेरे 
सिर पर शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हे दु.ख हुआ और उन्होने मुझसे पूछा: 

“आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते है, इससे हमारे 
समान लोगोको दुख होता है। ये दो हिन्दृर्मकी बाह्य सन्ञाएँ है, ओर प्रत्येक हिल्दूको 
इन्हे घारण करना चाहिए।” 

लगभग दस सालकी उम्रमे पोरवन्दरमे ब्राह्मणोके जनेऊओमे वन्धी हुई चावियोको 
झेकार सुनकर मुझें उनसे ईर्ष्या होतो थी। मैं सोचा करता था कि झकार करनेवाली 
कुजिया जनेऊमे बाँधकर मै भी घूमूं, तो कितना अच्छा हो! उन दिनो काठियावाडके 
वैश्य परिवारों जनेऊ पहननेका रिवाज नहीं था। पर पहले तीन वर्णोकों जनेऊ 
पहनना चाहिए, इस आशयका नया प्रचार चल रहा था। उसके फलस्वरूप गाघी- 
कुटुम्बके कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने छगे थे। जो ब्राह्मण हम दो-तीन भाइयोको राम- 
रक्षाका पाठ सिखाते थे, उन्होनें हमे जनेऊ पहनाया, और अपने पास कुजी रखनेका 
कोई कारण न होते हुए भी मैने दो-तोन कुजियाँ उसमे छटका ली। जनेऊके दूट 
जाने पर उसका मोह उतर गया था या नही, सो तो याद नहीं है। पर मैने नया 
जनेऊ नहीं पहना। ु 

बडी उम्र होने पर हिन्दुस्तान और दक्षिण आफ्रिकामे भी दूसरोने मुझे जनेऊ 
पहनानेका प्रयत्न किया था, पर मेरे ऊपर उनकी दलीलोका कोई असर न हुआ था। 
शूद्र जनेऊ न पहन सके, तो दूसरे वर्ण क्यो पहने ? जिस वाह्म वस्तुकी प्रथा हमारे 
कुटुम्बमे नहीं थी, उसे आरम्म करनेका मुझे एक भो सबलल कारण नहीं दिखाई 
देता था। 

वैष्णव होनेके कारण मैं कठी पहनता था। शिखा तो गुरुजन हम भाइयोके 
सिरपर रखाते थे। विलायत जानेके समय मैने इस झर्मके मारे शिखा कटा दी थी कि 
वहाँ सिर खुला रखना होगा, गोरे शिखाको देखकर हँसेगे और मुझे जगली समझंग। 
मेरे साथ रहनेवाले मेरे भतीजे छगतलाल ग्रांधी दक्षिण आक्रिका्में बडी श्रद्धासे शिखा 
रखते थे। यह शिखा उनके सार्वजनिक काममे बाघक होगी, इस अमके कारण मेर्न 
उन्तका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यो शिखा रखनेमे मुझे शर्म छूमती थीं। 

मैंने स्वामीजीको उपर्युक्त बाते कह सुनाई और कहा: 

४ मै जनेऊ तो धारण नहीं करूँगा। जिसे न पहनते हुए भी असश्य हिन्दू हिन्द 
माने जाते है, उसे पहननेकी मैं अपने लिये,कोई जरूरत नही देखता। फिर, जनेऊ 


१, मंगलनाथजी; देखिए खण्ड १३, पृष्ठ १६७। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २९९ 


धारण करनेका अर्थ है, दूसरा जन्म लेना, अर्थात्‌ स्वय सकल्पपूर्वक शुद्ध बनना, ऊध्वे- 
गामी बनना। आजकल हिन्दू समाज और हिन्दुस्तान दोनो गिरी हुई हालतमे है। 
उसमें जनेऊ घारण करनेका हमे अधिकार ही कहाँ है? हिन्दू समाजकों जनेऊका 
अधिकार तभी ' हो सकता है, जब वह अस्पृश्यताका मैल घो डाले, ऊँच-नीचकी वात 
भूल जाये, जड़े जमाये हुए दूसरे दोषोको दूर करे और चारो ओर फैले हुए अधर्म 
तथा पाखण्डका अन्त कर दे। इसलिए जनेऊ धारण करनेकी आपकी बात मेरे गले 
नहीं उतरती। किन्तु शिखाके सम्बन्धभे आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। 
शिखा तो में रखता था। उसे मैने शर्म और डरके मारे ही कठा डाला है। मुझे 
लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिए। मैं इस सम्बन्धमे अपने साथियोसे चर्चा 
करूँगा। 

स्वामीजीको जनेऊके वारेमे मेरी दलील अच्छी न लगी। जो कारण मैने न 
पहननेके लिए दिये, वे उन्हें पहननेके पक्षमें दिखाई पडे। जनेऊके विषयमे हुषोकेशमे 
मैंने जो विचार प्रकट किये थे, वे आज भी रूगमभग उसी रूपमे कायम है। जब 
तक अलूग-अलग घ॒मर्मं मोजूद है, तबतक प्रत्येक घर्मको किसी विशेष बाह्य चिन्हकी 
आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब वाह्य सज्ञा केवल आडम्बर बन जातो है 
अथवा अपने घम्मकों दूसरे घर्मसे अलग बतानेके काम आती है, तब वह त्याज्य हो 
जाती है। में नही मानता कि आजकल जनेऊ हिन्दू धर्मको ऊपर उठानेका साधन 
है। इसलिए उसके विषयसे में तटस्थ हूँ। 

शिखाका त्याग स्वय मेरे लिए छज्जाका कारण था। इसलिए साथियोसे चर्चा 
करके मैने उसे घारण करनेका निरचय किया। 

पर अब हम लछमन झूलाकी बात ले। हृषीकेश और लछछमन झूछाके प्राकृतिक 
दृश्य मुझे बहुत भले छगे। प्राकृतिक कछाकों पहचाननेकी पूर्वजोको शक्तिके विषयमे 
और इस कलाको घामिक स्वरूप देनेकी उनकी दूरन्देशीको लेकर मैने मन-ही-मन 
अत्यन्त आदरका अनुभव किया। 

किन्तु मनृष्यकोी झृतिसे चित्तकों शान्ति न मिली। हरिद्ाारकी तरह हृषीकेशमे 
भी लोग रास्तोको और गयाके सुन्दर किनारोकों ग़न्दा कर देते थे। गगाके पवित्र 
जलूको दूषित करनेमें भी उन्हे किसी प्रकारका सकोच न होता था। पाखाने जानेवाले 
दूर जानेके बदले जहाँ छोगोकी आमद-रफ्त होती, वही हाजत रफा करने बेठ जाते 
थे। यह देखकर हृदयको बहुत आधात पहुँचा । 

लछ्मन झूला जाते हुए छोहेका झूलता पुल देखा। छोगोसे सुना कि यह पुल 
पहले रस्सियोका था और बहुत मजबूत था। उसे तोडकर एक उदार हृदय मारवाडी 
सज्जनने बडा दान देकर लोहेका पुल बनवा दिया, और उसकी चावी सरकारको 
सौप दी! रस्सियोके पुछकी मुझे कोई कल्पना नही है, पर छोहैका पुल प्राकृतिक 
बातावरणकों कलुषित कर रहा था और वहुत अग्रिय मालूम होता था। यात्रियोके 
इस रास्तेकी चावी सरकारकों सौप दी गई, यह चीज मेरी उस समयकी वफादारीको 
भी असह्य लछगी। 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वहसे मी अधिक दुःखद दृश्य स्वर्गाश्रमका था। टीतकी चादरोकी तदवेंले-जैसी 
कोठरियोंकों स्वर्गाश्रमका नाम दिया गया था। मुझे वतलाया गया कि ये सावकोंके 
लिए वनवाई गई थी। उस समय उत्तम शायद ही कोई साधक रहता था। उनके 
पास बने मुख्य मवनम रहनेवालोनें भी मुझपर अच्छा असर न डाला। 

पर हरिद्वारके अनुमव मेरे लिए अमूल्य सिद्ध हुए। मुझे कहाँ वसना और क्या 
करता चाहिए, इसका निदचय करनेमें हरिह्वारके अनुभवोने मेरी बड़ी मदद की। 


९५, आश्रमकी स्थापना 


कुम्मकी यात्रा मेरी हरिद्वरकी दूसरी यात्रा थी। 

सन्‌ १९१५ के मई महीनेको २५ तारोखके दिन सत्याग्रह-आश्रमकी स्थापना 
हुई। श्रद्धानन्ददीकी इच्छा थी कि में हरिद्वारमें बसूं। कलकत्तेके कुछ मित्रोकी सलाह 
वैद्यनाथ-धाममे बसानेकी थी। कुछ मिन्रोका प्रवकू आग्रह राजकोटमे वसनेका था। 
किन्तु जब मैं अहमदाबादसे गुजरा, तो बहुत-से मित्रोनें अहमदाबाद पसन्द करनेको 
कहा और आश्रमका खर्च खुद ही उठानेका जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोज देता 
भी कबूल किया। 

अहमदाबादपर मेरी नजर टिकी थो। गुजराती होनेके कारण मैं मानता था 
कि गूजराती भाषा हारा मैं देशकी अधिकसे-अधिक सेवा कर सकूंगा। यह मीं 
धारणा थी कि चूँकि अहमदाबाद पहले हाथकी वुनाईका केन्द्र था, इसलिए चरखेका 
काम यही अधिक अच्छी तरह हो सकेगा। साथ ही, यह आजा भी थी कि गुजरातका 
मुख्य नगर होनेके कारण यहाँके घती छोग घनकी अधिक मदंद कर सकेंगे । 

अहमदाबादके मित्रोके साथ मैने जो चर्चाएँ की, उनमें अस्पृष्योंके प्रब्नपर भी 
चर्चा हुईं। मैने स्पष्ट शब्दोमे कहा था कि यदि कोई योग्य अन्त्यज भाई आश्रममें 
भरती होना चाहेगा, तो मैं उसे अवश्य भरती कहूँगा। 

४ आपकी जर्तोका पालन कर सकनेवाले अन्त्यज क्या रास्तेमें पड़े है? / यो 
कहकर एक वैष्णव मित्रने अपने मनका समाथान कर लिया । 

और आखिर अहमदाबादमे वसनेका नि३ुचय हुआ। ह 

मकानोकी तलाश करते हुए कोचरबमे श्री जीवनलाल वैरिस्टरका मकान किराये 
पर लेनेका निव्चय हुआ। श्री जीवनलछाल मुझे अहमदाबादमे वसानेवालोमे अग्रगण्य थ। 

तुरन्त ही प्रदुन उठा कि आश्रमका नाम क्या रखा जाये ? मेने मित्रोसे सलाह 
की। कई नाम सामने आये। सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझायें गये थे। सेवाश्रम 
नाम प्रिय था, पर उससे सेवाकी रीतिका बोध नहीं होता था। तपोवत्त नाम पता 
किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यद्यपि मुझे तपव्चर्या प्रिय थी, फिर भी यह 
नाम बहुत भारी प्रतीत हुआ। हमें तो सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध करनी थी, उसीका 
आग्रह रखना था और दक्षिण आफ्रिकार्में मैने जिस पद्धतिका उपयोग किया थीं, 
उसका परिचय भारतवर्षकों कराना था तथा यह देखना था कि उसकी गरक्ति कहाँ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३०१ 


तक व्यापक हो सकती है। इसलिए मैंने और साथियोने सत्याग्रह आश्रम नाम पसन्द 
किया। इस सामसे सेवाका और सेवाकी पद्धतिका भाव सहज ही प्रकट होता था। 

आश्रम चलानेके लिए नियमावलोकी आवश्यकता थी | अतएव मैने नियमावलीका 
मसविदा' तैयार करके उसपर मिन्नोकी राय माँगी। बहुत-सी सम्मतियोमे से सर 
गुरुदास बनर्जीकी सम्मति मुझे याद रहु गई है। उन्हे नियमावली पसन्द आई, पर 
उन्होने सुझाया कि ब्रतोमे नज्जता-ब्रतको स्थाव देना चाहिए। उनके पत्रकी ध्वनि यह 
थी कि हमारे युवक-बर्गंमे नम्नताकी कमी है। यद्यपि नम्नताके अभावका अनुभव मै 
जगह-जगह करता था, फिर भी नम्नताकों ब्रतोम स्थान देनेसे लम्नताके नम्नता न 
रह जानेंका मय छूगता था, नम्नताका सम्पूर्ण अर्थ तो शून्यता है। शुन्यताकी प्राप्तिके 
लिए दूसरे न्रत हो सकते हैँं। शून्यता मोक्षकी स्थिति है। मुमुक्षु अथवा सेवकके 
प्रत्येक कार्यमे नम्नता -- अथवा निरभिमानता--न हो तो वह समुमुक्षु नहीं है, सेवक 
नही है, वह स्वार्थी है, अहकारी है। 

आश्रममे इस समय लगमंग तेरह तमिल भाई थे। दक्षिण आफ़िकासे भेरे साथ 
पाँच तमिल वाऊक आये थे और दूसरे यहीके थे | रगमग पचीस स्त्री-पुरुषोसे आश्रमका 
आरम्भ हुआ था। 

सब एक रसोईमे मोजन करते थे, और इस तरह रहनेको कोशिश करते थे 
मानो एक ही कुटुम्बके हो। 


१०. कसौटीपर चढे 


आश्रमको कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतनेमे जैसी कस्ौटीकी 
मुझे आशा नहीं थी वैसी कसौटी हमारी हुई। माई अमृतछाल ठक्करका पत्र मिल्ना -- 
“तक गरीब और प्रामाणिक अन्त्यज परिवार है। वह आपके आश्रममे आकर रहना 
चाहता हैं। उसे भरती करेगे? ” 

मैं चौका। ठवकरवापा-जैंसे पुरुषकी सिफारिश लेकर कोई अच्त्यज परिवार 
इतनी जल्दी आयेगा, इसकी मुझे जरा भी आशा ने भी । मैने साथियोकों पत्र पढनेके 
लिए दिया। उन्होने उसका स्वागत किया। 

भाई अमृतलाल ठक्करकों लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रमके नियमोका 
पालन करनेकों तैयार हो, तो हम उसे भरती करनेको तैयार है। 

दृदाभाई, उनको पत्नी दानीवहन और दूध पीती और घुटनों चलती बच्ची 
रूकमी' तीनों आये। दृदाभाई वम्बईमे शिक्षकका काम करते थे। नियमोका पालन 
क्रबेकों तैयार थे। उन्हे आश्रमर्मे रख छिया। 

सहायक मित्र-मण्डलमे खलवली मच गई। जिस कुएँगे बगलेके मालिकका हिस्सा 
था, उस कुएँसे पानी भरनेमे अडचन होने ऊलगी। चरसवाले पर हमारे पानोके छीटे 


१, देखिए खण्ड १३, पृ ९५ भोर खण्ड ३६, ९४ ९५-१०१। 
२, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १५७। 


३०२ सम्पूर्ण गांबी वाइमय 


पड जाते, तो वह अष्ट हो जाता! उसने गालियाँ देना और दृदाभाईकों सताना 
शुरू किया। मैने सबसे कह दिया कि गालियाँ सहते जाओ और दृढतापूर्वक पानी 
भरते रहो । हमे चुपचाप गालियाँ सुनते देखकर चरसवाछा शरमिन्दा हुआ और उसने 
गालियाँ देता बन्द कर दिया। 

पर पैसेकी मदद बन्द हो गई। जिन भाईने आश्रमक्के नियमोका पाकन करभूे- 
वाले अन्त्यजोके प्रवेशके बारेमें पहलेसे ही णका की थी, उन्हें तो आश्रममे अन्त्यजके 
भरती होनेकी आशा ही न थी। 
हे पेंसेकी मदद बन्द होनेके साथ वहिप्कारकी अफवाह मेरे कानोतक आने लगी। 
मैने साथियोंसे चर्चा करबे तय कर रखा था: “ यदि हमारा वहिष्कार किया जाये 
और हमें कहीगे कोई मदद न मिले, तो भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोडेगे। 
अन्त्यजोकी वस्तीमे जाकर उनके साथ रहेगे और जो-कुछ मिलेगा उससे अथवा 
मजदूरी करके अपना निर्वाह करेगे।” 

आखिर मगनलालने मुझे नोटिस दिया: “अगले महीने आश्रमका खन्चे चलानेके 
लिए हमारे पास पंसे नहीं है। 

मैने धीरजस जवाब दिया: “तो हम अन्त्यजोकी वस्तीमें रहने चक्ले जायेगे। 

मुझपर ऐसा सकट पहली ही वार नहीं आया था। हर वार अन्तिम घडीमें 
प्रभुने मदद मेजी है। मगनछालके नोटिस देनेके बाद तुरन्त ही एक दिन सवेरे किसी 
लड़केने आकर खबर दी. “बाहर मोटर खडी है और एक सेठ आपको बुला रहे 
हैं।” में मोटरके पास गया। सेठने मुझसे पूछा: /जभेरी इच्छा आश्रमको कुछ मदद 
देनेकी है। आप छेगे? “ 

मैने जवाब दिया: “अगर आप कुछ देंगे, तो मैं जरूर छूंगा। मुझे कबूल 
करना चाहिए कि इस समय मैं आधिक संकटम भी हूँ।' 

४ हु कछ उसी समय आऊँगा। तव आप आश्रममे होगे? “ 

मैंने 'हां' कहा और सेठ चढ़े गये। दूसरे दिन नियत समयपर मोटरका 
भोंपू बोा। लछडकोने खबर दी। मेठ अन्दर नही आये। मैं उनसे मिलने गया। वे 
मेरे हाथपर तेरह हजारके नोट रखकर विदा हो गये। 

मैने इस मददकी कभी आशा नहीं रखी थी। मदद देनेकी यह रीति भी नई 
देखी । उन्होने आश्रममें पहले कमी कदम नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि में 
उनसे एक ही बार मिछा था। न आश्रममें आना, न कुछ पूछता; बह: ही बाहर 
पैसे देकर लौट जाना ! ऐसा यह मेरा पहला ही अनुभव था। इस सहायताके कारण 
अन्त्यजोकी वस्तीमे जाना झुक गया। मुझे लगभग एक सालका खर्च मिल गया। 

पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रमम भी मची। यद्यपि 
दक्षिण आक्रिकाम मेरे यहाँ अन्त्यज आदि आते रहते और भोजन करते थे, तथापि 
यह नही कहा जा सकता कि थहाँ अन्त्यज कुटुम्बका आना मेरी पत्नीको और आश्वमकी 
दूसरी स्लियोकों पसन्द आया। उनकी दानीवहनके प्रति घुणा नहीं तो उदासीचता त्तो 
थी ही; और उस उदासीनताको मेरी अत्यन्त सूक्ष्म आँखें देख पाती थी और तेज कान 
सुन पाते थे। आर्थिक सहायताके अभावके डरने मुझे जरा भी चिन्तित नहीं किया 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३०३ 


था। पर यह आन्तरिक क्षोम कठिन सिद्ध हुआ।' दानीबहन साधारण स्त्री थी। 
दूदाभाईकी शिक्षा भी साधारण थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी। उनका घौरज मझ्ले 
पसन्द आया था। उन्हे कभी-कभी गृस्सा आता था, पर कुछ मिलाकर उनकी सहन- 
शवितकी मुझपर अच्छी छाप पडी थी। मैं दृदाभाईको समझाता था कि वे छोटठे-मोटे 
अपमान पी लिया करे। वे समझ जाते थे, और दानीबहनसे भी सहन करवाते थे। 

इस परिवारकों आश्रमसें रखकर आश्रमने बहुत-कुछ सीखा, और प्रारम्मिक 
कालमे ही इस वातके विलकुल स्पप्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृश्यताके लिए कोई 
स्थान नहीं है, आश्रमकी मर्यादा निश्चित हो गई, और इस दिशामे उसका काम 
बहुत सरल हो गया। इसके बावजूद कि आश्रमका खचे बराबर बढ रहा था, मुख्यत. 
कट्टर माने जानेवाले हिन्दुओकी तरफंसे सहायता मिलती रही। कदाचित्‌ यह इस 
बातका स्पष्ठ सूचक है कि अस्पृब्वताकी जड़े भल्ती भाँति हिल गई थी। इसके अच्य 
अनेक प्रमाण तो हूँ ही। परन्तु अपनेको सनातनी माननेवाले हिन्दू जहाँ अन्त्यजके 
प्ताथ रोटी तकका व्यवहार रखा जाता हों, वहाँ भी मदद दें, यह कोई नगण्य प्रमाण 
नहीं माना जायेगा! 

इसी प्रन्‍नको केकर आश्रममे हुई एक और स्पष्टता, उसके सिलूसिलेमें उत्पन्न 
हुए नाजुक प्रदनोंका समाधान, कुछ अनसोची अडचनोका स्वागत इत्यादि सत्यकी 
खोजके सिलसिलेमे हुए प्रयोगोका वर्णन भ्रस्तुत होते हुए भी, मुझे छोड देना पड रहा 
है। इसका मुझे दुख है। किन्तु अब आमेके प्रकरणोमे यह दोष रहने ही वाला है। 
मुझे महत्वके तथ्य छोड़ देने पड़ेंगे, क्योकि उनमे हिस्सा लेवेवाले पात्रोमे से बहुतेरे अभी 
मौजूद है, और उनकी सम्मतिके बिना उनके नामोंका और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रसगोका स्वतन्त्रतापूर्वक': उपयोग करना अनुचित मालूम होता है। समय-समयपर 
सबकी सम्मति मेँगवाना अथवा उतसे सम्बन्ध रखनेवाले तथ्योको उनके पास भेजकर 
सुवरवाना सम्भव नही हैं, और यह आत्मकथाकी मर्यादाके बाहरको बात है। अतएवं 
इसके आगेकी कथा यद्यपि मेरी दृष्टिमे सत्यके शोवकके लिए जानने भोग्य है, 
तथापि मुझे डर है कि वह अधूरी ही दी जा सकेगी। तिसपर भी मेरी इच्छा 
और आशा यह है कि भगवान्‌ पहुँचने दें, तो असहयोगके युगतक पहुँच जाऊं। 


११९, गिरमिटकी प्रथा" 


अब नये बसे हुए और भीतरी तथा बाहरो तूफानोसे उबरे हुए आश्रमकों छोड़ 
कर यहाँ ग्रिरमिटअथापर थोडा विचार कर लेनेका समय आ ग्रया है। 

(शिर॒मिटिया यानी वे मजदूर जो पाँच बरस या इससे कमकी सजदूरीके 
इकरारनामेपर सही करके हिन्दुल्तानके वाहर मजदूरी करने गये हो। नेटालके ऐसे 
गिरमिटियोपर छगा तौन पौडका वार्षिक कर सन्‌ १९१४ में उठा दिया गया, पर 
गिरमिटकी प्रथा अभीतक बन्द नहीं हुई थी। 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ १२९। 
२३, देखिए खण्ड १३, एष्ठ २४५ | 


३०४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मंय 


सन्‌ १९१६ में भारत-भूषण पण्डित मालूवीयजीने यह प्रइन घारासभामे उठाया 
था और छाड्ड हाडिगने उतका प्रस्ताव स्वीकार करके घोषित किया था कि 'समय 
आनेपर इस प्रथाकों नष्ट करनेका वचन मुझे सम्राट्की ओरसे मिला है। लेकिन 
मुझे तो स्पष्ट छगा कि इस प्रथाकों तत्काल ही बन्द करनेका निर्णय हो जाना 
चाहिए। हिन्दुस्तानने अपनी छापरवाहीसे वरसोतक इस प्रथाको चलने दिया। मैने 
माना कि अब इस प्रथाकों बन्द कराने योग्य जागृति छोगोमे आ गई है। मै कुछ 
नेताओसे मिला, कुछ समाचारपत्रोनें इस विपयमें लिखा और मैने देखा कि लोकमत 
इस प्रथाकों मिटा देनेके पक्षमे है। क्या इसमें सत्याग्रहका उपयोग हो सकता है? 
मुझे इस विषयमे कोई शंक्रा नहीं थी, पर उसका उपयोग कैसे किया जाये, सो मैं 
नही जानता था। 

इस बीच वाइसरायने समय आनेपर ' शब्दका अर्थ समझानेका अवसर खोज 
लिया। उन्होने घोषित किया कि “ दूसरी व्यवस्था करनेमे जितना समय छंगेगा उतने 
समयमे ” यह प्रथा उठा दी जायेगी। 

अतएवं जब सन्‌ १९१७ के फरवरी महीनेसे भारत-भूषण पण्डित माल॒वीयजीने 
गिरमिट-प्रथा सदाके लिए समाप्त कर देनेंका कानून वडी धारासमामे पेश करनेकी 
इजाजत माँगो, तो वाइसरायने वैसा करनेसे इन्कार कर दिया। अतएव' इस प्रश्नके 
सम्बन्ध मैने हिन्दुस्तानमें घूमना गुरू किया। ह 

अ्मण आरम्म करनेसे पहले मुझे वाइसरायसे मिल लेना उचित मालूम हुआ। 
उन्होने तुरन्त ही मुझे मिलनेकी तारीख भेजी। उस समयके श्री मेफी, अब सर जान 
मेफी, उनके मन्त्री थें। श्री मेफीके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो गया। 
लार्ड चेम्सफोडके साथ सन्‍्तोषजनक बातचीत हुईं। उन्होंने निरचयपूर्वक तो कुछ न 
कहा, पर मुझे उनकी मददकी आशा बँघी। 

अ्रमणका आरम्भ मैने वम्बईसे किया। वम्बईमे सभा करनेका जिम्मा श्री जहाँगीर 
पेटिटने अपने सिर लिया। इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशनके नामसे समा 
हुई। उसमे पेश किये जानेवाले प्रस्तावोकों तैयार करनेके लिए समितिकी बेठ्क हुई। 
उसमे डा० रीड, सर लल्लूमाई श्ञामरूदास, श्री मटराजन आदि थे। श्री पेटिट तो 
थे ही! प्रस्तावमें गिरमिटिया प्रथा बन्द करनेकी विनती करनी थी। प्रइन यह था 
कि वह कब बन्द की जाये ? तीन सुझाव थे: जितनी जल्दी हो सके, इकतीसवी 
जुलाई तक ' और तुरन्त ।” “इकतीसवी जुलाई ' का मेरा सुझाव था। मुझे तो निश्चित 
तारीखकी जरूरत थी, ताकि उस अवधिमे कुछ न हो, तो यह सोचा जा सके कि 
आगे क्‍या करना है या क्‍या हो सकता है। सर लल्लूमाईका सुझाव तुरन्त शब्द 
रखनेका था। उन्होंने कहा . “इकतीसवी जुलाई 'की अपेक्षा तुरन्त शब्द अधिक 
शीघ्रता-सूचक है।” मैने समझानेका प्रयत् किया कि जनता “तुरन्त” झब्दकों नहीं 
समझ सकती। जनतासे कुछ काम लेना हो, तो निशचयात्मक शब्द होना चाहिए । 
“तुरन्त ' का अर्थ तो सब अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार करेगे। सरकार उसका एएे 
अर्थ करेगी, जनता दूसरा करेगी। 'इकतोसवी जुलाई का अर्थ सब एंक ही करेगे, 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३०५ 


और इस तारीख तक मुक्ति न मिली तो हमे क्या कदम उठाना चाहिए, सो हम 
सोच सकेगे। यह दलील डा० रीडके गले तुरन्त उतर गई। अन्तमें सर लल्लूभाईको 
भी इकतीसवी जुलाई पसन्द आ गई और प्रस्तावमे यह तारीख रखी गई। सार्वजनिक 
समामें यह भस्ताव पेश किया गया और सर्वत्र” 'इकतीसवी जुलाई की सीमा 
अकित हुई। 

वम्बईसे श्रीमती जाइजी पेटिटके अथक परिश्रमसे स्त्रियोका एक शिष्टमण्डल 
वाइसरायके पास पहुँचा। उसमे लेडी ताता, स्व० दिलशाद बेगम आदि महिलाएँ 
थी। सव बहनोके नाम तो मुझे याद नहीं हैँ, पर इस डेप्युटेशनका बहुत अच्छा 
प्रभाव पडा था और वाइसरायने उन्हे आज्ञाजनक उत्तर दिया था। 

में कराची, कलकत्ता आदि स्थानोमे भी हो आया था। सब जगह अच्छी समाएँ 
हुई थी, और छोगोमे सर्वेत्र खूब उत्साह था। आन्दोलन आरम्भ करते समय मुझे यह 
आशा नहीं थी कि ऐसो सभाएँ होगी और उनमें छोय इत्तनी सख्यामे उपस्थित होगे । 

इन दिनों मेरी यात्रा अकेले ही होती थी, इस कारण अनोखे अनुभव प्राप्त 
होते थे। खुफिया पुलिसवाले तो मेरे पीछे रूग्रे ही रहते थे। उनके साथ मेरा झगडा 
होनेंका कोई कारण ही न था। मुझे कोई बात छिपानी नहीं थी। इससे वे मुझे 
परेशान नही करते थे और न में उन्हें परेशान करता था। सौभाग्यसे, उस समय 
मुझे “महात्मा ' की पदवी नहीं मिली थी, यद्यपि जहाँ मैं पहचान लिया जाता था, 
बहाँ इस नामका घोष जरूर होता था। 

एक वार रेलमे जाते हुए कई स्टेशनों पर खुफिया पुलिसवाले मेरा टिकट 
देखने आते और नम्बर बगैरा लेते रहते थें। उनके प्रइनोका उत्तर में उन्हें तुरन्त 
ही दे देता था। साथी यात्रियोनें मान लिया था कि मैं कोई सीधा-सादा साधु अथवा 
फकीर हुँ। जब दो-चार स्टेशनों तक खुफिया पुलिसवाले आये, तो यात्री चिढ गये 
और उन्हे ग्रालियाँ देकर धमकाया , “इस बेचारे साधुको नाहक क्यों सताते हो? ” 
मेरी ओर मुडकर बोले, “इन बंदमाशोकों टिकट मत दिखाओ। 

मैने यात्रियोको घीमी आवाजम कहा, “ उनके टिकट देखने से मुझे कोई परेशानी 
नहीं होती। वे अपना कर्तंव्य करते है। उससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता । ” यात्रियोंके 
गले यह बात नहीं उतरो । वे मुझपर अधिक तरस खाने हूगे और आपसमें बाते 
करने लगें कि निर्दोष आदमियोको इस तरह तग क्यों किया जाता है 

खुफिया पुलिसवालोसे तो मुझे कोई तकलीफ नही मालूम हुई, पर रेलकी भीडसे 
तकलीफका मुझे छाहौरसे दिल्‍लीके बीच कडवेसे कंडवा अनुमद हुआ। कराचीसे 
कलकत्ते तक छाहौरके रास्ते जाना था। छाहौरमे ट्रेन बदलनी थी। वहाँकौ ट्रेनमे मेरी 
दारू कही गलती नही थी। यात्री जबरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। दरवाजा 
बन्द होता, तो खिडकीमेंसे अन्दर घुसते थे। मुझे निश्चित तारीख पर कलकत्ते 
पहुँचना था। यह ट्रेन खो देता, तो कछकत्ते पहुँच न पाता। में जगह मिलनेकी 
आशा छोड बैठा था। कोई मुझे अपने डिब्बेमें आने न देता था। आखिर एक मजदूरन 
मुझे जगह ढूँढते देखकर कहा, “मुझे बारह आने दो, तो जगह दिला दूं।” मैदे 
कहा, “ मुझे जगह दिला दो, तो जरूर बारह आने दूँगा।” वेचारा मजदूर यात्रियोसे 


३९-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी चौड़म॑य॑ 


गिड़गिड़ाकर कह रहा था, पर कोई मुझे छलेनेको तैयार न होता था। ट्रेन छटने 
ही वाली थी कि एक डिब्बेके कुछ यात्रियोने कहा, “यहाँ जगह नही है, लेकिन 
इसको भीतर घुसा सकते हो, तो घुसा दो। खड़ा रहता होगा।” मजदर मेरी ओर 
देखकर बोला, “क्यो जी ? ” मैने 'हाँ” कहा और उसने मुझे उठाकर खिडकीमें से 
अन्दर डाल दिया। में अन्दर पहुँचा, और उस मजदूरने बारह आने कमा लिये। 

मेरी यह रात मुश्किल्से बीती। दूसरे यात्री तो ज्यो-त्यो करके बैठ गये। मै 
ऊपरवाली बंठककों जजीर पकड़कर दो घटे खड़ा ही रहा। इस बीच कुछ यात्री 
मुझे धमकाते रहे: “अजी, तुम अब तक बंठते क्‍यों नही हो ? ” मैने बहुतेरा समझाया 
कि कही जगह नही है। यय्यपि वे ऊपरकी बैठकों पर आरामसे हरूम्बें होकर पडे थे, 
पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नही हो रहा था। वार-बार मुझे परेशान 
करते थे। वे जितना मुझे परेशान करते, उतनी ही शान्तिसे मै उन्हें जवाब देता था। 
इससे वे कुछ शान्त हुए। मेरा नाम-घाम पूछा। जब मुझे नाम वतलाना पड़ा तब 
वे दशरमायें। मुझसे माफी माँगी और मेरे लिए अपनी वगलरमें जगह कर दी। “सद्रका 
फल मीठा होता है” कहावत मुझे याद आईं। में बहुत थक गया था। भेरा सिर धूम 
रहा था। वेठनेके लिए जगहकी जब सचमृच जरूरत थी, तव ईदवरनें दिला दी। 

इस तरह में टकराता और धक्‍्कामुक्की वरदाइत करता हुआ समय पर कलकत्ते 
पहुँच गया। कासिम वाजारके महाराजने अपने यहाँ उतरनेका निमन्त्रण दे रखा था। 
कलकत्तेकी सभाके अध्यक्ष भी वह थे। कराचीकी ही तरह कलकत्तेमे भी छोगोका 
उत्साह उमड़ा पडता था। कुछ अंग्रेज भी सभामे उपस्थित थे। 

इकतीसवी जुराईके पहले' गिरमिटकी प्रथा बन्द होनेकी घोषणा हो गई। 

सन्‌ १८९४ में इस प्रथाका विरोध करनेवाला पहला प्रार्थना-पत्र मैने तैयार किया 
था और यह आशा रखी थी कि किसो दिन यह “अर्ध-गुलामी ” अवश्य ही रद होगी। 

१८९४ से शुरू किये गये इस प्रयत्नमे बहुतोकी सहायता थी। पर यह कहे 
बिना नहीं रहा जाता कि इसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था। 

इसका विशेष विवरण और इसमें भाग छेनेवाले पात्रोकी जानकारी पाठकोको 
“दक्षिण आफ़्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास ' में अधिक मिलेगी। 


१२. नीलका दाग 


चम्पारत जनक राजाकी भूमि है। जिस तरह चम्पारनमे आमके वन है, उसी 
तरह सन्‌ १९१७में वहाँ नीलके खेत थे। चम्पारनके किसान अपनी ही जमीनके 

भागमे नीलकी खेती उसके असल मालिकोके लिए करनेको कानूनसे बंधे हुए थ। 
इसे वहाँ (तिनकठिया' कहा जाता था। बीस कट्ठेका वहाँ एक एकड था और 
उसमें से तीन कट॒ठे जमीनमे नील बोनेकी प्रथाको “तिन कठिया' कहते थे। 


हिच्शि गायना, टिनीडाड, जमेका और फीणीमें एक नई सह्यायताप्राप्त अवास योजवापर विचार 
करनेके लिए रन्दनमें मई १९१७ को अन्तविभागीष सम्मेलन हुआ था। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३०७ 


मुझे स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ जानेसे पहले मैं चम्पारनका नाम तक 
नही जानता था। नोछकी खेती होती है, इसका ख्याक् भो नहीं के बराबर था। 
नीलकी गोटियाँ मेने देखी थी, पर वे चम्पारनमे होतो है और उनके कारण हजारो 
किसानोको कष्ट भोगना पडता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नही थी। 

राजकुमार शुक्क नामक चम्पारनके एक किसान थे। उन्हे इस प्रथासे कष्ट 
हो रहा था। यह उन्हे अखरता था। लेकिन अपने इस दु.खके कारण उनमें नीलके 
इस दाग्रको सबके लिए घो डालनेकी तीजम्र रूगन पैदा हो गई थी। 

जब में लखनऊ काग्रेसमे गया, तो वहाँ इस किसानने मेरा पीछा पकड़ा। 
“वकील बावू आपको सब हाल बतायेगे,' वे ऐसा कहते जाते और मुझे चम्पारन 
आनेका निमनन्‍्त्रण देते जाते थे। वकीर बाबूसे मतलरूब था, चम्पारनके मेरे प्रिय 
साथी, बिहारके सेवा-जीवनके प्राण ब्रजकिशोर बाबूसे। राजकुमार शुक्ल उन्हे भेरे 
तम्बूमे छाये। उन्होनें काले आलूपाकाकी अचकन, पतलन वगरा पहन रखी थी। 
मेरे मन पर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पडी। मैने मान लिया कि वे भोले 
किसानोको लूठनेवाले कोई वकील साहब होगे। मैने उनसे चम्पारनकी थोडी कथा 
सुती । अपते रिवाजके अनुसार मैने जवाब दिया, “खुद देखे बिता इस विषय पर 
में कोई राय नहीं दे सकता। आप काग्रेसमे बोलियेगा। मुझे तो फिलहाल छोड़ 
ही दीजिए।” राजकुमार शुक्लको काग्रेसकी मददकी तो जरूरत थी ही। ब्रजकिशोर 
बाबू चम्पारनके वारेमे काग्रेसमें बोले और सहानुभूति-सूचक प्रस्ताव पास हुआ। 

राजकुमार जुकक्‍्ल प्रसन्‍न हुए। पर उन्हे इतनेसे ही सन्‍्तोष न हुआ। वे तो 
खुद मुझे चम्पारनके किसानोके दुख बताना चाहते थे। मैने कहा, “ अपने भ्रमणमें 


् 
[| 


मैं चम्पारतकों भी सम्मिलित कर रूँगा और एक-दो दिन वहाँ ठहरूँगा।” उन्होने 
कहा . “एक दिन काफी होगा। खुद अपनी आँखों देख तो छीजिए। 

लखनऊसे में कानपुर गया था। वहाँ भी राजकुमार शुक्ूकू हाजिर ही थे। 
४ यहाँसे चम्पारव बहुत नजदीक है। एक दिन दे दीजिए।” “अभी मुझे माफ कीजिए । 
पर मैं चम्पारन आनेका वचन देता हँ।” यह कहकर में ज्यादा बँघ गया। 

में आश्रम गया तो राजकुमार शुक्ल वहाँ भी मेरे पीछे लगे ही रहे। “अब 
तो दिन मुकरंर कीजिए।” मैने कहा, “मुझे फर्ला तारीखको कलकत्ते जाना है, 
वहाँ आइए और. मुझे के जाइए।” कहाँ जाना, क्या करता और क्या देखना है, 
इसकी मुझे कोई जानकारी न थी। 

कलकत्तेमें भूपेन वाबूके यहाँ मेरे पहुंचनेके पहले उन्होने वहाँ डेरा डाल दिया 
था। इस अपढ, अनगढ़ परन्तु निश्वयवान किसानने मुझे जीत लिया। 

सन्‌ १९१७ के आरम्ममें कलकत्तेसे हम दो व्यक्ति रवाना हुए। दोनोकी एक- 
सी जोडो थी। दोनो किसान-जैसे ही लूगते थे। राजकुमार शुक्ल जिस गाडीमे हे 
भये, उसपर हम दोनो सवार हुए। सवेरे पठना उतरे। 

पटनाकी यह मेरी पहली यात्रा थी। वहाँ किसीके साथ मेरा ऐसा परिचय 
नहीं था, जिससे उनके घर उतर सकूँ। मेने यह सोच लिया था कि राजकुमार 
बाक्‍्ल अनपढ़ किसान है, तथापि उत्तवा वसीछा तो होगा ही। ट्रेलमे मुझे उनकी 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वोड्मय 


कुछ अधिक जानकारी मिलने लगी। पटनामें उनका परदा खरहू गया। राजकुमार 
शुक्लकी बुद्धि निर्दोष थी। उन्होंने जिन वकीलोको अपना मित्र मात रखा था, वे 
वकील उनके मित्र नहीं थे, बल्कि वे तो राजकुमार शुक्लकों अपना आश्रित जैसा 
मानते थे। किसान मुवक्किक और वकीछोके बीच चौमासेकी गगाके चौडे पाटके 
बराबर अन्तर था। 
, मुझे वे राजेंद्र बाबूके' घर ले गये। राजेद्ध बाबू पुरी अथवा और कही गये 
थे। बंगले पर एक-दो नौकर थे। मेरे साथ खानेंको कुछ सामग्री थी) मे थोडी 
खजूरकी जरूरत थी। बेचारे राजकुमार शुक्ल बाजारसे ले आये। 

पर बिहारमे तो छुआछुतका बहुत कडा रिवाज था। मेरी बालटीके पानीके 
छीटे नौकरको अष्ट करते थे। नौकरको क्या पता कि मैं किस जातिका हूँ। राज- 
कुमार शुक्लने अन्दरके पाखानेका उपयोग करनेको कहा। नौकरने बाहरके पाखानेकी 
ओर इशारा किया। मेरे लिए इसमें परेशान या गुस्सा होनेका कोई कारण न था। 
इस प्रकारके अनुभव कर-करके में बहुत पक्का हो चुका था। नौकर तो अपने घर्मका 
पालन कर रहा था और राजेन्द्र बावूके प्रति अपना कत्तंव्य पूरा कर रहा था। 

इन मनोरंजक अनुभवोके कारण जहाँ राजकुमार शुक्लके प्रति मेरा आदर बढा, 
वहाँ उनके विषयमें मेरा ज्ञान भी बढा। पटनासे लगाम मैनें अपने हाथमे ले लछी। 


१३, बिहारी सरलता 


मौलाना मजहुछ हुक और में एक समय हरून्दनमे पढते थे। उसके बाद हम 
बम्बईमे सन्‌ १९१५की काग्रेसमे मिले थे। उस समय वे मुस्लिम छीगके अध्यक्ष 
थे। उन्होने पुरानी पहचान बताकर कहा था कि आप कभी पटना आये, तो मेरे घर 
अवश्य पधारिए। इस निमन्‍्त्रणके आधार पर मैने उन्हे पत्र लिखा और अपना काम 
बतलाया। वे तुरन्त अपनी मोटर छाये और मुझे अपने घर छे चलनेका आग्रह 
किया। मैने उनका आभार माना और उनसे कहा कि जिस जगह मुझे जाना है, 
वहाँके लिए वे मुझको पहली ट्रेनसे रवाना कर दे। रेलवे गाइडसे मुझे कुछ पता 
नही चल सकता था। उन्होने राजकुमार शुक्लसे बाते की और सुझाया कि पहले 
मुझे मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शाम्कों मुजफ्फरपुरकी ट्रेन जाती थी। 
उन्होने मुझे उसमें रवाता कर दिया। 

उन दिनो आचार्य कृपछानी मुजफ्फरपुरमे रहते थे। मैं उन्हे जानता था। 
जब मै हैदराबाद गया था, तब उनके महान त्यागकी, उनके जीवतकी और उनके 
पैसेसे चलनेवाले आश्रमकी बात डा० चौइथरामके मुँहसे मैनें सुनी थी। वे मुजफ्फर- 
पुर कालेजमे प्रोफेसर थे। इस समय प्रोफेसरी छोड चुके थे। मैने उन्हे तार क्रिया । 


१, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ३६९। पत्र वॉकीपुरसे लिखा गया है भौर इसमें मकानमार्लिकक्ा नाम 
नहीं दिया है। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३०९ 


ट्रेव आधी रातको मुजफ्फरपुर पहुँचती थी। वे अपने शिष्य-मण्डलके साथ स्टेशन 
पर आये। पर उनके घरबार नहीं था। वे अध्यापक मलकानीके यहाँ रहते थे। 
मुझे उनके घर ले गये। मलकानी वहाँके कालेजमे प्रोफेसर थे। उस समयके वाता- 
वरणमे सरकारी कालेजके प्रोफेसरका मुझे अपने यहाँ टिकाना एक असाधारण बात 
मानी जायेगी। 

कृपछानोजीने विहारकी और उसमे भी तिरहुत विभागकी दीन दक्ाकी बातकी 
और भेरे कामकी कठिनाईकी कल्पना दी। कइृपलानीजीने बिहारवालोके साथ घतिष्ठ 
सम्बन्ध जोड लिया था। उत्होने उन छोंगोसे मेरे कामका जिक्र कर रखा था। 

सवेरे वक्नीलोका एक छोटा-स्ा दल मेरे पास आया। उनमेसे रामनवमीप्रसाद 
मुझे याद रह गये हैँ। उन्होनें अपने आम्रहसे मेरा ध्यात आकर्षित किया था। 
उन्होने कहा 

४ आप जो काम करने आये है, वह इस जगहसे न होगा। आपको तो हम- 
जैसोके यहाँ ठहरना चाहिए। गया वाबू यहाँके प्रसिद्ध वकीरू है। उनकी ओरसे मैं 
आग्रह करता हूँ कि आप उनके घर ठहरिए। हम सब सरकारसे डरते जरूर है। 
लेकिन हमसे जितनी बनेंगी उतनी मदद हम आपकी करेगे। राजकुमार शुक्लकी 
बहुत-सी बाते सच है। दुख इस बातका है कि आज हमारे नेता यहाँ नही है। 
बाव्‌ ब्रजकियोरप्रसाद और राजेद्धप्रसादकों मैने तार किये है। दोनो तुरन्त यहाँ आ 
जायेगे और आपको पूरी जानकारी व मदद दे सकेगे। मेहरबानी करके आप गया 
बाबूके यहाँ चलिए। के 

इस भाषणसे में ललचाया। इस डरसे कि कही मुझे अपने घरमें ठहराने से 
गया बाबू कठिनाईमे न पड जाये, मुझे सकोच हो रहा था। पर ग्रया बावने मुझे 
निर्चिन्त कर दिया। मैं गया बावूके घर गया। उन्होने और उनके परिवारवालोने 
मुझे अपने प्रेमसे सरावोर कर दिया। 

क्रजकिशोर बावू दरमगासे आये। राजेद्ध बावू पुरीसे आये। यहाँ जिन्हे देखा, वे 
लखनऊवाले ब्रजकिशोरप्रसाद नही थे। उनमें विहारवासीकी नम्नता, सादगी, मलठ्मनसी, 
असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्षसे छछक उठा। ब्रजकिशोर बाबूके प्रति बिहारके 
बकील-मण्डलका आदरभाव देखकर मुझें सानन्द आइंचर्य हुआ । 

इस मण्डलके और मेरे वीच जीवन-मरकी गाँठ बँध गई। ब्रजकिशोर बादबूने 
मुझे सारी हकीकतोकी जानकारी दी। वे गरीब किसानोके लिए मुकदमे लड़ते थे। 
ऐसे दो मुकदमे चल रहे थे। इस तरहके मुकदमोकी पैरवी करके वे थोडा व्यक्ति- 
गत आश्वासन प्राप्त कर लिया करते थे। कभी-कभी उसमें भी विफल हो जाते थे 
इन भोले किसानोसे फीस तो वे लेते ही थे। त्यागी होते हुए भी ब्नजकिशोर बाबू-अथवा 
राजेद्ध बावू मेहनताना लेनेमें कमी सकोच नहीं करते थे। उनकी दलील यह थी कि 
पेशेके काममे मेहनताना मे के, तो उनका घर-खर्च न चले और वे लोगोकी मदद भी 
ते कर तके। उनके मेहनतानेके और बगाल तथा बिहारके बेरिस्टरोकों दिये जानेवाले 
मेहनतानेके, कल्पनामें न आ सकनेवाले आँकडें सुनकर, मेरा दम धुठने छगा। 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कल /« » » साहबकों हमने ओपिनियन” (सम्मति)के लिए दस हजार रुपये 

दिये।” हजारोके सिवा तो मैने बात ही न सुनी। 

इस मित्र-मण्डलने इस विषयमे मेरा मीठा उलाहना प्रेमपृर्वके सुन लिया) उसका 
उन्होंने गलत अर्थ नही छूगाया। 

मैने कहा : “इन मुकदमोकों पढ जानेके बाद मेरी राय तो यह बनी है कि 
अब हमे ये मुकदमे लड़ता ही बन्द कर देना चाहिए। ऐसे मुकदमोसे छाम बहुत 
कम होता है। जो रेयत इतनी कुचली हुईं है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते है, 
वहाँ कचहरियोंकी मारफत बहुत थोड़ी ही राहत मिल सकती है। लोगोके लिए 
सच्ची' दवा तो उनके डर॒को भगाना है। जब तक यह तिनकठिया ' प्रथा रद न 
हो, तब तक हम चैनसे बैठ नहीं सकते। मै तो दो दिनमें जितना देखा जा सके 
उतना देखने आया था। लेकिन अब देख रहा हूँ कि यह काम दो वर्ष भी ले सकता 
है। इतना समय भी लगे तो मै देनेको तैयार हूँ। मुझे यह तो सूझ रहा है कि 
इस कामके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें आपकी मदद जरूरी है।” 

ब्रजकिशोर बाबूको मैने बहुत ठडे दिमागका पाया। उन्होने शान्तिसे उत्तर दिया: 
“ हमसे जो मदद बनेगी हम देंगे, छेकिन हमें समझाईए कि आप किस प्रकारकी 
मदद चाहते है। 

इस बातचीतमें हमने सारी रात बिता दी। 

मैनें कहा, “मुझे आपको वकालतकी शक्तिकी अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। 
आपके समान लोगोसे तो में लेखक और दुभाषियेका काम लेना चाहूँगा। में देखता 
हैँ कि इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। में इसे पसन्द करूँगा कि आप यह 
जोखिम उठायें। पर आप इसे उठाना न चाहें, तो न भी उठाये। वकालत छोडकर 
लेखक बनने और अपने घन्वेको अनिर्चित अवधिके लिए बन्द करनेकी माँग करके 
मैं आप लोगोंसे कुछ कम नही माँग रहा हूँ। यहाँकी हिन्दी-बोली समझनेमें मुझे 
कठिनाई होती है। कागज-पत्र सब कैथीमे या उर्दूमे लिखे होते है, जिन्हे में पढ 
नही सकता। इनके तरजुमेकी मैं आपसे आशा रखता हूँ। यह काम पैसे देकर कराता 
हमारे बसका तहीं है। यह सब सेवाभावसे और बिना पैसेके होना चाहिए।” 

ब्रजकिशोर बाबू समझ गये; किन्तु उन्होने मुझसे और अपने साथियोसे जिरह 
शुरू की) मेरी बातोंके फलितार्थ पूछे। मेरे अनुमानके अनुसार वकीछोको किस हंद 
तक त्याग करना चाहिए, कितने लछोगोंकी आवश्यकता होगी, थोडे-थोडे छोग थोडी- 
थोडी मुहृतके लिए आयें, तो काम चलेगा या नही, इत्यादि प्रश्न मुझसे पूछे। वकौलो 
से उन्होंने पूछा कि वे कितना त्याग कर सकते है। 

अन्तमें उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया: “हम इतने लोग आप जो 
काम हमें सौंपेगे, वह कर देनेंके लिए तैयार रहेगे। इनमें से जितनोकों आप जिस 
समय चाहेंगे उतने आपके पास रहेंगे। जेल जानेकी बात नई है। उसके लिए हम 
शव्ति-संचय करनेकी कोशिश करेंगे। ” 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३११ 
१४. अहिसा देवीका साक्षात्कार 


मुझे तो किसानोकी हालतको जाँच करनी थी। नीलके मालिकोके विरुद्ध जो 
शिकायते थी, उनमे कितनी सचाई है यह देखना था। इस कामके लिए हजारों 
किसानोसे मिलना जरूरी था। किल्तु उनके सम्पर्कंमे आनेसे पहले मुझे यह आवश्यक 
भालडूम हुआ कि में नीकके मालिकोकी बात सुत लू और कमिश्नस्से मिकत लूँ।' 
मैने दोनोकों चिट्ठी लिखी। 

मालिकोंके मुखत्यारके साथ जो मुछाकात हुई, उसमें उसने साफ कह दिया कि 
आपकी ग्रिनती परदेशीमे होती है। आपको हमारे और किसानोंके वोच दखल नही 
देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो, तो मुझे लिखकर सूचित 
कीजिए। मैने उससे नम्रता-पूवंक कहा कि मैं अपनेकों परदेशी नही मानता और 
किसान चाहे, तो उनकी स्थितिकी जाँच करनेका मुझे पूरा अधिकार है। 

कमिश्नर साहवसे मिला। उन्होने तो घमकाना ही शुरू कर दिया और मुझे 
सलाह दी कि में आगे बढे बिना तिरहुत छोड दूं। 

मैने सारी वाते साथियोको सुनाकर कहा कि सम्भव है, सरकार मुझे जाँच 
करनेसे रोके और जेल जानेका समय मेरी अपेक्षासे भी पहले आ जाये। अगर 
गिरफ्तारी होनी ही है, तो मुझे मोतीहारीमे और सम्भव हो तो बेतियामें गिरफ्तार 
होना चाहिए, और इसके लिए वहाँ जल्दीसे-जल्दी पहुँच जाना चाहिए। 

चम्पारव तिरहुत विभागका एक जिला है और मोतीहारी उसका मुख्य शहर। 
वेतियाके आसपास राजकुमार शुकक्‍्छका धर था और उसके आसपासकी कोठियोके 
किसान ज्यादा-से-ज्यादा कगाल थे! राजकुमार बुक्लको उनकी दशा दिखानेका छोम 
था ओर मुझे अब उसे देखनेकी इच्छा थी। 

अतएवं मैं उसी दिन साथियोकों लेकर मोतीहारीके लिए रवाना हो गया। 
मोत्तीहारोमें गोरख बावूने आश्रय दिया और उनका घर धर्मशारा बत गया। हम सब 
मूदिकलसे उसमे समा सकते थे। जिस दिन पहुँचे उसो दिल सुना कि मोतीहारीसे 
कोई पाँच मील टूर रहनेवाले एक किसानपर अत्याचार किया गया है। मैने निश्चय 
किया कि धरणीवरप्रसाद वकीलको साथ लेकर मै दूसरे दिन सवेरे उसे देखने जाऊँगा। 
सवेरे हाथीपर सवार होकर हम चल पडे। चम्पारनमें हाथीका उपयोग लगभग उसी 
तरह होता है, जिम्र तरह गुजरातमें बेलगाडियोका। आधे रास्ते पहुँचे होगे कि इतनेमे 
पुलिस सुपरिटेडेटका आदमी आ पहुँचा और मुझसे बोला, “सुपरिटेडेंट साहबने 
आपकी सलाम भेजा है।” मैं समझ गया। धरणीधर बावूकों मैने आगे जानेको कहा। 
में उस जासूसके साथ उसकी भाडेकी गाडीमें सवार हुआ। उसने मुझे चम्पारत 
छोडकर चले जानेका नोटिस दिया। वह मुझे घर के गया और मेरी सही माँगी। 
मैंने जवाब दिया कि मैं चम्पारन छोडना नहीं चाहता; मुझे तो आगे बढना है 
और जाँच करनी है। निर्वासनकी आज्ञाका अनादर करनेके लिए मुझे दूसरे ही दिन 
कोर्टमें हाजिर होचेका समन सिला।' 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ३६८-६९ जोर ३७६ । 


बे१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मैने सारी रात जायकर मुझे जो पत्र लिखने थे लिखे और ब्रजकिशोसवावकों 
सव प्रकारकी आवश्यक सूचनाएँ दी। 

समनकी वात एकदम चारो जोर फँछ गई। छोग कहते थे कि उस दिन 
मोतीहारीमें जैसा दब्य देखा गया बैसा पहले कभी न देखा गया था। गोरखबावूके घर 
और दफतरपर लोगोकी भीड़ उमड़ पड़ी। सौमान्यसे मैंने अपना सारा काम रातको 
निवंटा लिया था। इसलिए मैं इस मीडको सँमाल सक्रा। साथियोका मूल्य मुझे 
पूरा-पूरा माल्म हुआ। वे छोगोंकों संयत रखनेसे जुट गये। कचहरीमें जहाँ जाता 
वहाँ दलके दल मेरे पीछे आते | 

कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिटिडेट आहठिके साथ भी मेरा एक प्रकारका सम्बन्ध 
स्थापित हो गया। सरकारी नोटिसों बगेराके खिलाफ कानूनी विरोध करना चाहता, 
तो मैं कर सकता थ्रा। इसके बदले मैसे उनकी सत्र नोटिसोकों स्वीकार कर लिया 
और अधिकारियोंके साथ निजी व्यवहारमं मिठाससे काम ल्या। इससे वे समझ 
गये कि मुझे उनका विरोध नहीं करना है, वल्कि उनकी आज्ञाका विनयपूर्वक विरोत्र 
करना है। इससे उनमें एक प्रकारकी निर्ममता आ गई। मुझे तंग करनेके बदले 
उन्होने छोगोकों काबूमें रखनेमें मेरी और मेरे साथियोकों महाबताका प्रसनन्‍नतापूर्वक 
उपयोग किया। किन्तु साथ ही वे समझ गये कि उनकी सत्ता आजने छुप्त 
हुईं। लोग क्षण-मरकों दण्डका भय छोड़कर अपने वये मित्रके प्रेमकी मत्ताके अवीन 
हो गये। 

याद रहे कि चम्पारनमे मुझे कोई पहचानता न था। किसान-वर्ग विलकुछ 
अनपढ था। चम्पारन गयाके उस पार ठेठ हिमालयकी तराईमें नेपालका समीपवर्ता 
प्रदेश है, अर्थात्‌ नई दुनिया है। वहाँ न कही कांग्रेसका नाम सुनाई देना था, व 
काग्रेसके कोई सदस्य दिखाई पड़ते थे। जिन्होंने उसका नाम सुना था वे कांग्रेमका नाम 
लेनेगें अथवा उसमें सम्मिलित होनेमें डरते थे। आाज कांग्रेमके नामके विना कंग्रेसर्न 
और काग्रेसके सेवकोने इस प्रदेशमे प्रवेण किया और कांग्रेसकी दुह्मई फिर गई। 

साथियसे परामर्श करके मैने निः्चय किया था कि कांग्रेसके नामसे कोई भी काम 
न किया जाये। हमें नामसे नहीं, वल्कि कामसे मतरूव है। 'कथती नहीं करनी 
की आवश्यकता है! काग्रेसका नाम यहाँ अप्रिय है। इस प्रदेगर्मे काग्रेसका अर्थ है, 
वकीलेकी आपसी खीचातानी, कानूनी गछियोसे सठक जानेकी कोजणिय । कंश्मिका 
अर्थ है, वमगोला। कांग्रेस यानी कथनी एक, करनी दूसरी। यह बारणा सरकारकी 
और सरकारकी भी सरकार निलहे गोरोकी थी। हमे यह सिद्ध करना था कि क्र 
ऐसी नहीं है, कांग्रेस तो दूसरी ही चीज है। इसच्लिए हमने कही भी कग्रेसका नाल 
तक न छेने और छोगोकों कांग्रेसकी मौतिक देहका परिचय न करानेका निःच॒य किया 
था। हमने यह सोच लिया था कि वे उसके अक्षरकों न जानकर उसकी आत्माको 
जानें और उसका अनुसरण करे तो बस है, यही अच्नल वात है। हा ५ 

अतएव कांग्रेसकी ओरसे किन्‍्ही गुप्त या प्रकट दूती द्वारा कोई मूमिका के 
नही कराई गई थी। राजकुमार घुक्ऊमें हजारो छोगोर्मे प्रवेग करनेकी भक्ति नहीं 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३१३ 


थी। उनके बीच किसीने आज तक राजनीतिका काम किया ही नहीं था। चम्पारनके 
बाहरकी दुनियाकों वे जानते नहीं थे। फिर भी उनका और भेरा मिलाप पुराने 
मित्रो-जेसा छगा। अतएवं यह कहनेमे अतिशयोक्ति नही, बल्कि अक्षरश. सत्य है कि 
इसके कारण मैने वहाँ ईदवरका, अहिंसाका और सत्यका साक्षात्कार किया। 

जब में इस साक्षात्तारके अपने अधिकारकी जाँच करता हैं, तो मुझे लोगोके 
प्रति अपने प्रेमके सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रेमका अर्थ है, प्रेम अथवा 
अहिंसाके प्रति मेरी अविचल श्रद्धा। 

चम्पारनका यह दिन मेरे जीवनमे कभी न भूलवे-जैसा था। मेरे लिए और 
किसानोके लिए यह एक उत्सवका दिन था। 

सरकारी कानूनके अनुसार मुझपर मुकदमा चलाया जानेवाला था। पर सच 
पूछा जाये तो मुकदमा सरकारके विरुद्ध था। कमिश्नरने मेरे विरुद्ध जो जाल बिछाया 
था, उसमें उसने सरकारकों ही फेसा दिया। 


१५. म॒कदमा वापस लिया गया 


मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट आदि घबराये हुए थे। उन्हे सूझझ 
नही पड रहा था कि किया क्‍या जाये। सरकारी वकील सुनवाई मुलतवी रखनेकी 
माँग कर रहा था। मैं वीचमे पडा और विनती की कि सुनवाई मुलतवी रखने की 
कोई जरूरत नही है, क्योकि मुझे चम्पारन छोडनेकी नोटिसका अनादरः करनेका 
अपराध स्वीकार करना है। यह कहकर मे उस' बहुत ही छोटे बयानको' पढ गया, 
जो मैने तैयार किया था। वह इस प्रकार था 

“ जाब्तना फौजदारीकी दफा १४४के अनुसार दी हुईं आज्ञाका खुला अनादर 
करनेका गम्भीर कदम मुझे क्‍यों उठाना पडा, इस सम्बन्धमें मैं एक छोटा-सा बयान 
अदालतकी अनुमतिसे देना चाहता हूँ। मेरी नम्न सम्मतिमे यह प्रश्न अनादरका नहीं 
है, वल्कि स्थानीय सरकार और मेरे बीच मतभेदका प्रइन है। मै इस प्रदेशमे जन- 
सेवा और देश-सेवाके ही उद्देश्यसे आया हूँ। तिलहे गोरे रैयतके साथ न्यायका 
व्यवहार नहीं करते, इस कारण उनको मददके लिए आनेका प्रवल आग्रह मुझसे किया 
गया। इसलिए मुझे आना पडा है। समूचे प्रश्नका अध्ययन किये बिता में उनकी 
मदद किस प्रकार कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस प्रश्नका अध्ययत करने आया हैं 
और सम्मव हो, तो सरकार और निलहोकी सहायता लेकर इसका अध्ययन करना 
चाहता हूँ। मेरे सामने कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, और मैं यह नहीं मान सकता 
कि मेरे आनेंसे लोगोकी शान्ति भंग होगी और खून-खराबा होगा। मेरा दावा है कि 
इस विषयका मुझे अच्छा खासा अनुमव है। पर सरकारका विचार इस सम्बन्ध 
मुझसे भिन्‍त है। उसकी कठिनाईको में समझता हूँ और में यह भी स्वीकार करता 
हूँ कि उसे प्राप्त जावकारी पर ही विश्वास करवा होता है। कानूनका आदर करने 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ३७७-७८। 


रेशड सम्पूर्ण गांघी वाइुमय 


चाले एक प्रजाजनके नाते तो मुझे जो आज्ञा दी गई है उसे स्वीकार करतेकी 
स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए, और हुई थी। पर सुझे छूगा कि वैसा करनेगे जिनके 
लिए में यहाँ आया हे मेरा उनके प्रति जो कत्तेव्य है मैं उसकी हत्या करूँगा। सुझे 
लयता है कि आज में उनकी सेवा उनके बीच रहकर ही कर सकता हैं। इसलिए 
स्वेच्छासे चम्पारन छोड़ना मेरे छिए सम्मव नहीं है। इस घमे-संकटके कारण मुझे 
चम्पारनसे हटानेकी जिम्मेदारी में सरकार पर डाले बिना रह न सका। मै इस बातकों 
बच्छी तरह समझता हूँ कि हिन्दुस्तानके छोक-जीवनमे मेरी-जैसी प्रतिष्ठा रखनेवाले 
बादमीको कोई कदम उठाकर उद्दाहरण प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी रखनी 
चाहिए। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज जिस जटपटी परिस्थितिमें हम पड़े हुए 
हैं, उत्तमें मेरी-जैसी परिस्थितियोंमे फंसे हुए स्वाभिमानी सनुष्यके सामने इसके सिवा 
दूसरा कोई सुरक्षित और सम्मानयुकत मार्ग नही है कि आज्ञाका अतादर करके उसके 
बदलेसें जो दण्ड प्राप्त हो, उस्बे चुपचाप सहन कर लिया जाये। 

“आप खजुजझे जो सजा देना चाहते है, उसे कम करानेकी भावनासे में यह 
वयान नहीं दे रहा हूँ। सुझ्चे तो यही जता देना है कि आज़्ाका अनाद॑र करनेमे 
मेरा उद्देश्य कानून हारा स्थापित सरकारका अपमान करना नहीं है, वल्कि मेरा 
हृदय जिस अधिक बड़े कानूतकों-जर्थात्‌ अन्तरात्माकी आवाजको-स्वीकार करता 
है, उत्तका अनुसरण करना ही है।” 

अब मुकदमेकी सुनवाईको मुछ्तवी रखनेकी जरूरत न रही थी, किन्तु चूँकि 
मजिस्ट्रेट और वकोरकते इस परिंणासक्नी जाजा नहीं की थी, इसलिए सजा सुनानेके 
लिए जद्ाछतने केस मुछतवी रवा। मैने वाइसरायको सारी स्थिति तार हारा सूचित 
कर दी थी। पटना भी तार भेजा था। भारत-भूषण पण्डित मारूवीयजी आदिको 
भी वस्तुस्थितिकी जानकारी तारसे भेज दो थी। 

सजा सुननेक्े छिए कोर्टेमं जानेका समय हुआ, उससे कुछ पहले मेरे नाम 
मजिस्ट्रेट्का हुक्म आया कि गवर्नर साहबकी आज्ञासे मुकदमा वापस ले लिया गया 
है। साथ ही ऋलेक्टरका पत्र मिला कि मुझे जो जाँच करनी हो, मैं करूँ और 
उसमें अधिकारियोंकी ओरसे जो मदद आवश्यक हो, सो माँग छूँ। ऐसे तात्कालिक 

और शुभ परिणामकी आशा हममेंसे किसीने नहीं रखी थी। 

मैं कलेक्टर श्री हेकाकसे मिला। मुझे वह स्वयं भरा और न्याय करनेमे तत्पर 
जान पड़ा। उसने कहा कि आपको जो कागज-पत्र या कुछ और देखना हो, सो आप 
माँग लें और सुजसे जब भी मिलता चाहें, मिरू लिया करें। 

दूसरी ओर सारे हिन्दुस्तानकों सत्याग्रहक्ा अथवा कानूनकी सवितय अवज्ञाका 
पहुछा पदार्थ-पाठ सिला। अखबारोंमें इसकी खूब चर्चा हुई और चम्पारतकों तथा मेरी 
जाँचकों अनपेक्षित रीतिसे प्रसिद्धि मिछ गई। 

अपनी जाँचके लिए मुझे सरकारकी ओरसे तठस्थताकी तो आवश्यकता थी, 
परन्तु समाचारपत्रोंमें चर्चाकों और उनके संवाददाताओंकी आवश्यकता न थी। यही 


१, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ३६५९-७० ।॥ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३१५ 


नही, बल्कि उनत्तकी आवश्यकतासे अधिक टीकाओसे और जाँचकी हरूम्बी-चौडी' रिपोर्टेसि 
हानि होनेका भय था। इसलिए मैने खास-खास अखवारोके सम्पादकोसे प्रार्थना की 
थी कि वे रिपोर्टरोकों भेजनेका खर्च न उठाये ।' जितना छपानेकी जरूरत होगी उतना 
मैं स्वव भेजता रहुँगा और उन्हे खबर देता रहूँगा। 

में समझ गया था कि चम्पारनके निलहे खूब चिढ गये है। मैं यह भी समझता 
था कि अधिकारों भी मनमे खुश न होगे; अखबारोमें सच्ची-झूठी खबरोंके छपनेसे 
वे अधिक चिढेगे। उत्तकी चिढका प्रभाव मुझ पर तो कुछ नही पडेगा, पर गरीब, 
डरपोक रैेयत पर पड़े बिना न रहेगा। ऐसा होनेसे जो सच्ची स्थिति मैं जानता चाहता 
हैं, उसमें बाघा पडेगी। 

निलहोको तरफसे विषैला आन्दोलन शुरू हो चुका था। उनकी ओरसे 
अखबारोमे मेरे साथियोंके बारेमें खूब झूठा प्रचार हुआ, किन्तु मेरे अत्यत्त सावधान 
रहनेसे और वारीक-से-बारीक बातोमे भी सत्य पर दृढ़ रहनेकी आदतके कारण उनके 
तीर व्यर्थ गये । 

त्रजकिशोर वावृकी अनेक प्रकारसे निन्‍दा करनेमें निलहोते जरा भी कसर नही 
रखी | पर ज्यो-ज्यों वे उनकी निन्‍्दा करते गये, त्यो-त्यो त्रजकिशोर बाबूकी प्रतिष्ठा 
बढती गई। 

ऐसी नाजुक स्थितिमें मैने रिपोर्टरोकों आनेके लिए जरा भी भोत्साहित नहीं 
किया, न नेंताओकों बुलाया। मालवीयजीने मुझे कहला भेजा था कि “ जब जरूरत 
समझें, मुझे बुला छे, मै आनेको तैयार हूँ।” उन्हे भी मैने तकलीफ नही दी। मैने 
इस लडाईको कमो राजनीतिक रूप घारण न करने दिया। जो कुछ होता था उसकी 
प्रासंगिक रिपोर्ट मैं मुख्य-मुख्य समाचारपत्रोको मेज दिया करता था। राजनीतिक काम 
करनेके लिए भी जहाँ राजनीतिकी गुजाइश न हो, वहाँ उसे राजनीतिका स्वरूप 
देनेसे पाण्डेकों दोनों दीनसे जाता पडता है। और, विषयका इस प्रकार स्थानान्तर 
न करनेंसे दोनो सुधरते है। वहुत वारके अनुभवसे मैने यह सब देख लिया था। 
चम्पारतकी लड़ाई यह सिद्ध कर रही थी कि शुद्ध छोकसेवामे प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष 
रीतिसे राजनीति मौजूद ही रहती है। 


१६. कार्य-पद्धति 


भम्पारनकी जाँचका विवरण देनेका अर्थ है, चम्पारतके किसानोका इतिहास 
देना। उक्त विवरण इन प्रकरणोमें नही दिया जा सकता। फिर, चम्पारनकी जाँचका 
अर्थ है, अहिंसा और सत्यका एक बडा प्रयोग। इसके सम्बन्धकी जितनी बाते मुझे 
प्रति सप्ताह सूझती है उतनी देता रहता हूँ। उसका विशेष विवरण तो पाठकीको 
बावू राजेन्धप्रसाद द्वारा लिखित इस सत्याग्रहके इतिहासमें और 'युगधमे  प्रेंस छारा 
प्रकाशित उसके (गुजराती) अनुवादम हो मिल सकता है। 


१. देखिए खण्ड १३, एष्ठ ३८१॥। 


३१६ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


अब मैं इस प्रकरणके विषय पर आता हूँ। यदि गोरख वावूके घर रहकर 
यह' जाँच चलाई जाती, तो उन्हे अपना घर खाली करना पडता। मोतीहारीमे अभी 
लोग इतने निर्मेय' नही हुए थे कि माँगने पर कोई तुरन्त अपता मकान किराये पर 
दे दे। किन्तु चतुर ब्रजकिशोर वाबूने एक हूम्बें-चौडे अहातेवाला मकान किराये पर 
लिया और हम उसमे रहने चले गये। 

स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बिलकुल बिना पैसेके अपना काम चला सके। 
आज तकक्री प्रथा सार्वजमिक कामके लिए जनतासे धन प्राप्त करनेकी नहीं थी। 
ब्रजकिशोर बाबूका मण्डल मुख्यत”*ः वकीलोका मण्डल था। अतएवं वे जरूरत पडने 
प्र अपनी जेबसे ख् कर लेते थे और कुछ मित्नोस्ते भी माँग लेते थे। उनकी 
भावना यह थी कि जो लोग स्वय पैसे-टकेसे सुखी हो, वे छोगोसे द्रव्यकी भिक्षा 
क्यों मॉगे? मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चम्पारतकी रैयतसे एक कौडी भी न ली 
जाये। यदि ली जाती, तो उसके गरूत अर्थ लगाये जाते। यह भी निश्चय था कि 
इस जाँचके लिए हिन्दुस्तानमें सावेजनिक चन्दा न किया जाये। वसा करने पर यह 
जाँच राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर छेती। बम्वईसे मित्रोने १५ हंजार 
रुपयेकी मददका तार भेजा। उनकी यह मदद सधन्यवाद अस्वीकार की गई। निरंचय 
यह हुआ कि ब्रजकिशोर वाबूका मण्डल चम्पारतके बाहरसे, लेकिन बिहारके ही 
खुशहाल लोगोसे जितनी मदद ले सके, ले, और कम पडनेवाली रकम में डॉ० प्राण- 
जीवनदास मेहतासे प्राप्त कर लूँ। डॉ० मेहताने, लिखा कि जितने रुपयोकी जरूर 
हो, माँग लीजिए। अतएव द्रव्यके विषयमे हम निश्चिन्त हो गये। गरीवीसे, कमसे- 
कम-खर्च करते हुए, लडाई चलानी थी, अतएवं अधिक द्रव्यकी आवश्यकता पडनेकी 
सम्भावना न थी। असलछमें पडी भी नहीं। मेरा झ्याक है कि कुल मिलाकर दो 
या तीन हजारसे अधिक खर्च नहीं हुआ। जो द्रव्य इकट्ठा किया गया था उसमे से 
पाँच सौ या एक हजार रुपये बच गये थे, ऐसा मुझे याद है। 

शुरू-शुरूके दितोमे हमारा रहन-सहन विचित्र था, और मेरे लिए वह रोजके 
विनोदका विषय' बन गया था। वकील-मण्डलमे हरएकका अपना रसोइया था और 
हरएकके लिए अरूग-अलग रसोई बनती थी। वे रात बारह बजे तक भी भोजन 
करते थे। ये सब महाशय रहते तो अपने खर्चसे ही थे। किन्तु मेरे लिए उनकी 
यह रहन-सहन उपाधिरूप थी। मेरे और मेरे साथियोके बीच इतनी मजबूत ब्रमर्गठ 
बेँव गई थी कि हममे कमी गलतफहमी हो नही सकती थी। जे मेरे शब्दवायोकी 
प्रेमपूवेक सहते थे। आखिर यह तथ हुआ कि नौकरोको छुट्टी दे दी जाये। स्व 
एक-साथ भोजन करे और भोजनके नियमोका पाछत करें। सब निरामिपाहारी नहीं 
थ और दो रसोई-घर चलानेसे खर्चे बढ़ता था। अतएंद निश्चय हुआ कि तिरामिष 
भोजन ही बताया जाये और एक ही रसोई-घर रखा जाये! भोजन भी सादा रखतका 
आग्रह था। 

इससे खर्चे बहुत बचत हुई, काम करनेकी शक्ति बढी और समय भी अप 

अधिक शक्तिकी बहुत आवश्यकता थीं, क्योंकि किसानोके दल-के-दक अपनी क 
लिखानेके लिए आने लगे थे। कहानी लिखानेवालोके साथ मौड़ तो रहती ही 


सैत्यके प्रयोग अथवां आत्मकथा ३१७ 


इससे मकानका अहाता और बगीचा सहज ही भर जाता था। मुझे दर्शनाथियोसे 
सुरक्षित रखनेके लिए साथी भारी प्रयत्न करते और विफल हो जाते | एक निश्चित 
समय पर मुझे दशेन देनेके लिए बाहर निकाले सिव्रा कोई चारा न रह जाता था। 
कहानी लिखनेवाले भी पाँच-सात बरावर बचे ही रहते थे, तो भी दिनके अन्तमे सबके 
बयान पूरे न हो पाते थे। इतने सारे बयानोकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बयान 
लेनेसे लोगोको सन्‍्तोष होता था और मुझे उनकी भावनाका पता चलता था। 

कहानी लिखनेवा/लोको कुछ नियमोका पालन करना पडता था। जैसे, हरएक 
किसानसे जिरह की जाये। जिरहमे जो उखड जाये, उसका बयान न लिया जाये। 
जिसकी वात मूलमे ही बेबुनियाद मालूम हो, उसके बयान न लिखे जाये। इस तरह 
नियमोके पालवसे यद्यपि थोडा अधिक समय खर्च होता था, फिर भी बयान बहुत 
सच्चे और साबित हो सकनेवाले मिलते थे। 

इन वयानोके लेते समय खुफिया पुलिसका कोई-त-कोई अधिकारी हाजिर रहता 
ही था। इन अधिकारियोको आनेसे रोका जा सकता था। पर हमने शुरूसे ही निरचय 
कर लिया था कि उन्हें न सिर्फ हम आतनेसे नहीं रोकंगे, बल्कि उनके प्रति विनयका 
वरताव करेगे और दे सकने योग्य खबरे भी उन्हे देते रहेगे। उन्तके देखते-सुनते ही 
सारे बयान लिये जाते थे। इसका एक छाम यह हुआ कि लोगोमे अधिक निर्भयता 
आई। खुफिया पुलिससे लोग बहुत डरते थे। ऐसा करनेसे वह डर चला गया, 
फिर उनकी आँखोके सामने दिये जानेवाले बयानोमें अतिशयोक्तिका डर कम रहता 
था। इस डरसे कि झूठ बोलने पर अधिकारी कही उन्हे फाँस न ले, उन्हे सावधानी 
से बोलना पडता था। 

में निलहोको खिझाना नहीं चाहता था। मुझे तो उन्हे विनय द्वारा जीतनेका 
प्रयत्व करना था। इसलिए जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें आती, उसे में पत्र लिखता 
और उससे मिलनेका प्रयत्न भी करता था। निलहोके मण्डलसे भी मैं मिक्ता था और 
रैयतकी शिकायतें उनके सामने रखकर मेने उनकी वाते भी सुन छी थी। उनमेंसे 
कुछ मेरा तिरस्कार करते थे, कुछ उदासीन रहते थे, और कोई-कोई मेरे साथ सम्यता 
और नम्नत्ाका व्यवहार करते थे। 


१७ साथी 


ब्रजकिशोर बाबू और राजेन्द्र बाबूकी तो एक अद्वितीय जोडी थी। उन्होने अपने 
प्रेमसे मुझे इतना पगु बना दिया था कि उनके विता में एक कदम भी नहीं बढ़ 
सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी, शम्मू बाबू, अनुग्रह बावू, धरणी बाबू 
और रामनवमी वाबू-ये वकील लगभग निरन्तर मेरे साथ रहते थे। विन्ध्या बावू 
और जनकधारी बाबू भी समय-समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियोका सघ 
हुआ। उनका मुख्य काम था छोगोके बयान लेता। 

आचायें कृपलानी इसमे सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे? स्वय सिन्धी 


[ किक 


होते हुए भी वे विहारीसे भी बढ़कर बिहारी थे। मैने ऐसे कम सेवक देखे है, जिनमें 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे जिस प्रान्तमे जाये उसमे पूरी तरह घुल-मिर जानेकी शक्ति हो, और जो किसी 
को यह माहूम न होने दे कि वे दूसरे प्रान्तके हैं। इनमे कृपछानी एक है। उनका 
मुख्य काम द्वारपाकका था। दर्शन करनेवालोसे मुझें बचा लछेनेमें उन्होंने इस समय 
अपने जीवनकी सार्थकता समझ ली थी। किसीको वे विनोद करके मेरे पास आनेसे 
रोकते थे, तो किसीकों अहिंसक धमकीसे। रात होने पर अध्यापकका धन्धा शुरू 
करते और सब साथियोको हँसाते थे, और कोई डरपोक पहुँच जाये तो उसे हिम्मत 
बँघाते थे। 

मोलाना मजहरुल हकने मेरे सहायकके रूपमें अपना हक दर्ज करा रखा था 
और वे महीनेमे एक-दो बार दर्शन दे जाते थे। उस समयके उनके ठाठवाट और 
दबदबेमे और आजकी उनकी सादगीसे जमीन-आसमानका अन्तर है। हमारे बीच 
आकर वे हमसे हृदयकी एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबीके कारण बाहरके 
आदमीको वे हमसे अलग-जैसे जान पड़ते थे। 

जैसे-जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया, वैसे-वैसे मैने देखा कि चम्पारनमें ठीकसे 
काम करना हो, तो गाँवोमे शिक्षाका प्रवेश होना चाहिए। छोगोका अज्ञान दयनीय 
था। गाँवोके बच्चे मारे-मारे फिरते थे अथवा माता-पिता दो या तीन पैसेकी आम- 
दनीके लिए उनसे सारे दिन नीलके खेतोमें मजदूरी करवाते थे। उन दिनों चहाँ 
पुरुषोकी मजदूरी दस पैसेसे अधिक नहीं थी। स्व्रियोकी छ: पैसे और बालकोकी तीन 
पैसे थी। चार आनेकी मजदूरी पानेवाल्ा किसान भाग्यशाली समझा जाता था। 

साथियोसे सलाह करके पहले तो छः: गाँवोमे बालकोके लिए पाठशालाएँ खोलने 
का निश्चय किया। छर्ते यह थी कि उन गाँवोके मुखिया मकान और शिक्षकका 
भोजन-व्यय दे । उसके दूसरे ख्की व्यवस्था हम करे। यहाँके गाँवोमे पैसा तो अधिक 
नहीं था, पर अनाज वगरा देनेकी शक्ति छोगोमे थी। इसलिए लोग अनाज देनेकों 
तैयार हो गये। 

महान प्रइन यह था कि शिक्षक कहाँसे लाये जाये? बिहारमे थोड़ा वेतन लेने 
वाले अथवा, कुछ न लेनेवाले अच्छे शिक्षकोका मिलना कठित था। मेरी कल्पना यह 
थी कि साधारण शिक्षकके हाथमे बच्चोकों कभी न छोडना चाहिए। शिक्षकको 
अक्षर-ज्ञान चाहे थोडा हो, पर उसमें चरिनवल तो होना ही' चाहिए। 

इस कामके लिए मैने सार्वजनिक रूपसे स्वयसेवकोकी माँग की। उसके उत्तरमें 
गंगाघरराव देशपाण्डेने बाबासाहब सोमण और पुण्डलीककों भेजा। वम्बईसे अवन्तिका 
बाई गोखले आई। दक्षिणसे आनन्दीबाई आईं। मैने छोटेलाल, सुरेन्द्रनाथ तथा अपने 
लड़के देवदासकों बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि परीख मुझे मिल 
गये थे। महादेव देसाईकी पत्नी दुर्गावहव और नरहरि परीखकी पत्नी मणिवहन भी 
आई। मैने कस्तूरबाईको भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओका इतना 
सध काफी था। श्रीमती अवन्तिकाबाई और आनन्‍्दीबाईकी गिनती तो शिक्षितो्म 
हो सकती थी, पर मणिबहन परीख और दुर्गाबहन देसाईको सिर्फ थोडी-सी गुजराती 
आती थी। कस्तूरबाईकी पढाई तो नही के बराबर ही थी। ये बहले हिन्दी-भाषी 
बच्चोको फुस प्रकार पढ़ाती ? 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३१९ 


चर्चा करके मैने बहतोको समझाया कि उन्हे बच्चोको व्याकरण नहीं, बल्कि 
रहन-सहनका तौर-तरीका सिखाना है। पढना-लिखना सिखानेकी अपेक्षा उन्हे 
स्वच्छताके नियम सिखाने है। उन्हे यह भी बताया कि हिन्दी, गुजराती, मराठीके 
बीच कोई बडा भेद नही है, और पहले दर्जेमे तो मुश्किलसे अक लिखना सिखाना है। 
अतएव उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनोकी कक्षाएँ 
बहुत अच्छी तरह चली। वहनोमे आत्मविश्वास उत्पन्त हो गया और, उन्हे अपने 
काममे रस भी आने लूगा। अवन्तिकाबाईकी पाठशाला आदरशों पाठशाला बन गई। 
उन्होंने अपनी पाठशालामे प्राण फूँक दिये। उनकी योग्यता भी काफी थी। इन बहनोके 
द्वारा गाँवोंके स्त्री-समाजमे भी हमारा प्रवेश हो सका। 

पर मुझे पढाईकी व्यवस्था करके ही नहीं रुकना था। गाँवोमे गनन्‍्दगीकी कोई 
सीमा न थी। गलियोमे कचरा, कुओके आसपास कीचड और बदबू, आँगन तो इतसे 
भन्दे कि देखें न जा सके | बडोको स्वच्छताकी शिक्षाकी जरूरत थी। चम्पारनके लोग 
रोगोंसे पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके, उतना सफाईका काम करके लोगोंके 
जीवनके प्रत्येक विभागमे प्रवेश करनेकी हमारी वृत्ति थी। 

इस काममें डाक्टरोकी सहायताकी जरूरत थी। अतएवं मैने ग्रोखलेकी 
सोसाइटीसे डा।० देवकी' माँग की। उनके साथ मेरी स्नेहगाँठ तो बच ही चुकी थी। 
छ. महीनोके लिए उनकी सेवाका काम मिला। उनकी देखरेखमे शिक्षकों और 
शिक्षिकाओकी काम करना था। 

सबकी यह समझा दिया गया था कि कोई भी निलहोके विरुद्ध की जानेवाली 
शिकायतोमे न पडे, राजनवीतिको न छुए, शिकायत करनेवालोको मेरे पास भेज दे। 
कोई अपने क्षेत्रसे वाहर एक कृदस भी न रखे। चम्पारनके इन साथियोका नियम- 
पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नही आता, जब किसीते दी हुई 
सूचनाओका उल्लंघन किया हो। 


१८. ग्राम-प्रवेश 


प्राय: प्रत्येक पाठशाहमे एक पुरुष और एक स्त्रीकी व्यवस्था की गई थी। 
उन्हीके द्वारा दवा और सफाईके काम करने थे। स्व्रियोकी मारफत स्त्री-समाजमे 
प्रवेश करना था। दवाका काम बहुत सरल बना लिया था। 

अंडीका तेल, कुनैंन और एक भरहम - इतनी ही चीजे प्रत्येक पाठ्शालामें रखी 
जाती थी। जाँचनें पर जीम मैली दिखाई दे और कब्जको शिकायत हो, तो अडीका 
तेल पिला देना। घुखारकी शिकायत हो, तो अडीका तेल देकर वादमें कुनेत देना। 
और, अगर फोडे हो, तो उन्हें घोकर उनपर मरहम छगा देना। साथ ले जानेके 
लिए खानेकी दवा अथवा मरहम शायद ही दिया जाता था। कही कोई खतरनाक 
या समझमे न आनेवाली बीमारी होती, तो वह डा० देवको दिखानेके लिए छोड़ दी 
जाती । डा० देव अरूग-अल्ग जगहोमे नियत समय पर हो आते थे। 


१, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ४५९। 


जा सम्पूर्ण गांधी वाड्मय॑ 


ऐसी सादी सुविधाका छाम लोग ठीक मात्रामे उठाने रूगे थे। आम तौरसे 
होनेवाली वीमारियाँ थोडी ही है, और उनके लिए बडें-बडे विशारदोकी आवश्यकता 
नही होती। इसे ध्यानमे रखा जाये, तो उपर्युक्त रीतिसे की गईं व्यवस्था किसीकों 
हास्यजनक प्रतीत नहीं होगी। छोगोको तो नही ही हुई। 

सफाईका काम कठिन था। छोंग गरन्दगी दूर करनेकों तैयार नहीं थे। जो 
लोग रोज खेतोकी मजदूरी करते थे, वे भी अपने हाथसे मेला साफ करनेके लिए 
तैयार न थे। डा० देव झट हार मान लेनेवाले आदमी न थे। उन्होनें और स्वय- 
सेवकोने अपने हाथसे एक गाँवके रास्तोकी सफाई की, छोगोके आँगनोंसे कचरा साफ 
किया, कुओके आसपासके गड्ढे भरे, कीचड निकाछा और गाँववालोकों स्वयसेवक 
देनेकी वात प्रेम-पूर्वकं समझाते रहे! कुछ स्थानोमे छोगोने सकोचमे पड़कर काम 
करना शुरू किया और कही-कही तो छोगोने मेरी मोटरके आने-जानेके लिए अपनी 
मेहनतसे सडके भी तैयार कर दी। ऐसे मीठे अनुमवोके साथ ही छोगोकी लापरवाही 
के कड़वे अनुभव भी होते रहते थें। मुझे याद है कि सफाईको बात सुनकर कुंछ 
जगहोमे लोगोने अपनी नाराजी भी प्रकट की थी। 

इन अनुभवोमेसे एक, जिसका वर्णन मेने स्त्रियोकी कई सभाओमें किया है, 
यहाँ देना अनुचित न होगा। मीतिहरवा एक छोटा-सा गाँव था। उसके पास उससे 
भी छोटा एक गाँव था। वहाँ कुछ वहनोंके कपडे वहुत मेले दिखाई दिये। इन 
बहनोको कपडे बदलनेके बारेमें समझानेके लिए मैने कस्तूस्वाईसे कहा। उसने उन 

_ बहनोसे बात की। उममेसे एक वहन कस्तूरवाईकों अपनी झोपडीमे ले गईं और वोली, 

“आप देखिए, यहाँ कोई पेटी या आलमारी नहीं है कि जिसमे कपडे वन्द हो। 
मेरे पास यही एक साडी है, जो मैने पहन रखी है। इसे में कैसे धो सकती हूँ ! 
महात्माजीसे कहिए कि वे कपड़े दिलवाये। उस दकशामें मैं रोज नहाने और कपड़ें 
बदलनेकी तैयार रहेंगी। 

हिन्दुस्तानमे ऐसे झोपडे अपवादरूप नहीं है। असख्य झोपडोमे साज, सामान, 
सन्दूक-पेटी, कपड़े-छत्ते कुछ नहीं होते, और असख्य लोग केवल पहने हुए कंपडो पर 
ही अपना निर्वाह करते है। 

एक दूसरा अनुभव भी बताने योग्य है। चम्पारतमें वास या घासकी कमी 
नही है। छोगोने भीतिहरवामे पाठशाहाका जो छप्पर बनाया था, वह वाँस और 
घासका था। किसीने उसे रातको जला दिया। सन्देह तो आसपासके निलहोके 
आदमियों पर हुआ था। फिरसे वास और घासका मकान बनाना मुनासिब मादूम 
नही हुआ। यह पाठशाला श्री सोमण और कस्तूरवाईके जिम्मे थी। श्री सोमणने 
ईटोका पक्का मकान वनानेका निदचय किया और उनके स्वपरिश्रमकी छूँत दूसरोको 
लगी, जिससे देखते-देखते ईंटका मकान बनकर तैयार हो गया। और फिरसे मकानके 


जल जानेका डर न रहा! न 
इस प्रकार पाठशाला, सफाई और औषधोपचा रके कामोंसे' छोगोमे स्वयं सेवकोंके 


प्रति विदवास और आदरकी वृद्धि हुई और उनपर अच्छा प्रभाव पड़ा। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३२१ 


पर मुझे खेंदके साथ कहता पडता है कि इस कामको स्थायी रूप देनेका मेरा 
समनोरथ सफल न हो सका। जो स्वयसेवक मिल्ले थे, वे एक विशेष अवधिके लिए 
ही मिले थे। दूसरे नये स्वयसेवकोके मिलनेमें कठिताई हुई और बिहारसे इस कामके 
लिए योग्य स्थायी सेवक त मिरू सके। मुझे भी चम्पारनका काम पूरा होते-होते 
एक दूसरा काम, जो तैयार हो रहा था, घसीट ले गया। इतने पर भी छः महीनो 
तक हुए इस कामने इतनी जड़ पकड लछी कि एक नहीं तो दूसरे स्वरूपमें उसका 
प्रभाव आज तक बना हुआ है। 


१९. उजला पहल 


जिसका वर्णेत मैने पिछले प्रकरणो्में किया है, एक ओर समाज-सेवाका वह काम 
हो रहा था, भौर दूसरी ओर छोगोके दु.खोकी कहानियाँ लछिखनेका काम उत्तरोत्तर 
बढ़ते पैमाने पर हो रहा था। हजारो छोगोकी काथा लिखी गई। इसका कोई असर 
न हो, यह कैसे सम्मव था? जंसे-जैसे मेरे पडाव पर छोगोकी आमदरफूत बढ़तो 
गई, वेसे-वेसे निछहोका क्रोध भी बढता गया और उनकी ओरसे मेरी जाँचकों बन्द 
करानेके प्रयत्न बढते गये! 

एक दिन मुझे बिहार-प्तरकारका पत्र मिला। उसका आशय इस प्रकार था: 
“४ आपकी जाँच काफी लम्बे समय तक चल चुकी है, और अब आपको उसे बन्द करके 
विहार छोड़ देना चाहिए | पत्र विनय-पूवंक लिखा गया था, पर उसका अर्थ स्पष्ट था। 

मैंने लिखा कि जाँचका काम तो अमी देर तक चलेगा और समाप्त होने पर 
भी जब तक लोगोके दुख दूर न होगे, मेरा इरादा बिहार छोड़कर जानेका नही है। 
मेरी जाँच बन्द करनेके लिए सरकारके पास एक समुचित उपाय यही था कि वह 
लोगोकी शिकायतको सच मानकर उन्हे दर करे, अथवा शिकायतोको ध्याचर्में लेकर 
अपनी जाँच-समिति नियुक्त करे। 

लेपिटनेंट गवनेर सर एडचड्ड गेटने मुझे बुलाया' और कहा कि वे स्वयं एक 
जाँच-समिति नियुक्त करना चाहते हँँ। उन्होने मुझे उसका सदस्य बननेके लिए 
निमन्त्रित किया । समितिके दूसरे नाम देखनेके बाद मैंने साथियोसे सछाह की और 
इस छझतेके साथ सदस्य बनना कबूल किया कि सुझे अपने साथियोसे सलाह-महविरा 
करनेकी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए और सरकारको यह समक्ष लेना चाहिए कि संदस्य 
बन जानेंसे मैं किसानोकी हिंमायतत करना छोड न दूँगा, तथा जाँच पूरी हो जाने 
पर यदि मुझे सन्तोष न हुआ, तो किसानोका मार्ग-दक्त्र करनेकी अपनी स्वतन्त्रताको 
मै हाथसे जाने न दूँगा। 

सर एडवर्ड गेंटने इन शर्तोंको उचित मानकर इन्हे मजूर किया। स्व० सर फ्रंक 
स्‍लाई समितिके अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे। 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ४४१-४। 
३९-२१ 


३१३२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जाँच-समितिने किसानोंकी सारी शिकायतोंकों सही ठहराया और निलहे गोरों 
ने उनसे जो रकम अनुचित रीतिसे वसूछ की थीं, उसका कुछ अंश लौठाने और 
' तिनकठिया ” कानूनको रद करनेकी सिफारिश की। 

इस रिपोर्टके सांगोपांग तैयार होने और अन्तर्में कानूनके पास होनेमें सर एडवर्ड 
गेंटका बहुत बड़ा हाथ था। यदि वे दृढ़ न रहे होते अथवा उन्होंने अपनी कुशलता 
का पूरा उपयोग न किया होता, तो जो सर्वेसम्भत रिपोर्ट तैयार हो सकी, वह त॑ 
हो पाती और आखिरमें जो कानून पास हुआ, वह भी हो न पाता। निलहोंकी 
सत्ता बहुत प्रबल थी। रिपोर्टके पेश हो जाने पर भी उनमेंसे कुछनें बिलका कड़ा 
विरोध किया था। पर सर एडवर्ड गेट अन्त तक दृढ़ रहे और उन्होंने समितिकी 
सिफारिशों पर पूरा-पुरा अमल किया। 

इस प्रकार सौ सालसे चले आनेवाले 'तिनकठिया” कानूनके रद होते ही 
निलहे गोरोंके राज्यका अस्त हुआ। जनताका जो समुदाय बराबर दवा ही रहता 
था उसे अपनी शवितिका कुछ भाव हुआ, और छोगोंका यह वहूम दूर हुआ कि 
नीलका दाग धोये धुरू ही नहीं सकता। 

में तो चाहता था कि चम्पारनमें शुरू किये गये रचनात्मक कामको जारी 
रखकर लोगोंमें कुछ वर्षों तक काम करूँ, अधिक पाठशालाएँ खोल, और अधिक 
गाँवोंमें प्रवेश करूं। क्षेत्र तैयार था। पर ईववरने मेरे मतोरथ प्रायः पूरे होते ही 
नहीं दिये। मैंने सोचा कुछ था, और देव मुझे घसीट कर ले गया एक दूसरे ही 
काममें । 


२०, मजदूरोंके सम्पकोमें 


तचम्पारनमें अभी में समितिके कामको समेट ही रहा था कि इतनेमें खेड़ासे 
मोहनलाल पण्ड्या और शंकरलाल पारेखका पत्र आया कि खेड़ा जिलेमें फसल नष्ट 
हो गई है और रूगान माफ करानेकी जरूरत है। उन्होंने आग्रह-पुवंक लिखा कि 
में वहाँ पहुँचूँ और लोगोंकी रहनुमाई करूँ। मौके पर जाँच किये बिना कोई सलाह 
देनेकी मेरी इच्छा न थी, न मुझमें वेसी शक्ति या हिम्मत ही थी। 

दूसरी ओरसे श्री अनसूयाबाईका पत्र उनके मजदूर-संघके बारेमें आया था! 
मजदूरोंकी तनख्वाहें कम थीं। तनख्वाह बढ़ानेकी उनको माँग बहुत पुरानी थी। इस 
मामलेमें उतकी रहनुमाई करनेका उत्साह मुझमें था। लेकिन मुझमें यह क्षमता न थी 
कि इस अपेक्षाकृत छोटे प्रतीत होनेवाले कामको भी मैं दूर बेठकर कर सकूं। इस- 
लिए मौका मिलते ही में पहले अहमदाबाद पहुँचा। मैंने यह सोचा था कि दोनों 
मामलोंकी जाँच करके थोड़े समय में वापस चम्पारन पहुँचूँगा, और वहाँके रचना- 
त्मक कामकी देखरेख करूँगा। 


१, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ७९४-६१९; और खण्ड १३, पृष्ठ ६२०-६२२। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३२३ 


पर अहमदाबाद पहुँचनेके बाद वहाँ ऐसे काम निकल आये कि मैं कुछ समय 
तक चस्पारत नहीं जा सका और जो पाठ्शालाएँ वहाँ चल रही थी, वे एक-एक 
करके बन्द हो गई। साथियोने और मैने कितने ही हवाई किले रचे थे, पर कुछ 
समयके लिए तो वे सब ढह गये। 

चम्पारनमे ग्राम-पाठशालाओ और. प्राम-सुधारके अछावा गोरक्षाका काम भी 
मेने हाथमे लिया था। गोरक्षा और हिन्दी-प्रचारके कामका इजारा मारवाड़ी भाइयोने 
ले रखा है, इसे में अपने भ्रमणमे देख चुका था। बेतियामे एक मारवाडी सज्जनने 
अपनी घर्मेशाक्मे मुझे आश्रय दिया था। बेतियाके मारवाडी सज्जनोने मुझे अपनी 
गोशालाके कासमें फाँद लिया था। गोरक्षाके विषयमे मेरी जो कल्पना आज है, 
वही उस समय बन चुकी थी। गोरक्षाका अर्थ है, गोवशकी वृद्धि, गोजातिका सुधार, 
बेलसे मर्यादित काम छेना, गोशालाको आदर्श दुग्धालय बनाना, आदि-आदि। इस 
काममें मारवाड़ी भाइयोने पूरी मदद देनेका आइवासन दिया था। पर मैं चम्पारनमें 
स्थिर होकर रह न सका, इसलिए वह काम अधूरा ही रह गया। 

बेतियामें गोशाछ्ा तो आज भी चलती है, पर वह आदरों दुः्घालय नहीं बन 
सकी है। चम्पारतके बेलोसे आज भी उनकी शक्तिसे अधिक काम लिया जाता है। 
नामघारी हिन्दू आज भी बेलोको निर्देयतापूर्वक पीठते है, और धमंको बदनाम करते 
है। यह कसक मेरे मनमें संदाके लिए रह गई। 

ओर, जब-जब में चम्पारन जाता हूँ, तब-तब इन अधूरे रहे हुए महत्त्वपूर्ण 
कामोका स्मरण करके लम्बी साँस लेता हूँ, और उन्हे अधूरा छोड देनेके लिए 
मारवाडी भाइयो और बिहारियोका मीठा उलाहना सुनता हूँ। 

पाठ्शालाओका काम तो किसी न किसी रीतिसे अन्य स्थानोर्में चल रहा है, 
पर गोसेवाके कार्यक्रमने जड ही नहीं पकड़ी थी, इसलिए उसे सही दिशामें गति न 
मिल सकी। 

अहमदाबादमें खेडा जिल्ेके कामके बारेमें सलाह-मशविरा हो ही रहा था कि 
इस बीच मैने मजदूरोका काम हाथमें ले लिया। 

मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मजदूरोका मामछा मुझे मजबूत मालूम 
हुआ। श्री अनसूयावाईको अपने सगे भाईके साथ छडना था। मजदूरों और मालिकोके 
बीचके इस दारुण युद्धमें श्री अम्बालार साराभाईनें मुख्य रूपसे हिस्सा लिया था। 
मिल-मालिकोके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध था। उनके विरुद्ध छड़नेका काम विकट था। 
उनसे चर्चाएँ करके मैने प्रार्थना की कि वे मजदूरोकी माँगके सम्बन्धर्मं पंच नियुक्त 
करे। किन्तु मालिकोने अपने और मजदूरोके बीच पचके हस्तक्षेपकी आवश्यकताको 
स्वीकार न किया। 

मैने मजदूरोको हडताल करनेकी सलाह दी। यह सलाह देनेसे पहले में मजदूरोंके 
और मजदूर-नेताओंके सम्पर्कमे अच्छी तरह आया। उन्हे हडतालकी झत्तें समझाई . 

१ किसी भी दक्षामे शान्ति भग न होते दी जाये। 

२. जो काम पर जाना चाहे उसके साथ जोर-जबरदस्ती न की जाये। 

३. मजदूर भिक्षाका भन्‍न न खायें। 


रे२४ सम्पूर्ण गांघी वाइनमय 


४. हड़ताल कितनी ही लम्बी क्यों न चले, वे दृढ़ रहें और अपने पास पैसा 
न रहे, तो दूसरी मजदूरी करके खाने योग्य कमा लें । 

मजदूर नेताओने ये शर्तें समझ्ष ली और स्वीकार कर ली। मजदूरोकी आम 
समा हुईं और उत्तमें उन्होंने निश्चय किया कि जवतक उनकी माँग मंजूर न की 
जाये अथवा उसकी योग्यता-अयोग्यताकी जाँचके लिए पंचकी नियुक्तित न हो, तबतक 
वे काम पर नहीं जायेंगे। 

कहना होगा कि इस हड़तालके दौरान में श्री वल्लमभाई पटेल और श्री 

शंकरलाल वेकरकों यथार्थ रूपमें पहचानने लगा। अनसूबाबाईका परिचय तो मुझे 
इसके पहले ही बच्छी तरह हो चुका था। 

हेड़वालियोकी समा रोज सावरमती नदीके किनारे एक पेड़की छाबा-तके होने 
लगी। उसमे वे लोग सैकड़ोकी तादादमें जमा होते थे। में उन्हें रोज प्रतिज्ञाका 
स्मरण कराता तथा शान्ति बनाये रखने और स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी आवश्यकता 
समझाता था। वे अपना (एक टेक का ज्ञण्डा लेकर रोज शहरमें घमते थे और 
जुलूसके रूपमें सभार्मे हाजिर होते थे। 

यह हडताल इक्कीस दिन चली । इस वीच समय-समय पर में मालिकोसे बात- 
चीत किया करता था और उन्हें इन्साफ करनेके लिए मनाता था। मुत्तें यह जवाब 
मिलता : “ हमारी मी तो टेक है न? हममें और हमारे मजदूरोमें वाप-वेटेंका सम्बन्ध 
है। उसके बीचमें कोई दखल दे, तो हम कंसे सहन करें? हमारे बीच पंच कसे ? ” 


२१. आश्रमकी पझ्ाँकी 


मजदूरोकी वातकों आगे बढ़ानेसे पहले यहाँ आश्रमकी झ्ञाँकी कर लेना आवश्यक 
है। चम्पारनमें रहते हुए भी में आश्रमको मूल नही सकता था। कमी-कमी वहाँ 
हो भी आता था। 
कोचरव अहमदावादके पास एक छोटा-सा गाँव है। आश्रमका स्थान इस गाँवमे 
घथा। कोचरबवम प्लेग शुरू हुआ। आश्रमके वालकोकों में उस वस्तीके वीच सुरक्षित 
नही रख सकता था। स्वच्छताके नियमोका अधिक-से-अधिक साववानीसे पालन करने 
पर भी आसपासकी अस्वच्छतासे आश्रमकों अछूता रखना असम्मव था। कोचरवके 
लोगोंसे स्वच्छताके नियमोंका पालन करानेकी अथवा ऐसे समय में उनकी सेवा 
करनेकी हममें शक्ति नहीं थी। 
हमारा आदर्जण तो यह था कि आश्रमको शहर अथवा गाँवसे अलग रखे, फिर 
भी वह इतना दूर न हो कि वहाँ पहुँचनेमें बहुत कठिताई हो। किसी-न-किसी दिन 
तो आश्षमको आश्रमके रूपमें सुशोभित होनेंके पहले, अपनी जमीन पर खुली जगहमे 
स्थिर होना ही था। 
प्लेगको मैंने कोचरव छोड़नेकी नोटिस माना। श्री पूजामाई हीराचन्द आश्रमके 
साथ वहुत निकटका सम्बन्ध रखते थे और बाश्नमकी छोटी-बड़ी सेवा शुद्ध ओर 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३२५ 


निरभिमान भावसे करते थे। उन्हें अहमदाबादके कारबारी जीवनका व्यापक अनुभव था। 
उन्होंने आश्रमके लिए जमीनकी खोज तुरन्त ही कर छेनेका बीडा उठाया। कोचरबके 
उत्तर-दक्षिणके माग्मे में उनके साथ घूमा। फिर उत्तरकी ओर तीन-चार मील दूर 
कोई टुकड़ा मिल जाये, तो उसका पत्ता लगरानेकी बात मैने उनसे कही। उन्होने 
आजकी आश्रमवाली जमीनका पता रूगा लिया। वह जेलके पास है, यह मेरे लिए 
प्रलोसन था। सत्याग्रह-आश्रममे रहनेवालेके भाग्य जेल तो लिखा ही होता है। 
अपनी इस मान्यताके कारण जेलका पडोस मुझे पसन्द आया। में यह तो जानता 
ही बा जेलके लिए हमेशा वहीं जगह पसन्द की जाती है, जहाँ आसपास स्वच्छ 
स्थान हो। 

कोई आठ दिनके अन्दर ही जमीनका सौदा तय कर लिया। जमोत पर न 
तो कोई मकान था, न कोई पेड। नदीका किनारा और एकास्त, ये दो बड़ी बातें 
जमीनके हकमें थी। 

हमने तम्बुओमे रहनेका निरचय किया और सोचा कि रत्तोई-घरके छिए टीवका 
एक कामचलाऊ छप्पर बाँध छेगे और घीरे-धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे। 

इस समय आश्रमकी वस्ती बढ गई थी। लगभग चालीस छोटे-बडे स्त्री-पुरुष थे । 
सुविधा यह थी कि सब एक ही रप्तोई-घरमे खाते थे। योजनाकी कल्पना मेरी थी। उसे' 
अमली रूप देनेका बोझ उठानेवाले तो नियमानुसार स्व० मगतलाल गाधी ही थे। 

स्थायी मकान बनमेसे पहलेकी कठिताइयोका पार ने था। बारिशका मौसम 
सामने था। सब सामान चार मील दूर शहरसे लाना होता था। इस निर्जेन भूमिमें 
साँप आदि तो थे ही। ऐसी स्थिति्में बालठकोकी सार-सेमालका खतरा मामूली नहीं 
था। नियम यह था कि सर्पादिकों मारा न जाये। लेकिन उनके भयसे मुक्त त्तो 
हममेंसे कोई न था, आज भी नहीं है। 

फीनिक्स, टॉल्सटॉय फार्म और साबरमती-आश्रम, तीनो जगहोमे हिंसक जीवोकों 
न सारनेके नियमका यथाशक्ति पान किया गया है। तीनो जगहों में निर्जेत जमीन 
बसानी पडी थी। कहना होगा कि तीनो स्थानोमें सर्पादिका उपद्रव काफी था। तिस 
पर भी आज तक एक भी जात खोनी नहीं पडी। इसमें मेरे समाच श्रद्धालुको तो 
ईदवरके हाथका, उसकी कृपाका ही दर्शन होता है। अत. कोई यह निरर्थक शंका न 
उठाये कि ईदवर कमी पक्षपात ही नहीं करता और मनुष्यके दैनिक कामोमे दखल देनेंके 
लिए वह बेकार नही वैठा है। मै इस चीजको, इस अनुभवको, दूसरी भाषाम रखना 
नही जानता। ईश्वरकी कृतिको छौकिक भाधामे प्रकट करते हुए मी मैं जानता हूँ 
कि उसका कार्य अवर्णनीय है। किन्तु यदि पामर मानव वर्णन करने ही बंठे, तो 
उसके पास तो उसकी अपनी ठोतली बोली ही हो सकती है। साधारणत. सर्पादिको 
मारने पर भी आश्रम-समाजके पच्चीस वर्ष तक बचे रहतेकों सयोग माननेके बदले 
ईदवरकी कृपा मानना यदि वहम हो, तो वह वहम भी समग्रहणीय है। 

उन दिनो जब मजदूरोकी हडताल हुई, आश्रमकी नीव पड रही थी। आश्रम 
की प्रधान प्रवृत्ति बुनाई-कामकी थी। कातनेकी तो अभी हम खोज ही नही कर पाये 
थे। अतएवं पहले वुनाई-घर बनानेका निश्वय किया था और उसकी नींव चुनी। 


रे२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
२२, उपवास 


मजदूरोने शुरूके दो हफूतोंमें खूब हिम्मत दिखाई; शान्ति मी खूब रखी; प्रति- 
दिनकी सभाओमें वे बड़ी संख्यामें हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञाका स्मरण मै रोज उन्हे 
कराता ही था। वे रोज पुकार-पुकार कहते थे, “हम मर मिटेंगे, पर अपनी टेक 
कभी न छोड़ेंगे। ” 

लेकिन आखिर वे कमजोर पड़ते जान पडे। और जिस प्रकार कमजोर आदमी 
हिसक होता है, उसी प्रकार उनमें जो कमजोर पड़े वे मिलमें जानेवालोका द्वेष करने 
लगे और मुझे डर मालूम हुआ कि कही वे किसीके साथ जबरदस्ती न कर बेंठें। 
रोजकी सभामे लोगोंकी उपस्थिति कम पड़ने कगी। आनेवालोके चेहरोपर उदासीनता 
छाई रहती थी। मुझें खबर मिली कि मजदूर डगमगाने छंगे हैँ। में परेशान हुआ और 
यह सोचने लूगा कि ऐसे समयमे मेरा धर्म क्या हो सकता है। मुझे दक्षिण आफ़िकाके 
मजदूरोंकी हड़तालुका अनुभव था। पर यह अनुभव नया था। जिस प्रतिज्ञाके करनेमे 
भेरी प्रेरणा थी, जिसका में प्रतिदिन साक्षी बनता था, वह प्रतिज्ञा केसे टूट सकती 
है? इस विचारको आप चाहे मेरा अभिमात कह छीजिए अथवा मजदूरोंके और 
संत्यके प्रति मेरा प्रेम कह छीजिए। 

सवेरेका समय था। मैं समामें बैठा था। मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि 
मुझे क्या करना चाहिए। किन्तु सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया, यदि मजदूर 
फिरसे तैयार न हों और फैसला होने तक हडतारूको चला न् सकें, तो में तब 
तकके लिए उपवास करूँगा ! 

जो मजदूर हाजिर थे, वे सब ह॒क्‍का-बकक्‍्का रह गये। अनसूयावहनकी आँखोसे 
आँसूकी धारा बह चली। मजदूर वोल उठे, “ आप नहीं, हम उपवास करेगे। आपको 
उपवास नही करने चाहिए। हमे माफ कीजिए । हम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेगे। 

मैंने कहा, “ आपको उपवास करनेकी जरूरत नहीं है। आपके लिए तो यहीं 
बस है कि आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है। हम 
मजदूरोंको मीखका अन्न खिलाकर हड़ताल चलाना नहीं चाहते। आप कुछ मजदूरी 
कीजिए और उससे अपनी रोजकी रोटीके लायक पैसा कमा लीजिए । ऐसा करेगे तो 
फिर हड़ताल कितने ही दिन क्‍यों न चले, आप निश्चिन्त रह सक़्ेगे। मेरा उपवास 
तो अब फैसछेसे पहले न छूठेगा। ५ 

वल्लभभाई पटेल मजदूरोंके लिए म्युनिसिपैलिटीमें काम खोज रहे थे, पर वहाँ 
कुछ काम मिलनेकी सम्भावना न थी। आश्रमकी बुनाई-शालामें रेतका मराव करनेकी 
जरूरत थी। मगनलाल गाघीने सुझाया कि इस काममें बहुत-से मजदूर छंगाय॑ जा 
सकते है। मजदूर इसे करनेको तैयार हो गये। अनसूयावहनने पहली टोकरी उठाई 
और नदीमेंसे रेतकी टोकरियाँ ढोनेवाले मजदूरोंकी एक कतार खड़ी हो गई। वह 
दृश्य देखने योग्य था। मजदूरोंमें नया बल आ गया। उन्हे पैसे चुकानेवाले चुकाते- 
चुकाते थक मये। 


१. उपवासके दौरान दिये गये भाषणेकि लिए देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २४३-४५ भोर २४०-२५० । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३२७ 


इस उपवासमें एक दोष था। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि मालिकोके साथ 
मेरा मीठा सम्बन्ध था। इसलिए उतपर उपवासका प्रभाव पडे बिना रह ही न 
सकता था। मैं जानता था कि सत्याग्रहीके नाते में उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं 
सकता, उनपर कोई प्रभाव पडे, तो वह मजदूरोकी हड़तालका ही पडना चाहिए। 
मेरा प्रायश्चित्त उनके दोषोके लिए नहीं था, मजदूरोके दोषके निमित्तसे था। में 
मजदूरोका प्रतिनिधि था। इसलिए उनके दोषसे मे दोषित होता था। मालिकोसे तो 
में केवल विनती ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उनपर ज्यादती 
करनेके समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवासका प्रभाव उनपर पड़े 
बिना रहेगा ही नहीं। प्रमाव पडा भी। किन्तु में अपने उपवासको रोक नहीं सकता 
था। मैने स्पष्ट देखा कि सदोष होते हुए भी ऐसा उपवास करना मेरा घम्म है। 

मैसें मालिकोको समझाया : “मेरे उपवासके कारण आपको अपना मार्ग छोडने 
की तनिक भी जरूरत नहीं।” उन्होने मुझे कडवे-मीठे ताने भी दिये। उन्हे वैसा 
करनेका अधिकार था। 

सेठ अम्बालाल इस हंडतालके विरुद्ध दृढ़ रहनेवालोमें अग्रगण्य थे। उनकी 
दृढ़ता आइचर्यंजनक थी। उनकी निष्कपटता भी मुझे उतनी ही पसन्द आई। उनसे 
लडना मुझे प्रिय छगा। उनके-जैसे अगुआ जिस विरोधी दलमें थे, उसपर उपवासका 
पडनेवाला अप्रत्यक्ष प्रभाव मुझे अखरा) फिर, उतकी धर्मपत्नी श्री सरलादेवीका मेरे 
प्रति सगी बहन-जैसा प्रेम था। मेरे उपवाससे उन्हे जो घबराहट होती थी, वह 
मूझसे देखी नहीं जाती थी। 

मेरे पहले उपवासमें अनसूयाबहत, दूसरे कई मित्र और मजदूर लोग साथी बने। 
अधिक उपवास न करनेके लिए मैं उन्हे मुकिकिकसे समझा सको। 

इस प्रकार चारो ओर प्रेममय वातावरण बन गया। मालिक केवल दयावह 
होकर समझौतेका रास्ता खोजने छूगे । अनसूयावहनके यहाँ उनकी चर्चाएँ चलने लगी। 
श्री आनन्दशकर श्रुव भी वीचमें पडे। आखिर वे पच नियुक्त हुए और हडताल टूटी। 
मुझे केवल तीन उपवास करने पडे! माछिकोने मजदूरोको मिठाई बाँटी। इक्कीसवे 
दिन समझोता हुआ ! 

समझौतेकी समामें' मिल-मालिक और उत्तरी विभागके कमिश्नर मौजूद थे। 
कमिश्नरने मजदूरोकों सछाह दी थी. आपको हमेशा श्री गाघी जैसा कहे वसा 
करना चाहिए।” इस घटनाके बाद तुरन्त ही मुझे इन्ही कमिश्नरसे लडता पडा था। 
समय वदला इसलिए वे भी बदल गये, और खेडाके पाटीदारोकों मेरी सलाह न 
माननेकी बात कहने लगे। 

यहाँ एक दिलचस्प और करुणाजनक घटनाका उल्लेख करना उचित जान 
पड़ता है। मालिकोकी बनवाई हुईं मिठाई बहुत ज्यादा थी और सवाल यह खडा 
हो गया था कि वह हजारो मजदूरोमे कैसे वाँठी जाये? जिस पेड़की छायातले 
मजदूरोने प्रतिज्ञा की थी, वही उसे बाँटना उचित है, यह सोचकर और दूसरी जगह 


१, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ रेण३-९५० | 


डे२८ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


हजारों सजदूरोंको इकट्ठा करना कष्टप्रद होगा, यह समझकर पेड़के आसपासके खुले 
मैदासमें बाँटनेका निश्चय हुआ था। है 

अपने भोलेपनके कारण मैने यह माचर लिया था कि इक्कीस दिलतक नियमनमे 
रहे हुए मजदूर बिना प्रयत्तके कतारमें खड़े होकर मिठई छे लेंगे और अघीरताके 
साथ उसपर टूट नहीं पड़ेंगे। पर मैद्ानमे बाँटनेकी दो-तीन रोतियाँ आजमाई गईं 
झौर वे विफल हुईं। दो-तीन मिनट काम ढंगसे चछता और फिर तुरन्त बंधी कत्तार 
टूठ जाती। मजहूरोंके चेताओंने खूब कोशिश की, पर वह व्यर्थ सिद्ध हुईं। अन्तमे 
भीड़, कोलाहलू और छीनाझपटी यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ मिठाई पेरोंके नीचे आकर 
बरस्‍्वाद हो गई। मैदानमें बाँटना बंद करना पड़ा और बची हुई मिठाईको जैसे तैसे 
सेठ अम्बालालके मिर्जापुरवाले वंगलेपर पहुँचाया जा सका। दूसरे दिन यह मिठाई 
बंगलेके मैदानमें ही बाँटनी पड़ी । 

इस घटनामें निहित हास्यरस तो स्पष्ट है। परन्तु उसके करुंण रसका उल्लेख 
करवा जरूरी है। एक टेक वाले पेड़के पास मिठाई न वेट सकनेके कारणका पता 
ऊूगाने पर माछूम हुआ कि मिठाई बेंटनेकी खबर पाकर अहमदाबादके भिस्धारी वहाँ 
आ पहुँचे थे जौर वे कतार तोड़कर मिठाई झपद छेनेकी कोशिश करते थे। 

यह देश भुखमरीसे इतना पीड़ित हैं कि मिलारियोंको संख्या दिवोदिन बढ़ती 
जाती है और वे भोजन पानेके लिए साधारण मर्यादाका भी उल्लंघन करते है। धनवान 
लोग ऐसे मिखारियोंके लिए कामकी व्यवस्था करनेके बदले बिना विचारे भिक्षा 
क्वेकर उन्हें पोसते हैं। 


२३. खेंड़ा सत्याग्रह 
मजहूरोंकी हड़ताल ससाप्त होनेके बाद दम लेनेको भी समय न मिला और 


मुझे खेड़ा जिलेके सत्याग्रहका काम हाथमें छेता पड़ा। 

खेड़ा जिलेमें अकालकी-सी स्थिति होनेके कारण खेड़ाके पाटीदार लोग लगान 
माफ करानेकी कोशिश कर रहे थे। 

इस विषयमें श्री अमृतलाल ठक्करने जाँच करके रिपोर्ट तैयार की थी। इस 
वारेमें कोई निरिचित सलाह देनेसे पहले मै कमिइंनरसे मिला। श्री मोहनराल पणडुपा 
और श्री शंकरलाल परीख अथक परिश्रम कर रहे थे। वे स्व० गोकलदास कहानदास 
पारेख और विदुलसाई पटेलके हारा धारासमाका आन्दोलन कर रहे थे। सरकारके 
पास प्रतिनिधि मण्डल भी गये थे। कक 

इस समय मैं गुजरात-समाका समापति था। समाने कमिइनर और गवधेरको 
प्रा्थनापत्र भेजे, तार किये और अपमान सहे। सभा उत्तकी घमकियोंकों पच्रा गई। 
अधिकारियोंका उस समयका ढंग आज तो हास्थयजनक प्रतीत होता हैं। उत्त दिनोका 
उनका अत्यन्त हलके दर्ज वरताव आज असम्भव-सा सादूस होता है। 

लोगोंकी माँग इतनी साफ और इतनी साधारण थी कि उसके लिए लड़ाई 
लड़नेकी जरूरत ही न होनी चाहिए थी। कानून यह था .कि अगर फसल चार ही 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३२९ 


आना यथा उससे कम आये तो उस साल्‍हूका हूगान माफ किया जाना चाहिए। पर 
सरकारी अधिकारियोका अन्दाज चार आनेसे अधिक था। छोगो द्वारा यह सिद्ध किया 
जा रहा था कि उपज चार आनेसे' कम कृतो जाने योग्य है, पर सरकार क्यों 
मांचने छूग्री ? छोगोकी ओरसे पंच वेठानेकी माँग की गई। सरकारकों चह असझ 
मालूम हुई। जितना अनुनय-विवय हो सकता था, सो सब कर चुकनेके बाद और 
साथियोसे परामर्श करनेके पर्चात मैने सत्याग्रह करनेकी सलाह दी। 

साथियोमे खेडा जिलेके सेवकोके अतिरिक्त मुख्यत*” श्री वल्लभमाई पढेल, श्री 
शकरलाल वैँकर, श्री अनसूयाबहन, श्री इन्दुलारू कन्हैयालाल याज्ञिक और श्री महादेव 
देसाई आदि थे। वल्लमभाई अपनी बडी और बढती हुई वकारूतकी बलि देकर आये 
थे। कहा जा सकता है कि इसके बाद वे निरिचत' होकर वकारत कर ही न प्षके। 

हम नडियादके अनाथाश्रमर्म ठहरे थे। अनाथाश्रममे ठहरनेको कोई विशेष महत्त्व 
त्त दिया जाये। नडियादमे दूसरा ऐसा कोई स्वतन्न्न मकान नहीं था, जिसमें इतने सारे 
लोग समा सके। 

अन्तमे नीचे लिखी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर लिये गये: 

“हम जानते है कि हमारे गाँवोकी फसल चार आनेसे कम हुई है। इस कारण 
हमने सरकारसे प्रार्थता की कि वह लगाव-वसूलीका काम अगले वर्षतक मुलतवी 
रखे। फिर भी वह मुलतवी नहीं किया गया। अतएवं हम नीचे सही करनेवाले 
छोग यह प्रतिज्ञा करते है कि हम इस सालका पूरा या वाकी रहा सरकारी लगान 
नही देंगे। पर उसे वसूछ करनेके लिए सरकार जो भी कानूनी कारंवाई करना 
चाहेगी, हम करने देगे और उससे होनेवाले दुःख सहन करेगे। यदि हमारी जमीन 
जब्त की गई तो हम उसे जब्त भी होने देंगे, पर अपने हाथो पैसा जमा करके 
झूठे नहीं ठहरेगे और स्वाभिमान नहीं खोयेगे। अगर सरकार बाकी बची हुई सब 
जगहोमें दूसरी किस्तकी वसूली मुछतवी रखे तो हमसे से जो जमा करा सकते है, 
वे पूरा अथवा बाकी रहा हुआ छगान जमा करनेकों तैयार हैं। हममेसे जो जमा 
क्रा सकते है, उनके लगान जमा न कझानेका कारण यह है कि अगर समर्थ लोग 
जमा करा दें तो असमर्थ छोग घवराहटमें पड़कर अपनी कोई भी चीज बेचकर या 
कर्ज करके लगान जमा करा देंगे और दुख उठायेंगे। हमारी यह मान्यता हैं कि 
ऐसी स्थितिमें गरीबोकी रक्षा करना समर्थ लछोगोका कर्तव्य है। गा 

मैं इस लड़ाईके वारेमे अधिक प्रकरण नहीं लिख सकता। अतएव अनेक मीठे 
स्मरण छोड़ देने पडेगे। जो इस महत्त्वपूर्ण लडाईका गहरा अध्ययच करना चाहे, 
उन्हे श्री झंकरलाल पारेख द्वारा लिखित खेडाकी लडाईका विस्तृत और प्रामाणिक 
इतिहास पढ जानेकी मैं सिफारिश करता हूँ। 


१, अधिक विवरणके लिए देखिए खण्ड १४, पृ४ १८४ तथा ४०४ । 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
२४. “ प्याज-चोर ' 


चम्पारत हिन्दुस्तानके एक कोनेमें था। वहाँकी लड़ाईकों अखबारोंसे इस तरह 
अलग रखा गया था कि बाहरसे देखनेवाले वहाँ कोई आते न. थे। पर खेड़ाकी लड़ाई 
अखबारोंकी चर्चाका विषय बन चुकी थी। 

गुजरातियोंकों इस नई चीजमें विशेष रस आने लगा था। वे पैसा लुटानेको 
तैयार थे। सत्याग्रहकी लड़ाई पंसेसे नहीं चल सकती, उसे पैसेकी आवश्यकता तो 
कमसे-कम रहती है। यह बात उनकी समझ्ञमें जल्दी नहीं आ रही थीं। मना करने 
पर भी बम्बईके सेठोंने आवश्यकतासे अधिक पैसे दिये थे ओर लड़ाईके अन्तमें उसमें 
से कुछ 'एकम बच गई थी। । 

दूसरी तरफ सत्याग्रही सेनाकों भी सादगीका नया पाठ सीखना था। मैं यह 
तो नहीं कह सकता कि वे पूरा पाठ सीख भये थे, पर उन्होंने अपनी रहन-सहनमें 
बहुत-कुछ सुधार कर लिया था। 

पाटीदारोंके लिए भी यह लड़ाई तयी थी। गाँव-गाँव घूमकर लोगोंको इसका 
रहस्य समझाना पड़ता था। । 

सरकारी अधिकारी जनताके मालिक नहीं, बल्कि नौकर हैं; जनताके पेसेसे 
उन्हें तनख्वाह मिलती है--यह सब समझाकर उनका भय दूर करनेका काम मुख्य 
था। और निर्मय होने पर भी विनयके पालनका उपाय बताना और उसे गले उतारना 
लगभग असम्भव-सा प्रतीत होता था। अधिकारियोंका डर छोड़नेके बाद उनके द्वारा 
किये गये अपमानोंका बदला चुकानेकी इच्छा किसे नहीं होती ! फिर मी यदि सत्याग्रही 
अविनयी बनता है, तो बह दृधरमें जहर मिलनेके समान है। पाटीदार विवयका पाठ 
पूरी तरह पढ़ नहीं पाये, इसे में बादमें अधिक समझ पाया। में अनुभवसे इस 
परिणामपर पहुँचा हूँ कि विनय सत्याग्रहका कठिनसे-कठिन अंश है। यहाँ विनयका 
अर्थ केवल सम्मानपूर्वक वचन कहना ही नहीं है। विनयसे तात्पय है, विरोधीके प्रति 
मनमें आदर, सरलूमाव, उसके हिंतकी इच्छा और तदनुसार व्यवहार । 

शुरूके दिनोंगें लोगोंमें खूब हिम्मत दिखाई देती थी। शुरू-शुरूमे सरकारी कार्रे- 
वाई भी कुछ ढीली ही थी। लेकिन जैसे-जसे लछोगोंकी दृढ़ता बढ़ती मादूम हुई, वेसे- 
वैसे सरकारकों भी अधिक उम्र कार्रवाई करनेकी इच्छा हुईं। कुर्की करनेवालोंने लोगोंके 
पञ्षु बेच डाले, घरमें से जो चाहा सो माल उठाकर ले गये । चौथाई जुर्मानेंके नोटिस 
निकले | किसी-किसी गाँवकी सारी फसल जब्त कर ली गई। छोगोंमें घबराहट फली। 
कुछनें लगान जमा करा दिया। दूसरे मन-ही-मन यह चाहने लगे कि सरकारी अधिकारी 
उनका सामान जब्त करके लगान वसूल कर लें, तो भर पाये। कुछ मर-मिटनेवाल्े 
भी निकले। 

इसी बीच शंकरछाल पारेखकी जमीनका लछंगरात उनकी जमीनपर रहनेवाले 
आदमीने जमा करा दिया। इससे हाहाकार मच गया | शंकरलाल पारेखने वह जमीन 
जनताको देकर अपने आदमीसे हुई भूलका प्रायश्चित्त किया। इससे उनकी प्रतिष्ठाकी 
रक्षा हुई और दूसरोंके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया। 


सत्यके प्रयोग अधृवा आत्मकथा ३३१ 


भयभीत लोगोको प्रोत्साहित करनेके लिए मोहनलछाल पण्डयाके नेतृत्वमे मैने 
एक ऐसे खेतमें खड़ी प्याजकी तैयार फसलकों उतार लेनेकी सलाह दी, जो अनुचित 
रीतिसे जब्त किया गया था। मेरी दृष्टिमे इससे कानूनका भंग न होता था। केकिन 
अगर कानून टूटता हो तो भी मैने यह सुझाया कि मामूलछी-से रूगरानके लिए समूची 
तैयार फसलको जब्त करना कानूनन्‌ ठीक होते हुए भी नीतिके विरुद्ध है और 
स्पष्ट लूट है, अतएवं इस प्रकारकी जब्तीका अनादर करना हमारा धर्म है। छोगोको 
स्पष्ट रूपसे समझा दिया था कि ऐसा करनेमे जेल जाने और जुर्माना होनेका खतरा 
है। मोहनलाल पण्ड्या तो यही चाहते थे। सत्याग्रहके अनुरूप किसी रीतिसे किसीके 
जेल गये विना खेंडाकी लडाई समाप्त हो जाये, यह चीज उन्हे अच्छी नहीं लग 
रही थी। उन्होने इस खेतका प्याज खुदवानेका बीडा उठाया। सात-आठ आदमियोने 
उनका साथ दिया। 

सरकार उन्हे पकड़े बिना कैसे रहती? मोहंनछाकू पण्ड्या और उनके साथी 
पकड़े गये। इससे लोगोका उत्साह बढ गया। जहाँ लोग जेछ इत्यादिके विषयमे 
निर्मम बन जाते है, वहाँ राजदण्ड लोगोकों दबानेके बदले उतमे शूरवीरता उत्पन्न 
करता है। अदालतमे छोगोके दलके-दल मुकदमा देखनेकों उमड पडे। मोहनलाल 
पण्डयाको और उनके साथियोकों थोडे-थोडे दिनोकी कैद की सजा दी गईं।' में 
मानता हूँ कि अदालतका फैसला गलत था। प्याजें उखाडनेका काम चोरीकी कानूनी 
व्याख्याकी सीमामे नहीं आता था। पर अपीछ करनेकी किसीकी वृत्ति ही न थी। 

जेल जानेवालोको पहुँचानेके लिए एक जुलूस उनके साथ ही गया, और उस 
दिनसे मोहनलाल पण्डयाको छोगोकी ओरसे ' प्याज-चोर ' की संस्मानित पदवी आप्त 
हुईं, जिसका उपभोग वे आजतक कर रहे है । 

इस लड़ाईका कैसा और किस प्रकार अन्त हुआ, उसका वर्णन करके हम खेडा- 
प्रकरण समाप्त करेगे। 


२५. खेंड़ाकी लड़ाईका अन्त 


इस छडाईका अच्त विचित्र रीतिसे हुआ। यह तो साफ था कि लोग थक चुके 
थे। जो दूढ बने रहे, उन्हे पूरी तरहें बरबाद होने देनेमें संकोच हो रहा था। मेरा 
झुकाव इस ओर था कि सत्याग्रहीके अनुरूप इसकी समाप्तिका कोई शोभास्पद मार्गे 
निकल आये, तो उसे अपनाना ठीक होगा। ऐसा एक अनसोचा उपाय सामने आ 
गया। नडियाद ताल्लुकेके तहसीलदारने सन्देदा भेजा कि अगर अच्छी स्थितिवाले 
पाटीदार, लगान अदा कर दें, तो गरीबोका लगाव मुलतवी रहेगा। इस विषयर्स 
मैंने लिखित स्वीकृति माँगी और वह मिल गईं। तहंसीलदार अपनी तहं॑सीलकी ही 
जिम्मेदारी के सकता था। सारे जिलेकी जिम्मेदारी तो कलेक्टर ही ले सकता था। 
इसलिए मैने कलेक्टरसे पूछा। उतका जंवात्र मिला कि तहंसीलदारने जो कहा हैं 


१. गांवीजीके सम्बन्धित भाषणके लिए देखिए खण्ड २४, ५४ ४०२-४०४ | 


३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उसके अनुसार तो हुक्म निकल ही चुका है। मुझे इसका पता नही था। लेकिन यदि 
ऐसा हुक्म निकल चुका हो तो माना जा सकता है कि छोगोकी प्रतिज्ञाका पालन 
हुआ। प्रतिज्ञामें यही वस्तु थी, अतएवं इस हुक्‍्मसे हमने सन्‍्तोष माना 

फिर भी इस प्रकारकी समाप्तिसे हम प्रसन्‍त न हो सके। सत्याग्रहकी छूडाईके 
पीछे जो एक मिठास होती है, वह इसमे नहीं थी। कलेक्टर मानता था कि 
उसने कुछ किया ही चहीं। गरीब लोगोको छोड़नेकी बात कही जाती थी, किन्तु 
वे शायद ही छठ पाये। जनता यह कहनेका अधिकार आजमा न सकी कि गरीबमे 
किसकी ग्रिनती की जाये। सुझे इस बातका दुःख था कि जनतामे इस प्रकारकी 
शक्ति रह नहीं गई थी। अतएवं लडाईकी समाप्तिका उत्सव तो मनाया गया, पर 
इस दृष्टिसे मुझे वह निस्तेज लंगा। 

सत्याग्रहका छुद्ध अन्त तभी माना जाता है, जब जनतामें आरम्मकी अपेक्षा 
अन्तमें अधिक तेज और शक्ति पाई जाये। में इसका दर्शन न कर सका। 

इतने पर भी इस लड़ाईके जो अदुदय परिणाम निकले, उनका लाभ तो 
आज भी देखा जा सकता है और उठाया जा रहा है। खेडाकी लडाईसे गुजरातके 
किसान-समाजकी जागतिका और उसकी राजनीतिक शिक्षाका श्रीगणेश हुआ। 

विदुषी डा० बेसेंटके 'होमरूल' के तेजस्वी आन्दोलनने उसका स्पर्श अवश्य किया 
था, लेकिन कहना होगा कि किसानोके जीवनमें शिक्षित समाजका और स्वयंसेवकोका 
सच्चा प्रवेश तो इस लडाईसे ही हुआ। स्वयसेवक पाटीदारोके जीवनमे ओततप्रोत 
हो गये थे। स्वयंसेवकोको इस लड़ाईमे अपने क्षेत्रकी मर्याद्यओका पता चला। इससे 
उनकी त्यागशक्ति बढी। इस छलड़ाईमे वलल्‍्लभभाईने अपने-आपको पहचाना। अपने 
आपमें यही एक कोई ऐसा-वैसा परिणाम तही है। इसे हम पिछले साल संकट-निवा- 
रणके समय और इस समय बारडोलीमे देख चुके है। इससे गुजरातके लोकजीवनमे 
नया तेज आया, नया उत्साह उत्पन्त हुआ। पाटीदारोको अपनी शक्तिका जो ज्ञान 
हुआ, वे उसे फिर नहीं भूले। समी यह समझ गये कि जनताकी मुक्तिका आधार 
स्वयं जनतापर, उसकी त्यागशक्तिपर है। खेड़ाके माध्यमसे सत्याग्रहन गुजरातम 
अपनी जड जमा ली। हु 

यद्यपि लड़ाईके अन्‍्तसे मै प्रसन्‍न न हो सका, तो भी मैने खेडाकी जनताम 
उत्साह देखा। क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी शक्तिके अनुपातमें उसे संब- 
कुछ मिल गया था, और भविष्यमे राज्यकी ओरसे होनेवाले कष्टोके निवारणका मार्ग 
उसके हाथ छूग गया था। उसके उत्साहके लिए इतना ज्ञान पर्याप्त था। 

किन्तु खेडाकी जनता सत्याम्नहुका स्वरूप पूरी तरह समझ नहीं सकी थी इस 
कारण उसे कैसे कड़वे अनुभव भी हुए यह हम आगे देखेंगे। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३३३ 


२६. एकताकी रट 


जिद दिनो खेड़ाका आन्दोलन चल रहा था, उन दिनो यूरोपका भहायुद्ध भी 
जारी ही था। वाइसरायने उसके सिलसिलेमे नेताओको दिल्ली बुढाया था। मुझसे 
आग्रह किया गया था कि में मी उसमे हाजिर होऊेँं। मै बता चुका हैँ कि लाई 
चैम्सफो्डके साथ मेरी मित्रता थी। हु 

मेने निमस्त्रण स्वीकार किया और मैं दिल्ली गया, किन्तु इस समामें सम्मिलित 
होते समय मेरे मनमे एक सकोच था। मुख्य कारण तो यह था कि इस समामे 
अली भाई, लोकमान्य और दूसरे नेता निमन्त्रित नहीं किये गये थे। उस समय 
अलीभाई जेलमें थे। उनसे से एक-दो वार ही मिला था, उनके बारेमें सुना बहुत 
था। उनकी सेवाचृत्ति और बहादुरीकी सराहना सब कोई करते थे। हकीम साहुबके 
सम्पर्कम में नही आया था। स्व० आचाये रुद्र और दीनबन्धु एन्ड्रयूजके मुँहसे उनकी 
बहुत प्रशंसा सुनी थी। कलकत्तेमे हुई मुस्लिम लीगकी बेठकके समय शुएब कुरेशी और 
वेरिस्टर ख्वाजासे मेरी जान-पहचान हुई थी। डा० अन्सारी और डा० अब्दुहुमानके 
साथ भी जान-पहचान हो चुकी थी। में सज्जन मुसलमावोकी सगतिके अवसर ढूँढता 
रहता था, और जो पवित्र तथा देशभक्‍त मानें जाते थे, उनसे जान-पहचान करके 
उनकी भावना जाननेकी तीज इच्छा मुझमें रहती थी। इसलिए वे अपने समाजमे 
मुझे जहाँ-कही ले जाते वहाँ बिना किसी आनाकानीके में चछा जाता था। 

इस बातको तो में दक्षिण आफ्रिकामे ही समझ चुका था कि हिन्दू-मुसलमानके 
बीच सच्चा मित्रभाव नहीं है। में वहाँ ऐसे एक भी उपायको हाथसे जाने न देता 
था, जिससे दोनोंके बीचकी अनबन दूर हो। झूठी खुशामद करके अथवा स्वाभिमान 
खोकर उनको अथवा किसी औरको रिज्लाना मेरे स्वभ्ावर्मे न था। छेकिन वहीसे 
मेरे दिलमें यह बात जमी हुई थी कि मेरी अहिसाकी कसौटी और उसका विज्ञाल 
प्रयोग इस एकताके सिलसिलेमें हो होगा। आज भी मेरो वह राय कायम है। ईश्वर 
प्रतिक्षण मुझे कसौटीपर कस रहा है। मेरा प्रयोग चालू ही है। 

इस प्रकारके विचार लेकर में बम्बई बन्दरपर उतरा था। इसलिए मुझे इन 
दोनो भाइयोसे मिलकर प्रसन्नता हुई। हमारा स्नेह बढता गया। हमारी जानपहचान 
होनेके बाद तुरन्त ही अलो भाइयोकों तो सरकारने जीते-जी दफना दिया था। 
मौलाना मुहम्मदअलोको जब इजाजत मिलती, तब वे बैतूल या छिन्दवाडा जेलसे 
मुझे लम्बे-लम्बे पत्त लिखा करते थे। मैने उनसे मिलनेकी इजाजत सरकारसे माँगी 
थी, प्र वहु न॑ मिल सकी। 

अलीमाइयोकी नजरबन्दीके बाद मुसलमान भाई मुझे कलकत्ता मुस्लिम छीग्रकी 
बैठकर्में छिवा ले गये थे। वहाँ मुझसे बोलनेकों कहा गया। मैं बोला। मेने मुसलमानों 
को समझाया कि अछीमाइयोको छुडाना उनका धर्म हैं। इसके बाद' वे मुझे अलीगढ़ 


१. देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३०५१-७३ | े 
२, गाधीजी भल्तीगढ़ मुस्लिम छीयके कल्कता अधष्विशनके पहले गये थे। देखिए खण्ड १४, पृष्ठ 


९६-९७ और ११८ 


३३४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


काछेजमे भी ले गये थे। वहाँ मैंने मुसलछमानोंको देशके छिए फकीरी अब्लियार 
करनेकी दावत दी। 

अलीमाइयोको छुड़ानेके छिए मेने सरकारसे पत्र-व्यवहार सरू किया और इस्नी 
निमित्तस इन भाइयोंकी खिलाफत-सम्बन्धी हछूचरूूका अध्ययन किया। मसछमानोंके 
साथ चर्चाएं को। मुझे हुग़ा कि अगर में मुसलमानोका सच्चा मित्र बनना चाहता 
हूँ, तो मुझे अछीमाइयोको छुड़ानेंमें ओर ख़िलाफतके प्रदनकों न्‍्याय-पूर्वक सुरूझानेमें 
उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत॒का सवाल मेरे लिए सरल था। मजे उसके 
स्वतन्त्र गुण-दोष देखनेकी जरूरत नहीं थी। मुझे छगा कि अगर उसके सम्बन्धक्ो 
मुसलमानोको माँग नीति-विरुद्ध न हो, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। घर्मके 
प्रदनमें श्रद्धा सर्वोपरि होती है। यदि एक ही बस्तुके प्रति सत्रकी एकसो श्रद्धा हो, 
तो संसारमें एक ही धर्म रह जाये। मझे मसलमानोंकी खिलाफत-सस्वन्धी माँग सीति- 
विरुद्ध प्रतीत नहीं हुई; यही नहीं, कल्कि ब्रिटेनके प्रधानमन्त्री रछायड जाने इस् 
माँगकों स्वीकार किया था, इसलिए भुझे तो उनसे बचनका पाल्न करवानेका भी 
प्रयत्त करता था। वचन ऐसे स्पष्ट शब्दों था कि मर्यादित माँगके गुण-दीपष जाँचनेका 
काम केचलछ अपनी अन्तरात्माको प्रसन्‍त करनेके लिए ही करना था। 

चूँकि मैंने खिलाफतके भामलेमें मुसछमानोंका साथ दिया था, इसलिए इस 
सम्बन्धर्में मित्र और आलोचकोने मेरी काफी आलोचना की है। उन सवपर विचार 
करनेके वाद जो राय मैने बनाई और जो मदद दी या दिलाई, उसके बारेमें मुझें 
कोई पश्चात्ताप नहीं है, न उसमें मुझे कोई शुवार ही करना है। मुझे लूगता है कि 
बाज भी ऐसा सवार उठे, तो मेरा व्यवहार पहलेंकी तरह ही होगा। 

इस प्रकारके विचार लेकर मैं दिल्ली गया। मुसलमानोंके दुःखकी चर्चा मुझे 
वाइसरायसे करनी थी। खिलाफतके प्रदनने अमी पूर्ण स्वरूप घारण नहीं किया था। 

दिल्‍ली पहुँचते ही दीनवन्धु एन्ड्रयूजने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्हीं 
दिनो इटली और इंग्लैडके वीच गृप्त सन्धि होनेंकी जो चर्चा अंग्रेजी अखबारोमें छिड़ी 
थी, उसकी वात्त कहकर दीनवन्धुने मुझसे कहा: “यदि इंग्लैडने इस प्रकारकी गुप्त 
सन्वि किसी राष्ट्रके साथ की हो, तो आप इस समामें सहायककी तरह कैसे माग 
ले सकते है? ” में इन सन्धियोंके विषयमें कुछ जानता नहीं था। दीनबन्बुका भब्द 
मेरे लिए पर्याप्त था। इस कारणको निमित्त बनाकर मैने लाई चम्सफोर्डको पत्र लिखा 
कि समामें सम्मिलित होते हुए मुझे संकोंच हो रहा है। उन्होंने मुझे चचकि लिए 
बलाया। उनके साथ और वादमें श्री मेफीके साथ मेरी लम्बी चर्चा हुईं। उसका 
परिणाम यह हुआ कि मैने समामें सम्मिलित होना स्वीकार किया। थोड़ेंम वाइसरायका 
दलील यह थी: “आप यह तो नहीं मानते कि ब्रिटिण मन्त्रिमण्डल जा कुछ करे 
उसकी जानकारी वाइसरायकों होनी चाहिए। में यह दावा नहीं करता कि ब्रिटन 
सरकार कभी मल करती ही नहीं। कोई भी ऐसा दावा नहीं करता। किन्तु यदि 
आप यह स्वीकार करते हैं कि उसका अस्तित्व संसारके लिए कल्याणकारो है; यदि 
आप यह मानते है कि उसके कार्योंसे इस देशझकोी कुछ मिलाकर झुछ छात्र हुआ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३३५ 


है, तो क्या आप यह स्वीकार नहीं करेगे कि उसकी विपत्तिके समय उसे मदद 
पहुंचाना प्रत्येक नागरिकका धर्म है? गुप्त सन्धिके विषयमें आपने समाचारपत्नोमे 
जो देखा है, वही मैने भी देखा है। इससे अधिक मै कुछ नही जानता, यह मैं 
आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। अखबारोमे कंसो-कैसी गप्पे आती है, यह तो 
आप जानते ही है। क्‍या अखबारमे आई हुई एक निन्‍्दासूचक बातपर आप ऐसे 
समय राज्यका त्याग कर सकते हैँ? लड़ाई समाप्त होने पर आपको जितने नैतिक 
प्रइन उठाने हो उतने उठा सकते है, और जितनी तकरार करनो हो, कर सकते है।” 

यह दलोल नई नहीं थो। जिस अवंसरपर और जिस रीतिसे यह पेश की 
गई, उससे मुझे नई-जेंसी रूगी और मेने सभामे जाना स्वीकार कर लिया | खिलाफतके 
बारे में यह निश्चय हुआ कि मैं वाइसरायको पत्र लिखकर भेजूँ। 


२७. रंगरूटोकी भरती 


में समामे हाजिर हुआ। वाइसरायकी त्तीन्न इच्छा थी कि मैं सिपाहियोकी 
मददवाले प्रस्तावका समर्थन करूँ। मेने हिन्दी-हिन्दुस्तानीमे बोलनेकी इजाजत चाही। 
वाइसरायने इजाजत दी, किन्तु साथ ही अग्रेजीमे भी बोलनेको कहा। मुझे माबण तो 
करना ही नही था। मेत्रे वहाँ जो कहा सो इतना ही था. “मुझे अपनी जिम्मेदारी 
का पूरा ख्याल है, और उस जिम्मेदारीको समझते हुए मैं इस प्रस्तावका समर्थन 
करता हूँ। 

हिन्दुस्तानीमें बोलनेके लिए मुझे बहुतोने धन्यवाद दिया। वे कहते थे कि इधर 
के जमानेमें वाइसरायकी समामें हिन्दुस्तानीमें बोलनेका यह पहला उदाहरण था। 
धन्यवादकी और पहले उदाहरणकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं शरमाया। अपने 
ही देशमें, देशसे सम्बन्ध रखनेवाले कामकी समामें, देशकी भाषाका बहिष्कार अथवा 
उसकी अवगणना कितने दु खकी बात थी। और, मेरे जैसा कोई हिन्दुस्तानीमे एक 
या दो वाक्य बोले, तो उसमें धन्यवाद किस बातका ! 

ऐसे प्रसग हमारी गिरी हुई दशाका झयाल करानेवाले हँँ। सभामें कहे ग्रये 
वाक्योमें मेरे लिए तो बहुत वजन था। मैं उस सभाकों अथवा उस समर्थकों भूल 
नही सकता था। अपनी एक जिम्मेदारी तो मुझे दिल्लीमें ही पूरी कर लेनी थी। 
वाइसरायको पत्र लिखनेका काम मुझे सरल न जान पडा। सभामे जानेकी अपनी 
अनिच्छा, उसके कारण, भविष्यकी आगज्राएँ आदिकी सफाई देना मुझे अपने लिए, 
सरकारके लिए और जनताके लिए आवश्यक मालूम हुआ। 

मैने वाइसरायको जो पत्र' छिखा उसमें लोकमान्य तिलक, अछीभाई आदि 
नेताओकी अनुपस्थितिके विषयमे अपना खेद प्रकट किया तथा लछोगोकी राजनीतिक 


१, भाषणके लिए देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३५६। 
२. देखिए, खण्ड १४, पृष्ठ ३५७-६० और ३०७-६०। 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


माँगका और लडाईके कारण उत्पन्न हुई मुसलमानोकी माँगोका उल्लेख किया। मैने 
इस पत्रकों छपानेकी अनुमति चाही और वाइसरायने वह खुशीसे दी। 
हे यह पत्र शिमला भेजना था, क्योकि सभाके समाप्त होते ही वाइसराय क्षिमला 
च्‌ गये थे। वहाँ डाक द्वारा पत्र भेजनेमे देर होती थी। मेरी दृष्टिसे पत्र महत्वका 
था। समय बचानेकी आवश्यकता थी। चाहे जिस व्यक्तिके साथ पत्र भेजनेकी इच्छा 
न थी। मुझे लगा कि पत्र किसी पवित्र मनुष्यके द्वारा जाये, तो अच्छा हो। दीनवन्धु 
और सुशील रुद्रने रेवरेड आयरलैंड नामक एक सज्जनका नाम सुझाया। उन्होने 
पत्र ले जाना स्वीकार किया, बशतें कि पढनेपर वह उन्हे शुद्ध प्रतीत हो। पत्र 
व्यक्तिगत नही था। उन्होने पढठा। उनको अच्छा छगा और वे ले जानेको राजी 
हुए। मेने दूसरे दर्जेका रेल किराया देनेकी व्यवस्था की, किन्तु उन्होने उसे छेनेसे 
इनकार किया और रातकी यात्रा होते हुए भी ड्योढे दर्जेका ही टिकट लिया। 
उनकी सादगी, सरलता ओर स्पष्ठतापर में मुख्ध हो गया। इस प्रकार पवित्र हाथो 
की दिये गये पत्रका परिणाम मेरी दृष्टिसे अच्छा ही हुआ। उससे मेरा मार्ग साफ 
हो गया। 

भेरी दूसरी जिम्मेदारी रेंगहूट भरतो करनेकी थी। इसकी याचना मै खेडामें न 
करता, तो और कहाँ करता ? पहले अपने साथियोको न नयोतता तो किसे न्योता ? 
खेड़ा पहुंचते ही वल्लममाई इत्यादिके साथ मैन्रे स्छाह की) उनमें से कुछके गले 
बात तुरन्त उतरी नहीं। जिनके गले उतरी, उन्होने कार्यकी सफलताके विषयमें शंका 
प्रकट की। जिन लोगोंमें से रेंगरूटोकी मरती करनी थी, उन लोगोमें सरकारके प्रति 
किसी प्रकारका अनुराग ने था। सरकारी अफसरोंका उन्हें जो कड़वा अनुमव हुआ 
था, वह भी ताजा ही था। 

फिर भी सब इस पक्षमें हो गये कि काम शुरू कर दिया जाये। शुरू करते 
ही मेरी आँख खुली। मेरा आशावाद भी कुछ शिथिलू पड़ा। खेडाकी लड़ाईमें लोग 
अपनी बैलगाडी मुफ्तमें देते थे। जहाँ एक स्वयंसेवककी हाजिरीकी जरूरत थी वहाँ 
तीन-चार मिल जाते थे। अब पैसे देने पर भी गाड़ी दुरूम हो गई। लेकिन हम यो 
निराश होनेवाले नहीं थे। गाड़ीके बदले हमने पैदल यात्रा करनेका निश्चय किया। 

रोज वीस मीलकी मजिल तय करनी थी। जहाँ गाड़ी न मिलती, वहाँ खाना 
तो मिलता ही कैसे ? माँगना भी उचित नहीं जान पडा! अतएवं यह निश्चय किया 
कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने खानेके लिए पर्याप्त सामग्री अपनी थैलीमे लेकर निकले। 
गर्मीके दिन थे, इसलिए साथमे ओढनेके लिए कुछ रखनेकी आवश्यकता न थी। 

हम जिस गाँवमे जाते, उसमें समा करते। लछोग आते, छेकिन भरतीके लिए 
नाम तो मुश्किलसे एक या दो ही मिलते। “आप अहिंसावादी होकर हमें हथियार 
उठानेके लिए क्यो कहते हैं? ” “ सरकारने हिन्दुस्तानका क्या भा किया है कि आप 
हमे उसकी मदद करनेको कहते है? / ऐसे अनेक प्रकारके प्रशंत मेरे सामने रखे 
जाते थे। 

यह सब होते हुए भी धीरे-घीरे हमारे सतत कार्यका प्रभाव लोगोंपर पड़ने 
छगा था। वैसे, नाम भी काफी संख्यामें दर्ज होने लगे थे और हम यह मानने लगे 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३३७ 


थे कि अगर पहली टुकडी निकरू पडे, तो दूसरोंके लिए रास्ता खुल जायेगा। यदि 
रेंगहट निकले, तो उन्हे कहाँ रखा जाये इत्यादि प्रइनोकी चर्चा में कमिश्नरसे करने 
लगा था। 

कमिइनर दिल्लीके ढगपर जगह-जगह सभाएँ करने लगे थें। गुजरातमें भी 
वैसी सभा हुईं। उसमे मुझे और साथियोकों निमन्तरित किया गया था। मैं उसमे 
भी सम्मिलित हुआ था। पर यदि दिल्‍लीकी सभामे मेरे लिए कम स्थान था, तो 
यहाँकी समामे तो उससे भी कम स्थाव मुझे अपने छिए मालूम हुआ। 'जी हुजूरी , 
के वातावरणमें मुझे चैन नहीं पडता था। यहाँ मैं कुछ अधिक बोछा था। मेरी 
बातमें खुशामद-जैसो तो कोई चीज थी ही नहीं, बल्कि दो कडवे शब्द भी थे। 

रंगरूटोकी भरतीके सिलसिलेमे मैने जो पत्रिका प्रकाशित की थी, उसमे भरतो 
के लिए निमन्त्रित करते हुए जो एक दलील दी गई थीं वह कमिश्नरकों बुरी छगी 
थी । उसका आशय यह था: “ ब्रिटिश राज्यके अनेकानेक दुष्कृत्योमे समूची प्रजाको 
नि शस्त्र बनानेके कानूनको इतिहास उसका कालेसे-काछा काम सानेगा। इस कानूनकों 
रद कराना हो और शरस्त्रोका उपयोग सीखना हो, तो यह एक सुवर्ण अवसर है। 
संकटके समयमे मध्यम श्रेणीके लोग स्वेच्छासे शासनकी सहायता करेगे, तो अविश्वास 
दूर होगा, और जो दास्त्र घारण करना चाहेगा वह आसावीसे वैसा कर सकेगा। 
इसको हलक्ष्ममे रखकर कमिश्नरको कहना पडा था कि उनके और मेरे बीच मतमेदके 
रहते हुए भी समामे मेरी उपस्थिति उन्हें प्रिय थी। मुझे भी अपने मतका समर्थन 
यथासम्भव मीठे शब्दोमे करना पडा था। 

ऊपर वाइसरायको लिखे जिस पत्रका उल्लेख किया गया है, उसका सार नीचे 
दिया जाता है: | 

४ बुद्ध परिषदमे उपस्थित रहनेके विषयमे मेरी अनिच्छा थी, पर आपसे मिलनेके 
बाद वह दूर हो गई, और उसका एक कारण यह अवश्य था कि आपके प्रति मुझे 
वडा आदर है। न आनेके कारणोमे मजबूत कारण यहं था कि उसमें लोकमान्य 
तिलक, श्रीमती वेसेट और अछीमाई निमन्त्रित नही किये गये थे। इन्हे में जनताके 
बहुत शक्तिशाली नेता मानता हूँ। मुझे तो लगता है कि इन्हे निमस्त्रित न करनेमें 
सरकारने गम्भीर मूल की है, और मै अभी भी सुझाता हूँ कि प्रास्तीय परिषदे की 
जाये, तो उनमे इन्हे निमन्त्रित किया जाये। मेरा यह नम्न मत है कि कोई सरकार 
ऐसे प्रौढ नेत्ाओकी उपेक्षा नही कर सकती, फिर भले उनके साथ उसका कसा भी 
मतभेद क्यों न हो। इस स्थितिमे, में सभाकी समितिथोमे उपस्थित नही रह सका, और 
सभामे प्रस्तावका समर्थन करके सन्तुष्ठ रहा। सरकारके सम्मुख मैने जो सुझाव रखे 
है, उनके स्वीकृत होते ही मै अपने समर्थनकों अमली रूप देनेकी आशा रखता हूँ। 

“जस शासनमे आगे चलकर हम सम्पूर्ण रूपसे साझेदार बननेकी आशा रखते 
है, सकटके समयमे उसकी पूरी मदद करना हमारा घ॒र्मं है। किन्तु मुझे यह तो 
कहता ही चाहिए कि इसके साथ यह आशा बंधी हुई है कि इस मददके कारण हम 


१. पूरे पत्रक्े लिए देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २३५७-६० | 
३९-२२ 


व रै८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपने ध्येय तक शीघ्र पहुँच सकेगे। अतएवं छोगोको यह माननेका अधिकार है कि 
आपके भाषणमे जिन सुधारोके तुरन्त अमलल्‍ूमें आनेकी आज्ञा प्रकट की गई है, उन 
सुधारोंमे कांग्रेस और मुस्लिम छीगकी मुख्य माँगोका समावेश किया जायेगा।” 

“यदि मेरे लिए यह सम्भव होता, तो मैं ऐसे समय होमरूल आदिका 
उच्चारण तक न करता; बल्कि समस्त शक्तिशाली भारतीयोको प्रेरित करता कि 
सामआराज्यके संकटके समय वे उसकी रक्षाके लिए चुपचाप खप जायें। इतना करनेसे ही 
हम साम्राज्यके बड़ेसे-बड़े और आदरणीय साझेदार बन जाते और रंगभेद तथा देश- 
भेदका नास-निश्ञान मी न रहता। पर शिक्षित समाजते इससे कम प्रभावकारी मार्ग 
अपनाया है। आम लोगोपर उसका बड़ा प्रभाव है। में जबसे हिन्दुस्तान आया 
हैं, तमीसे आम लोगोके गाढ़ सम्पर्कम आता रहा हूँ, और में आपको यह बतलाता 
चाहता हूँ कि होसरूलकी रूगन उनमें पैठ गईं है। होमरूलके बिना छोगोको कभी 
सनन्‍्तोष न होगा। वे समझते हूँ कि होमरूल प्राप्त करनेके लिए जितना बलिदान 
दिया जाये उतना कम है। अतएवं यद्यपि साम्राज्यके लिए जितने स्वयंसेवक दिये जा 
सकें उतने देने चाहिए, तथापि आथिक सहायताके विषयमे में ऐसा नही कह सकता। 
लोगोंकी हालूतकों जाननेके वाद में यह कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान जो सहायता 
दे चुका है, वह उसके सामथ्यंसे अधिक है। छेकिन में यह समझता हूँ कि सभामे 
जिन्होंने समर्थन किया है, उन्होनें मरते दम तक सहायता करनेका निश्चय किया 
है। लेकिन हमारी स्थिति विषम है। हम किसी पेढ़ीके हिस्सेदार नही है। हमारी 
मददकी नीव भविष्यकी आशापर खड़ी की गई है, और यह आशा क्या है, सो 
जरा खोलकर कहनेकी जरूरत है। में सौदा करना नहीं चाहता; पर मुझे इतना 
तो कहना ही चाहिए कि उसके बारेमे हमारे मनमे निराशा पैदा हो जाये, तो 
साम्राज्यके विषयमे आजतककी हमारी धारणा भ्रम सिद्ध होगी। 

“ आपने घरके झगड़े भूछ जानेकी सहाह दो है। यदि उसका अर्थ यह हो 
कि अत्याचार और अधिकारियोके अपकृत्य सहन कर लिये जायें, तो यह असम्भव 
है। संगठित अत्याचारका सामना अपनी समूची शक्ति रूग्राकर करना मैं अपना धर्म 
मानता हेँ। अतएवं आपको, अधिकारियोंको यह सुझाना चाहिए कि वे एक भी 
मनृष्यकी अवगणना न करें, और लछोकमत्का उतना आदर करे, जितना पहले कभी 
नही किया है। चम्पारतमें सौ साहू पुराने अत्याचारका विरोध करके मैने ब्रिटिश 
न्‍्यायकी सर्व-श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखाई है। खेंड़ाकी जनताने देख लिया है कि जब 
उसमे सत्यके लिए दुःख सहनेकी शक्ति होती है, तब वास्तविक सत्ता, राज्यसत्ता नहीं, 
बल्कि छोकसत्ता होती है; और फलूतः जनता जिस ज्ञासतको ज्ञाप देती थी, उसके 
प्रति उसकी कटुता कम हुई है, और जिस हुकूमतने सविनय कानून-भगकों सहन कर 
लिया वह लोकमतकी पूरी उपेक्षा करनेवाली नहीं हो सकती -- इसका उसे विद्वास 
हो गया है। अतएवं मैं यह समानता हूँ कि चम्पारन और खेडामे मैने जो काम किया 
है, वह इस लड़ाईमे मेरी सेवा है। यदि आप मुझसे इस प्रकारका अपना काम बर्ँ 
कर देनेको कहेगे, तो में यह मानूंगा कि आपने मुझे सेरी साँस बन्द करनेके लिए 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३३९ 


कहा है। यदि आत्मबलको अर्थात्‌ प्रेमबलको शस्त्रबलके बदले लोकप्रिय बनानेमें, मैं 
सफ़ल हो जाऊं, तो मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान सारे ससारकी टेढी नजरका भी 
सामना कर सकता है। अतएव हरबार मैं दु खससहन करनेकी इस सनातन नीतिको 
अपने जीवनमे बुन लेनेके लिए अपनी आत्माको कसता रहूँगा, और इस नीतिको 
स्वीकार करनेके लिए दूसरोको निमन्त्रण देता रहूँगा। यदि मैं किसी अन्य कार्यमे योग 
देता हूँ, तो उसका हेतु भी केवल इसी नीतिकी अद्वितीय उत्तमता सिद्ध करना है।” 
“अन्तमे में आपसे बिनती करता हूँ कि आप मुसलछमानी राज्योके बारेमे स्पष्ट 
आश्वासन देनेके लिए ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलकों लिखिए। आप जानते हैं कि इसके बारेमें 
हरएक मुसलमानकों चिन्ता बनी रहती है। स्वय हिन्दू होनेके कारण मैं उनकी 
भावनाके प्रति उपेक्षाका भाव नही रख सकता। उनका दुख हमारा ही दुख है। इन 
मुसलमानी राज्योके अधिकारोकी रक्षाममें, उनके धर्मस्थानोके बारेमें उनकी भावनाका 
आदर करनेमे और हिन्दुस्तानकी होमरूछ-विषयक माँगको स्वीकार करनेमे साम्राज्यकी 
सुरक्षा समाहित है। चूंकि में अग्नेजोसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैने यह पत्र लिखा है 
और में चाहता हूँ कि जो वफादारी अग्रेजमे है, वही हरएक हिन्दुस्तानीमें जागे। ” 


२८. मृत्यु-शय्यापर 


रगरूटोकी भरतीके काममें मेरा शरीर काफी क्षीण हो गया। उन दिनों मेरे 
आहारमे मुख्ययः सिकी और कुटी हुई मूँगफली, उसके साथ थोडा गुड, केले 
वगैरा फल और दो-तीन नीवूका पानी, इतनी चीजे रहा करती थी। फिर भी ये 
चीज़े मैने जरूरतसे अधिक खा ली और उसके कारण पेटमे सहज पेचिश रहने लगी। में 
समय-समयपर आश्रममें तो आता ही था। मुझे यह पेचिश बहुत चिताके योग्य प्रतीत 
नही हुई। रात आश्रम पहुँचा। उन दिनोमे दवा कदाचित्‌ ही लेता था। विश्वास यह 
था कि एक वारका खाना छोड देनेसे तकलीफ दूर ही जायेगी। दूसरे दिन सवेरे 
कुछ भी नहीं खाया था। इससे दर्द छगमग बन्द हो चुका था। पर में जानता था 
कि मझे उपवास चाल रखना चाहिए अथवा खाना ही हो तो, फलके रस-जेसी कोई 
चीज लेनी चाहिए। 

उस दिन कोई त्योहार था। मुझे याद पडता है कि मैने कस्तूरबाईसे कह 
दिया था कि में दोपहरकों भी नही खाऊँगा। लेकिन उप्तने मुझसे आग्रह किया और 
में लालचमे पड गया। उन दिनो में किसी भी पशुका दूध नहीं छेता था। इससे 
घी और छाछका भी त्याग कर रखा था। इसलिए उसने मुझसे कहा कि आपके 
लिए दले हुये गेहुँको तेलमे भूनकर लपसो बवाई गई हैं और खास तौर पर आपके 
लिए ही पूरे मूंग भी बताये गभे हैं। में स्वादके विचारसे थोडा ढीला पड गया। 
फिर भी इच्छा तो यह रखी थी कि कसस्‍्तूरबाईको खुश रखनेके लिए थोडा खा 
लेगा, स्वाद भी ले लूगा और शरीरकी रक्षा भी कर लूँगा। पर शैतान अपना निशाना 
ताक कर ही बैठा था। खाने बेठा, तो थोडा खानेके बदले पेट भरकर खा गया। 


रै४० सम्पूर्ण गांधी वाइभय॑ 


इस प्रकार स्वाद तो मैने पूरा कर लिया, पर साथ ही यमराजको न्योता भी भेज 
दिया। खानेके बाद एक घटा भी न बीता था कि जोरकी पेचिश शुरू हो गई। 

रात नड़ियाद तो वापस जाना ही था। सावरमती स्टेशन तक पैदल गया। 
पर सवा मीलका वह रास्ता तय करना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद स्टेशनपर 
वल्‍्लमभाई पटेल मिलनेवाले थे। वे मिले और उन्होने मेरी पीडा ताड़ ली। फिर भी 
मैंने उन्हें अथवा दूसरे सायियोंकों यह मालूम न होने दिया कि पीडा असह्य है। 

नड़ियाद पहुँचे। चहाँसे अनाथाश्रम जाना था, जो आघ मीरूसे कुछ कम ही 
दूर था। लेकिन उस दिन यह दूरी दस मीलके बरावर मालूम हुई। बड़ी मुश्किलसे 
घर पहुँचा। लेकिन पेटका दर्द बढ़ता ही जाता था। १५-१५ मिनट्से पाखानेकी 
हाजत मालूम होती थी। आखिर मैं हार गया। मैने अपनी असह्ाय येदना छोगोंपर 
प्रकट की और विछौना पकडा। आश्रमके आम पाखानेमें जाया करता था, उसके 
बदले दो-मजिलेपर कमोड मंगवाया। शर्म तो बहुत आईं, पर मै छाचार हो गया 
था। फूलचन्द वापूजी विजलीकी गतिसे कमोड ले आये। चिन्तातुर होकर साथियोने 
मुझे चारो ओरसे घेरा लिया। उन्होने मुझे अपने प्रेमसे नहला दिया। पर वे बेचारे 
भेरे दुःखमे किस प्रकार हाथ बेटा सकते थे ? मेरे हुछकका पार न था। मैने डाक्टरकों 
बुलानेसे इनकार कर दिया। दवा तो लेनी ही न थी, सोचा, किये हुए पापकी 
सजा भोगूंगा। साथियोने यह सब मुँह लटकाकर सहन किया। चौबीस घंटोंमें तीस- 
चालीस वार पाखानेकी हाजत हुईं होगी। खाना में बन्द कर ही चुका था, और 
शुरूके दिनोमे तो मैने फलछका रस भी नहीं लिया था। छेनेकी विल्कुल रुचि न 
थी। आजतक जिस शरीरको में पत्थरके समान मानता था, वह अब गीली-मिट्टी- 
जैसा वन गया। शक्ति क्षीण हो गई। साथियोने दवा लेनेके लिए समझाया। मैने 
इनकार किया। उन्होने पिचकारी रूंगानेंकी सलाह दी। मैने उसके लिए भी इनकार 
कर दिया। उस समयका पिचकारी-विपयक मेरा अज्ञान हास्यास्पद था। में मानता 
था कि पिचकारीम किसी-न-किसो प्रकारकी लसी (सीरम) होगी ही। वादमे मुझे 
मालूम हुआ कि सुझाई गई पिचकारी तो निर्दोष चनस्पतिसे बनी औपधिकी थी। पर 
जब समझ आईं, तव अवसर वीत चुका था। हाजते तो जारी ही थी। अतिशय 
परिश्रमके कारण वृखार आ गया और वेहोशी भी आ गई। मित्र अधिक घबराये; 
और डाक्टर भो आये, पर जो रोगी उनकी बात नही माने उसके लिए वे क्या 
कर सकते थे? 

सेठ अम्बालाल और उनकी घम्मंपत्नी दोनों नडियाद आये। साथियोसे चर्चा 
करनेके वाद वे अत्यन्त सावधानीके साथ मुझे मिर्जापुरवाले अपने बँगलेपर ले गये। 
इतनी वात तो मैं अवश्य कह सकता हुँ कि अपनी इस वीमारीमें मुझे जो निर्मल 
और, निष्काम सेवा प्राप्त हुईं, उससे अधिक सेवा कोई पा नहीं सकता। मुझे हलूका 
बुखार रहने छगा। मेरा शरीर क्षीण होता गया। बीमारी काफी हरूम्बे समयतक 
चलेगी, शायद मैं विछोनेसे उठ नही सकूँगा, ऐसा भी एक विचार मनमे पैदा हुआ। 
अस्बाछाल सेठके बँगलेमें प्रेमसे घिरा होने पर भी मै अशान्त हो उठा और मैने 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३४१ 


उनसे प्रा्थंना की कि वे मुझे आश्रम ले जाये। मेरा अतिशय आग्रह देखकर वे 
मुझे आश्रम ले गये। 

ह मैं अमी आश्रमर्मे पीडा भोग ही रहा था कि इतनेसे वल्छभभाई समाचार 
लाये कि जर्मती पूरी तरह हार चुका है, और कमिदनरने कहरूवाया है कि रगरूट 
सरती करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर भरतीकी चित्तासे मैं मुक्त 
हुआ और मुझे शान्ति मिली! 

उन दिनो मैं जलका उपचार करता था और उससे शरीर टिका हुआ था। 
पोडा शान्त हो गई थी, किन्तु किसी भी उपायसे शरीर पुष्ट नही हो रहा था। 
वैद्य मित्र और डाक्टर मित्र अनेक प्रकारकी सलाह देते थे, पर में किसी तरह दवा 
पीनेको तैयार नहीं हुआ। दो-तीन भित्रोने सलाह दी कि दूध लेनेमे आपत्ति हो, 
तो मासका शोरबा छेना चाहिए और औषधके रूपमे मासादि चाहे जो पस्तु छी 
जा सकती है। इसके समर्थनमे उन्होने आयुर्वेदके प्रमाण दिये। एकने अण्डे लेनेकी 
सिफारिश की। लेकित मैं इसमेसे किसी भी सलछाहको स्वीकार न कर सका। मेरा 
उत्तर एक ही था--  नही। 

खाद्याखाद्यका निर्णय मेरे लिए केवल शास्त्रोके इलोकोपर अवलम्बित न होकर 
मेरे जीवनके साथ स्वतस्त्र रीतिसे जुडा हुआ था। चाहे जो चीज खाकर और चाहे- 
जैसा उपचार करके जीनेका मुझे तनिक भो लोम न था। जिस धर्मका आचरण 
मैने अपने पुत्रोके छिए किया, स्त्रीके लिए किया, स्नेहियोके लिए किया, उस धर्मका 
त्याग मैं अपने लिए कैसे करता ? 

इस प्रकार मुझे अपनी इस वहुत लूम्बी और जीवनकी सबसे पहली बडी 
वीमारीमें घ॒र्मंका निरीक्षण करने और उसे कसौटीपर चढानेका अलम्य छाम मिला। 
एक रात त्तो मैने बिलकुल आशा छोड दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु 
समीप ही है। श्री अनसूयावहनको खबर भिजवाईं। वे आईं। वल्छममाई आये। 
डाक्टर कानूगा आये। डा० कानूगाने नाड़ी देखी और कहा: “मैं खुद तो मरनेके 
कोई चिन्ह देख नहीं रहा हूँ। नाडी साफ है। केवल कम्जोरीके कारण आपके मनमे 
घबराहट है।” लेकिन मेरा मन निश्चित नहीं हुआ। रात तो बीती। किन्तु उस 
रात मैं ज्ञायद ही सो सका होऊंगा। 

सबेरा हुआ। मौत नहीं आई। फिर भी उस समय जीनेकी आशा न बाँध 
सका, और यह समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर वन सके उतनी देर तक 
साथियोसे गीता-पाठ सुननेमे छगा रहा। कामकाज करनेकी कोई शक्ति रही ही नहीं 
थी। पढने जितनी भी शक्ति नहीं रह गई थी। किसीके साथ बात करनेकी इच्छा 
न होती थी, थोडी बात करनेसे दिमाग थक जाता था। इस कारग जीनेमे कोई 
रस न रह गया था। जीनेंके लिए जीना मुझे कभी पसन्द ही नहीं रहा। विना 
कुछ कामकाज किये साथियोकी सेवा लेकर क्षीण हो रहे शरीरको टिकाये रखसेमे 
भारी उकताहट मालूम होती थी। 

यो मैं मौतकी राह देखता बैठा था। इतनेमें डा० तलवलरूकर एक विचित्र 
प्राणीको छेकर आयें। वे महाराष्ट्रीय है। हिन्दुस्तान उन्हे पहचानता तही। में उन्हें 


रे४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देखकर समझ सका था कि वे मेरी तरह “चतक्रम' हैं। वे अपने उपचारका प्रयोग 
मुझपर करनेके लिए आये थे। उन्हें डा० तलूवछलकर अपनी सिफारिशके साथ मेरे 
पास छाये थे। उन्होने ग्राट मेडिकल काछेजमे डाक्टरोका अध्ययन किया था, पर वे 
डिग्री नहीं पा सके थे। बादमे मालूम हुआ कि वे ब्रह्मसमाजी है। नाम उनका 
केलकर है। बडे स्वतन्त्र स्वभावके है। वे बरफके उपचारके बड़े हिमायती है। मेरी 
बीमारीकी बात सुनकर जिस दिन वे मुझपर बरफका अपना उपचार आजमानेके 
लिए आये, उसी दिनसे हम उन्हे 'आइस डाक्टर के उपनामसे पहचानते है। अपने 
विचारोके विषयमे वे अत्यन्त आग्रही है। उनका विश्वास है कि उन्होने डिग्रीघारी 
डाक्टरोसे भी कुछ अधिक अच्छी खोजे की है, पर अपना यह विश्वास वे मुझमें पैदा 
नही कर सके, यह उनके और मेरे दोनोंके लिए दुःखकी बात रही है। में एक हृदतक 
उनके उपचारोमे विश्वास करता हुँ। पर मेरा रूयारू है कि कुछ अनुमानों तक 
पहुँचनेमे उन्होने जल्दी की है। 

पर उनकी खोजे योग्य हो अथवा अयोग्य, मैने उन्हें अपने शरीरपर प्रयोग 
करने दिया। मुझे बाह्य उपचारोसे स्वस्थ होना अच्छा रूगता था, सो भी बरफके 
अर्थात्‌ पानीके। अतएवं उन्होने मेरे सारे शरीरपर बरफ घिसनी शुरू को। इस 
इलाजसे जितने परिणामकी आशा वे लगाये हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे सम्बन्ध 
नहीं निकला । फिर भी में, जो रोज मौतकी राह देखा करता था, अब मरनेके बदले 
कुछ जीनेकी आशा रखने लगा। मुझमें कुछ उत्साह पैदा हुआ। मनके उत्साहके 
साथ मैने शरीरमे भी उत्साहका अनुभव किया। में कुछ अधिक खाने छगा। रोज 
पाँच-दस मिचट घूमने रूगा। अब उन्होनें सुझाया, “अगर आप अडेका रस पिये, तो 
आपमे जितना उत्साह आया है, उससे अधिक उत्साह आनेकी गारटी में दे सकता 
हूँ। अडे दूधके समान ही निर्दोष है। वे मास तो हरगिज नही है। हरएक अंडेमें 
से बच्चा पैदा होता ही है, ऐसा कोई नियम नही है। जिनसे बच्चे पैदा होते ही 
नही, ऐसे निर्बीज अडे भी मिलते है, इसे मैं आपके सामने सिद्ध कर सकता हूँ। 
पर मैं ऐसे निर्बीज अंडे लेनेको भी तैयार न हुआ। फिर भी मेरी गाडी कुछ आगे 
बढ़ी और में आसपासके कामोमे थोडा-थोडा रस लेने लूगा। 


२९. रौलट ऐक्ट और मेरा धर्म-संकट 


समिन्रोने सलाह दी कि माथेरान जानेसे मेरा शरीर जझ्षीत्र पुष्ठ हो जायेगा। 
अतएव मै माथेरान गया। किन्तु वहाँका पानी भारी था, इसलिए मेरे सरीखे रोगीके 
लिए वहाँ रहना कठित हो गया। पेचिश्के कारण गुदाद्वार इतना नाजुक हो गया था 
कि सामान्य स्पर्श भी सहन नहीं होता था। उसमे दरारे पड गईं थी और इसलिए 
मल-त्यागके समय कष्ट होता था। इससे कुछ भी खाते हुए डर छूगता था। एके 
हफतेमे माथेरानसे वापस लौठा। मेरी तबीयतकी हिफाजतका जिम्मा शकरलाल़ बंकरते 
अपने हाथमें लिया था। उन्होने डा० दलालसे सलाह लेनेका आग्रह किया। डा० 
दलाल आये। उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शक्तिने मुझे मुर्घ कर लिया। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३४३ 


वे वोले* ”जबतक आप दूध न छेगे, मैं आपके शरीरको फिरसे हृष्ट-पुष्ट न 
बना सकूगा। उसे पुष्ठ बनानेके लिए आपको दूध लेना चाहिए और लोहे तथा 
आसनिककी पिचकारियाँ लेनी चाहिए। यदि आप इतना करे, तो आपके झरीरकों 
पुन' पुष्ठ करनेकी गारंटी मैं देता हूँ।” 

मैने जवाब दिया: “पिचकारी रऊंगाइए, लेकिन दूध मै न लूँगा।” 

डाक्टरने पूछा . “ दूधके सम्बन्धभे आपकी ऐसी प्रतिज्ञा क्यो है? ” 

/ यह जानकर कि गाय-मैसपर “फूँके की क्रिया की जातो है, मुझे दूघसे 
नफरत हो गई हैं। और, यह तो में सदासे मानता रहा हूँ कि दूध मनुष्यका आहार 
नही है। इसलिए मैने दूध छोड दिया है।” 

यह सुनकर कस्तूरवाई, जो मेरी खटियाके पास ही खडी थी, बोल उठी . 
“तब तो बकरीका दूबघ आप ले सकते है।” 

_ डाक्टर बीचमे बोढ़े “आप बकरीका दूध ले, तो मेरा काम बन 
जाये। ” 

में फिसल गया। सत्याग्रहकी रूडाईके मोहने मेरे अच्दर जीनेका लोभ पैदा 
कर दिया, और मेने प्रतिज्ञाके अक्षरा्थंके पालनसे सन्‍्तोष मानकर उसकी आत्माका 
हनन किया। यद्यपि दूधकी प्रतिज्ञा छेते समय मेरे सामने गाय-मैस हो थी, फिर भी 
मेरी प्रतिज्ञा दूध-मात्रकी माची जानी चाहिए। और, जबतक मैं पशुके दृध-मात्रको 
मनुष्यके आहारके रूपमें निषिद्ध मानता हूँ, तबतक मुझे उसे लेनेका अधिकार नही, 
इस वातकों जानते हुए भी में वकरीका दृध लेनेको तैयार हो गया। सत्यके पुजारीने 
सत्याग्रहकी लडाईके लिए जीनेकी इच्छा रखकर अपने सत्यको लाछित किया। मेरे 
इस कार्यका दंश अभीतक गया नहीं है, और बकरीका दूध छोडनेके वारेमे सोचता 
तो रहता ही हूँ। वकरीका दूध पीते समय में रोज दु खका अनुभव करता हूँ। किन्तु 
सेवा करनेका महासूक्ष्म मोह, जो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे छोडता नही। 

अहिंसाकी दृष्टिसे आह्रके मेरे प्रयोग मुझे प्रिय है। उनसे मुझे आनन्द प्राप्त 
होता है। वह मेरा विनोद है। परन्तु वकरीका दूध मुझे आज इस दृष्टिसे नहीं 
अखरता। वह अखरता है सत्यकी दृष्टिसे। मुझे ऐसा भास होता है कि मैं अहिसाको 
जितना पहचान सका हूँ, सत्यकों उससे अधिक पहचानता हूँ। मेरा अनुमव यह है 
कि अगर मैं सत्यको छोड़ दूँ, तो अहिंसाकी भारी गरृत्वियाँ में कभी सुलझा नहीं 
सकूँगा। सत्यके पालनका अर्थ है-- लिये हुए ब्रतके शरीर और आत्माकी रक्षा, उसके 
शब्दार्थ और भावाथेका पालन। मुझे हर दिन यह वात खटकती रहती है कि मैने 
दूधके बारेसे ब्रतकी आत्माका--भावार्थेका -- हनन किया है। यह जानते हुए भी 
में यह नही जाव सका कि अपने ब्तके प्रति मेरा धर्म क्‍या है, अथवा कहिए कि 
मुझमें उसे पालतेकों हिम्मत नहीं है। दोनो बाते एक ही है, क्योकि शंकाके मूलमे 
श्रद्धाका अमाव रहता है! हे ईश्वर, तू मुझे श्रद्धा दे! 

बकरीका दूध शुरू करनेंके कुछ दिन बाद डा० दलालतने गुदाद्वारकी दरारोंका 
आपरेशन किया और वह वहुत सफल हुआ। 


03 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बिछौना छोड़कर उठनेंकी कुछ आशा बँव रही थी और मैने अखबार वगैरा 
पढना शुरू ही किया था कि इंतनेमें रौल़ट कमेटीकी' रिपोर्ट मेरे हाथमे आई। उसकी 
सिफारिश पढकर में चौका। भाई उमर सोबात्ती और शकरलाल बैकरतने कहा कि 
कोई निर्चित कदम उठाना चाहिए। एकाघ महीनेमे में अहमदाबाद गया। वल्‍लभभाई 
प्रायः प्रतिदित मुझे देखने आते थे। मेने उनसे बात की और सुझाया कि इस 
विषयमे कुछ करना चाहिए। “क्या किया जा सकता है?” इसके उत्तरमे मैने कहा: 
४ थदि थोड़े लोग भी इस सम्बन्ध प्रतिज्ञा करनेवाले मिल जाये, और फिर कमेटीकी 
सिफारिशके अनुसार कानून बने तो, हमे सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। यदि में बिछोते 
पर पड़ा न होता, तो अकेला भी इसमें जूझता और यह आजा रखता कि दूसरे 
बादमे आ मिलेंगे। किन्तु अपनी छाचार स्थितिमे अकेले जूझतेकी मुझमे बिलकुछ 
शक्ति नही है। 

इस वातचीतके परिणामस्वरूप ऐसे कुछ छोगोकी एक छोटी सभा बुलानेका 
निरंचय हुआ, जो मेरे सम्पर्ंमे ठीक-ठोक आ चुके थे। मुझे तो यह स्पष्ट श्रतीत 
हुआ कि प्राप्त प्रमाणोंक आधारपर रौलट कमेटीने जो कानून बनानेकी सिफारिश 
को है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी इतना ही स्पष्ट प्रतीत हुआ 
कि स्वाभिमानको रक्षा करनेवाली कोई भी जनता ऐसे कानूनको स्वीकार नहीं कर 
सकती | 

सभा हुई। उसमे मुश्किलसे कोई वीस छोगोंकों न्योता गया था। जहाँतक 
मुझे याद है, चल्‍लमभाईके अतिरिक्त उसमे श्रीमती सरोजिनों नायडू, श्री हारनिमेन, स्व० 
उमर सोवानी, श्री शंकरछालू वैकर, श्रीमती अनसूयावहन आदि सम्मिलित हुए थे। 
प्रतिज्ञा-पत्र' तैयार हुआ और मुझे याद है कि जितने लोग हाजिर थे, उन सबसे 
उसपर हस्ताक्षर किये। इस समय में कोई अख़बार नही निकाछता था। पर समय- 
समयपर अखवारोमे लिखा करता था, उसी तरह लिखना शुरू किया और शंकरलाल 
बैकरने जोरका आन्दोलन चलाया। इस अवसरपर उनकी काम करनेकी और संगठन 
करनेकी शक्तिका मुझे खूब अनुभव हुआ। 

कोई भी चलती हुई संस्था सत्याग्रह-जैसे नये शस्त्रकों स्वयं उठा ले, इसे मैने 
असम्भव माना। इस कारण सत्याग्रह-सभाकी' स्थापना हुई। उसके मुख्य सदस्योके 
नाम वम्बईमें ही लिखें गये। केन्र बम्बई रखा गया। प्रतिज्ञा-्पत्रोपर खूब हस्ताद्ष: 
होने लगे। खेडाकी लडाईकी तरह पत्रिकाएँ निकली और जगह-जगह सभाएँ हुई। 

मै इस समाका सभापति बन गया था । मैने देखा कि शिक्षित समाजके और 
पेरे बीच बहुत मेल नही बैठ सकता। सभामे गुजराती भाषाके उपयोगके मेरे अपाह॑ने 
और मेरे कुछ दूसरे तरीकोंने उन्हे परेशानीमे डाल दिया । फिर भी बहुतोने मेरी 
पद्धतिको निबाहतेकी उदारता दिलाई, यह मुझे स्वीकार करना चाहिए । 


१, देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ११३-१२१ । 
२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १०४-१०५। 
३. देखिए खण्ड १५, एष्ठ १३६-३८॥। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३४५ 


लेकिन मैने शुरूमें ही देख लिया कि यह सभा हरुम्बे समयतक टिक हीन 
सकेगी। इसके अलावा, सत्य और अहिसापर जो जोर मै देता था, वह कुछ लोगोकों 
अश्रिय मालूम हुआ। फिर भी शुरूके दिनोमे यह काम घडल्लेके साथ आगे बढा। 


३०. वह अद्भुत दृश्य 


एक ओरसे रौलट कमेटीकी रिपोर्टके विरुद्ध आन्दोछून बढता गया, दूसरी ओरसे 
सरकार कमेटीकी सिफारिशोपर अमल करनेके लिए दृढ़ होती गई। रौलट विधेयक 
प्रकाशित हुआ। मैं एक ही बार धारासभाकी बैठकमे गया हूँ -- रौलट विवेयककी चर्चा 
सुनने। श्षास्त्रोजीने' अपना जोशीला भाषण किया, सरकारको चेतावनी दी। जिस समय 
शास्त्रीजीकी बाग्वारा वह रही थी, वाइसराय उनके सामने टकटठकी लगाकर देख 
रहे थे। मुझे तो जान पडा कि इस भाषणका असर उनपर हुआ होगा। श्ास्त्रीजीकी 
भाववा उमडी पडती थी। 

सोयें हुए आदमीकों जग्राया जा सकता है, किन्तु यदि जागनेवाला सोनेका 
बहाना करे, तो उसके कावपर ढोलह वजानेसे भी क्‍या होगा? घारासभामें बिलोकी 
चर्चाका स्वाग तो करना ही था। सरकारने वह किया। उसे जो काम करना था 
उसका निरचय तो हो ही चुका था। इसलिए श्ास्त्रीजीकी चेतावनी व्यर्थ सिद्ध हुई। 

मेरी तृतीकी आवाजकों तो भछा कौन सुनता ? मैने वाइसरायसे मिलकर उन्हे 
बहुत समझाया। व्यक्तिगत पत्र छिखें। सार्वजनिक पत्र लिखे। मेने उनमे स्पष्ट बता 
दिया कि सत्याग्रहकों छोड़कर मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन सब 
व्यर्थ हुआ। * 

अभी विधेयक गजठमे नहीं छपरा था। मेरा शरीर कमजोर था, फिर भी मैने 
लम्बी यात्राका खतरा उठाया। मुझमे ऊँची आवाजसे बोलनेकी शवित नहीं आई थी। 
खडे रहकर बोलतनेकी शक्ति जो गईं, सो अभीतक लौटी नहीं है। थोडी देर खड़े 
रहकर बोलनेपर सारा शरीर काँपने लगता था और छाती तथा पेटमे दर्द मालूम 
होने छगता था।' पर मुझे छूग्रा कि मद्राससे आया हुआ सिमस्त्रण स्वीकार करना 
ही चाहिए। 

दक्षिणके प्रान्त उस समय भी मुझे घर सरीखें मालूम होते थे। दक्षिण आफ्रिकाके 
कारण तमिल-तेलुगयु आदि दक्षिण प्रदेशके लोगोपर मेरा अधिकार है, ऐसा में 
मानता आया हूँ। और, अपनी इस मान्यतामे मैने थोडी भी भूल की है, ऐसा मुझे 
आजतक प्रतीत नहीं हुआ। निमस्त्रण स्व० कस्तूरीरगा आयगारकी ओरसे मिला 
था। मद्रास जानेपर पता चला कि इस निमल्रणके मूछमे राजगोपाछाचारी थे। 


१, शीनिवास शास्त्री । 
२, देखिए खण्ड १५, पृष्ठ १३३-३४, २२६-२८, २३२, २८३०-८४, ३११-१२ भौर ३२०। 
३. मद्वासमें गाधीजोंके सावण महादेव देसाईने पढ़े थे। ठेखिए खण्ड १५, पृष्ठ १४९ और १४६। 


रेंड३ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


राजयोपालाचारीके साथ यह मेरा पहला परिचय कहा जा सकता है। मैं इसी समय 
उन्हें प्रत्यक्ष पहचानने लगा था। 

सार्वजनिक काममें अधिक हिस्सा छेसेके विचारसे और श्री कस्त्रीरंगा आयंगार 
इत्यादि मित्रोंकी माँगपर थे सेलम छोड़कर मद्रासमे वकालत करनेवाले थे। मुझे 
उनके घर॒पर ठहराया यया था। कोई दो दिन निकर जालेंके बाद ही मुपे पता 
चला कि में उनके घर ठहरा हूँ। क्योंकि वंगला कस्तुरीरंगा आयंग्रारका था, 
इसलिए मेने अपनेको उन्हीका मेहमान मानव लिया था। महादेव देसाईने मेरी भूल 
सुधारी। राजगोपालाचारी दूरूदूर रहते थे। पर महादेवने उन्हें मली-भाँति पहचान 
लिया था। महादेवनें मुझ्ते सावधान करते हुए कहा, “ आपको राजभोपालाचारीसे 
जान-पहचान बड़ा लेनो चाहिए। 

मैने परिचय वढ़ाया। मैं प्रतिदिन उनके साथ लड़ाईकी रचनाके विषयमें चर्चा 
करता था। समाम्ोके सिवा मुझे और कुछ चूझता ही न था। यदि रौलट विधेयक 
कानून वन जाये, तो उसकी सविनय अवज्ञा किस प्रकार की जाये? उत्तकी सविनय 
अवज्ञा करनेका अवसर तो सरकार दे तभी मिरू सकता है। दूसरे कामूनोंकी तविनव 
अव्ज्ञाकी जा सकती है? इस अवज्ञाकी मर्यादा क्या हो? ऐसे प्रइतोंकी चर्चा 








श्री कस्तुरीरंगा आवंगरने नेताओंकी एक छोटी सभा भी बुलाई। उसमें भी 
खूब चर्चा हुई। श्री विजयराघवाचार्येने उसमे पूरा हित्ता लिया। उन्होंने सुझाव दिया 
कि सुक्ष्मसे-सुक्ष्म सूचनाएँ लिसकर मै सत्वाग्रहका शास्त्र तैयार कर लूँ। मैंने बताया 
कि यह काम मेरो भक्तिसे वाहरुका है। 
इस प्रकार मन्यन-चिस्तद चल रहा था कि इतनेमें समाचार मिला कवि विवेयक 
कानूसके रूपमें गजदमें छप गया है। इस खबरके बादकी रातको मैं विचार करते- 
करते सो गया। सवेरे जल्दी नींद खुछ गई। अवेनिद्राको दगा रही होगी, ऐसेमें मुझे 
सपनेमें एक विचार सूझा। मेचे सवेरे ही सवेरे राजगोपालाचारोको बुलाया और कहा: 
“ मुझ्ते रात स्वप्तावस्थामे यह विचार सूझा कि इस कानूनके जवाबर्म हंस 
सारे देवको हड़ताल करवेकी सूचना दें। सत्याग्रह जात्मशुद्धिकी लड़ाई है। वह धामिक 
युद्ध है। घर्म-कार्यका आरम्म चुद्धिति करता ठीक माहूम होता है। उस दित सब 
उपवास करें और काम-घन्धा बन्द रखें। सुसवमान भाई जैसे रोजेमें रखते हैं, उससे 
अधिक उपवास न करेंगे, इसलिए चौबीस घंटोंका उपवास करनेकी सिफारिश की 
जाये। इसने स्व प्रान्त सम्मिलित होंगे या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता। 
वम्बई, मद्रास, विहार और सिन्‍्वकी आजा तो मुझे हैं ही। यदि इतने स्थानोंपर 
भी ठोकसे हड़ताल रहे, तो हमें सन्‍्तोष माचना चाहिए। 
राजयोपालाचारीको यह चुझाव वहुत अच्छा लगा। बादमें दूसरे मित्रोंको तुरूत 
इसकी जानकारी दी गई। सबने इसका स्वागत किया। मैने एक छोटी-सी विज्ञप्ति 
तैयार कर ली। पहले १९१९ के मार्चकी ३०वीं तारोल रखी गई थी। बादर्म यह 








१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ७०-०१॥ 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३१४७ 


तारीख ६ अप्रैल निश्चित हुई। लोगोको बहुत ही थोडे दिनकी मुहत दी गई थी। 
चूँकि काम तुरन्त करना जरूरी समझा गया था, अतएव तैयारीके लिए रूम्बी मुद्ृत 
देनेकी गुजाइश ही न थी। 

लेकिन न जाने कंसे सारी व्यवस्था हो गई। समूचे हिल्दुस्तानमें-- शहरोमे 
और गाँवोमें --- हडताल हुईं। वह दृश्य भव्य था। 


३१. वह सप्ताह -- १ 


दक्षिणमें थोडी यात्रा करके सम्मवत, ४ अगप्रैछको में वम्बई पहुँचा। शकरलाल 
वैकरका तार था कि ६ तारीख मनानेके लिए मुझे बम्बईमें मौजूद रहना चाहिए। 

पर इससे पहले दिल्‍्लीमे तो ३० मार्चके दिन ही हंडताल मनाई जा चुकी 
थी। दिल्लीमे स्व० श्रद्धानन्ददी और मरहम हकीम साहब अजमलखाँकी दुह्मई फिरती 
थी। दिल्लीमे उस दिन ऐसी हडताल हुईं, जैसी पहले कमी न हुई थी। ऐसा जान 
पडा, मानो हिन्दू और मुसलमान दोनो एक-दिल हो गये है। श्रद्धातन्दजीको जामा 
मस्जिदमे निमन्त्रित किया गया और उन्हे वहाँ भाषण करने दिया गया। अधिकारी 
यह सब सहन नहीं कर पाये। रेलवे स्टेशनकी तरफ जाते हुए जुलूसको पुलिसने 
रोका और गोलियाँ चलाईं। कितने ही छोग घायल हुए। कुछ जानसे मारे गये। 
दिल्‍लीमे दमनका दौरदौरा शुरू हुआ। श्रद्धानन्दजीने मुझे दिल्ली बुलाया। मैंने तार 
दिया कि वम्बईमे ६ठी तारोख मनाकर तुरत दिल्ली पहुँचूँगा । 

जो हाल दिल्‍लीका था, वही लाहौर-अमृतस्रका भी रहा। अमृतसरसे डा० 
सत्यपाल और किचलके तार थे कि मुझे वहाँ तुरन्त पहुँचना चाहिए। इन दो सज्जनोकों 
मैं उस समय बिलकुल जानता नहीं था। पर वहाँ भी इस निश्चयकी सूचना मेजी 
थी कि दिल्‍ली होकर अमृतसर पहुँचूंगा। हे 

६ अप्रैलके दिन वम्बईमे सवेरे-सवेरे हजारों लोग चौपाटीपर स्नान करने गये 
और वहांसे ठाकुरद्वारं जावेके लिए जुलूस खाना हुआ। उसमें स्त्रियाँ और बच्चे 
भी थे। जुलूसमे मुसलमान भी अच्छी संख्यामे सम्मिलित हुए थे। इस दुद्स से 
मुसलमान भाई हमें एक मस्जिदमे ले गये। वहाँ श्रीमती सरोजिनीदेवी और मुझसे 
भाषण कराये। वहाँ श्री विदुलदास जेराजाणोने स्वदेशी और हिन्दू-मुस्लिम-एकताकी 
प्रतिज्ञा लिवानेका सुझाव रखा। मेने ऐसी उतावलीमे प्रतिज्ञा करानेसे इनकार किया 
और जितना हो रहा था, उतनेसे सन्तोष करनेकी सलाह दी। की हुई प्रतिज्ञा फिर 
तोडी नहीं जा सकती। स्वदेशीका अर्थ हमे समझना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम-एकताकी 
प्रतिज्ञाकी जिम्मेदारीका ख्याल हमे रहना चाहिए, आदि बाते कही, और यह सूचना 


१, ख्ामी अ्रद्धावदजोके नाम तारोकि लिए देखिए खण्ड २७, ९४ ९७८, ६८४ १८७। 
२, मूछ शुजराती और शुरूके अंग्रेजी भलुवादोंमें “ठाकुरदार ” गया है। माधवबाग होना चाहिए। 


देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २९४ 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दी कि प्रतिज्ञा लेनेका जिम्का विचार हो, वह चाहे तो अगले दिन सवेरे चौपाटीके 
मेदानपर पहुँच जाये। 

बम्बवईकी हडताल सम्पूर्ण थी। यहाँ कानूनकों सविनय अवज्ञाकों तैयारी कर 
रखी थी। जिनकी अवज्ञा की जा सके ऐसी दो-तीन चीजें थी। जो कानून रद किये 
जाने लायक थे और जिनकी अवज्ञा सब सरलूतासे कर सकते थे, उनमे से एकका ही 
उपयोग करनेका लिश्चय था। नमक-करका कानून सबको अप्रिय था। उस कर को 
रद करानेके लिए बहुत कोशिश हो रही थी। अतएव मैने एक सुझाव यह रखा 
था कि सब छोग विना परवानेके अपने घरमें नमक बनाये। दूसरा सुभाव सरकार 
हारा जब्त की हुई पुस्तके छपाने और बेचनेका था। ऐसी दो पुस्तकों मेरी ही थी: 
/ हिन्द स्वराज्य' और 'सर्वोदिय।' इन पुस्तक्ोंका छपाना और बेचना सबसे सरल 
स्ितय अवज्ञा माल्म हुई। इसलिए ये पुस्तकें छपाई गईं और श्ामकों उपवास 
छटमनेंके बाद और चौपाटीकी विराद समाके वितरित होनेके बाद इन्हे वेचनेका 
प्रवन्ध किया गया। 

शामको कई स्वयंसेवक ये पुस्तक बेचने निकल पड़े। एक मोटरमे में निकला 
और एकमे श्रीमती सरोजिनों नायडू निकली। जितनी प्रतियाँ छपाई गई थी, उतनी 
सब विक गई। इसकी जो कीमत वसूल होती, वह लड़ाईके काममें ही खचेकी जाते- 
वाली थी। एक प्रतिका मूल्य चार आना रखा गया था। पर मेरे हाथपर बयवा 
सरोजिनीदेवीके हाथ पर शायद ही किसोने चार भाने रखें होगे। जितकी जेव्म जो 
था सो सब देकर कितावे खरीदनेवाले बहुतेरे निकल आये। कोई-कोई दस पॉँचक 
नोट भी देते थे। मझे स्मरण है कि एक प्रतिके लिए ५० रुपयेके नोट भी मिले थे। 
लोगोंकों समझा दिया गया था कि खरीदनेवालेके लिए भी जेलका खतरा है। छेकित 
क्षणफ-मरके लिए लोगोने जेलका भय छोड दिया था। 

७ तारीखको पता चला कि जिन कितावोंके वेचनेपर सरकारने रोक छगाई 
थी, सरकारकी दृष्टिसे वे बेची नहीं गईं है। जो पुस्तकें विकी है वे तो उनकी 
दसरी आवृत्ति मानी जायेगी। जब्त की हुईं पुस्तकोमें उनकी गिनती नहीं हो सकती। 
सरकारकी ओरसे यह कहां गया था कि नई आवृत्ति छपानें, बेचने और खरीदनेमे 
कोई गनाह नहीं है। यह खबर सुनकर लोग निराश हुए। 

उस दिन सवेरे लोगोको चौपाटोपर स्वदेशी-त्रत और हिन्दू-मुस्लिम-एकत्ताका 
न्रत लेनेके लिए इकट्ठा होता था। विदुलुदास जेराजाणीकों यह पहला अनुभव हुआ 
कि हर सफेंद चीज दूध नहीं होती। वहुत थोड़े लोग इकट्णा हुए थ। ईनस दो-चार 
बहनोके नाम मेरे ध्यानमे आ रहे है। पुरुष भी थोड़े ही थे। मैने ब्तोंका मसविंदा 
वना रखा था। उपस्थित छोगोकों उनका अर्थ अच्छी तरह समझा दिया गया और 
उन्हे ब्रत लेने दिये गये। थोड़ी उपस्थितिसे मुझे आइचर्य नहीं हुआ; ईुश्ल भी नहीं 
हुआ। परन्तु मैं उसी समयसे घम-घड़क्केके काम और घीमे तथा शान्त रचनात्मक 
कामके वीचका भेद तथा छोगोमें पहले कामके लिए पक्षपात और दूसरेके लिए 
अरुचिका अनुभव करता आया हूँ। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथी ३४९ 


पर इस विषयको एक अछग प्रकरण देना पडेगा। ७ अप्रैलकी रातको में दिल्ली- 
अमृतसर जानेके लिए रवाना हुआ। ८ को मयुरा पहुँचतेपर कुछ ऐसी भनक कान 
तक आई कि शायद मुझे गिरफ्तार करेगे। मथुराके बाद एक स्टेशनपर गाडी 
रुकती थी। वहा आचाये गिडवानी मिले। उन्होने मेरे पएकडे जानेंके बारेमे पक्की 
खबर दो और जरूरत हो, तो अपनी सेवा अर्पेण' करनेके लिए कहा। मैने धन्यवाद 
दिया और कहा कि जरूरत पड़नेपर आपकी सेवा नहीं भूलूगा। 

पलवल स्टेशन आनेके पहले ही पुलिस अधिकारीने मेरे हाथपर आदेश-पत्र' 
रखा। आदेश इस प्रकारका था. “आपके पजाबमे प्रवेश करनेसे अशान्ति बढनेका 
डरः है, अतएव आप पजावकी सीमामें प्रवेश न करे।” आदेश-पत्र देकर पुलिसने 
मुझे उतर जानेको कहा। मैने उतरनेसे इनकार किया और कहा . “ मैं अशान्ति 
बढाने नही, वल्कि निमन्‍्त्रण पाकर अशान्ति' घटानेके लिए जाता चाहता हूँ। इसलिए 
खेद है कि मैं इस आदेशका पालन नहीं कर सकूँगा।” 

पलवल आया। महादेव मेरे साथ थे। उन्हे दिल्‍ली जाकर श्रद्धानन्दजीकों खबर 
देने और लोगोको शान्त रखनेके लिए कहा। मैंने महादेवसे यह भी कहा कि वे 
लोगोको वता दे कि सरकारी आदेशका अनादर करनेंके कारण जो सजा होगी उसे 
मोगनेका मैने निश्चय कर लिया है, साथ ही लछोगोको यह समझानेके लिए कहा 
कि मुझे सजा होने पर भो उतके शान्त रहनेमे ही हमारी जीत है। 

मुझे पलवक स्टेशनपर उतार लिया गया और पुलिसके हवाले किया गया। 
फिर दिहलोसे आनेवाली किसी ट्रेनके तोसरे दर्जेके डिब्बरेंमे मुझे बैठाया गया और 
साथमें पुलिसका दक भी बैठा। मथुरा पहुँचनेपर मुझे पुलिसकी बारकमे ले गये। 
मेरा क्या होगा और मुझे कहाँ ले जाना है, सो कोई पुलिस अधिकारी मुझे बता 
न सका। सुबह ४ बजे मुझे जगाया गया और बम्बईकी ओर जानेवाछी मालगाडीमे 
बैठा दिया गया। दोपहरकों मुझे सवाई माधोपुर स्टेशनपर उतारा गया। वहाँ 
बम्वईकी डाक गाडीमें छाहोरसे इत्स्पेक्टर बोरिंग आये। उन्होने मेरा चार्ज लिया। 
अव मुझे पहले दर्जेमें बैठाया गया। साथमे साहब बैठे। अमीतक मैं साधारण कैदी 
था, अब 'जिेटलमैन कौदी' माता जाते लगा। साहबने सर माइकल ओडायरका 
बखात शुरू किया। उन्हे मेरे विरुद्ध तो कोई शिकायत है ही नहीं, किन्तु मेरे पजाव 
जानेते उन्हे अशान्तिका पूरा भय है, आदि बाते कहकर मुझे स्वेच्छासे लौट जाने 
और फिर पजावकी सीमा पार न करनेका अनुरोध किया। मैंनें उनसे कह दिया कि 
मुझसे इस आज्ञाका पालन नहीं हो सकेगा, और मैं स्वेच्छासे वापस जानेको तैयार 
नहीं। अतएवं साहबने छाचार होकर काबूनी कार्रवाई करनेको वात कही! मैने पूछा, 
“ छेकित यह तो कहिए कि आप' मेरा क्या करना चाहते है? वे बोले, “ मुझे 
पता नहीं है। मैं दूसरे आदेशकी राह देख रहा हूँ” अमी तो मैं आपको वम्वई 
ले जा रहा हूँ। 


१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २३१४। 
२, गिंसतारीके पूरे विवरणके लिए देखिए खण्ड १५, पृष्ठ १३५-२६। 


१३० सम्पूर्ण गाघी वाड्मय॑ 


सूरत पहुँचनेपर किसी दूसरे अधिकारीने मुझे अपने कब्जेमे छिया। उसने मे 
रास्तेमें कहा: “आप रिहा कर दिये गये है। छेकिन आपके लिए मै ट्रेमको मरीन 
लाइन्स स्टेशनके प/स रुकवाऊँगा | आप वहाँ उतर जायेगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। 
कोछाबा स्टेशनपर बड़ी भीड होनेकी सम्भावना है। “मैने उससे कहा कि आपका 
कहा करनेमे मुझे प्रसत्तता होगी। वह खुश हुआ और उससे मुझे धन्यवाद दिया। 
में मरीन छाइन्सपर उतर गया। वहाँ किसी परिचितकी घोड़ाग़ाड़ी दिखाई दी। 
वे मुझे रेवाशकर झवेरीके घर छोड़ गये। उन्होने मुझे खबर दी: “आपके पकड़े 
जानेकी ख़बर पाकर लोग कुंद्ध हो यये है और पायछसे हो गये है। पायबुनीके पास 
दरगमका खतरा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस वहाँ पहुँच गई है।” 

में घर पहुँचा ही था कि इतनेमें उमर सोबानी और अनसूयाबहन मोटरमें 
आये और मुझे पायबुती चलनेको कहा। उन्होंने बताया, “लोग अथीर हो गये है 
और उत्तेजित हैं। हममेंसे किसीके किये ज्ान्त नहीं हो सकते। आपको देखेंगे, तभी 
शानन्‍्त होगे। ” 

में मोटरमे बंठ गया। पायधुनी पहुँचते ही रास्तेमे भारी भीड़ दिखाई दी। 
लोग मुझे देखकर हर्षोन्मत्त हो उठे। अब जुलस बना। वन्देमातरम्‌ ” और “अल्लाहो 
अकबर ' के नारोसे आकाश गूंज उठा। पायधुनीपर घुड़सवार दिखाई दिये। ऊपरसे 
ईटोकी वर्षा हो रही थी। में हाथ जोडकर लोगोसे प्रार्थना कर रहा था कि वे ज्ान्त 
रहे। पर जान पड़ा कि हम भी ईंटोकी इस बौछारसे बच नही पायेगे। अब्दुर॑हमान 
गलीमेंसे ऋफर्ड सार्कटकी ओर जाते हुए जुछूसको रोकनेके लिए घुड़सवारोकी एक 
टुकड़ी सामनेसे आ पहुँची। वे जुछसको किलेकी ओर जानेसे रोकनेकी कोशिश 
कर रहे थे। लोग वहाँ समा नहीं पा रहे थे। लोगोने पुलिसकी पाँतको चौरकर 
आगे बढ़नेके लिए जोर छूग्राया। वहाँ हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज सुनाई 
पड सके। यह देखकर घुड़तवारोकों टुकड़ोके अफसरने भोडको तितर-बितर करनेका 
हुव॒म दिया और अयनी सौवोकों घुमाते हुए इश्न टुकड़ीनें एकदम घोड़े दौड़ाने शुरू 
कर दिये। सुझे रूगग कि उनकी संगीने हमारा भी काम तमाम कर दे तो आइचर्य 
नहीं। पर मेरा! चह डर निराधार था। बगलसे होकर सारी सगीने रेलगाडीकी गतिसे 
सनप्तनातोी हुईं दूर निकल जाती थी। छोगोंकी भीड़मे दरार पडी। भगदंड मच गई। 
कुछ कुचले गये। कुछ घायल हुए। घुडसवारोंकों निकछनेंके लिए रास्ता नही-था। 
लोगोंके छिए आसपास बिश्वर्नेका रास्ता नहीं था। वे पीछे छौटे तो उधर भी हजारो 
ठप्ताठउस भरे हुए थे। सारा दृश्य भयकर प्रतीत हुआ। घुड़सवार और जनता दोनों 
पागरू-जैसे मालूम हुए। घुडसवार कुछ देखते ही नहीं थे अथवा देख नहीं सकते थे। 
वे तो टेढे होकर धोडोंकों दौड़ानेमे लगे थे। मैने देखा कि जितनी देर तक वे इत 
हजारोके दलकों चीरनेमे रूगें रहे, उतनें समयतक उन्हे कुछ दिखाई ही नहीं दिया 


था। 

इस तरह छोगोकों तित्तर-बितर किया गया और आगे बढ़नेसे रोका गया। 
हमारी मोटरकों आगे जाने दिया गया। मैने कमिइंनरके कार्याव्यके सामने मोटर 
रुकवाई और में उससे पुलिसके व्यवहारकी शिकायत करनेके लिए उतरा। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३५१ 
३२. वह सप्ताह -- २ 


में कमिइनर प्रिफिथ साहबके कार्यालछयमे गया। उनकी सीढीके पास जहाँ देखो 
वही हथियारबन्द सैनिक बेठे हुए थे, मानो लडाईको तैयारी हो रही हो। बरामदेमें 
भी हलचल मची हुई थी | में खबर देकर आफिसमे पैठा, तो देखा कि कमिइ्नरके 
पास श्री वोरिंग बैठे हुए हैं। 

मैने कमिश्नससे उस दृश्यका वर्णन किया, जिसे में अभी-अभी देखकर आया 
था। उन्होने सक्षेपमे जवाब दिया. “में नहीं चाहता था कि जुलूस फोर्टकी ओर 
जाये। वहाँ जानेंपर उपद्रव हुए बिना न रहता। और मेने देखा कि लोग लौटनेवाले 
न थे। इसलिए सिवा घोडे दौडानेके मेरे पास दूसरा कोई उपाय न था।” 

मैने कहा, “ किन्तु उसका परिणाम तो आप जानते थे। छोग घोडोके पैरो तले 
दवनेसे वच नहीं सकते थे। मेरा तो झरुयाल है कि घुडसवारोकी टुकडो भेजनेकी 
आवश्यकता ही नहीं थी।” 

साहव बोले, " आप इसे जान नही सकते। आपकी शिक्षाका लोगोपर क्‍या 
असर हुआ है, इसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिसवाछोकों अधिक रहता है। हम 
पहलेसे कडी कारंवाई न करे, तो अधिक नुकसान हो सकता है। में आपसे कहता हूँ 
कि लोग आपके कावूमे भी रहनेवाले नहीं हे। वे कानूनकों तोडनेकी बात तो झट 
समझ जायेगे, लेकित शान्तिकी बात समझना उनकी शवितिसे परे है। आपके हेतु 
अच्छे है, लेकिन छोग उन्हे समझेगे नहीं। वे तो अपने स्वभावका ही अनुसरण 
करेगे। | 

मैने जवाब दिया, “किन्तु आपके और मेरे बीच जो भेद है, सो इसी बातमे 
है। मैं कहता हूँ कि लोग स्वभावसे लडाकू नहीं, बल्कि शान्तित्रिय है।” 

हममे बहस होने रूगी। आखिर साहबने कहा, “ अच्छी बात है, यदि आपको 
विश्वास हो जाये कि लोग आपकी शिक्षाकों समझे नहीं हैं, तो आप क्‍या करेगे ? ” 

मैने उत्तर दिया, “यदि मुझे इसकी प्रतीति हो जाये, तो में इस लडाईको 
मुलतवी कर दूँगा। 

“ मुख्तवीं करनेका मतलब क्या? आपने तो श्री बोरिंगसे कहा है कि मुक्त 
होनेपर आप तुरन्त वापस पंजाब जाना चाहते है।” 

“हूँ, मेरा इरादा तो लौटती ट्रेनसे ही वापस जानेका था, पर अब आज तो 
जाना हो ही नहीं सकता। 

४ आप घैयेंसे काम छेगे, तो आपको और अधिक बाते माढूम होगी। आप 
जानते है, अहमदाबादमे क्या हो रहा है? अमृतसरमे क्या हुआ है? छोग सब कही 
पागलसे हो गये हैं। मुझे भी पूरा पता नहीं है। कई स्थानोमे तार भी काटे गये 
है। मैं तो कहता हूँ कि इस सारे उपद्रवकी जवाबदेहीं आपके सिरपर है। 

मैने कहा. “मुझे जहाँ अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी वहाँ में उसे अपने 
ऊप्र लिये बिना नही रहूँगा। अहमदाबादमे लोग थोडा भी उपद्रव करे, तो मुझे 
आदचर्य और दुख होगा। अमृतसरके वारेमे मैं कुछ नही जानता |- वहाँ तो में कभी 


२५२ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


गया ही नहीं। वहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है। पर मै इतना जानता हूँ कि 
पंजाबकी सरकारने मुझे वहाँ जानेसे रोका न होता, तो मै शान्ति-रक्षामे बहुत मदद 
कर सकता था। मुझे रोककर तो सरकारने लोगोको चिढाया है।” 

इस तरह हमारी बातचीत होती रही। हममे मतैक्यः होता सम्भव नही था। 
में यह कहकर विदा हुआ कि चौपाटीपर सभा करने और लोगोको शान्ति रखनेके 
लिए समझानेका मेरा इरादा है। चौपाटीपर सभा हुईं। मैने लोगोको श्ाम्ति और 
सत्याग्रहकी मर्यादाके विषयमे समझाया और बतलाया, “सत्याग्रह सच्चे व्यक्तिका 
हथियार है। यदि छोग शान्ति न रखेगे, तो मेँ सत्याग्रहकी लड़ाई कभी लड न 
सकूंगा। ह 

अहमदाबादसे श्री अनसुयाबहतकों भी खबर मिर चुकी थी कि वहाँ उपद्रव 
हुआ है। किसीने अफवाह फैला दी थी कि वे भी पकड़ी गईं है। इससे मजदूर 
पागरू हो उठे थे। उन्होंने हड़ताल कर दी थी, उपद्रवः भी मचाया था, और एक 
सिपाहीका खूब भी हो गया था। 

में अहमदाबाद गया। मुझे पता चलना कि नड़ियादके पास रेलकी पटरी उखा- 
इनेकी कोशिश भी हुई थी। वीरमगाँवमे एक सरकारी कर्मचारीका खूब हो गया 
था। अहमदाबाद पहुँचा तब वहाँ साशल लॉ जारी था। लोगोमे आतक फैला हुआ 
था। लोगोने जेसा किया वैसा पाया और व्याज समेत । 

मुझे कमिद्तर श्री प्रेटके पास छे जानेके छिए एक आदमी स्टेशनपर हाजिर 
था। में उतके पास गया। वे बहुत गुस्सेमें थे। मैने उन्हें शास्तिसे उत्तर दिया। जो 
हत्या हुई थी उसके लिए मैने खेद प्रकट किया। यह भी सुझाया कि मार्शछ छा की 
आवश्यकता नहीं है, और पुत्र: शान्ति स्थापित करनेके लिए जो उपाय करने जरूरी 
हो, सो करनेकी अपनी तैयारी बताई। मैने आम सभा बुलानेकी माँग की। यह सभा 
आश्रसकी भूसियर करनेकी अपनी इच्छा प्रकट को। उन्हें यह बात अच्छी छूगी। 
जहाँतक मुझे याद है, मैने रविवार ता० १३ अप्रैलको सभा की थी। मार्शरू रॉ 
भी उसी दिच अथवा दूसरे दित रद हुआ था। इस समभामें मैंने लोगोको उनके दोष 
दिखानेका प्रयत्त किया। मैने प्रायद्चित्तके रूपमे तोन दिवका उपवास किया और 
लोगोंको एक दिनका उपवास करनेकी सलाह दी। जिन्होने ह॒त्या वगैरामें हिस्सा लिया 
हो, उन्हे सुझाया कि वे अपना अपराध स्वीकार कर छे।* 

मैंने अपना धर्म स्पष्ट देखा। जिन मजदूरों आदिके बीच मैने इतता समय 
बिताया था, जिनकी मैने सेवा की थी और जिनके विषयमे में अच्छे व्यवहारकी 
आशा रखता था, उन्होंने उपद्रवर्मे हिस्सा लिया, यह मुझे असहाय मालूस हुआ और 
मैंने अपनेको उनके दोषमे हिस्सेदार माना। 

जिस तरह मेने लोगोकों समझाया कि वे अपना अपराध स्वीकार कर छे, उसी 
तरह सरकारको भी गुनाह माफ करनेकी सलाह दी। दोनोमे से किसो एकने भी मेरी बात 
नही सुनी। व लोगोने अपने दोष स्वीकार किये, न सरकारने किसीको माफ किया। 


२. सभा सोमवार, दिनाँक १४-४-१९१९ को हुईं थी। देखिए खण्ड १५, पृष्ठ े२८-३९। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३५३ 


स्व० रमणभाई आदि नागरिक मेरे पास आये और मुझे सत्याग्रह मुछतवी करने 
के लिए मनाने ऊूगे। पर मुझे सनानेकी आवश्यकता ही नहीं रही थी। मैते स्वय 
निएचय कर लिया था कि जब तक छोग श्ञान्तिका पाठ न सीख के, तब तक सत्याग्रह 
मुलतवी रखा जाये। इससे वे प्रसन्न हुए। 

कुछ मित्र नाराज भी हुए। उनका खयारू यह था कि अगर सै सब कही' झान्तिकी 
आशा रखूं और सत्याग्रहकी यही शर्तें रहे, तो बडे पैमाने पर सत्याग्रह कमी चल 
ही नही सकता। मैंने अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगोमें काम किया गया 
है, जिनके द्वारा सत्याग्रह करनेकी आशा रखी जाती है, वे यदि शास्तिका पारूत 
न करे, तो अवश्य ही भ्त्याग्रह कमी चल नहीं सकता। मेरी दलील यह थी कि 
सत्याग्रही नेताओको इस प्रकारकी मर्यादित शान्ति बनाये रखनेकी शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिए। अपने इन विचारोको में आज भी बदल नही सका हूँ। 


३३. हिमालय जसी भूल 


अहमदाबादकी समाके बाद में तुरन्त ही नड़ियाद गया। हिमालय जैसी भूल ' 
नामक जो शझब्द-प्रयोग प्रचलित हुआ है, उसका उपयोग मैने पहली बार नडियादमें 
किया। अहमदाबादमें ही मुझे अपनी भूल मालूम पड़ने छगी थी। पर नडियादमे 
वहाँकी स्थितिका विचार करके और यह सुनकर कि खेडा जिलेके बहुत-से लोग पकड़े 
गये है, जिस समामें में घटित घटना पर भाषण कर रहा था, उसमे सुझे अचानक 
यह ख्याक् आया कि खेंडा जिलेके और ऐसे दूसरे छोगोकों कानूनका सविनय भग 
करनेके लिए निमन्त्रित करनेमें मेने जल्दबाजी की, भूल की, और वह भूल मुझे हिमा- 
लय जैसी मालूम हुई। इस प्रकार अपनी भूछ कबूल करनेके लिए मेरी खूब हँसी 
उडाई गई। फिर भी अपनी इस स्वीकृतिके लिए मुझे कमी परश्चात्ताप नहीं हुआ। 
मैंने हमेशा यह साना है कि जब हम दूसरोके गज-जेसे दोषोको रजवत्‌ मानकर 
देखते है, और अपने रजवत्‌ प्रतीत होनेवाले दोषोको पहाड-जेसा देखना सीखते है, 
तमी हमे अपने और पराये दोषोका ठीक-ठीक अन्दाज हो पाता है। मेने यह भी 
माना है कि सत्याग्रही बननेकी इच्छा रखनेवालेको तो इस साधारण नियमका पाछून 
बहुत अधिक सुक्ष्मताके साथ करना चाहिए। 

अब हम यह देखे कि हिमालय जैसी प्रतीत होनेवाली वह भूछ क्या थी। 
कानूनका सविनय भग उन्ही छोगो द्वारा किया जा सकता है, जिन्होने विनयपुर्वक और 
स्वेच्छासे कानूनका सम्मान किया हो। अधिकतर तो हम कानूनका पालन इसलिए 
करते है कि उसे तोडने पर जो सजा होती है, उससे हम डरते हैँ। और, यह बात 
उस कानून पर विशेष रूपसे घटित होती है, जिसमें नौति-अनीतिका अइन नही होता। 
कानून हो चाहे न हो, जो छोग भछे माने जाते है, वे एकाएक कमी चोरी नहीं 
करते। फिर भी रातमे साइकल पर बत्ती जलानेके नियमसे बच चिकलनेमें भले 
आदमियोको भी क्षोम नहीं होता, और ऐसे नियमका पालन करनेकी कोई सलाह 


३९-२३ 


देप्ड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सी देता है, तो सलझे आदमी भी तुरन्त उसका पारून करनेके लिए तैयार नही होते। 
किन्तु जब उसे कानूनमें स्थाव मिलता हैं और उसका भंग करने पर दण्डित होनेका 
डर रूयृता है, तब दण्ड देनेकी अनुविधासे वचनेके लिए वे भी रातमें साइकल पर 
वत्ती जलाते हैं। इस प्रकारका नियम-पालन स्वेच्छासे किया हुआ पालन नहीं कहा 
जा सकता। छेकित सत्याग्रही समाजके जिन कानूनोंका सम्माव करेगा, वह सम्मान 
ऐसा मानकर करेगा कि सोच-समझ कर, स्वेच्छासे, सम्मान करना घर्मं है। जिसने 
इस प्रकार ससाजके नियमोंका विचारपूर्वक पालन किया है, उसीको समाजके नियमोंमें 
नीति-अनीतिका भेद करनेकी नवित प्राप्त होती है, और उसीको मर्यादित परिस्थितियों 
में अमुक नियमोंकों तोड़वेंका अधिकार प्राप्त होता है। लोगोंके इस तरहका अधिकार 
प्राप्त करनेसे पहले मैंने उन्हें सविनय कानून-भंगक्के लिए निमन्त्रित किया, अपनी 
यह सूल मुझे हिमालय जेसी ऊलगी। और, खेड़ा जिलेमें प्रवेश करनेपर मुझे खेड़ाकी 
लड़ाईका स्मरण हुआ और मुझे रूगा कि में विलकुर गलत रास्ते चल पड़ा हूँ। 
मुझे लगा कि लोग सवितय कानून-मंग करने योग्य बने, इसके पहले उन्हें उसके 
गम्मीर रहस्यका ज्ञान होना चाहिए। जिन्होंने कानूवोंको रोज जान-बृझ्कर तोड़ा 
हो, जो गुप्त रीतिसे अनेक वार कानूनोंका मंग करते रहते हों, वे अचानक सविनय 
कानून-मंगकों कैसे समझ सकते हूँ? उसकी मर्यादाका पालन केसे कर सकते हैं? 
यह तो सहज हो समझमें आ सकता है कि इस प्रकारकी आदर्श स्थिति तक हजारों 
या लोखों छोग नहीं पहुंच सकते। किन्तु यदि बात ऐसी है, तो सवितय कानूस-भंग 
करानेसे पहले शुद्ध स्वयंसेवकोंका एक ऐसा दर खड़ा होना चाहिए, जो छोगोको ये 
सारी बातें समझाये और अतिक्षण उनका मार्चदर्गन करे। और ऐसे दलको सबिनय 
कानूस-मंगका तथा उसकी मर्यादाका पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए। 

इन विचारोंसे भरा हुआ में वम्बई पहुँचा और सत्याग्रह-सभाके द्वारा सत्याग्रही 
स्वयंसेवकोंका दल खड़ा किया। लोगोको सविनय कानून-मंयका मर्म समझानेंके लिए 
जिस तालीमकी जरूरत थी, वह इस दलके जरिए देनी शुरू की, और इंस चीजको 
समझानेवाली पत्रिकाएँ निकाली ॥ 

यह काम चला तो सही, लेकिन मैने देखा कि मैं इसमें ज्यादा दिलचस्पी 
पैदा नहीं कर सका। स्वयंसेवकोंकी वाढ़ नही जआाईं। यह नहीं कहा जा सकता कि 
जो भरती हुई उन सबने नियमित तालीस छी। मसतीके लिए नाम लिखानेवाले भी 
जैसे-जैसे दिन वीतते गये, वैसे-वैसे दृढ़ वननेके बदले खिसकने छगें। में समझ ग्रया 
कि सविनय कानून-भंग्रकी गाड़ी जेसा मैंने सोचा था, उससे घीमी चलेगी। 





१. पहली दो पर्रिकाएँ “ सत्पामही? शीष॑कते निकाछी गई थीं और .उसके बादकी उन्नीत पतनिकाएँ 
« उत्पाम्नद-माला ? शीषकसे निकली थीं। देखिए खण्ड १७५, पृष्ठ १९६-२१२।॥ 


सत्यकें प्रयोग अथवा आत्मकथा ३५५ 
३४. 'नवजीवन ” और ' यंग इंडिया ' 


एक तरफ तो चाहे जैसा धीमा होने पर भी शान्ति-रक्षाकां यह आन्दोलन 
चल रहा था और दूसरी तरफ सरकारकी दमन-वीति पूरे जोरसे चल रही थी। 
पजाबम उसके प्रमावका साक्षात्कार हुआ। वहाँ फौजी कानून यात्री नादिरशाही शुरू 
हुईं। नेतागण पकडे गये। खास अदालते बनाई गईं। ये अदाछते नहीं थी, बल्कि 
केवल गवर्नरका हुक्म वजानेका साधन बनी हुईं थी। उन्होने बिना सबूत और 
गहादतके लोगोको सजाएँ दी। फौजी सिपाहियोने निर्दोष लोगोको कीडोकी तरह 
पेठके बल चलाया। इसके सामने जलियाँवाला बागका घोर ह॒त्याकाण्ड तो मेरी 
दृष्टिमं किसी ग्रिनतीमे नहीं था, यद्यपि आस छोगोका और दुनियाका ध्यान इस 
हत्याकाण्डने ही खीचा था। 

मुझपर दवाब पडते छगा कि मै, जैसे भी बने, पजाब पहुँचूँ। मैने वाइसरायको 
पत्र लिखे, तार किये, परन्तु जानेकी इजाजत नहीं मिली) बिना इजाजतके जाते 
पर अन्दर तो जा नही सकता था; केवछ सविवय कानून-भग करनेका सन्तोष ही 
मिल सकता था। मेरे सामने यह विकट प्र॒दंन खडा था कि इस धर्म-सकटमें मुझे 
क्या करना चाहिए। मुझे गा कि निषेधाज्ञाका अनादर करके प्रवेश करूँगा, तो 
वह विनयपूर्ण अनादर न माना जायेगा। श्ान्तिकी जो प्रतीति में चाहता था, वह 
मुझे अब तक हुई नहीं थी। पजावकी नादिर्शाहीने छोगोकी अज्ञान्तिकों अधिक 
भडका दिया था। मुझे लछूंगा कि ऐसे समय मेरे द्वारा की गई कानूनकी अवज्ञा 
जलती आगमे घीका काम करेगी। अतएव पजावमे प्रवेश करनेकी सलाहको मैने 
तुरन्त माता नहीं। मेरे लिए यह निर्णय एक कडवा घूँट था। पजाबसे रोज अन्यायके 
समाचार आते थे और मुझे उन्हे रोज सुनना तथा दाँत पीसकर रह जाना पडता था। 

इतनेमें श्री हॉनिमेनको, जिन्होंने 'क्रॉनिकल को एक भ्रचण्ड शक्ति बना दिंया 
था, सरकार चुरा ले गई और जनताकों इसका पता तक ने चलने दिया गया। इस 
चोरीमे जो गन्दगी थी, उसकी बदबू मुझे अभी तक आया करती है।' में जानता हूँ 
कि श्री हॉनिमेन अराजकता नहीं चाहते थे। मेवे सत्याग्रह समितिकी सलाहके विना 
पंजाब सरकारका हुक्म तोड़ा, यह उन्हे अच्छा नहीं छगा था। सविनय कानून-मग्रको 
सुलतवी रखनेमे वे पूरी तरह सहमत थे। उसे भुलतवी रखनेका अपना निर्णय मे 
प्रकट किया, इसके पहले ही मुलतवी रखवेकी सलाह देनेवाला उनका पत्र मेरे नाम 
रवाना हो चुका था, और वह मेरा निर्णय प्रकट होनेके बाद मुझे मिला। इसका 
कारण अहमदाबाद और वम्बईके बीचका फासछा था। अतद़त उनके देश-निकालेसे 
मुझे जितना आइंचर्थ हुआ, उतना ही ढुंख भी हुआ 233 

इस घटनाके कारण कऋ्रॉनिकल के व्यवस्थापकोते उसे चलकामेका बोझ मुझपर 
डाला। श्री ब्रेलबी तो थे हौ। इसलिए मुझे अधिक कुछ करना नहीं पडता था। 
फिर भी मेरे स्वभावके अनुसार मेरे लिए यह जिम्मेदारी बहुत वडी हो गई थी। 


१, श्री दॉनिमैनके निर्वासनके समाचारक्ती गाथीजी पर वषा प्रतिक्रिया हुईं, इसके लिए देखिए खण्ड 
२७, पृ २०९-६०। 


३५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमयय॑ 


किन्तु मुझे यह जिम्मेदारी अधिक दिन तक उठानी नहीं पड़ी! सरकारकी 
मेहरबानीसे 'क्रॉनिकल” बन्द हो गया। 

जो लोग क्रॉनिकल ' की व्यवस्थाके कर्त्ताधर्ता थे, वे ही “यंग्र इंडिया! की 
व्यवस्था पर भी निगरानी रखते थे। वे थे उमर सोबानी और शंकरलाल बैकर। 
इन दोनों सज्जनोने मुझे सुझाया कि में यंग इंडिया को जिम्मेदारी अपने सिर हलँ। 
और ' क्रॉनिकल ' के अमावकी थोड़ी पूर्ति करनेके विचारसे ' यंग इंडिया ' को हफ्तेमे एक 
बारके बदले दो बार निकालना उन्हे और मुझे ठीक छगगा | मुझे छोगोकों सत्याग्रहका 
रहस्य समझानेका उत्साह था। पंजाबके बारेमे में और कुछ नहीं तो, कमसे-कम उचित 
आलोचना तो कर ही सकता था, और उसके पीछे सत्याग्रहरूपी शक्ति है, उसका 
पता सरकारकों था ही। अतएव इन मित्रोकी सलाह मैने स्वीकार कर ली। 

किन्तु अग्रेजीके द्वारा जनताको सत्याग्रहकी शिक्षा कैसे दी जा सकती थी ? गजरात 
मेरा मुख्य कार्य-क्षेत्र था। भाई इन्दुलाल याज्ञिक इस समय उमर सोवानी और 
शकरलाल बेकरकी मण्डछोमें थे। वे 'नवजीवन” नामक गुजराती मासिक चला रहे 
थे। उसका खर्च भी उक्त मित्र पूरा करते थे। भाई इच्दुलालनें और उन मित्रोने 
यह पत्र मुझे सौप दिया और भाई इन्दुछालने इसमें काम करना भी स्वीकार किया। 
इस मासिकको साप्ताहिक बनाया गया।' 

इस बीच क्रॉनिकल” फिर जी उठा, इसलिए “यंग इंडिया” पुन्र: साप्ताहिक 
हो गया और मेरी सछाहके कारण उसे अहमदाबाद छे जाया गया। दो पत्नोके 
अलग-अरूग स्थानोसे निकलनेमे खर्चे अधिक होता था और मुझे अधिक कठिनाई 
होती थी। नवजीवन' तो अहमदाबादसे ही निकलता था। ऐसे पत्रोके लिए 
स्वृतन्त्र छापाखाना होना चाहिए, इसका अनुभव मुझे ' इडियन ओपिनियन ' के सिलसिल्लेमे 
हो ही चुका था। इसके अतिरिक्त, उस समयके अखबारोके कानून ऐसे थे कि में 
जो विचार प्रगट करना चाहता था, उन्हे व्यापारिक दृष्टिसे' चलनेवाले छापाखानोके 
मालिक छापनेमे हिचकिचाते थे। अपना स्वृतन्त्र छापाखाना खड़ा करनेका यह भी 
एक प्रबकत कारण था। यह काम अहमदाबादमें ही सरलरूृतासे हो सकता था अतएव 
'थग इंडिया को अहमदाबाद छे गये। 

इन पत्रोंके द्वारा मैंने जनताकों यथाशक्ति सत्याग्रहकी शिक्षा देना शुरू किया। 
पहले दोनो पत्रोंकी थोड़ो ही प्रतियाँ खपती थी। लेकिन वढ़ते-बढ़ते वे चालीस हजारके 
आसपास पहुँच गईं। “नवजीवन ' के ग्राहक एकदम बढ़े, जब कि 'यग इडिया के 
घीरे-धीरे। मेरे जेल जानेके वाद इसमें कमी हुई और आज दोनोकी ग्राहक-संख्या 
८,०००्से' नीचे चली गई है! 

इन पत्रोमे विज्ञापन न छेनेका मेरा आग्रह शुरूसे ही था। मै मानता हूँ कि 
इससे कोई हानि नहीं हुईं, और इस प्रथाके कारण पत्रोंके विचार-स्वातन्त्यको रक्षा 
करनेमें बहुत मदद मिली। 

देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ३६६-७० । 

२. गांधीजीने नचजीवनके सम्पादन और देख-रेखकी जिम्मेदारी अपने ऊपर छेनेक्री यूचना जुलाई 

१९१९ में दी थी। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४३३-३४ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३५७ 


इस पत्रों द्वारा में अपनी शान्ति प्राप्त कर सका। क्योकि य्पि में सविनय 
कानून-मंगको तुरन्त ही शुरू नहीं कर सका, फिर भी मैं अपने विचार स्वतत्तरता- 
पूर्वक प्रकट कर सका और जो लोग सलाह और सुझावके लिए मेरी ओर देख 
रहे थे, उन्हे आश्वासन दे सका। मेरा ख्याऊ है कि दोनो पतन्नोने उस कठित 
समयमें जनताकी अच्छी सेवा की और फौजी कानूनके जुल्मकों हलका करनेसे 
हाथ बेटाया। 


३५, पंजाबमे 


पंजाबमे जो कुछ हुआ, उसके लिए अगर सर माइकल ओडायरने मुझे गुनह- 
गार ठहराया था, तो वहके कोई कोई नवयुवक फौजी कानूनके लिए भी मुझे गनह- 
गार ठहरानेमे न हिंचकिचाते थे। क्रोबावेशसे' भरे इन नवथुवकोकी दलीरू यह थी 
कि यदि मैने सविनय कानून-सगकों मुलतवीं ते किया होता, तो जलियाँवाला बागका 
कत्ले-आआम कभी न होता और न फौजी कानून ही जारी हुआ होता। किसी-किसीने 
तो यह धमकी भी दी कि मेरे पजाव जानेपर मुझे मारे बिता न छोडेंगे। 

किन्तु मुझे तो अपना कदम इतना उपयुक्त मालूम होता था कि उसके कारण 
समझदार आदमियोमें गलतफहमी होनेकी सम्मावता ही न थी। 

मैं पंजाब जानेंके लिए अवीर हो रहा था। मेने पजाब कभी देखा न था। 
अपनी आँखोसे जो कुछ देखनेकों मिले, वह देखनेकी मेरी तीत्र इच्छा थी। मुझे 
बुलानेवाले डा० सत्यपाल, डा० किचूल तथा प० रामभजदत्त चौधरीकों मैं देखना 
चाहता था। वे जेलमे थे। पर. मुझे पूरा विश्वास था कि सरकार उन्हे ऊम्बे समय 
तक जेलमे रख ही नही सकेगी। में जब-जब बम्बई जाता, तब-तब बहुत-से पजाबी 
मुझसे मिला करते थे। मैं उन्हे प्रोत्साहन देता था, जिससे वे प्रसन्‍त होते थे। इस 
समय मुझमें विपुल आत्मविश्वास था। 

लेकिन मेरा जाना टलता जाता था। वाइसराय लिखाते रहते थे कि अभी 
जरा देर है।' 

इस बीच हटर-कमेटी आई। उसे फौजी कानूनके दिनोमें पंजाबके अधिकारियों 
द्वारा किये गये कारनामोकी जाँच करनी थी। दीनबन्धु एन्ड्यूज वहाँ पहुंच गये थे। 
उनके पत्रोमे हृदयद्रावक वर्णन होते थे। उनके पत्रोकी घ्व्ति यह थी कि अखबारोमे 
जो कुछ छपता था, फौजी कानूनका जुल्म उससे कही अधिक था। पत्रोमें मुझे पंजाब 
पहुँचनेंका आग्रह किया गया। दूसरी तरफ मालवीयजीके भी तार आ रहे थे कि 
मुझे पंजाब पहुँचना चाहिए। इसपर मैने वाइसरायको फिर तार दिया। उत्तर मिला: 
“आप फर्लाँ तारीखको जा सकते है।” मुझे तारीख ठीक याद नहीं है, पर बहुत 
करके वह १७ अक्तूबर थी।' 


१. तारोख १७ होनी चाहिए। देखिए खण्ड १६, १४ २०६५ की पादरिष्षणी ३। 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाइडमय' 


लाहौर पहुँचनेपर जो दृश्य मैंने देखा, वह कभी भुझाया नहीं जा सकता। 
स्टेशनपर छोगोंका समुदाय इस कदर इकट्ठा हुआ था, मानो वरसोके विछोहके वाद 
कोई प्रियजन आ रहा हो और श्रगे-सम्बन्धी उससे मिलने आये हो। लोग हर्षोन्मत्त 
हो गये थे। मुझे प० राममजदत्त चौधरीके घर ठहराया था। श्रीमती सरलादेवी 
चौघरानीपर जिन्हें में पहलेसे जानता था, मेरी सार-सेमालका वोझ जा पडा था। 
' सार-सँमालका वोझ शब्द मैं जान-वूझ्कर लिख रहा हूँ, क्योकि आजकलकी तरह 
उस समय भी जहाँ मैं ठहरता था, वहाँ मकान-मालिकका मकान घमंशाला-सा हो 
जाता था। 

पंजाबमें मैने देखा कि बहुतसे पंजाबी नेताओके जेलमें होनेके कारण मुख्य 
नेताओंका स्थान प० मालवीयजी, पं० मोतीलालूजी और स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजीने 
ले रखा था। मालवीयजी और श्रद्धानन्दजीके सम्पर्कम तो में भली-भाँति आ चुका 
था, पर पं० मोतोहालजीके निकट सम्पर्कमे लाहोरमे ही आया। इन नेताओने और 
स्थानीय नेताओने, जिन्हें जेल जानेका सम्मान नहीं मिला था, मुझे तुरन्त अपना बना 
लिया। मैं कही भी अपरिचित-सा नहीं जान पड़ा। 

हंटर-कमेटीके सामने गवाही न देनेका निदंचय हम सबने सर्वे-सम्मतिसे किया। 
इसके सब कारण उस समय प्रकाशित कर दिये गये थे। इसलिए यहाँ में उन्तकी 
चर्चा नहीं करता। आज भी मेरा यह खयाल है कि वे कारण सबल थे और कमेटी 
का बहिष्कार उचित था।' 

पर यह निश्चय हुआ कि यदि हंटर-कमेटीका बहिष्कार किया जाये, तो जनता 
की ओरसे अर्थात्‌ काग्रेसकी ओरसे एक कमेटी होनी चाहिए। पं० मालवीयजी, पं० 
मोतीऊछारू नेहरू, स्व० चित्तरंजन दास, श्री अव्बास तैयबजी, श्री जयकर तथा मुझे 
इस कमेटीमें रखा गया। हम जाँचके लिए अलग-अछूग स्थाचोंमे बँट गये। इस कमेटी 
की व्यवस्थाका भार सहज ही मुझपर आ पड़ा था, और चूँकि अधिक-से-अधिक 
गाँवोकी जाँचका काम मेरे हिस्सेमे आया था, इसलिए मुझे पंजाब और पजावके 
गाँव देखनेका अलभ्य लाभ मिला। 

इस जाँचके दौरान मै पंजाबकी स्त्रियोंस तो इस तरहसे मिला, मानो मै उन्हे 
युगोसे पहंचानता होऊँ] जहाँ जाता वहाँ उनके दल-के-दल मुझसे मिलते, और वे मेरे 
सामने अपने काते हुये सूतका ढेर लगा देती थी। इस जाँचके सिहूसिलेमे अनायास 
ही मैं देख सका कि पंजाब खादीका महान क्षेत्र हो सकता है। 

लोगोपर ढाये गये जुल्मोकी जाँच करते हुए जैसे-जैसे में गहराईमे जाने लगा, 
वैसे-वैसे सरकारी अराजकताकी, अधिकारियोकी नादिरख्ाही और निरकुशताकी अपनी 
कल्पनासे परेकी बाते सुनकर मुझे आदचर्य हुआ और मैने दुःखका अनुमव किया। 
जिस पंजाबसे सरकारकों अधिक-से-अधिक सिपाही मिलते है, उस पंजाबमें लोग इतना 
ज्यादा जुल्म कैसे सहन कर सके, यह बात मुझे उस समय भी आशचर्य-जनक मालूम 
हुई थी और आज भी मालूम होती है। 


१, कांग्रेस जोंच समितिके वक्‍तव्यके लिए देखिए खण्ड १६, पृष्ठ ७०६७-७२ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३५९ 


इस कमेटीकी रिपोर्ट' तैयार करनेका काम भो मुझे ही सौपा गया था। जो 
यह जानना चाहते हैं कि पजाबमे किस तरहसे जुल्म हुए थे, उन्हे यह रिपोर्ट अवश्य 
पढनी चाहिए। इस रिपोर्टके बारेमें मैं इतना कह सकता हूँ कि उसमें जान-बुझकर 
एक भी जगह अतिशयोक्ति नहीं हुई है। जितनी हकीकते दी गई है, उतके लिए 
उसमे प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये है। इस रिपोर्टमे जितने प्रमाण दिये गये है, 
उनसे अधिक कमेटीके पास मौजूद थे। जिसके विषयमें तनिक भी शका थी, ऐसी एक 
भी बात रिपोर्टेमें नही दी गई। इस तरह केवर सत्यकों ही ध्यानमे रखकर लिखी 
हुईं रिपोर्ट्स पाठक देख सकेंगे कि ब्रिटिश राज्य अपनी सत्ताकों दृढ़ बनाये रखनेके 
लिए किस हद तक जा सकता है। कैसे अमानुषिक काम कर सकता है। जहाँ तक 
मैं जानता हूँ, इत्त रिपोर्टकी एक भी बात आज तक झूठ साबित नहीं हुई। 


३६. खिलाफतके बदले गोरक्षा 


अब थोडो देरके लिए पजावके ह॒त्याकाण्डको छोड दे। 

काग्रेसती तरफसे पजावकी डायरशाहीकों जाँच चल रही थी। इतनेमे एक 
सार्वजनिक निमनन्‍्त्रण मेरे हाथमे आया। उसमें स्व० हकीम साहब और भाई आसफ- 
अलीके नाम थे। उसमें यह भी लिखा था कि समामे श्रद्धानन्दजी उपस्थित' रहने- 
वाले है। मुझे कुछ ऐसा रुयाल है कि वे उप-स्भापति थे। यह निमस्त्रण दिल्लीमे 
खिलाफतके सम्वन्धमे उत्पल्त परिस्थितिका विचार करनेवाली और सन्पिके उत्सवमे 
सम्मिलित होने या न होनेका निर्णय करनेवालो हिंन्दू-मुसलमानोकी एक संयुक्त सभामे 
उपस्थित होनेका था। मुझे कुछ ऐसा याद है कि यह सभा नवम्बर महीनेमे हुई थी। 
इस निमन्त्रणवे यह लिखा था कि सभामे केवक खिलाफतके प्रश्नकी ही चर्चा नही 
होगी, वल्कि गोरक्षाके प्रश्नपर भी विचार होगा, और यह कि गोरक्षा साधवनेका 
यह एक सुन्दर अवसर बनेंगा। मुझे यह वक्य चुना। इस निमनन्‍्त्रणपत्रका उत्तर 
देते हुए मैने छिखा कि मैं उपस्थित होनेकी कोशिश कडूंगा और यह भी लिखा कि 
खिलाफत और गोरक्षाकों एकसाथ मिलाकर उन्हे परस्पर सौदेका सवाल नहीं बनाना 
चाहिए। हर प्रश्वका विचार उसके गुण-दोषकी दृष्ठिसे किया जाया चाहिए ! 

मैं समामे हाजिर रहा। सभामे उपस्थिति अच्छी थी। बाद जिस तरह 
हुजारों लोग उमडने लगे थे, वैसा कोई दृश्य बहाँ नही था। इस सभा श्रद्धानन्दजी 
उपस्थित थे! मैने उनके साथ उक्त विवयपर चर्चा कर ली। उन्हे मेरी बात जेंची 
और उसे पेश करनेका भार उन्होने मुझपर डाला। हंकीम साहवके साथ भी मेने 
बात कर ली थी। मेरा कहना यह था कि दोनो प्रददोपर उनके अपने गुण-दोषकी 
दृष्टिसे विचार करना चाहिए। यदि खिलाफतके प्रइनमे सार हो, उसमें सरकारकी 
ओरसे अन्याय हो रहा हो, तो हिंच्दुओको मुसलूमानोका साथ देना चाहिए और इस 


१, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १९८-३२+ | 


डर सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


प्रशलके साथ गोरक्षाके प्रशनको नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हिन्दू ऐसी कोई बर्ते 
करते है, तो वह उन्हें शोमा नहीं देगा। मुसलमान खिलाफतके लिए मिलनेवालो 
मददके बंदलेमें गोवव बन्द करें, तो वह उनके लिए मी शोमास्पद न होगा। पड़ोग्ी 
और एक ही भूमिके निवासी होनेके नाते तथा हिन्दुओंकी भावनाका आदर करनेकी 
दृष्टिसे यदि मुसलमान स्वतन्त्र रूपसे गोवव बन्द करें, तो यह उनके लिए भोमाकी 
बात होगी। वह उनका फर्ज है। वह एक स्वतन्त्र प्रश्न है। अगर यह फर्ज है और 
मुसलमान इसे फर्ज समझें, तो हिन्दू खिलाफतके काममें मदद दें या न दें, तो भी 
मुसलमानोंकों गोवव वन्द करना चाहिए। मैने अपनो तरफसे यह दल्मेर पेश की कि 
इस तरह दोनों प्रइनोंका विचार स्वतन्त्र रीतिसे किया जाना चाहिए, और इसलिए 
इस समभामे तो सिर्फ खिलाफतके प्रश्तकी ही चर्चा मुनासिव है। समाको मेरी बात 
पसन्द पड़ी। गोरक्षाके प्रब्नपर समामे चर्चा नहीं हुई।' 

लेकिन मौलाना अब्दुलवारी साहवने कहा: “हिन्दू खिछाफतके भामलेमे मदद 
चाहे न दें, छेकिन चूँकि हम एक मुल्कके रहनेवाले हैं, इसलिए मुसलमानोंको हिन्दुओंके 
जज्वातकी खातिर गोकुशी बन्द करनी चाहिए।” एक समय तो ऐसा मालूम हुआ 
कि मुसलमान सचमुच गोवब बन्द कर देगे। 

कुछ लोगोंकी यह सलाह थी कि पंजाबके सवालको भी खिलाफतके साथ जोड़ 
दिया जाये। मैसे इस विषयमे अपना विरोध प्रकट किया। मेरी दछील यह थी कि 
पंजावका प्रइन स्थानीय है; पंजावके दु.लकी वजहसे हम हुकूमतसे सम्बन्ध रखनेवाले 
सन्वि-विषयक उत्सवसे अरूग नहीं रह सकते। इस सिलसिलेमें खिलाफतके सवालके 
साथ पंजावको जोड़ देनेसे, हम अपने सिर अविवेकका आरोप ले छेगे। मेरी यह 
बात भी सवको पसन्द आई। 

इस सभामे भौलाना हसरत मोहानी भी थे। उनसे मेरी जान-पहचान तो हो 
ही चुकी थी। पर वे कैसे लड़वैया है, इसका अनुभव मुझे यहीं हुआ। यहीसे हमारे 
बीच मतमेद गुरू हुआ और कई मामलोंमें वह आखिर तक वना रहा। 

कई प्रस्तावोंमे एक प्रस्ताव यह भी था कि हिन्दू-मुसछमान सबको स्वदेणी 
ब्रतका पालन करना चाहिए और इसके लिए विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहिए 
खादीका पुनर्जन्म अभी हुआ नहीं था। मौलाना हसरत मोहानीकों यह शल्ताव जेच 
नही रहा था। यदि अंग्रेजी हुकूमत खिलाफतके मामलेमें इन्साफ न करे, तो उन्हें 
उससे बदला लेना था। इसलिए उन्होने सुझाया कि यथासम्मव हर ब्रिटिंग मालका 
बहिष्कार करना चाहिए। हसरत मोहानीकी दलीलें सुनकर छोग ऐसा हर्षताद करते 
थे कि मुझे छगा, यहाँ मेरी तूती कोई नहीं सुनेंगा। पर मुझे अपना घर्म चूकना 
और छिपाना नहीं चाहिए, यह सोचकर मै वोलनेके लिए उठा। छोगोंने मेरा भाषण 
वहुत ध्यानसे युना। मैंने सभी तरहके ब्रिटिग मालके बहिष्कारकी आवश्यकता बौर 
अयोग्यताके बारेमे अपनी वे दलीले पेश की, जो अब तक सुपरिचित ही चुकी 3:38 | 
मैने अपनी अहिंसा-वृत्तिका भी प्रतिपादन किया। मैने देखा कि सभाषर मेरी दलीलोंका 


१. इस अवस्तपर गांधीणीके मावणके लिए देखिए खण्ड २६, एष्ठ ३९९४६ | 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा २६१ 


गहरा असर पड़ा है। मंचपर तो मुझे सम्पूर्ण समर्थन मिला और मेरी हिमायतमें 
एकके बाद एक भाषण होने छंगें। नेतागण यह देख सके कि ब्लिटिश माहके बहिष्कार 
का प्रस्ताव पास करनेसे एक भी हेतु सिद्ध नहीं होगा। हाँ, हँसी काफी होगी। 
सारी समामें शायद हीं कोई ऐसा आदमी देखनेमे आता था, जिसके शरीर पर कोई- 
न-कोई ब्रिटिश वस्तु न हो। इतना तो अधिकाश् छोग समझ गये कि जो बात समामें 
उपस्थित लोग भी नहीं कर सकते, उसे करनेका प्रस्ताव पास करनेसे लाभके बदले 
हानि ही होगी । 

मौलाना हसरत मोहानीने अपने भाषणमे कहां, . हमे आपके विदेशी वस्त्रके 
वहिष्कारसे सनन्‍्तोष हो ही नहीं सकता। कब हम अपनी जरूरतका सब कपडा पैदा 
कर सकेंगे और कब विदेशी वल्त्रका बहिष्कार होगा? हमे तो ऐसी कोई चीज 
चाहिए, जिसका प्रभाव ब्रिटिश जनतापर तत्काल पडे। आपका बताया हुआ बहिष्कार 
भी चाहे रहे, पर इससे ज्याद। तेज कोई चीज आप हमें बताइए।” में यह भाषण 
सुत रहा था। मुझे छगा कि विदेशी वस्त्रके वहिष्कारके अछावा कोई दूसरी नई 
चीज सुझानी चाहिए। उस समय में तो स्पष्ट रुपसे जानता था कि विदेशी वस्त्रका 
वहिष्कार तुरन्त नहीं हो सकता। यदि हम चाहे तो सम्पूर्ण रूपसे खादी उत्तन्‍्न 
करनेकी शक्ति हममे है, इस बातकों मै जिस तरह बादमे देख सका, उस तरह 
उस समय नहीं देख सका था। केवल मिले तो दगा दे जायेगी, यह में उस समय 
भी जानता था। जब मौलाना साहवने अपना भाषण पूरा किया, तब में जवाब 
देनेके लिए तैयार हो रहा था। 

मुझे कोई उर्दू या हिन्दी शब्द तो नहीं सूझा। मुसलमानोकी ऐसी खास सभामें 
तकयूबत भाषण करनेका मेरा यह पहला अनुभव था। कलकत्तेमे मुस्लिम लीग की 
सभामे मैं वोला था, किन्तु वह तो कुछ मित्तटोका और दिलको छूनेवाला भाषण 
था। पर यहाँ तो मुझे विरुद्ध मतवारें समाजकी समझाना था। लेकिन मैते हिंचक 
छोड दी थी। मुझे दिल्लीके मुसलमानोंके सामने शुद्ध उर्दूमे छच्छेदार साषण नहीं 
करना था, वल्कि अपना मशा टूटी-फूटी हिन्दीमे समझा देता था। बह काम में 
भलीमाँति कर सका। यह सभा इस वातका भ्रत्यक्ष प्रमाण थी कि हिंत्दी-उ्द ही 
राष्ट्आाषा बन' सकती है। अगर मैने अग्रेजीमं भाषण किया होता, तो मेरी गाडी 
आगे न बंढतों, और मौछाना साहबने जो चुनौती मुझे दी, उसे देनेका मौका न 
आया होता, और आया भी होता तो मुझे उसका जवाब ने सूझता । 

उर्दू या हिन्दी शब्द ध्यानमे न आनेसे मैं शरमाया, पर मेने जवाब तो दिया ही। 
मुझे 'वान-को-ऑपरेशन ' शब्द सूझा। जब मौलाना भाषण कर रहे थे, तव में यह 
सोच रहा था कि मौलाना खुद कई मामलोमे जिस सरकारका वा दे रहे है, उस 
सरकारके विरोधकी बात करना उनके लिए वेकार है। मुझे छगा कि जब तलवारते 
सरकारका विरोध नहीं करना है, तो उसका साथ न देनेमे ही सच्चा विरोध है। 
और फलूत: मैने 'नान-को-ऑपरेशन' शब्दका अयोग पहली बार इस रा किया । 
अपने भाषणमें मैने इसके समर्थनर्में अपनी दकीडे दी! उस समत हु इस बातका 


३६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोई ल्यथालू ने था कि इस शब्दर्मे किन-किन वातोंका समावेश हो शकता है। इत्- 
लिए में तफसीलम न जा सका। मुझे तो इतना ही कहनेकी याद हैं: 

“ मुसलमाच माइयोंनें एक और मी महत््ववू्े निश्चय किया हैं। ईदवर न क 
पर यदि कहीं सुरूहकी नके खिलाफ जायें, तो वे सरकारकी सहायता करना 
बन्द कर देंगे। मेरे विचारमें यह जनताका बधिकार है। सरकारों उपाधियाँ बारण 
करने अचवा सरकारी नौकरियाँ करनेके लिए हम बन हुए नहीं हे। जब सरक्षारके 
हाथों खिछाफत-जैसे अत्यन्त महत््ववृणं वामिक्त प्रश्वके सम्वन्धर्मे हमें चुकल्ाव पहुँचा 
है, तव हम उस्क्नोी सहायता कैसे कर सकते हूँ? इसलिए बयर खिलाफतका ऊम 
हमारे खिलाफ हुआ, तो उसकी सहायता न करनेका हमें हक होगा। 

पर इसके वाद इस वस्तुका प्रचार होनेमें कई महीने दीत गये। यह झव्द 
कुछ महीनों तक तो इस समाक्ी कार्रवाईमें हो दवा पड़ा रहा। एक महीने 
जब अमृतसरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ, तो वहाँ मेने बसह॒योगके प्रंत्तावका समर्थत 
किया। उस समय तो मैने यही आगा रखी थी कि हिन्दू-मुश्ललमानोंके छिए ससकास्के 
खिलाफ असहयोग करनेका जवश्नर नहीं आयेगा । 








३७. अमतसरकी कांग्रेस के 


फौजी काननके दौरान जिस सैकड़ों निर्दोष पंजावियोंकों वामको बअह्मछतोंने 
नामके सवृत छेकर छोटी-बड़ो मुदरतोंके छिए जेलमें दूँस दिया था, पंजावकी सरकार 
उ्न्ह्‌ जेलमें रख न सकी। इस घोर जच्यायके विरुद्ध चारा बास्य एुत्ता जबरइत्त 
आवाज उठो कि सरकारके लिए इन कौर्दियोंको बधिक समय तक जेरूम रखना सन्‍्वत 
न रहा। अतएव॑ कांग्रेस-अधिवेजनके पहले बहुतसे कंदी छूट गया छाल हुरंकिगनछाल 
आदि सब चेता रिहा हो गये और कांग्रेस अधिव्रेशनके डिलोंगे अलीनाई नी छ्ड 


कर वा गयें। इससे छोगोंके हपेकी सीमा न रही। पँ० सोतीलाल नेहरू, जिल्होंने 
आपनी वकारूतकों एक घचधरफ चसचकर पञ्ञाद्रम ही डरा डाल दिया था, कंद्रसक चनापरात्र 
थे। स्वामी श्रद्धानल्वजी स्वायत-समितिके जव्यल् थ। 

अब तक कांग्रेसमें मेश कास इतवा हा रहता था 
भाषण करूँ, हिन्दी सापाक्नी वकाछत करे और उपनिवेगोंम हिल्दुस्तानियोका 
मामला पेंच करूँ। यह व्यारू नहीं था कि जमृतसरम में मझे इससे अधिक कुछ करना 
पडेगा। छेक्किन जैसा कि मेरे सम्वन्धर्मे पहले मी हो चुका जिम्मेशरी अचानक 


मुझपर आ पढ़ी। है 
नये सुवारोंके सम्बन्ध्में सम्राठकों घोषणा अक्ाचत चुका थी। वह ए्ती 





हिन्दीमें जपना 0. ता 
च्दीमें अपना छोटान्सा। 


| ज! 
। की 


नही थी कि उद्चसे मुझ पूर्ण सन्‍्तोष हो सकता। ओरोंको ता वह बिलकुछ ही पत्तत्व ; 


नहीं थी। लेकिन उस समय मैंने यह माना था कि उ्त घोषणाय चुचित छुगर ४ ४ 
होते हुए भी स्वीकार किये जा सकते हैं। चज्जादकी उर्वियाल मुझे छोड तिहंका 


१. भारत उपन-सन्त्री । 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३६३ 


हाथ दिखाई पडा था। उस समयकी मेरी आँखोने घोषणाकी भाषामें आशाकी किरणे 
देखी थी। किन्तु लोकमान्य, चित्तरजन दास आदि अनुभवी योद्धा सिर हिला रहे थे। 
भारत-भूषण भालवीयजी जी तटस्थ थे। 

मेरा डेरा मालवीयजीने अपने ही कमरेमें रखा था। उनकी सादगीकी झांकी 
काशी विश्वविद्यायके शिल्तान्यासके समय मै कर चुका था।' छेकिन इस बार तो 
उन्होने मुझे अपने कमरेमे ही स्थान दिया था। इससे मैं उनकी सारी दिनचर्या देख 
सका और मुझे सानन्द आदइचर्य हुआ। उनका कमरा क्‍या था, गरीबोकी घर्मशारू 
थी। उसमे चलने-फिरने तकको जगह नहीं बची थी। जहाँ-तहाँ लोग पडे ही मिलते 
थे। वहाँ न कोई खाली जगह थी, न एकान्त। चाहे जो आदमो चाहे जिस समय 
आता था और उनका चाहे जितना समय ले छेता था। इस कमरेके एक कोनेमे मेरा 
दरवार अर्थात्‌ खटिया थी। 

किन्तु मुझे इस प्रकरणमे मालवीयजीकी रहन-सहनका वर्णन नहीं करना है। 
अतएव में अपने विषयपर आता हूँ। 

इस स्थितिम मालवीयजीके साथ रोज मेरी वातचीत होती थी। वे मुझे सबका 
पक्ष बड़ा भाई जैसे छोटेको समझाता है, वैसे प्रेमसे समझाते थे। सुधार-सम्बन्धी 
अस्तावते भाग लेना मुझे धर्मे-हप' प्रतीत हुआ। पजाब-विषयक काग्रेसकी रिपोर्टकी 
जिम्मेदारीमे भेरा हिल्सा था। पंजावके वारेमे सरकारसे काम लेना था। खिलाफतका 
प्रनन तो था ही। मैने यह भी माना था कि मान्टेग्यु हिन्दुस्तानके साथ विश्वासघात 
नही होने देंगे। कैदियोकी और उन्तमे भी अलीभाइयोकी रिहाईको मैने शुभ चिह्न माना 
था। अतएवं मुझे रूग्रा कि सुधार स्वीकार करनेका प्रस्ताव पास होना चाहिए। 
चित्तरंजन दासका दृढ मत था कि सुधारोको विलकुल असन्तोषजनक और अधूरे मानकर 
उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। लोकमान्य कुछ तटस्थ थे। किन्तु देशबन्धु जिस प्रस्ताव 
को पसन्द करे, उसके पक्षमे अपना वजन डालनेंका उन्होने निरचय' कर्‌ लिया था। 

उन पुराने अनुभवी और कसे हुए छोकनायकोके' साथ अपना मतभेद मुझे स्वय 
असह्य माछूम हुआ। दूसरी ओर मेरा अच्चर्ादे स्पष्ड था। मैने काग्रेसकी बंठकर्मे से 
मागनेका प्रयत्न किया। प० भोतीराछ नेहरू और भाछवीयजीकों मेने यह चुझाया 
कि मुझे अनुपस्थित रहने देनेसे सब काम बन जायेगा और में महाव नेताओके साथ 
मतभेद प्रकट करनेके सकटसे बच जाऊँगा। 

यह सुझाव इन दोनों बुजुर्गोके गछे न उतरा। जब बात' छाछा कक 
कान तक पहुँची, तो उन्होने कहा: “यह हरगिज त होगा। इससे पजाबियोको भा 


« -१०-१९१८ के ओऔमकाशके नाम पत्रमें गाधीजी लिखते है: “वनारसके असयके संदर्भमें 
यह है कि के हम छोड दिया है; अपने जीवनके अन्य अनेक अंग भी मैंने इसी तरद जान- 
बूझकर छोड़े हैं। सच तो यह है कि में जैसे-जेंसे आगेके अध्यायों पर पहुँच रहा हूँ मेरा हा बढ़ता 
जाता है; वर्योकि मुख्य पात्र अभी जीवित है और जनताकी नियादोंके खूब सामने है. , .। निस्सन्‍्देह 
वनारसके असतंगक्ों में स्थथ भी अपने जीवनकी गौरवपू्ण धटनाओोंमें गिकता हूँ।” बनारस हिन्दू विश्व- 
बिद्याल्यमें दिये गये गाधीजीके भाषणके लिए देखिये खण्ड १९%, ए् २१२-३१८। 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आघात पहुँचेगा। ” मैत्ते लोकमान्य और देशबन्धुके साथ विचार-चिमशें किया। श्री 
जिन्तासे मिला। किसी तरह कोई रास्ता निकलता न था। मैने अपनी वेदता मालवीय- 
जीके सामने रखी: “ समझौतेके कोई लक्षण मुझे दिखाई नही देते। यदि मुझे अपना 
प्रस्ताव रखना ही पड़ा, तो अन्तमें मत तो लिये ही जायेगे। पर यहाँ मत ले सकनेकी 
कोई व्यवस्था में नहीं देख रहा हूँ। आज तक हमने भरी सभामे हाथ उठवाये 
है। हाथ उठाते समय दर्शकों और प्रतिनिधियोके बीच' कोई भेद नही रहता। ऐसी 
विशाल सभामे मत गित्तनेकी कोई व्यवस्था हमारे पास नही होती। अतएव मुझे अपने 
प्रस्तावपर मत लिखवाने हों, तो भो इसकी सुविधा नहीं है।” छाला हरकिशनछालनें 
यह सुविधा सन्‍्तोषजनक रीतिसे कर देनेका जिम्मा लिया। उन्होने कहा, “ मत लेनेके 
दिन दर्शकोंकों नहीं आने देंगे। केवल प्रतिनिधि ही आयेगे, और वहाँ मतोंकी गिनती 
करा देना मेश काम होगा। पर आप काग्रेसकी बेठकमें अनुपस्थित तो रह ही नहीं 
सकते । ” आखिर में हार गया और मेने अपना भ्रस्ताव तैयार किया। बडे संकाचसे मैने 
उसे पेश करना कबूल किया। श्रो' जिन्‍्ता और मालवीयजी उसका समर्थन करनेवाले 
थे। भाषण हुए। मैं देख रहा था कि यद्यपि हमारे मतमेदर्में कही कटुता नहीं थी, 
भाषणोंम भो दलीलोंके सिवा और कुछ नहीं था, फिर भी सभा जरा-सा भी मतभेद 
सहन नहीं कर सकतो थी और नेताओंके मतभेदसे उसे दुख हो' रहा था। सभाको 
तो' नेताओंका एकमत चाहिए था। 

जब भाषण हो रहे थे उस समय भी मंचपर मतभेद मिटानेकी कोशिशे चल 
रही थी। एक दूसरेके बीच चिट्ठियाँ आ-जा रही थी। मालवीयजी जैसे भी बने, 
समझौता करानेका प्रयत्वत कर रहे थे। इतनेंसे जयरामदासने मेरे हाथपर अपना 
सुझाव रखा और सदस्योकों मत देनेके सकटसे उबार छेनेके लिए बहुत' मीठे बब्दोमें 
मुझसे प्रार्थना की। मुझे उचका सुझाव पसन्द आया। मालवीयजीकी दृष्टि तो चारो 
ओर आशाकी खोजमे घूम ही रही थी। मैने कहा: “ यह सुझाव दोनों पक्षोकों पसन्द 
आने लायक मालूम होता है।” मैने उसे लोक॑मान्यको दिखाया। उन्होंने कहा, 
“द्वासको पसन्द आ जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।” देशबन्धु पिघले। उन्होने 
विपिनचन्द्र पाछकी तरफ देखा। मालवीयजीकों पूरी आद्या बँध गई। उन्होने परची 
हाथसे छीन ली। अभी देशबत्धुके मुँहसे हाँ का शब्द पूरा निकल भी नहीं पाया 
था कि वे बोल उठे: “ सज्जनों, आपको जावकर खुशी होगी कि समझौता हो गया 
है।” फिर क्या था? तालियोंकी गडगडाहटसे मण्डप गूँण उठा और छोगोंके चेहरो 
पर जो गम्भीरता थी, उसके बदले खुशी चमक उठी। 

यह' प्रस्ताव! क्या था, इसकी चर्चाकी यहाँ आवश्यकता नहीं। यह प्रस्ताव किस 
तरह स्वीकृत हुआ, इतना ही इस सम्बन्धमे बतलछाना मेरे इस अयोगोका विषय है । 
समझौतेने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। 


२. अमृतसर कांम्रेसमें गांधीजीकि भाषण, अस्ताव मौर संशोपनेकि लिए देखिए खण्ड १६, ४8 ३६६-७१। 


संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३६५ 
३८, कांग्रेसमे प्रवेश 


मुझे काग्रेसके कामकाजम हिस्सा छेना पडा, इसे मै का्ग्रेससे अपना प्रवेश नही 
भानता। इससे पहलेकी कांग्रेसकी बेठकोसे से गया सो स्विर्फे अपनी वफादारीकी निशामी 
के रूपमें। छोटे-से-छोटे सिपराहीके कामके सिद्ा मेरा वहाँ दूसरा कोई कार्य हो सकता 
है, ऐसा पहलेकी वेठकोके समय मुझे कमी आभास नहीं हुआ था, न इससे अधिक 
कुछ करनेकी मुझे इच्छा हुई थी। 

अमृतसरके अनुभवने वतछाया कि मेरी एक-दो शक्तियाँ का्नेसके लिए उपयोगी 
है। में यह देख सका था कि पजाबकी' जाँच-कमेटीके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, 
मोतीलछालजी, देशबन्यु आदि खुश हुए थे। इसलिए उन्होने मुझे अपनी बंठको और 
चर्चाओम बुलाया। इतना तो मैने देख लिया था कि विषय-विचारिणी-समितिका 
सच्चा काम इन्ही वेठकोमें होता था, और ऐसी चर्चाओमे वे लोग सम्मिलित होते 
थे, जिनपर नेता विशेष विश्वास या आधार रखते थे और दूसरे वे छोग होते थे, 
जो किसी-न-किसी बहानेसे घुस जाते थे। 

अगले साल करते योग्य कामोमे से दो कामोमे मुझे दिलचस्पी थी, क्योकि उनके 
विषयमे में कुछ जानता था। एक था, जलियाँवाला बागके हत्याकाडका स्मारक । इसके 
बारेमें काग्रेसने बड़ी शानके साथ प्रस्ताव पास किया था। स्मारकके लिए करीब 
पाँच छाख रुपयेकी रकम इकट्ठा करनी थी। उसके न्यासियो (ट्रस्टियों) मे मेरा नाम 
था। देशमे जनताके कामके लिए भिक्षा माँगनेकी जबरदस्त शक्ति रखनेवालोम पहला 
पद मालवीयजीका था भौर है। मैं जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत कम नहीं 
रहेगा। अपनी यह शक्ति मेचे दक्षिण आफ्रिकामे देख ली थी। राजा-भहाराजाओपर 
अपना जादू चलाकर उनसे लाखो रुपये प्राप्त करनेकी शक्ति मुझमे नहीं थी, आज 
भी नहीं है। इस विबयमें मालवीयजीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवारा मुझे कोई मिला 
ही नहीं। मैं जानता था कि जलियाँवाला वागके कामके लिए उन लोगोसे पैसा नहीं 
माँगा जा सकता। अतएव त्यासीका पद स्वीकार करते समय ही में यह समझ गया 
था कि इस स्मारकके लिए धन-सम्रह करनेका' बोझ मुझपर पड़ेगा, और यही हुआ 
भी । बम्बईके उदार नायरिकोने इस स्मारकके' लिए दिछ खोलकर धन दिया और 
आज जनताके पास उसके लिए जितना चाहिए उतता पैसा है। किन्तु हिन्दुओं, मुस॒ल- 
मानों और सिखोके मिश्रित रकतसे पावन इस भूमि पर किस तरहका स्मारक बताया 
जाये, अर्थात्‌ पड़े हुए पैसोका क्या उपयोग किया जाये, यह एक विकंट सवारू हो 
गया है। क्योकि तीनोके बीच अथवा कहिए कि दोनोके बीच आज दोस्तीके बदले 
दृश्मभनीका भास हो रहा है। 

मेरी दूसरी शक्ति छेखक अथवा मुझीका काम करनेकी थी, जिसका उपयोग 
कांग्रेस कर सकती थी। नेतागण' यह समझ चुके थे कि छम्बे समयके अभ्यासके कारण 
कहाँ, क्या और कितने कम शब्दोमे अविवय-रहिंत भाषामें लिखना चाहिए, सो मै 
जानता हूँ। उस समय काग्रेसका जो विधान था, वह गोखलेकी छोडी हुई पूंजी थी। 
उन्होने कुछ नियम बना दिये थे। उनके सहारे काग्रेसका काम चछता था। वे तियम 


३१६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय॑ 


कैसे बनाये गये, इसका मबुर इतिहास मैने उन्हीके मुँह सुना था। पर अब सब कोई 
यह अनुमव कर रहे थे कि कांग्रेसका काम उतने ही नियमोंसे नहों चछ सकता। 
उसका विधान वनानेकी चर्चाएँ हर साल उठती थी। पर कांग्रेसके पास ऐसी कोई 
व्यवस्था ही नहीं थी जिससे पुरे वर्ब-मर उसका काम चलछता रहे अयवा कोई 
भविध्यकी बात सोचे। उप्षके तीन मन्‍्त्री होते थे, पर वास्तवमे कार्यवाहक मन्‍्त्री तो 
एक ही रहता था। वह भी चौवीसों घंटे दे सकनेवाढा नहीं होता था। एक मस्त्री 
कार्यालय चलाये या भविष्यका विचार करे अयवा मूतकाढमे उठाई हुईं कांग्रेसको 
जिम्मेदारियोंकोीं वर्तमान वर्यमे पुरा करे? इप्तलिए इस वर्य यह प्रइत सबकी दृष्टिमें 
अविक महत्त्ववृर्ण बन गया। काग्रेतमे हजारोंकी मीड़ होती थी। उप्तमें राष्ट्रका काम 
कैसे हो सकता था? प्रतिनिधियोंकी संख्याकी कोई सीमा न थी। किसी भी. प्रान्तसे 
चाहे जितने प्रतिनिधि आ सकते थे। कोई मी प्रतिनिधि हो सकता था। अतएव कुछ 
व्यवस्था करनेकी आवश्यकता सबको प्रतीत हुईं। विधान तैयार करनेका भार उठानेकी 
जिम्मेदारी मैने अपने सिर छी। मेरी एक गर्ते थी। जनतापर दो नेताओंका प्रमुत्व 
में देख रहा था। इससे मैने चाहा कि उनके प्रतिनिधि मेरे साथ रहें। मैं समझता 
था कि वे स्वयं शान्तिसे वेठकर विवाव वनातेंका काम नहीं कर सकते। इसलिए 
लोकमान्य' और देगवन्धुसे उनके विश्वासके दो नाम मैने माँगे। मैंने यह सुन्ाव रखा 
कि इनके सिवा विवान-समितिमे और कोई न हो। यह सुझाव मान लिया गया। छोक- 
मान्यने श्री केलकरका और देशबन्बुने श्री आईं बी० सेनका नाम दिया। यह विवान- 
समिति एक दिन भी कही मिलकर नहीं बेठी। फिर भी हमने अपना काम एकमतसे 
पूरा किया।' पत्र-व्यवहार द्वारा अपना काम चला लिया। इस विवानके लिए मुझे 
थोडा गर्व है। में मानता हूँ कि इसका अनुसरण करके काम किया जायें, तो हमारा 
चेड़ा पार हो सकता है। यह तो जब होगा तब होगा, परन्तु मेरी यह मान्यता है 
कि इप्त जिम्मेदारीको लेकर मैंने काँग्रेतमें सच्चा प्रवेश किया। 


२९. खादीका जन्म 


मुझे याद नहीं पड़ता कि सन्‌ १९०८१ तक मैने चरखा या करघा कही देखा 
हो। फिर भी मैने 'हिल्द स्वराज्य में यह माना था कि चरखेके जरिए हिंन्दुस्तानकी 
कंगाली मिट सकती है। और यह वात तो सभी समझ सकते है कि जिस उपायसे 
भुखमरी मिटेगी उसी उपायसे स्व॒राज्य मिलेगा । सन्‌ १९१५ में में दक्षिण आफ़िकासे 


हिन्दुस्तान वापप्त आवा, तथ भी मैने चरलेंके दर्शन नहीं किये थे। आश्रमके खुलतें ही 


२, देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३१०-१२ और पृष्ठ ४४९-४७२ ! नागपुर अधिवेशनमें स्वीकृत संविधानके 


लिए देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १९४-२०१२ | 
२, १९०५९ होना चाहिए। 


संत्यके प्रयोग अथवा आह्मंकथा ३६७ 


उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करनेमे भी मुझे वडी सुर्किकका सामना 
करना पडा। हंस सब अवजात थे, अतएवं करधेके मिल जाने-भरसे तो करघा चल 
नहीं सकता था। आश्रममें हम सब कलम चलावेवाले या व्यापार करना जाननेवाले 
लोग इकट्ठा हुए थे। हममे कोई कारीगर न था। इसलिए करघा प्राप्त करनेके बाद 
वुनना सिखानेबालिको आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुरसे करघा मिला 
और एक सिखानेवाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं वताया। पर मगनलाल 
गाघी शुरू किये हुए कामको जल्दी छोड़नेवाले न थे। उनके हाथमे कारीगरी तो 
थी ही। इसलिए उन्होने बुननेकी करा पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रममें 
एकके बाद एक नये-तये बुननेचाले तैयार हुए। 

हमे तो अब अपने कपडे तैयार करके पहनने थे। इसलिए आश्रमवासियोने 
मिलके कपड़े पहनने बन्द किये और यह निरच्चय किया कि वे हाथ-करघेपर देशी 
मिलके सृतका बुना हुआ कपडा पहनेगे। ऐसा करनेसे हमे बहुत कुछ सीखनेकों 
मिला। हिन्दुस्तानके वुनकरोके जीवनकी, उनकी आमदनीकी, सूत प्राप्त करनेमे होने- 
वाली उनकी कठिनाईकी, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार 
दिन-दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सबकी जानकारी हमें मिली) हम स्वयं अपना 
सब कपड़ा तुरन्त बुन सके, ऐसो स्थिति तो थी ही नहीं। इस' कारणसे बाहरके 
बृनकरोसे हमें अपनी आवश्यकताका कपडा बुनवा लेना पडता था। देशी मिलके 
सूतका हाथसे बुना कपड़ा आसानीसे नहीं मिछ्ता था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा 
विलायती सूतका ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिले महीन सूत नहीं कातती थी। 
आज भी वे महीन सूत अपेक्षाइत कम ही कातती है, बहुत महीन तो कात ही 
नहीं सकती। बडे प्रयत्नके बाद कुछ बुनकर हाथ छूगे, जिन्होंने देशी सृतका कपडा 
बुत देनेकी मेहरखानी की। इन वुनकरोकों आश्रमकी तरफसे यह गारटी देती पड़ी 
थी कि देशी सुतका वना हुआ कपडा खरीद लिया जायेगा। इस प्रकार विशेष रूपसे 
तैयार कराया हुआ कपडा वुनवाकर हमने पहना और मित्रोमे उसका भ्रचार किया । 
यो हम कातनेवाली मिलोके अवैतनिक एजेट बने। मिलोंके सम्पर्कमे आवेपर उनको 
व्यवस्थाकों और उनकी लाचारीकी जानकारी हमे मिली। हमने देखा कि मिलोका 
घ्येय खुद कातकर खुद ही वुतवा था। वे हाथ-करघोकी सहायता स्वेच्छासे नहीं, 
बल्कि अनिच्छासे करती थी। यह सब देखकर हम हाथसे कातनेके लिए अघोर हो 
उठे। हमने देखा कि जब तक हाथसे कातेगे नही, तबतक हमारी पराघीनता बनी रहेगी । 
मिलोके एजेट बनकर हम देश-सेवा करते है, हमे यह भतीति नहीं हुई | 

लेकिन न तो कही चरखा मिलता था, और न कोई चरखेका चल़ानेवाला 
मिलता था। कुंकड़ियाँ आदि भरलेके चरखे तो हमारे पास थे, पर चरखो पर काता 
जा सकता है, इसका तो हमे ख्याल ही नहीं था। एक वार कालछीदास 42888 एक 
बहनको खोजकर छाये। उन्होंने कहा कि यह वहन झूत टी दखायेगी। उसके 
पास एक आश्रमवासीकों भेजा, जो नये काम सीख छेतेमे बड़े होशियार थे। पर 


हुनर उनके हाथ ने छगा। 


३६८ सम्पूर्ण गांधी चाहुमय 


दिन तो बीतते जा रहे थे। में अधीर हो उठा था। आश्रममे आनेवाले हर 
ऐसे आदमीसे, जो इस विषममे कुछ बता सकता हो, मै पूछताछ किया करता था। 
पर कातनेका इजारा तो स्त्रीका ही था। अतएव ओबने-कोनेमें पड़ी हुई कातना 
जाननेवाली स्त्री तो स्त्रीको ही मिलू सकती थी। 

सन्‌ १९१७ में मेरे गुजराती मित्र मुझे भडौच शिक्षा-परिषदमे घसीट ले गये 
थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढी-लिखी अधिक नही 
थी, पर उनमे हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनोमे होती है, 
उससे अधिक थी। उन्होने अपने जीवनमे अस्पृब्यताकी जड काट डाली थी; वे बेघडक 
अन्त्यजोंमे मिलती और उत्तकी सेवा करती थी। उनका शरीर कसा हुआ था और 
चाहे जहाँ अकेले जानेमे उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोडेकी सवारीके 
लिए भी तैयार रहती थी। उत्तके पास पैसा था, पर उत्तकी अपनी आवश्यकताएँ बहुत 
कम थी। इत्त बहतका विशेष परिचय गोधराकी परिषदमे प्राप्त हुआ । अपना दुःख मैने 
उनके सामने रखा और दमयन्ती जिस प्रकार नलकी खोजमे भटकी थी, उसी प्रकार 
च्रखेकी खोजमें मठकनेकी प्रतिज्ञा करके उन्होने मेरा बोझ हकका कर दिया। 


४०, चरखा मिला! 


गुजरातमें अच्छी तरह भटक चुकनेके बाद गायकवाड़के बीजापुर गाँवमें गगा- 
बहनको चरखा मिला। वहाँ बहुत-से कुटुम्बोके पास चरखा था, जिसे उठाकर उन्होने 
छत पर घर दिया था। पर यदि कोई उनका सूत खरीद ले और उन्हे पूनी मुहैया 
कर दे, तो वे कातनेकों तैयार थे। गंगाबहनने मुझे खबर भेजी। मेरे हर्षका पार 
न रहा। पूनी मुहैया करनेका कास मुश्किल मालूम हुआ। स्व० भाई उमर सोबानीसे 
चर्चा करनेपर उन्होनें अपनी मिलसे पूतोकी गुच्छियाँ भेजनेका जिम्मा लिया। मैने 
वे गुच्छियों गगाबहतके पास भेजी और सूत इतनी तेजीसे कतने लगा कि में दग 
रह गया। 

भाई उमर सोबानीकी उदारता विजश्ञाल थीं, फिर भी उसकी हद थी। दाम 
देकर पूनियाँ लेनेका निश्चय करनेमें मुझे संकोच हुआ। इसके सिवा, मिलकी पूनियाँ 
हम छेते है, तो फिर मिलका सूत छेनेमे क्‍या दोष है? हमारे पूर्वजोके पास मिलकी 
पूनियाँ कहाँ थी? वे किस तरह पूवियाँ तैयोर करते होगे ? मैने गंगाबहनकों लिखा 
कि वे पूनी बनानेवालेकी खोज करे। उन्होने इसका जिम्मा लिया और एक धुतियाँको 
खोज निकाछा। उसे ३५ रुपये या इससे अधिक वेतनपर रखा गया। बालकोको नी 
बनाना सिखलाया। मैने कपासकी भिक्षा माँगी। भाई यशवन्तप्रसाद देसाईने रुईकी गठि 
देनेका जिम्मा लिया। गंगाबहनने काम एकदम बढा दिया। बुतकरोकों छाकर बसाया 
और कता हुआ सूत बुनवाना शुरू किया। बीजापुरकी खादी मशहूर हो गई। 

अब दूसरी तरफ आश्रममें चरखेका प्रवेश होनेमें देर न छगी। मगतलाल 
गाधीकी शोघक-शक्तिने चरखेमे सुधार किये और आश्रममें चरखे तथा तकुए बने। 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३६९ 


आश्रमकी खादीके पहले थानकी लागत फी यज सतरह आने आई। मैने मित्रोसे मोटी 
और कच्चे सूतकी खादीके दाम सतरह आचा फी गजके हिंसावसे लिये, जो उन्होने 
खुशी-खुशी दिंये। 

में वम्बईमे रोग-शय्यापर पडा भी सबसे पूछता रहता था। वहाँ दो कातनेवाली 
बहनें मिली । उन्हे एक सेर सृतका एक रुपया दिया। में खादी-शास्त्रमे अभी निपट 
अनाडी था। मुझे हाथकते सूृतकी जरूरत थी। कत्तिनोकी जरूरत थी। गगाबहन 
जो भाव देती थी, उससे तुलना करने पर मालूम हुआ कि मै ठगा जा रहा हूँ। 
लेकिन वे वहने कम लेनेको तैयार न थी। अतएव उन्हे छोड देना पडा। पर 
उन्होनें अपना काम किया। उन्होने श्री अवन्तिकाबाई, श्री रमीवाई कामदार, श्री 
शकरलाल बेकर॒की माताजी और श्रीमती वसुमतीबहनको' कातना सिखा दिया और मेरे 
कमरेमे चरखा गूंजने लगा। यह कहनेमे अतिशयोक्ति न होगी कि इस यत्त्रने मुझ 
वीमारको चगा करनेमे मदद की। बेशक, यह असर मानसिक था। पर मनुष्यको 
स्वस्थ या अस्वस्थ करनेमे मनका हिस्सा कौन कम होता है ? मैने भी चरखा हाथमे 
लिया। परन्तु में इस समय इससे आगे जा नहीं सका। 

वम्बईमें हाथकी पूनियाँ कैसे प्राप्त की जायें? श्री रेवाशकर झवेरीके बगलेके 
पाससे रोज एक घुनियाँ ताँत बजाता हुआ निकला करता था। मेने उसे बुलाया। 
वह गरद्दोके लिए रुई घुना करता था। उससे पूनियाँ तैयार करके देना स्वोकार किया। 
भाव ऊँचा माँगा, जो मैने दिया। इस तरह तैयार हुआ सूत मैने ठाकुरजी की मालाके 
लिए दाम लेकर बैष्णवोको बेचा। भाई शिवजीने वम्बईमे चरखा सिखानेका वर्ग 
शुरू किया। इन प्रयोगोमे पैसा काफी खर्चे हुआ। श्रद्धालु देशभक्तोने पैसे दिये और 
मैंने खर्च किये। मेरे नम्न विचारमे यह खर्चे व्यर्थ नहीं गया । उससे बहुत-कुछ सीखनेको 
मिला। चरखेकी मर्यादाका माप मिल गया। 

अब मैं केवल खादीमय वननेके लिए अघीर हो उठा। मेरी धोती देशी 
मिलके कपडेकी थी। वीजापुरमे और आश्रममें जो खादी बनती थी, वह बहुत 
मोटी और ३० इच अर्जकी होती थी। मैंने गयाबहनको चेतावनी दी कि अगर वे 
एक महीनेके अन्दर ४५ इच अर्जकी खादीकी घोती तैयार करके न देगी, तो मुझे 
मोटी खादी की घुटनोतक की घोती पहुंचकर अपना काम चलाना पडेगा। गगावहन 
अकुलाईं। मुहत कम मालूम हुई, पर वे हारी नहीं। उन्होने एक महीनेके अन्दर 
मेरे लिए ५० इचका धोती-जोडा मुहैया कर दिया और मेरा दारिद्रय दूर किया। 

इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गाँवसे एक अन्त्यजण भाई रामजी और उनकी 
पत्नी गगावहनकों आश्रममे छाये और उनके द्वारा बडे अर्जकी खादी बुनवाई। खादी- 
प्रचारमे इस दम्पतीका हिस्सा सामान्य नहीं कहां जा सकता। उन्होने गुजरातमें और 
गृजरातके बाहर हाथका सूत बुननेंकी कला दूसरोकों सिखाई है। निरक्षर परन्तु 
सस्कारशील गगाबहन जब करघा चलाती है, तब उसमे इतनी लीन हो जाती है कि 


१. ये वास्तवर्मे उडीसाके गोविन्द वांवू थे जिन्होंने इन चहनोंको कातना सिखाया था। देखिए 
खण्ड ३८, पृष्ठ ४५१ । 
३९-२४ 


















































(९० 
जे १ 
रु ॥ के हर 
पड 0 कफ हि 7 
॥ पु ॥( 5 (री । रु ॥ | | || || 79 
(7 | हो . ।९/ € पं (0), ॥[ 
भर ि ॥उ ॥ ए ६०५ १३०७ ा ७ ॥| पिता 
्े कि णआ पर रस ि गा » छि 9 ( है 
टटँ + (३ हा £ (/ प पं न ० हि ० / लि 7 ॥४' 
फः | १८ |, है ,[>४ दे (तर हि #ै(९/ ॥5 (५ धत 4 4 | पर ( 0 (७४ (0३ 
गा जे , 453" दि ॥0४ ह हु रे न्न्न्या पर | हा मु कर [ः प् ९ छ ३] (५ न] ४ 
| पर ३ हु जि गर ॥+ $ी (९ रा रे [छा |] (९ 7 की (फए ५ 3 हि ि ( ञ 
[(॥॥ 4 ।। | पः १ (| | ४ पा] ि , ४ से हा हद 52 जा की ई न (8 ४ 3 ४2 29 रॉ; हे पे 
[0 ही) 7 हे बी की ण है ॥ 5 0 है 
झ् | किक) च्न्ह कक ६ हर है| ( हे ( ह्न्म्ड 0 ॥४ भा 
कि 0 ४ 7 घी न 5 ) नि ७ 5 न कि 
प्‌ |, ही हि 5 रजाहि ७ गए! फः 
( आज 7 षि पि रन कड़े 5. ॥ 5६ पु हट ह [4+. सच प्ल्दू (६ 
॥ ही ९ टिक पा फ | ५१ धो ८१९ पा (ि ४ ए एप ५ रा पृ 
९" की ६ ६ हि /आआ, बट हि हर (५... हैं ॥६ 7 ७ का ओ 
ह ४ गम १७0 कह पा हि ४ हि हि ४ हि 
(है. | । ९ हु ि (00 । ९ ब् ५१ ् ॥ऐ अर ५ 4 [ धर पु कि र्ज गा प 4॥॥' || 7 । (हर ्त ॥ ६६ 
६ कि कण गए 7. मी पे ००. ॥ ० फिल्म दि 
१४ 2; | ५ (०. हीए ।$॥॥ ॥घ करन ४ न (कम (६ जया पर क्र  ॥ ॥0! (7 ६ ना कक १] ९ छा ते | ० 
8 हि ओर | कल "हर मी हि. हए औए कह 
पे [6 कक, ६ 0 नि हि किक कक 9 0. गे! ६  /0 १ | 90 “कर 
क है ६४ भ रे लत हीआई है के 
। हर बम फू ॥ १ री 9 ७ पी हि कह गम. हि ( ! |! 7 ॥#7 £ १७ 
जा 8४ “ला हि कफ जे पैन . (४ नल मय 5 ॥र 
|! ४ ५ हि फिए्क एक कि गहे ४ की पट हि कि ही 
पृ हि आल 0 ४ शट 4 5 5. वश [ए 50 जी ए १९ रण 
&: था वा अं है हैं 5 ० 2 शी हट कि... /६ कं एिाएि कु) ॥४ 
टः थ जि पं पर # न कक हि ॥८ ॥४ (.., री री ली 0 के १ 0 पं है तीए/ 
५ हि हज ही है 6 फिट है 
न्‍ (43 4 आन 7 हल की कण ह हि: सम पी िि पा ७ 6, ५६, 
कि #छ ( पे ४ मल ४ ध्ज हु ९] नै भा हर ६ « छा 03 ४ ॥(5/ | री ६. (बच कक न क 
हे एम] रिफ़ि एक पर 0) ही 2 | (६ पी जल और 
| भा बच हिप 3 ज्ब्व ्न्न्क हर च ईा पा हि | ॥ | भर )) (४ हे 
/॥४' ४ लि तर है ७ ४०४ 9 ॥ ५ ४ १ [व टितफए 
हे 8 का ि फः हा ॥ए बता ४ ऐप ॥॥. 4 गम ् ७० (5 क्षीए! हि क5 श 0४ (५ रे गए ५ भि्धृद् ऐप 
हे... ही पे | | ७ है 3305 पट कफ किम कम रु 
! ४07 हि पी है पट रटि एके 0 गे एः 3 8: पं" क 
$ बुआ पा हि अ हर शक है] + ं (5 £- ् द् 
दर एप लि रा ( पे | रे ए तए पे है 6 हि ॥| हि ता हि के 5 पं 7 ऐ क्‍3# 7 ,[ 9१ 
हक. हि 0 9 ४ १ 7, हि हे, ः 0 हि ॥6 ए तंज ८5 (5 ५ 6 १५६ फि ा 5. 
हे ७४ , ५» ४ ४ छि * आफ जाए कि 2 7 | पड 5 रा हे ७ 0 
पे (५5, १८ पा ( | (कु । घ फ १ 6५ पर दंत रे ( धि ।> ॥2॥ ते 5 हा] ।5 हि 
20 5 हि भी कक 7 बंद ए४ मैए ६ पे पा रकम हि 
हि णि | (५ हे # कट (४ (४4 ४ वाह भर पर 
पल (४ पा र्ट जे एक बट शा ॥४ (९! 
| फ (५ पा ० 258: 0! ए पड पी 
एि | ि कि पट ह््पः 
2 3 33 8: ७ कट 
'्क शच्नि | 
णहहि 





सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३७१ 


चाहिए कि हिन्दुस्तानकी आवश्यकताका सब माल हम उत्पन्न नहीं करते है। अतएवं 
स्वदेशीका प्रइन मुख्यत. उत्पादनका प्रइन है। जब हम आवश्यक मात्रामे कपडा पैदा 
कर सकेंगे और कपडेकी किस्ममें सुधार कर सकेगे, तब विदेशी कपडेका आना अपने- 
आप बन्द हो जायेगा। इसलिए आपको मेरी सलाह तो यह हैं कि आप अपना 
स्वदेशी-आन्दोलन जिस तरह' चला रहे है, उस तरह न चलाये और नई मिले खोलनेकी 
ओर घ्यान दे। हमारे देश स्वदेशी माल खपानेका आन्दोलन चलानेंकी आवश्यकता 
नही है, वल्कि उसे उत्पन्त करनेकी आवश्यकता है। 

मैनें कहा, “यदि में यही काम कर रहा होऊँ, तब तो आप उसे आशीर्वाद 
देंगे मरे ! 

“सो किस तरह ? यदि आप मिल खोलनेका प्रयत्न करते हो, तो आप धन्य- 
वादके पात्र हैं। 

“ऐसा तो मैं वही कर रहा हूँ, पर मैं चरखेके काममे छूग्रा हुआ हूँ। 

४ बह क्‍या चीज है? ” मैने चरखेकी बात सुनाई और कहा, “में आपके 
विचारोसे सहमत हूँ। मुझे मिलोकी दछाली नहीं करनी चाहिए। इससे फायदेके बदले 
नुकसान ही है। मिलोका माल पडा नहीं रहंता। मुझे तो उत्पादन बढानेमे और 
उत्पन्न हुए कपडेकों खपानेमे रंगना चाहिए। इस समय मैं उत्पादनके काममे ही 
लगा हुआ हूँ। इस प्रकारकी स्वदेशीमे मेरा विश्वास है, क्योकि उसके द्वारा हि्हु- 
स्तानकी भूखो मरनेवाली अर्व-बेकार स्त्रियोकों काम दिया जा सकता है। उनका 
काता हुआ सूत बुनवाना और उसकी खादी छोगोकी पहनाना, यही मेरा विचार है 
और यही मेरा आन्दोलन है। में नही जानता कि चरखा-आन्दोरन कहाँतक सफल 
होगा। अभी तो उसका आरम्मन्कारू ही हैं। पर मुझे उसमे पूरा विश्वास है। 
कुछ भी हो, उसमे नुकसान तो है ही नही। हिन्दुस्तानमें उत्पत्न होनेवाले कपडेमे 
जितनी वृद्धि इस आन्दोछनसे होगो उतता फायदा ही है। अतएवं इस प्रयत्ममे आप 
जो बताते है वह दोष तो है ही नहीं।” 

४ शदि आप इस रीतिसे आन्दोलन चलाते हो, तो मुझे कुछ कहना नही है। 
हाँ, इस युगमे चरखा चल सकता हैं या नहीं, यह एक अलग बात है। मैं तो आपकी 


सफलता ही चाहता हूँ। 


४२. असहयोगका प्रवाह 


आगे चलछकर खादीकी प्रगति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन इन प्रकरणोमे 
नहीं किया जा सकता। कौस-कौन-सी वस्तुएं जनताके सामने किस प्रकार आई, यह 
बता देनेके बाद उनके इतिहासमें उतरना इन प्रकरणोका क्षेत्र नही है। ऐसा करे तो 
उक्त विययोश्ी अलग पुस्तक ही तैयार हो सकती है। यहाँ तो में इतना ही बताना 
चाहता हूँ कि सत्यकी शोध करते हुए कुछ चस्तुएँ मेरे जीवनमे एकके बाद एक 
किस प्रकार अनायास आती चली गई । 


३७२ सम्पूर्ण गांधी वोड्मंय 


अतएव से सानता हूँ कि अब असहयोगके विषयमें थोड़ा कहनेका समय आ 
गया है। खिलाफतके बारेमें अलीमाइयोंका जबरदस्त आन्दोलन तो चल ही रहा था। 
मरहुम मौलाना अन्दुल बारी वर्गरा उलेमाओके साथ इस विषयकी खूब चर्चाएँ हुई। 
मुसलमान झ्ञान्तिको, अहिंसाको, कहाँतक पार सकते है, इस वारेमें भी विवेचन 
हुआ । आखिर यह तय हुआ कि अमुक हृदतक युक्तिके रूपमें उसका पालन करनेमें 
कोई एतराज नहीं हो सकता; और अगर किसीने एक बार अहिंसाकी प्रतिज्ञा की 
है, तो फिर वह उसे पालनेके लिए बाध्य है। आखिर खिलाफत-परिषद्मे असहयोगका 
प्रस्ताव पेश हुआ और बड़ी चर्चाके बाद वह मंजूर हुआ। मुझे याद है कि एक बार 
इलाहावादमें इसके लिए सारी रात सभा चलती रही थी। हकीम साहबको झान्तिमय 
असहयोगकी शक्‍्यताके विबयमें शंका थी। किन्तु उनकी शका दूर होने पर वे उसमे 
सम्मिलित हुए और उनकी सहायता अमूल्य सिद्ध हुई। 

इसके बाद गुजरातमें सभा हुई। उसमें मैवे असहयोगका प्रस्ताव रखा। उसमे 
विरोध करनेवालोंकी पहली दलील यह थी कि जबतक कांग्रेस असहयोगका प्रस्ताव 
स्वीकार न करे, तबतक प्रान्तीय परिषदोको प्रस्ताव पास करनेका अधिकार नहीं 
है। मैंने सुझाया कि प्रान्तीय परिषदे पीछे कदम नहीं हठा सकती; छेकिन आगे 
कदम बढ़ानेका अधिकार तो सब शाखा-संस्थाओको है। यही नहीं, बल्कि उनमे हिम्मत 
हो, तो ऐसा करना उनका घर्मं है। इससे मुख्य संस्थाका गौरव बढ़ता है। असहयोगके 
गुण-दोषपर अच्छी और मीठी चर्चा हुईं। मत गिने गये और विशाकू बहुमतसे 
असहयोगका अस्ताव पास हुआ। इस प्रस्तावके पास होनेमे अब्बास तैयबजी और 
वल्लममाई पटेलका बड़ा हाथ रहा। अब्बास साहब समापति थे और उनका झुकाव 
असहयोगके प्रस्तावकी तरफ ही था। 

कांग्रेसकी महासमितिने इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए कांग्रेसका एक विशेष 
अधिवेशन सन्‌ १९२० के सितम्बर महीनेमे कलकत्तेमें करनेका निश्चय किया। 
तैयारियाँ बहुत बड़े पैमानेपर हुईं। छाछा लाजपतराय समापति चुने गये थे। बम्बईसे 
खिलाफत-स्पेशल और कांग्रेस-स्पेशल रवाना हुईं। कलकत्तेमें सदस्यों और दर्शकोका 
बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हुआ। 

मौलाना शौकतअलीके कहनेपर मैने असहयोगके प्रस्तावका मसविदा रेलगाडी 
में तैयार किया। आजतक मेरे मसविदोंमें 'शान्तिमय” शब्द प्राय. नहीं आता था। 
मैं अपने भाषणोंमें इस शब्दका उपयोग करता था। सिर्फ मुसलमान भाइयोकी सभाओं 
में ' शान्तिमय” शब्दसे जो मुझे समझाना था, वह मैं नहीं समझा पाता था। इसलिए 
मैने मौछाना अवुछ कलाम आजादसे दूसरा शब्द माँगा। उन्होंने बाअमन शब्द 
दिया और असहंयोगके लिए तके मवालात ” शब्द सुझावा। 

इस तरह' अभी ग्जरातीमे, हिन्दोमें, हिन्दुस्तावीमे असहयोगकी भाषा मेरे दिमाग 
में गढ़ी जा रही थी कि इतनेमे ऊपर लिखे अनुसार कांग्रेसके लिए भस्तावका मतत- 
विदा तैयार करनेका काम मेरे हाथमें आया। प्रस्तावमे शान्तिमय” शब्द लिखना 


२. देखिए खण्ड १८, पर्ठ २११६-१९ | 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३७३ 


रह गया। मैने प्रस्ताव तैयार करके रेलगाडीमे ही मौलाना शौकतअलीको दे दिया। 
रात मुझे ख्याल आया कि मुख्य शब्द 'शान्तिमय' तो छूट गया है। मैने महादेव 
को दौडाया और कहलवाया कि छापते समय प्रस्तावमे 'शान्तिमय शब्द बढा ले। 
मेरा कुछ ऐसा रुयाल है कि शब्द वढानेंसे पहले प्रस्ताव छप चुका था। विषय- 
विचारिणी-समितिकी बेठक उसी रात थी। अतएवं उसमे उक्त झब्द मुझे वादमें 
वढ्वाना था। मैने देखा कि यदि मेरे पास प्रस्तावका तैयार मसविदा न होता, तो 
वडी मुश्किक॒का सामता करना पडता। 

मेरी स्थिति दयनीय थी। में नहीं जानता था कि कौन प्रस्तावका विरोध 
करेगा और कौन प्रस्तावका समर्थन करेगा। लालाजीके रुखके विषयमे मैं कुछ नहीं 
जानता था। कलकत्तेमे तपे-तपायें अनुभवी योद्धा उपस्थित हुए थे। विदुषो एनी वेसेट, 
पृ० मालवीयजी, श्री विजयराघवाचाये, प० मोतीछालजी, देशवन्धु आदि उनमे थे। 

मेरे प्रस्तावमें खिलाफत और पजाबके अन्यायको ध्यानमे रखकर ही असहंयोगकी 
बात कही गई थी। श्री विजयराघवाचायेकों इसमे कोई दिलचस्पी मालूम न हुई। 
उन्होने कहा यदि असहयोग ही करना है, तो वहु अमुक अन्यायके लिए ही' क्‍यों 
किया जाये ? स्व॒राज्यका अमाव बडेसे-बडा अन्याय है। अतएवं उसके लिए असहयोग 
किया जा सकता है।” मोतीलालजी भो स्वराज्यकी माँगको प्रस्तावमे दाखिल कराना 
चाहते थे। मैने तुरन्त ही इस सूचताको स्वीकार कर लिया और प्रस्तावमे स्वराज्यकी' 
माँग भी सम्मिलित कर ली। विस्तृत, गम्भीर और कुछ तीखी चर्चाओके बाद 
असहयोगका प्रस्ताव पास हुआ।' 

मोतीलालजी उसमें सबसे पहले सम्मिलित हुए। मेरे साथ हुईं उन्की मीठी 
चर्चा मुझे अमीतक याद है। उन्होने कुछ श्ाव्दिक परिवर्तेन सुझाये थे, जिन्हे मेने 
स्वीकार कर लिया था। देगवन्बूको मना लेनेका वीडा उन्होनें उठाया था। देशबन्धुका 
हृदय असहयोगके साथ था, पर उनको बुद्धि उतसे कह रही थी कि असहयोगकों 
जनता ग्रहण नही करेगी। देशवन्चु और छाछाजीने असहयोगके प्रस्तावकों पूरी तरह 
तो वागपुरमें स्वीकार किया। 

इस विशेष अधिवेशतके अवसरपर लोकमान्यकी अनुपस्थिति मेरे लिए बहुत 
दु खदायक सिद्ध हुईं। आज भी मेरा मत है कि वे जीवित होते, तो कलकत्तेकी 
घटनाका स्वागत करते। पर बैसा न होता और वे विरोब करते, तो भी मुझे वह 
अच्छा ही लगता। मुझे उससे कुछ सीखनेकों मिलता। उनके साथ मेरे मतभेद सदा 
ही रहे, पर वे सब मीठे थे। उन्होने मुझे हमेशा यह मानतेका मौका दिया था कि 
हमारे बीच निकटका सम्बन्ध है। यह लिखते समय उनके स्वर्गवासको वात मेरे 
सामने खडी हैं। मेरे साथी पटवर्घनने आधी रातको मुझे टेलीफोनपर उनके अब- 
सानका समाचार दिया था। उसी समय मैने साथियोसे कहा था: “मेरे पास एक 
बडा सहारा था, जो आज दूट गया।” उस समय असहंयोगका आन्दोलन पूरे 


१, अतहयोग प्रस्ताव पर गांघीजीके माषणोंकि लिए देखिए खण्ड १८, पृष्ठ २६९-७६ | 
२, लोकमान्यको गांधीजीकी श्रद्धानलिके लिए देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ११९। 


रे७४ सम्पूर्ण गांबी वाइमय 


जोरसे चल रहा था। में उनमे उत्साह और प्रेरणा पानेंकी आया रखता था। अन्तमें 
जब अमहंथोग पूरी तरह मूरत्तिमत्त हुआ, तब उसके प्रति उनका रुख क्या रहा होता, 
सो तो भगवान जानें; पर इतना में जानता हूँ कि राष्ट्रके इतिहासकी उस भहत्त्व- 
पूर्ण घड़ीमे उनकी उपस्थितिका अमाबव सवको खटक रहा था। 


४३. नागपुरमें 


काग्रेसके विशेष अधिवेशनमें स्वीकृत असहयोगके प्रस्तावकों नागपुरमे होनेवाले 
वारपिक अधिवेशनमें बहाल रुसना था। कल्फत्तेकी तरह नागपुरमे भी असंख्य छोग 
उकदणा हुए थे। अमीतक प्रतिनिधियोंकी सत्या निश्चित नहीं हुई थी। अतएंव जहाँ 
तक मु याद है, उस अधिवेशनमे चौदह हजार प्रतिनित्रि हाजिर हुए थे। छाछाजीके 
आग्रहसे विद्यालयों-सम्बन्धी प्रस्तावमे मैंने एक छोटा-सा परिवर्तन स्वीकार कद लिया 
था। देगबन्चुने भी कुछ परिवर्सन कराया था और अन्‍्तमे भान्तिमय असहयोगका 
प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुआ था।' 

उसी ब्रैठकर्मे महासमाके विधानका प्रस्ताव पास करना था। यह विवान' मैंने 
कलकनोकी विशेष बैठकमें पेण तो किया ही था। इसलिए वह प्रकाथित हो गया था 
और उसपर चर्चा भी हो चुकी थी। श्री विजयराथवातार्य इस बेठकके सभापति 
थे। विधानमें विपय-विचारिणी-समितिते एक ही महत््वका परिवर्तन किया था। मैने 
प्रतिनिधियोंकी संख्या पनन्‍्द्रह सौ मानी थी। विपय-विचारिणी-समितिने इसे वदककर 
छ: हजार कर दिया। में मानता था कि यह कदम विना सोचे उठाया गया है। 
इतने वर्योके अनुमवके वाद भी मेरा यही सवाल है। में उस कल्पनाकों बिलकुल गलत 
मानता हूँ कि वहुत-से प्रतिनिधियोसे काम अधिक अच्छा होता है अथवा जन॑तन्त्रकी 
अधिक रक्षा होती हैं। ये पत्नह सौ प्रतिनिधि उदार मनवाछे, जनताके अधिकारोंकी 
रक्षा करनेवाले और प्रामाणिक हो, तो वे छः हजार निरंकृण प्रतिनिधियोंकी अपेक्षा 
जनतन्त्रकी अधिक अच्छी रक्षा करेगे। जनतस्त्रकी रक्षाके लिए जनतामें स्वतन्त्रताकी, 
स्वामिमानकी और एकताकी मावना होनी चाहिए और अच्छे तथा सच्चे प्रतिनिधियोको 
ही चुननेका आग्रह रहना चाहिए। किस्तु संख्याके मोहमें पड़ी हुई विषय-विचारिणी- 
समिति छः हजारसे भी अधिक प्रतिनिधि चाहती थी। इसलिए छः हजाससः मुण्किलसे 
समझौता हुआ | है 

काग्रेसमें स्व॒राज्यके ध्येयपर चर्चा हुई थी। विवानकी धारामे साञ्ाज्यके भीतर 
अथवा उसके बाहर, जैसे मिले बसे, स्वराज्य प्राप्त करनेकी वात थी। काग्रेसमें एसा 
भी एक पक्ष था, जो साम्राज्यके अन्दर रहकर ही स्वराज्य प्रात करना चाहता था। 
उस पक्षका समर्थन पं० मालवीयजी और श्री जिल्‍नाने किया था, पर उन्हे अधिक 
मत न मिल सके। विवानकी एक घारा यह थी कि गात्तिपूर्ण और सत्य्य साधनों 


१. गांधीजीके अतहयोग सम्बन्धी प्रस्तावके मसविदिके लिए देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ १८७-८९; ओर 
प्रस्ताव जि्त रूपमें स्वीकृत हुआ था, उसके लिए देखिए खण्ड १९, ए४ ५४८२-८४ ! 


सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा ३७५ 


द्वारा ही हमे स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। इस शत्तंका भी विरोध किया गया था। 
पर काग्रेसने उसे अस्वीकार किया और सारा विधान काँग्रेसमे सुन्दर चर्चा होनेके 
बाद स्वीकृत हुआ। मेरा मत है कि यदि छोगोने इस विधानपर प्रामाणिकता-पूर्वेक 
और उत्साह-धूर्वक अमल किया होता, तो उससे जनताकों बडी शिक्षा मिलती। उसके 
अमलर्म स्वराज्यकी सिद्धि निहित थी। पर यह विषय यहाँ प्रस्तुत नही है। 

इसी सभामे हिल्दू-मुस्लिम-एकताके बारेगे, अस्पृश्यता-निवारणके बारेमे और 
खादीके बारेमे भी प्रस्ताव पास हुए। उस समयसे काग्रेसके हिन्दू सदस्योने अस्पृश्यताको 
मिटानेका भार अपने ऊपर लिया है और खादौके द्वारा काग्रेसने खिलाफतके सवालके 
सिलसिलेमे असहयोगका निश्चय करके हिन्दू-मुस्लिम एकता सिद्ध करनेका एक महान 
प्रयास किया था। ह 


पूर्णाहति 

अब इन प्रकरणोकों समाप्त करतेका समय आ पहुँचा है।' 

इससे आगेका मेरा जीवन इतना अधिक सा्वेजनिक हो गया है कि शायद ही 
कोई चीज ऐसी हो, जिसे जनता जानती न हो। फिर सन्‌ १९२१ से में काग्रेसके 
तेताओके साथ इतना अधिक ओतप्रोत होकर रहा हूँ कि मैं किसी प्रसगका वर्ण 
नेताओके सम्बन्धकी चर्चा किये बिना, यथार्थे रूपमे कर ही नहीं सकता। ये सम्बन्ध 
अभी ताजे है। श्रद्धानन्दजी, देशवन्धु, छालाजी और हकीम साहब आज हमारे वीच 
नही है। पर सौभाग्यसे दूसरे कई नेता अभो मौजूद है। काग्रेसके महान परिवततेनके 
वादका इतिहास अभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग काग्रेसके माध्यमसे हुए है। 
अतएव उन प्रयोगोके बर्णनमें नेताओके सम्बन्धोकी चर्चा अनिवायें है। शिष्ठताके 
विचारसे भी फिलहाल तो में ऐसा कर ही नहीं सकता। अन्तिम बात यह हैं कि 
इस समय चल रहे प्रयोगोके वारेमें मेरे निर्णय निशंचयात्मक नहीं माने जा सकते। 
अतएवं इन प्रकरणोको सम्प्रति तो बन्द कर देना ही मुझे अपना कत्तेंव्य मालूम होता 
है। यह कहना गलत न होगा कि इसके आगे खुद मेरी कलम ही चलनेसे इनकार 
करती है। 

पाठकोसे बिंदा छेते हुए मुझे दुख होता है। मेरे निकट अपने इन प्रयोगोंकी 
बडी कोमत है। मैं नही जानता कि में उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूँ या नहीं। 
यथार्थ वर्णन करनेमे मैने कोई कसर नहीं रखी है। सत्यको मैसे जिस रूपमे देखा 
है, जिस मार्गसे देखा है, उसे उसी तरह प्रकट करनेका मैने सतत श्रयत्वत किया हैं, 
और पाठकोके लिए उसका वर्णन करके चित्तमे शान्तिका अनुमव किया है, क्योकि 
मैंने आशा यह रखी है कि इससे पाठकोर्मे सत्य और अहिंसाके प्रति अधिक आस्था 
उत्पन्य होगी। 

१, २९-११-१९२८ का श्री सी० एफ० एन्‍्ड्यूजके नाम पत्रमें भी गाधीजीने इसका उल्झेख किया 
है। देखिए खण्ड ३८, एष्ठ १३० । 


३२७६ सम्पूर्ण गांधी वाहमव 


ऐसा मेने कमी अनुमव नहीं किया कि सत्यसे भिन्‍न कोई परमेश्वर है। यदि 
इन प्रकरणोंके पल्ने-पत्नेंसे यह प्रतीति न हुई हो कि सत्वमय चननेका एकमात्र भार्य 
अहिसा ही है, तो मैं इस प्रयत्नको व्यय समझंगा। मेरा ग्रव॒त्त चाह व्यर्थ हो, किन्तु 
यह वात व्यर्थ नहीं हैं। मेरो अहिसा सच्ची हाने पर मनी कच्ची हैं, बपूर्ण है। 
बतएव हजारों सूर्योकों इकट्ठा करनेसे मी जिस सत्यरूपी नूयके तेजका पूरा जॉकछन 
नहीं हो सकता, सत्यकी भेरों झांकी उसी सूर्यकी केवछ एक किरणके दर्धनके समान 
ही है। आजतक के अपने प्रयोगोंके अन्तमें, मैं इतना तो अवब्य कह सकता हैँ कि 
सत्यक्ा सम्पूण दशन, सम्पूर्ण अहिंसाके चिना असम्मव हैं। 

पच व्यापक सत्यनारायणक्के भत्यक्ष दर्णनके लिए जीवमात्रक्ते प्रति आत्मवन्‌ प्रेमकी 
परम आवम्यकता है। और, जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है, वह जीवनके किसी 
भी क्षेत्रसे बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्वक्ी मेरी पूजा 





९५ 











नीतिमें खीच छाई है। जो मनुप्व यह कहता है कि घर्मका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध 
नहा हैं बमको नहीं जानता, ऐसा कहनेम मुझे संकीच नहीं होता, और न ऐसा 
कहनम में अविनव करता हूँ। 

बिना आत्मशुद्धिके जावमात्रक साव एक्य सथ हा नहां सक्तता। कत्मचुद्धके त्मचुद्धिके 
विना अहिसा-धर्मका पाछत सर्ववा जसम्मव है। अशुद्ध कात्मा प्मात्माके इन 
करनम असमय हूं। अतएव जीवन-मार्गक्के सनी क्षेत्रोंमें शुद्धिकी आवश्यकता हैं 


। यह 
शुद्धि साथ्य है; क्योंकि व्यप्दि और समप्टिके बीच ऐसा निकटका सम्बन्ध है कि 


शक्ति तो सत्ववारायणनें सबको जन्मसे ही दी है। 
लेकिन मैं प्रतितण यह अनुभव करता हूँ क्लि शुद्धिका यह नागे विक 
गुद्ध वननेका अर्थ हैं मनसे, चचनसे और कायासे 


ि 
ग ५ 


5 “-। 
व्सै 
कण 
श्प 
दा 
| 
9 £| 
फी।+ 
# ३ 
हिना | 
न्क् 
£|/ 


रहिंत होना। इस निर्विकारता तक पहुंचनेका प्रतिकषण प्रथत्त करते हुए मीं में पहुँच 
नही पाया हूँ, इसलिए छोगोंकी स्तुनि मुन्ने भुलावेमें नही डाछ सकती। उलदें, यह 
स्तुति प्रायः दीत्र वेदना पहुँचाती है। घल्त्रयुद्धने संत्तारकों जीतनेक्री बपेल्ला सनके 
विकारोंकों जीतना मुझे कठिन मालूम होता है। हिन्दुस्तान बातेके वाद नी में लपने 
भीतर छिपे हुये विकारोंकों देख सका हूँ, भरमिच्दा हुआा हूँ, किन्तु हादय नहीं हूं! 
सत्यके प्रयोग करते हुए मैने आनन्द रूटा है, और आज भी छूट रहा हूँ। लेक्तिन में 
जानता हूँ कि अभी मुझे विक्रट मार्ग तय करना हैं। इसके लिए मुझे भून्यवत्‌ उनना 
है। मनुष्य जवतक स्वेच्छासे अपनेको सबसे नीचे नहीं रखता, तवतक उसे मुद्रित 
नही मिछती। अहिंसा नम्नताकी पत्मकाप्ठा है और यह बनुभव-सिद्ध वतन हैं कि 
इस नंम्रताके बिना मुक्ति कमी नहीं मिलती। ऐसी चम्नताके छिए अर्थता करत 

तैंइन 


हुए औौर उम्तके छिए संसारकों सहायताकी याचना करते हुए इचस्च समय तो से ईं 
प्रकरणोंको वनन्‍्द करता हूँ। 


२. पत्र: बालमन्दिरके बच्चोंकों 


कराची 
४ फरवरी, १९२९ 
बालमन्दिरके बच्चो, 
बालमन्दिरके बच्चे बहुत ऊबम करते हैं। शरारतमें हरिने अपना हाथ तोड 
लिया) यह कैसी शरारत? शरारतकी भी तो हद होती है न? इसका जवाब सभी 
बच्चे एक-एक करके लिखे। 
इसरा सवाल: 
अब भी मसाला कौन-कौन खाता है? जो खाते है, क्या वे उसे छोडेगे ? 
जिन्होने छोड रखा है, क्या उनका मन उसे खानेकों करता हैं” और अगर करता 
है तो क्‍या ? 
तीसरा सवाल: 
अब रसोई-घर या कक्षामें कौन-कौन शोर करते है? याद रखो कि तुम सवने 
मुझे शोर न करनेका वचन दिया है। 
जितना मुझे डराया था उतनी ठड कराचीमे नहीं है। यह पत्र में चार बजे 
सुबह लिख रहा हूँ। डाक जल्दी चली जाती है। घडी देखनेपर मुझे लगा कि चार 
वज गये है, मगर. वह मेरी भूल थी; तब तीन ही बजे थे। मैं तभी उठ पडा 
था, फिर एक घढेके लिए कौन सोये ” इस तरह उद्योग मन्दिरको पत्र लिखनेके लिए 
एक घटा और मिल गया। कैसी अच्छी बात है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ९२२२)को फोटो-तकलसे | 
३. पन्न : आश्रमकी बहनोंको 
कराची 
४ फरवरी, १९२९ 


वहतो, 
अब तो तुम्हारी कक्षाएँ नियमित रूपसे चलती होगी। जो व्यवस्था इस समय 
आसानीसे हो गई है, मै मानता हूँ कि उससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। इस 


व्यवस्थासे' पूरा लाभ उठाना । 
र॒सिक' के स्वास्थ्यकी स्थितिको तो बहुत ही खराब कहना चाहिए। यह पत्र 


तुम्हारे पास पहुँचेगा, तबतक वह रहेगा या नही, यह नहीं कहा जा सकता। 


१, हरिलाल गांधीका पुत्र । 


३२७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


परन्तु हम तो रोज पढ़ते हैं कि जन्म-मरण दोनों एक ही चीजके दो पहलू है। 
जो जन्म छेता हैं वह मरता है, जो मरता है वह जन्म छेता है। इस कोल्हूमे से 
छफाइई-काइ विलकुल निकल भी जाते हैँ। मधर जो निकरूते हट गौर जो नही निकलते 
उन दोनोंके जन्म-मरणसे हर्ष-ओक होनेका कारण बिलकुल नहीं है। यह जानता हूं 
इसोलिए में निरिचन्त होकर घूमता रहता हूँ। रसिक तो अब ' रामायण ' का पुजारी 
हो नया है, इसलिए ऐसी प्रतीति होती है कि उसकी आत्मा चान्त ही है। 

में चाहता हूँ कि सब बहने रतोईघर और वाल-मन्दिरको ज्यादा सुशोभितत 
करें। बच्चोंमें मसाले खानेंका लोम मत उपजने देता। तुम भविष्यमें देखोगी कि 
इससे बच्चोंकों लाम ही होता है। अब तो तुमने देख लिया होगा कि मसालेके 
बिना आम तौर पर शरीर विगड़ता नहीं है। कुछ लोगोंमे उसकी आदत घर कर 
गई हो और वे न छोड़ सके, तो यह वात बिलकुल अलग है। इस वातपर विचार 
करना। वच्चोंका चोर वन्द करना तो तुम्हारे ही हाथमें है। तुम्हे गगावहनका वोझा 
हलका करना चाहिए। उनसे दूसरा काम भी लिया जा सकता है। घंटोको वॉटकर 
झमुक समयके लिए तो तुम्हें गंगावहनकों स्सोईधरमें आने ही नहीं देवा चाहिए। 





छारोंडके' सिंदा कहीसे मी घी मेंग्रवानेका विचार छोड़ देना चाहिए। वहाँका 
घी न मिले, तव फिर उसके दिना काम चलानेकी आदत डाल लेनी चाहिए। जब 


च् 
तो यह साबित हो गया माना जा सकता हैं कि अऊसीके तेलसे जरा मो नुकसान 
हीं होता। दूघ-दही मिले तो घी न मिलनेपर चिन्ताका कारण ही नहीं है। 
सागकी मर्यादा बाँध ही लेना। साफ किया हुआ कोई भी साग एक वारमें 
फी आदमी दस तोलेसे ज्यादा हरबिज न बताया जाये, बहू नियम बना छेना 
आवश्यक है। 
इन परिवर्तनोंम तुम्हारें मानसिक सहयोगकी जरूरत है। यानी तुम्ह इन्हें हृदय 
और मनसे स्वीकार कर लेना चाहिए 
वाल-मन्दिरके लिए तुम्हें तैयार होना हैं। वह तैयारी अब तुम जी-मरकर केर 
सकती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही एक घिलक नियुक्त है और वह कुजल है। 
मैं १५ तारीखके वजाय १६की रातको वहाँ पहुँचूँगा। यहाँ देरसे आया इस 


कारण एुक दिन टूट गया। 





| 
(34, 
णि, 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बायूना पत्रों - १: आश्रमनी बहनोन 


१. माश्रमके पास एक साँव। 


४. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको 


४ फरवरी, १९२९ 

चि० पुरुषोत्तम, 
तुम्हे अपना शरीर पूरी तरह सुधारना चाहिएं। यदि आश्रममे रहते हुए यह 
सम्मच हो जाये तो अच्छा हो। फिर भी मुझे इसका आग्रह नहीं है। यदि वहाँ 
सुधार पानेका विश्वास न हो तो हजीरा चले जाओ। वह बहुत अच्छी जगह है। 
किन्तु मेरी घारणा है कि जुदा-जुदा रगकी शीशियोमे पानी भरकर उन्हे सूर्यके 
प्रकाशम निश्चित अवधितक रखकर वह पानी पीना ठीक रहेगा। मैने इससे 
सम्वन्बित प्रकरण दुबारा पढ़ लिया है। पीली नारगी रगकी बोतरूमे पाती भरकर 
उसे धपमे रखनेके वाद पानी पीओ और उसका प्रभाव देखों। सुबह दल्ियाकी राव 
लेनेसे मी फायदा हो सकता है। इसके वारेमे छोटालालूजीसे पूछना। वह तुम्हे 'राब 
तैयार करके ही दे देगे। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हे कुछ समयके लिए अपने 
साथ-साथ रखूं और तुम्हारा शरीर स्वस्थ बना डालूँ। वर्धाके बारेमे तुम्हारा विचार 
तो ठीक ही है। इस वीच ऊपरका उपचार करना और फिर क्या करना है उसके 

वारेमे सोचना । 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८९५) से। 
सौजत्य * नारणदास गाघी' 


५. पत्र: छगनलाल जोश्ञीको 


मौनवार, ४ फरवरी, १९२९ 


चि० छगनलाल, 

तुम्हे यात्राके दौरान दो पत्र लिखे थे, आशा है, वे मिल गये होगे। काड्ड 
भी तो पत्र ही है। 

साथके किशोरछारू भाई तथा आश्रमकी बहनोके नामके पत्रोमें बहनोसे 
सम्बन्धित अश सबके पढने योग्य है, इसलिए वे अश सबको दिखला देना। तुम्हारे 
लिफाफेम जो पत्र भेजता हूँ तुम्हे वे सभी पढ लेने चाहिए। जो तुम्हारे पढनेके न 
होगे, उनके ऊपर निजी शब्द लिख दूँगा। प्रत्येक कामकी देखरेखके लिए तुम पर्याप्त 
समय तो निकालते ही रहना। सभी कामोके लिए समय निर्षारित कर छेना और 
मिश्चित समयमे उसको समाप्त करनेका प्रयत्व करना। भविष्यमें करनेके कामोकी 
सूची रखना और उसे देखते रहनेकी आदत डालना। ऐसा करनेसे स्मरण-शवक्ति पर 


तट सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


अधिक बोझ नही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किये जानेवाले सारे कार्मोंको याद नहीं 
रख सकता। 

मुझे वहाँ पहुँचनेमें एक दिनकी देरी होगी। यहाँका कार्यक्रम कुछ गडबड़ हो 
गया था और नया बनाना पड़ा। सोमवारकों मौनवार होता है; इस कारण एक 
दिन और बढ़ाये बिना काम नहीं चर सकता था। 

तुम अपना स्वास्थ्य पत्थरकी तरह वना डाछो। यह हो सकता है। तुम्हे दूध 
और घी ज्यादा लेना चाहिए। यदि तेल माफिक भाता हो तो मैं घीको जरूरी 
नही समझता। यदि तुम्हें बादाम पच सके तो मुझे लछूगता है कि धीकी तनिक भी 
जरूरत नही है। किन्तु यह प्रयोग तो ज्ायद मेरे आनेके वाद करना ठीक होगा। 

विमु और घीरूको' तुम्हें अपने हाथमे छे लेना चाहिए अथवा रमाको उनका पालन- 
पोषण सीखना चाहिए । वे अच्छे चच्चे है; सिर्फ उनकी अच्छी देख-रेखकी जरूरत है। 

आजके सभी पत्र सबेरे-सवेरे लिख रहा हूँ। डाक जल्दी जाती है और आज 
मैं तीन बजे उठ गया था; इसलिए पत्र लिख रहा हूँ। वहके मुकाबिलेमें यहाँ 
ठंड कम है। लोगोंका कहता है कि कलसे हवा बदल गई है। 

तीसरे दर्जेमे यात्रा करनेमें मुझे कोई कठिनाई नही हुईं। आधे 'रस्तेतक तो 
ग़ाड़ीमे बहुत कम छोग थे। रातको सबको सोनेके लिए काफी जगह मिल गई 
थी। पाखानेकी दिक्कत थी। इसलिए प्रोफेसरके' लिए आबूसे हैदरावाद तककी दुसरे 
दर्जेकी टिकट ली। वे और सुब्बैया' वारी-वारी उसमे गये। इससे सुब्बेया टाइप कर 
सका और “यंग इंडिया के लेख टाइप करके भेजे जा सके। इस प्रकार यात्रा करनेसे 
लगभग पचास रुपये वच गये और मुझे जो अतिरिक्त शान्ति मिली, सो अलग। मैते 
देखा है कि मेरा फिरसे तीसरे दर्जेमे यात्रा करना छोगोकों भी पसन्द आया है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ५३८३)की फोटो-नकलसे | 


६. पत्र: गंगाबहन वेद्यको 
मौनवार, ४ फरवरी, १९२९ 
चि० गंगाबहन, 
काकूके कपड़ोंके सम्बन्धमें, तुमसे जो दो बातें कही थी, उन्हें भी तरह याद 
रखना । रे 
बहुत ज्यादा काम करनेका लछोम छोड़ दो। तुम्हें कमसे-कम चार पघेंटे रसोई 
के बाहर रहना ही चाहिएं। दूसरी मदद करनेवाली बहनोंके लिए वस्तुओकी सूची 
बना छों। इसके बाद कुछ खो जायें या बिगड़ जाये तो चिन्ताकों बात नहीं है। 


१, छगनकाल जोशीकी पुत्री तथा पुत्र । 
२० आचाय कृपलानी। 
३० गांधीजीके सचिव । 


पंत्र. मीरावहनकों ३८१ 


इस प्रकार सोचकर देखो कि यदि रोज चार घटे तबीयत अच्छी न रहे तो तुम 
क्या करो? आखिरकार हमें अपनी सस्थाकों तो चलाना ही है। 

सस्था चलानेका अर्थ तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी काममे स्थायी रूपसे 
ने ऊूगे और काम रोज नये प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा चछाया जाये। हमारे सभी 
विभागोमे काम इसी प्रकार होता चाहिए। कोई भी काम किसी एक ही व्यक्तिपर 
निर्मेर नहीं होता चाहिए। इस प्रकार हममे से जो काम करनेवाले है उन्हे दूसरोको 
तैयार करना है। 

समयका विचार सिर्फ कुसुमके लिए ही करता हैं, यह मत सोचना। संस्थाकी 
व्यवस्थामे इस वातका ध्यान रखना ही पड़ता है। नियमोके बिना काम नहीं चल 
सकता। दुधेटनाएँ रोज नही होती, रोज हो तो वह दुर्घटना नही रहेगी। यदि रोज 
रोटी बिगड़ जाये तो हम रोटी बनाना बन्द कर दे। रोटी आदि किसी एक दिन 
खराब वन जाये तो उसका क्‍या प्रबन्ध करना होगा यह हमें पहलेसे ही सोच लेना 
भाहिए। लेकिन ऐसा करनेके लिए भी तुम्हे थोडा चेन तो मिलना ही चाहिए। 

मैं देखता हैँ कि यह रसोई तुम्हारे लिए एक बडी पाठशालाके समान हो गई 
है और तुम्हे इसमे रोज नये अनुभव मिल रहे है। 

शरीरका ध्यान रखना। फिलहाल तो तुम्हे दूध और फल ही लेना चाहिए। 
थोडी-थोडी मात्रामे जितने दूधकी जरूरत हो उतना दूध पीना। व्यक्ति फल तो चाहे 
जितने खा छेता है, इसलिए उनके परिमाणका ठीक अन्दाज छंगा छेना। अभी काफी 
और चीनीका उपयोग मत करना। 

बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
दापुना पत्रों: गं० स्व० गंगाबहेनन 


७. पन्न : मीराबहनको 


४ फरवरी, १९२९ 

चि० मीरा, 

मैं विलकुल सयोगसे ही ३ बजे रातसे जाग रहा हूँ। अब सुबहके पाँच 
वजनेको है और मैने उद्योग-मन्दिरकी डाक लगमग तिबटा दी है। 

मैने फिर तीसरे दर्जेमे सफर किया । कोई दुर्घटता नहीं हुई और न कोई 
उल्लेखनीय असुविधा हुईं। और मेरी मानसिक शान्ति तो बढी हीं। दूसरे दर्जे 
सफर करते हुए मेरे जीको कभी शान्ति नहीं रहती। 

रसिकके' बारेमे तुम्हे देनेको कोई और समाचार नहीं हैं। कराचीमे मुझे 
अपने नाम कोई तार नहीं मिला और इस पत्रके डाकमे पड़नेसे पहले आज मुझे 
कोई डाक नहीं मिलेगी। डाक सुबह ९ बजे बन्द होती है। 


१. इरिलाल गाधीके पुत्र। 


डै८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


क्या मैंने तुम्हें यह खबर दो थी कि उ० मं० में पिछले सप्ताह इतनी ठंड 
पड़ी कि चाल्टियों जौर छोटे हौजका पानी जम गया था ? थर्मामीटरमें तापमान २८ 
डिग्री तक नीचे जा गया था, जो सावरमतोमें पहले कभी नही सुता गया। हमारे 
यहाँ तरकारियों जौर कपास वगैराकी चहुत बढ़िया फसल थी। बेचारे सोमाभाईने 
इस कासमें अपनी जान लड़ा दी थी। खैर, इस भयंकर पालेसे कगमग सब-कुछ 
वरवाद हो भचया, यहाँतक कि पपीतेका चुन्दर वबगीचा भी नष्ट हो गया। सारा 
खेत रोता-सा नजर जाता है। उसकी ओर देखा नहीं जाता। फिर भी इस विपत्तिके 
पीछे प्रकृत्तिका कोई शुभ हेतु है, जिसे हम समझ तो नहीं सकते परन्तु उसपर 
हमारी पूर्ण आस्था है । और हमारे हृदयमें आस्थाका होना ही अदृष्ट और अदृश्य 
वस्तुओंका प्रमाण है। 

मुझे आशा है कि अजब तुम्हारी तन्दुरुत्ती पूरी तरह सुधर गई होगी। तुम 
अपने गरीरकी मर्यादाओ्ञोोकी समझो -क्या नही समझोगी - ओर एक संनन्‍्यासीका जिस 
प्रकार यह घर्म है कि वह अपने सुरक्षित व्यक्तिकी सुख-सुविधाकी व्यवस्था करे उसी 
प्रकार तुम भी जो चीजे तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्यके लिए जरूरी हो उन्हें आग्रहपूवेक 
ले लिया करो। अवश्य ही तुम शरीरको लाइ-प्यार न दो, पर उसे अपने विकासके 
लिए ईश्वरकी तरफसे मिलो हुई थाती समझो और त्व उसकी बुनियादी आवश्यकताएँ 
पूरी करना उचित ही नहीं, बल्कि तुम्हारा फर्जे होगा। 

कार्यक्रकी ससी तिथियाँ दो दिन जआागे बढ़ा देनेसे ही काम नही चलेगा। 
उसका क्रम भी वदू दिया गया है और हैदराबाद सिन्ध॒को प्रधान कार्यालय मानना 
ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने तार भेजनेपर खर्च नहीं किया क्योंकि तुम्हारे भेजें हुए 
पत्र तो मुझे मिल ही जायेगे। 

सस्नेह, 

बापू 


[ पुनरच : | 
हाँ, तुमने यूरोप-यात्राके बारेमें मेरे लेख' पढ़े होगे। क्या तुम सहमत नहीं हो ? 
रोरॉको लिखना। 
बापू 
बंग्रेजी (जी० एन० ९३९५) से तथा (सी० डच्ल्यू० ५३४०) से भी। 
सौजत्य : मीराबहन 


२, देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ ४४६ ॥ 


८. भाषण : सार्वजनिक सभा, कराचोीमें' 


४ फरवरी, १९२९ 


महात्माजीन थेली स्वीकार करते हुए कराचोके नागरिकोकों इतनों उदारता- 
पुर्वेक चन्दा देनेके लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि देशके प्रति, बल्कि एक प्रकारसे 
सारे संत्तारके प्रति की गई लालाजीकी सेवाओंको देखते हुए जो भी रकस दी जाये 
बह बहुत ज्यादा नहीं समझी जा सकती। लालाजीकी सेवाओकों धनसे नहीं तोल 
जा सकता। लेकिन उन्होने जो काम आरस्भ किया था उसको जारी रखने और 
उसका विस्तार करनेके लिए धनकी जरूरत है। महात्माजीने आशा व्यक्त की कि 
इस कोषके लिए सिन्ध उन्हें बहुत बड़ी धनराशज्ञी देगा। 

उन्होने कहा कि लालाजीका काम किसी जाति या प्रान्त विशेष तक सीमित 
नहीं था। उसी प्रकार उनकी सोसाइटीका काम सी सीमित नहीं था। इसके सदस्य 
सभी प्रान्तोके रहनेवाले हे और इसका कार्य विभिन्‍न प्रान्तोमें चल रहा है। इसलिए 
ऐसा नहीं सोचा जावा चाहिए कि सोसाइटीके कामका लाभ सिन्धको नहीं होगा। 
लालाजी समस्त संसारसे प्रेम करते थे, किन्तु उन्होंने यह्‌ समझ लिया था कि जो 
व्यक्त अपने देशकी सेवा नहीं करता वह संसारकी सेवा नहीं कर सकता। वह एक 
सच्चे देशभक्त थे। वह अपने देशके लिए जिये और उसीकी सेवा करते हुए भरे। 
आप लोग जो धन दे रहे हे उसका उपयोग लालाजी द्वारा आरम्भ किये गये कार्यको 
आगे बढ़ानेमें किया जायेंगा। 

महात्माजीने आगे कहा कि लालाजी भी वही चीज चाहते थे जो लोकसात्य 
तिलक, स्वामी अरद्धानन्द, हकौम अजमल खाँ और देदबन्धु दास चाहते थे। वह चीज 
थी भारतकी स्वतन्त्रता। 

यदि हम अपने अन्दर त्यागकी भावना पंदा कर सर्क और जिस स्वराज्यको 
लालाजी अपने जीवनमें प्राप्त करना चाहते थे, उस स्वराज्यको प्राप्त कर लें तो 
वही छालाजीका सच्चा स्मारक होगा। 

यदि इस वर्ष अच्छा कार्य किया जाये तो स्वराज्य अगले वर्ष आ सकता है, 
और यदि नहीं अत्ता तो अहिसापूर्ण असहयोग और कर-बन्दी आन्दोलत आरम्भ 
किया जागेगा। यह तभी हो सकता है जब हम इस वर्षके दौरान रचनात्मक काये 
करके उसके लिए जमीन तेयार कर लें। 

१, यह सभा नारायणदास भआानन्दजी, एम० पछ० सी० की अध्यक्षतामें रामवाग मैंदानमें हुईं थी। 


इसमें गाधीजीकों “ छाजप्त राय स्मारक कोष ” के लिए एक येली भेंट की गई। 
२. संबंटस ऑफ पीपुल सोसाइटी। 


३८४ सम्पूर्ण गांवी वाह्रमय 


रचनात्मक कार्यके महत्त्वपूर्ण मुहोंके बारेमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि खह्दर 
विदेशों करड़ेके बहिष्कारका एकमात्र कारगर साधन है। उन्होंने शराबका परित्याग 
करनेपर भी बल दिया। 
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि १९२१ में मेने जो बात कही थी उद्ते में 
फिर बोहराऊँगा, और वह यह कि जबतक सभी सम्प्रदायोंके दीच एकता नहीं होती 
तबतक स्व॒राज्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक सम्प्रदाय-विज्ञेष निःम्नन्देह अहिसा- 
पूर्ण अन्नहयोग जारी रख सकता है। से व्यक्तिगत रुपसे सरकारके साथ असहयोग 
कर हो रहा हूं लेकिन इससे देशको स्व॒राज्य नहीं मिल गया हैं। अगले दर्ष जनताका 
कोई वर्ग या कोई प्रान्त या कोई तस्‍ल्‍्लुका अहिसापुर्ण असहयोग आरम्भ कर सकता 
है, लेकिन कांग्रेस चाहतो है कि समस्त देश इस संघर्षके लिए तंयारो करे। फिर, 
स्वासी श्रद्धानन्द और लालाजीन हमें दलित घर्मोके प्रति हमारा कत्तेव्द बताया या। में 
सनातनी हिन्दू होनका दावा करता हूँ, हालांकि मुझे भय है कि मेरे इस दावेकों बहुतसे 
लोग नहीं मानते। लेकिन पण्डित सदनसोहन मालवीय भी, जिनको सभी लोग एक 
सच्चा सनातनी हिन्दू सानते हैँ, अत भाइयोंको गंगाके पवित्र तटपर ले जाकर उल्हें 
पत्रित्र मन्त्रकी दीक्षा और नेक सलाह दे रहे हे और हिन्दुनोंमं मिलता रहे हे। 
[ अंग्रेजोसे | 
ट्रिब्यून, ७-२-१९२९ 


९. तार: मोतीलाल नेहरूको 
[४ या ५ फरवरी, १९२९ 
आपका तार मिला। सिन्वक्रा दौरा पद्दवहकोी समाप्त होगा। समित्ति 
[ सदस्यों |को इतनी देर नहीं रोक सकता। मेरा चुझाव हैं कि आप 
प्रतिनिधि या प्रतिनिधियोंकों सोलहके वाद सावरमती मजे] कराचार्म 
बुबवास्तक हूँ। 
गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १५३२७)की फोटो-वकलसे | 

१, यह मोतीझछ नेइरके ४ फरवरोंके तारके उत्तरमें या छिस्में कम गया था: ” विदेशी कपईके 
बहिष्कार-क्ार्नक्रमपर कार्य समिति आपसे परामश करना आावर्पक मानती है। सिन्वते लस्ते चम्र या 
किसी अन्‍य सिंयिकों, समितिते मिल्लेंके लिए वया आप एक दिनंद्ने लिए दिल्छी या छाहोर आ सकते ६$ 
तार दें?! जि 
३. गांवीजीके इस तारके उत्तरमें मोतीछाछ नेदरने ७ फरवरीकों यद तार दिवा३ “ पूरे सामत्तिद 
साथ आपका परामझी ज्यादा अच्छा। सर्मित्तिके कई सदस्य दिंल्‍्लीमें सके रेंगे। क्ित्ी मी हास्तमें बप 

[ उदस्प] वापस झौट सकते हैं। आपकी उपस्थितिसे पंजाबकी समस्या सुल्झानेमें मी मदद मिण्यी। 


१०. भाषण: भारत सरस्वती सन्दिर, कराचोमें' 


५ फरवरी, १९२९ 


गांधोजोन राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओके बने रहनेका औचित्य बताते हुए छोटा 

किखु जोरदार भाषण दिया। उन्होने कहा, राष्ट्रीय शालाएँ असनहयोग आन्दोलनका 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फल हे। उनकी संख्या घट गई है, यह दुर्भाग्यकी बात है; 
इससे माता-पिताओकी उदासीनता प्रकट होती है। जो संस्थाएँ देशके निराशाजनक 
राजनोतिक वातावरणके बावजूद अब भी कायम हे वे सरुभूमि्मं नखलिस्तानोकी तरह 
हैं और मुझे विश्वास है कि उस भयंकर संकटकी घड़ीमें ये झ्ञालाएँ राष्ट्रके आवाहन 
का उत्तर देंगी जिस समय कि महलों सरीखे स्कूलो और कालेजोके छज्जे सेनिकोकी 
बारकों बनी हुईं होंगी जहाँसे वे स्वतन्त्रताकी लड़ाई लड़नेवालोकों गोलियोसे भून रहे 
होगे। बारडोलीके सरदार जो विलक्षण कार्य करके दिखा सके वह उन स्वयंसेवकोके 
वल पर ही जो गुजरातकी राष्ट्रीय ज्ञाकाओसे सोधे प्राप्त हुए थे, अथवा जो उस 
सेवा-भावनाके वातावरणकी उपज थे जो इन राष्ट्रीय शालाओने अपने चारो ओर 
उसी प्रकार फैछा दिया था जिस प्रकार कि एक पुष्पोद्यान अपने चारो ओरके 
वातावरणको सुवासित कर देता है। राष्ट्रीय शालाओ द्वारा उत्पन्न यही वातावरण था 
जिसने १९२७ कौ असाधारण बाढ़के बाद गुजरातमें पंदा होनवाले संकटके दोरान 
वलल्‍्लभभाईको दृढ़ और कठिन परिश्रमी स्वयंसेवकोंकी वह फौज प्रदान की थी जिसकी 

अधतासे सरदार इस संकटसे गुजरातकों उस समय उबार सके, जब कि सरकारी 
तन्‍्त्र लोगोको सहायता पहुँचाने बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हो चका था। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-२-१९२९ 


१. यह अंश प्यारेलाल द्वारा लिखित गाधीजीकी सिन्‍्ध यात्राके विवरणसे लिया गया दे। 


३९-२५ 


११. भाषण : अस्पदयोंकी सभा, कराचोमे'* 


५ फरवरी, १९२९ 


अस्पृदयोंन अपने अभिननन्‍्दनपत्रसें गांधीजोसे कहा था कि वे उनके लिए और 

सहायताकी व्यवस्था करायें। इसका उत्तर देते हुए गांधीजोने कहा कि आप लोगोंकों 
जो सहायता प्राप्त हो चुकी है, पहले आप अपनको उसके योग्य बनाइए, और उसके 
बाद आपको बिना साँग अपने-आप आपकी जरूरतसे भी ज्यादा मिल जायेगा। उन्होंने 
कहा, आप द्ाराब, जुआ, सुर्दा जानवरोंका सांस खाना छोड़िए और सफाई तथा 
स्वच्छताके नियमोंका पालल कोजिए। यदि आप अपने अन्दर ये सुधार लानेमें सफल 
हो गये तो फिर आपको आगे बढ़नेसे कोई नहीं रोक सकता। आप अपने पेशेकों 
लेकर कभी रूज्जाका अनुभव न करें। मेरे विचारसे आपका पेशा बहुत भला, 
पविन्न और सानवजातिके अस्तित्वके लिए आवश्यक है। भंगियोंने छाला लाजपतराय 
स्मारकके लिए यांधीजीको एक थली भेंट की। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १४-२-१९२९ 


१२. भाषण: दलित वर्गोकी सभा, कराचीमे' 
५ फरवरी, १९२९ 


गांधोजीने कहा कि आप लोग राजपुतोंके वंशज होनका दावा करते है, यह 

अच्छी बात है, लेकिच आप अपने आचरण द्वारा उन गृणोंकों प्रदर्शित करके अपना 
दावा सिद्ध कीजिए जो कि ज्ञास्त्रोंने राजपुतोंसं गिनाये है। आप छोगोंको स्त्रियोंके 
प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और निर्भोकताको साक्षात्‌ प्रतिसूति होना चाहिए। 
आपकमें निर्वलों और असहायोंकी रक्षा करनकी क्षमता होनी चाहिए ओर जिस प्रकार 
आपने मुझत्ते सहायताकों याचना की है, उस प्रकारकी झाचना आपको कभी नहीं 
करनी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-२-१९२९ 


१ और २. यह मंश प्यारेलाक द्वारा लिखित गांघीजोको सिन्व-पात्राके वणनले लिया गधा है । 
३. “दछित ” वर्गोके सदस्थोंने अपनेकी मायावेशी राजपूत बताया था। 


१३- भाषण: सिखोंकी सभा, कराचीमों' 


५ फरवरी, १९२९ 
गांधोजोन श्रोताओं[ सिखो |को बताया कि न तो मुसलमानों और न हिन्दुओका 
ही ऐसा कोई इरादा है कि वे अपना अनन्य शासन स्थापित करें। कुछ व्यक्तियोके 
भाषगोसे आपको यह नहीं माद बंठना चाहिए कि ऐसे लोग सारे हिन्दु-समाज या 
सारे सुसलभान-समाजकी राय व्यक्त कर रहे हे, और सबसे बड़ी बात तो आपको 
यह नहीं भूलनी चाहिए कि अगर कोई एक सस्प्रदाय ऐसी कुटिल इच्छा रखता भी 
हो तो उप्तको निराशा ही हाथ लगंगी। अगर एक जाति पर किसी दूसरी जातिका 
शासन होना ही है, तब तो अंग्रेज लोग है ही जिनके पास इतने साधन और इतनी 
शक्ति है कि वे अपना शासन सुरक्षित रख सकें। वत्तंमान परिस्थितियों दो ही 
बातें सम्भव हें: एक तो यह कि जिन विभिन्‍न वर्गसि मिलकर भारत राष्ट्र बना है, 
उन सभी वर्गोके सम्मिलित प्रयाससे मौजूदा (ब्रिटिश) शासनका अन्त और स्वराज्यकी 
स्थापना हो; या दूसरी यह कि हसारी मौजूदा गुलामी चिरस्थायी हो जाये। गांधीजीने 
कहा- यह सही नहीं है कि कांग्रेस अथवा नहरू-रिपोर्टन सिखोके दावोकी उपेक्षा 
को है। उन्होंने उनको याद दिलाया कि नेहरू रिपोर्ट्म जो सिफारिश की गई हे थे 
सिख-प्रतिभिधियोकी सहमतिसे ही की गई है, और फिर सर्वदल्लीय परिषदका समापन 
करनेके बजाय उसे स्थग्रित ही इसलिए किया गया है ताकि अन्य चीजोके अछावा, 
उसमें सिखोके प्रतिनिधित्वके सवालपर भी विचार किया जा सके। औपनिवेशिक 
स्वराज्यके बारेमें की गई शिकायतके सिलसिलेमें भांधीजीत अपनी सर्वंविदित राय पुत्तः 
दोहराई और सिखोंसे अनुरोध किया कि वे धीरज रखें और कांग्रेसमें, और इस 
प्रकार अपने आपमें, विश्वास न खोयें। क्योंकि, उन्होंने कहा, कांग्रेसका रूप वही तो 
हो सकता है जो सब छोग मिल कर उसे देंगे। राष्ट्रको इच्छासे अलग कांग्रेसका 
कोई अस्तित्व नहीं है। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-२-१९२९ 


२. यह अंश प्यारेडाल द्वारा लिब्ित गावीजोको सिन्ध-यात्राके वर्णनसे लिया गया है! 


१४. भाषण : डोी० जे० एस० कालेज हॉल, कराचीमें 


५ फरवरी, १९२९ 

बहनो और भाइयो, 
में आपको अभिनन्दनपत्र' तथा इस थैछीके लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसे आपने 
लाछाजी स्मारक कोपके लिए एकत्र किया हैं। आपने मुझे जो कुछ दिया है वह सब 
धन कोपषमें चला जायेगा; मेरे पास नहीं रहेगा। आपने अभिननन्‍दनपत्रमं मेरी अर्सा 
में बहुत-सी बातें कही हँ। तथापि, अंग्रेजीमे एक कहावत है जिसकी में आपको याद 
दिलाना चाहता हूँ। वह कहावत है: “अनुकरण करना सबसे सच्ची स्तुति है।” 
यदि में किसीकी प्रशंसा करता हूँ त्तो वह व्यक्ति जो-कुछ कहता है उसके अनुसार 
मुझे कार्य अवदंय करना चाहिए। लेकिन में देखता हूँ कि आपने ठोक इसका उचछ्ठा 
किया है। आपने मेरी प्रथसा करके जैसे मुझे आसमान पर बैठा दिया है, छेकिन मेरी 
इच्छाके अनुसार एक भी काम नहीं किया। इस प्रज॑सासे मुझे कोई राम नहीं हुआ, 
और न आपको ही। आपने क्‍या किया है? आपने मुझे अंग्रेजीमें लिखा हुआ एक 
अभिनन्दनपत्र सेंट किया हैं! उसमें आपने सराहना-मरे जब्दोंमे मेरे क्रार्बोक्ता उल्लेख 
किया है, छेकिन अब यह स्पष्ट है कि आप मुझे समझ नहीं सके हैं। मेरी इच्छा 
हैं कि मारतकी सेव। करनेकी इच्छा रखनेवाले सभी छात्र किसी-न-किसी रूपमें कुछ 
काम अवश्य' करें। उन्हे अपनी भाषामे बोलनेकी कोशिग करनी चाहिए। भायद 
आपका खूयाकू था कि यदि आप मुझे सिन्‍्वी सापामें अभिननन्‍दनपन्न देंगे तो में उसे 
समझ नहीं सकूगा। छेकिन वेसी हालतमें आप मुझे उसका एक हिन्दी अनुवाद दे 
सकते थे। तव में आपकी देशभक्तिकी भावनाकी कद्ध करता और अभिनन्‍व्नपत्रक्ते 
लिए. आपका आभार मानता। तब मै कहता, चलो, सिन्धियोंनें और कुछ किया हो 
था न किया हो, कमसे-क्म उन्होंने सिन्वी भाषासे अभिननन्‍्दनपत्र देकर मेरी एक सीख 
पर तो अमल किया। ऐसा नही कि मैं अंग्रेजीको विलुकुछ हटा ठेना चाहता हूँ! 
निःसन्देह स्व॒राज्यके अन्तर्गत भारतमें अंग्रेजीका स्थान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषाके 
रूपमें रहेगा, लेकिन इसका मतलव यह नहीं कि उसे आपकी मसातृमाषाका स्थान 
हथिया लेने दिया जाये। विदेशी छोग भी जब कभी मुन्नसे मिलने बाते हैँ तब वे 
मेरे सामने कमसे-कम इस वातकी कोजिश अवध्य करते हैँ कि हिन्दी या गैर-बंग्रेजीके 
ज्यादासे-ज्यादा जितने शब्द उनको आते हैँ उनको बोलें, और मुलाकातके अन्तर्मे 
वे वन्देमातरम्‌' या सलाम” कहते है। कल एक अंग्रेज महिला अपनी छड़कियोंके 
साथ मेरे पास आई थी। मैं उनकी लड़कियोसे अंग्रेजीमं बोलना चाहता था, पर 
उन्होने मुझसे उर्दूमें ही बोलना पसन्द किया। छेकिन आपने कया किया हैं? आपने 


१. यह असिननन्‍्दनपत्र लो कांझेज, इंजीनियरिंग क्रॉडेज और आर्ट्स कॉलेजके छात्रों द्वारा संयुक्त रुपते 
दिया गया था। 


साषण : डी० जे० एस० कालेज हॉल, कराचीमें ३८९ 


तो जैसे मुझसे कहा है: “हाँ, हम जानते है कि आपको क्या पसन्द है, लेकिन, 
हम आपको वही चीज देगे जो आपको पसन्‍्द नहीं है।” यह तो बिलकुल लोमड़ी 
और सारसकी कहानीवाली बात हुईं। आप जानते है कि किस प्रकार दोनोने एक 
दूसरेको खाने पर बुलाया और फिर भूखा रखा। आपने मुझे यहाँ इसी प्रकार बुलाया 
है। आपने मुझे ससारका सबसे महान व्यक्ति कहा है, लेकिन आप शिष्टताकी 
पहली आवश्यक शर्त भूछ गये, जो यह थी कि आप मुझसे मातृभाषामे बोले। अथवा 
क्या ऐसा था कि मुझे महात्मापनकी हिमालय जैसी ऊँची हिमाच्छादित ऊँचाई तक 
उठाकर और अपने आचरण द्वारा मेरा अनुकरण करनेके कर्त्तव्यसे खुदको मुक्त करके 
आप मेरा मजाक बनाना चाहते थे? मै मुस्करा रहा हूँ, इससे आप ऐसा न समझे 
कि मैं दिलमे खुश हूँ। सच कहूँ, तो मै दि ही दिलमे रो रहा हूँ। आपको विदेशी 
कपडे पहने देखकर मुझे मामिक पीडा हो रही है। मुझे यह बहुत ही अजीव बात रूग 
रही है। नेहरू रिपोर्ट सिफारिश की गई है कि स्वराज्यके अन्तर्गत हिन्दुस्तानी राष्ट्र- 
मापा और सरकारी भाषा होगी। लेकिन आप इसपर शायद जवाव देगे, “ ओह, ये 
सब पुराने विचार हैं जो दकियानूस बुडढोको माफिक आते है, हम उनका अनु- 
करण करने नही जा रहे हैं। हम लोग तो 'इडिपेडेसवाले' है।” लेकिन तब मैं 
आपको जनरल बोयाके उदाहरणकी याद दिलाऊँगा, जिन्होने वोअर युद्धके बाद दक्षिण 
आफ्रिकी वार्ताके समय ब्रिटिश सम्राट तकके सामने अग्रेजीमे वोलनेसे इनकार कर 
दिया था और एक दुमाषिएकी मदद लेकर खुद डच भाषामे ही बोलना पसन्द किया 
था। स्वतन्त्रता-प्रेमी लछोगोका प्रतिनिधि यही तो कर सकता था। आप अपनों 
इन गरीब वहनोके पवित्र हाथोसे तैयार की हुई हाथकती खादी पहननेसे इनकार 
करनेका साहस कैसे कर सकते हुँ? आपने मुझे खहरकी माला पहनाई है, तब 
फिर आप स्वय विदेशी कपडेके घने कालर पहनतेका साहस कैसे करते है? अगर 
कालहर पहनना जरूरी ही हो तो आप विद्वुलदास जेराजाणी द्वारा तैयार किये खहरके 
काछूर क्यो नहीं पहन सकते ? ये दिखावटी विदेशी चीजे सजावट नही, बल्कि ये 
आपकी पैरोमें पडी बेडियाँ हैं। क्योकि इनके कारण प्रतिवर्ष ६९ करोड रुपया 
भारतसे बाहर चला जाता है और इससे भारतको गुलामीकी स्थितिमें रखनेमे मदद 
मिलती है। इसीलिए मैं चिल्ला-चिल्ला कर कहता हूँ . “ छडको और लूडकियो, देखो, 
तुम छोग दिखावटकी वस्तुओपर कितना धन बरबाद कर रहे हो, अपने देशवासियोकी 
याद करो जो मूखके कारण मर रहे है। तुम्हे एक दिन ईइ्वरके न्‍्यायासनके सामने 
जाकर इस दारुण प्रशनका उत्तर देना होगा कि “तुमने अपने भाईके साथ क्या बर- 
ताव किया? ” हमारे जनसाधारणकी स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। 
यहाँतक कि हमारा व्यापार भी हमारे शोषणका एक साधन वन्ता लिया गया है। 
सामानन्‍्यत व्यापारकी तरक्कीके साथ-साथ समृद्धि मी बढती है, छेकिन भारतमे स्थिति 
इसके ठीक विपरीत है। हमारा विदेशी व्यापार राष्ट्रीय समृद्धिकों बढ़ानेके वजाय 
हमारे करोड़ो कारीगरोंके मुँहकी रोटी छीननेका साधन वन ग्रया है। नि.सन्देह 
आपका कराची, जो भारतका प्रवेश-द्वार है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ताकी तरह 


533 सम्पूर्ण गांवी वाह्मय 


समृद्ध होता जा रहा है। यहाँ जमीन मिलना भुबच्किल है और उत्तकी कीमत दिलों- 
दिन वढ़ रही है। इस वातसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कवि भारत अमीर 
होता जा रहा है, केकिन यह निष्कर्ष मिथ्या होगा। श्री राजगोपालाचारीने एक सुन्दर 
चार्ट तैयार किया है, जिसमे इस विरोधामभासको अच्छी तरह स्पष्ट क्रिया गया है। 
उस चार्टमें यह दिखाया गया है कि आप जव खाडी खरीदते हैं ठव आपकी दी हुई 
पाई-पाई किस तरह भारतके गरीव मेहनतकणोंकी जेचमें जाती हैं जब कि विदेशी 
कपड़ेका इस्तेमाल करनेपर आप उसका जो भी मूल्य चुकाते हैं उस मल्वमें से ९५ 
प्रत्तिगत देशके बाहर चला जाता है और केवल लगमयग ० प्रतिगत हमारे देशवासियों 
की जेंवर्मे बचता है। हमारे व्यवस्तायी लूंकाबायरके दछारू उतकर रह गये हैं कौर 
उक्त गोषणमे अपने भागके रूपमें वे जो ५ प्रतिचत पाते हैं उत्तीके कारण कद्यत्री, 
वम्बई और हमारे अन्य वड्े-बढ़े वन्दरगाहोंकी गान-बौकत वनती च्खिाई देती है। 
लॉर्ड सेलिसवरीने एक ऐतिहासिक अवसर पर कहा था कि चूँकि हिन्दुत्तानका रक्त 
तिकालता है इसलिए उसके उस हिस्सेमे नण्तर छूगाना होगा जहाँ राहत ज्यादा 
इकट्ठा हो गया है। यदि छॉर्ड सेलिसवरीके जमाने भी रक्त खीचकर राजस्व प्राप्त 
करनेका तरीका अपनानेकी जरूरत थी तो आज. जब भारत इतने वर्योके मोषणके 
बाद कही अधिक गरीब हो गया है, उस्त तरीकेका इस्तेमाल करनेकी जरूरत कितनी 
ज्यादा न होगी। फिर क्या जापने कभ्नी इस वातपर विचार किया है कवि बाप जो 
जिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसकी देशकों कया कीमत देनो पड़ती है? अवधात्वके 
विद्यार्थी होनेके नाते आपको जानना चाहिए कि चिक्षापर सरकारी खजानेंसे जितना 








ह४| 





नी व्य 


दा 
न 


रुपया खर्च किया जाता है उसका एक वहुत ही नगरण्य जंग आपकी फीसके स्परयोति 

पूरा हो पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वाकी घन कहाँसे बता है? बह 

रुपया गरीबोंकी जेवसे आता है --उड़ीसाके चलते-फिरते वर-कंकाछोंकी जेवसे जाता 

है। वे नहीं जानते कि कालेजकी शिक्षा क्या होती है, उनकी बाँखें वुज्ी-बुझी हैँ; उनके 
बहा 


है| 
25 
८ 
2८] 
&|/ 
॥0॥॥ 
जन 
/ज| 
2९ 
श्मं 
|, 
शा 
, 
/भ 
| 
हा 
4५ 
र्श्क 
्छ 
री 
हि ८ । 
अआ 
ध्ध 
पं 
| 
ल्पी 
ब्णि 
डा 
न 
24 | 
4॥| 
| 
+0७॥ 
0] 
737] 
4 
ठ् 
न्न् 


मारवाड़ी 
है तो वह उन नर-कंकालोंके बागे कुछ मुट्ठी बबपका भात फेक आाता है 
प्रकार ये नर-क्रंकाल किसी प्रकार अपनेकों जीवित सख पाते हैं। आपने इन 
लिए क्या किया है? और न आपको यह वात ही मूलनी चाहिए कि आपकी जिक्षा 
का खर्च आवकारीसे प्राप्त होनेवाले उस वदनाम राजस्वसे पूरा किया जाता हैं जो 
आपके कितने ही देशवासियोंके नैतिक पतनका कारण हैं। अयर छाल्ाजीकी बात्मा 
इस हालमें मौजूद है तो निदचय ही वह कहेगी, “ सिन्वने मेरे स्मारकके लिए इतना 
अधिक वन तो दिया, लेकिन जब इतने सारे लोग भूखसे पीड़ित हैं तव क्या इस चरीकेसे 
स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता हैं? ” आपने इतना सारा घन दिया है केकित उससे 
लालाजीकी बात्माकों सत्तोष नहीं है और न ही मैं सल्तुष्ट हूँ। हालाँकि में 
ऊपरसे खुब दिखाई पड़नेकी कोणिण कर रहा हूँ और आपको हँसानेकी कोशिग कद 
रहा हूँ, लेकिन मैं दिल ही दिलमें रो रहा हूँ। आप इस तरोकेसे स्व॒राज्य कत्रे 
प्राप्त कर सकते हैं? स्वराज्य केवल वही छोग पा सकते हैं जो अपनी छाती संगीनों 


लछागांक 


9», 
«5 
जे 8| 


भाषण : डी० जे० एस० कालेज हॉल, कराचीमें ३९१ 


से विववानेको तैयार हो, जो राष्ट्रके छिए जेलोमे कैद होने और यन्त्रणा पानेकी 
कामना करते हो; और जब उन्हें वब-स्थक पर ले जाया जाये तो यह कहकर 
अपनी अखोपर पट्टी बँधवानेसे इनकार कर दे कि “हमारी आँखोपर पट्टी क्यो 
वाधते हो, हम तुम्हारे फरसेकी तेज धारसे नहीं डरते, तुम अपना काम करो, हमें 
कोई भय नहीं है क्योकि हम जानते है कि देशभवतो के खूनमेसे ही स्वतन्त्रताका पूर्ण 
विकसित फूल उपजेगा।” आप लोग अत्युत्साही मालूम होते है। इस हालके बाहर 
बहुत-से लोग खडे है जिन्हे यदि अपने मनकी करने दी जाये तो वे शीशे तोड़कर 
जवर्देस्ती अन्दर घुस आयेगे। छेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि मैने आपको कसौटी 
पर कसा और आप परीक्षामें विफल रहे है। एक और बात है जो मै आपको 
वताना चाहता हूँ। १९२७ में वाढके दिनोमें प्रो" वारायणदास मलकानीने मुझे 
यहकिे सकटके वारेमे लिखा था। उन्हे गुजरातो स्वयसेवकोको वाहरसे यहाँ बुलाना 
जरूरी रूगा था। क्या यह शर्मकी बात नही है कि आपको इस वातकी जरूरत 
महसूस हो कि गुजराती स्वयंसेवक यहाँ आये और जापकी सेवा करे? आप ज्यादासे- 
ज्यादा बाहरसे आथिक सहायता कबूंछ कर सकते है, लेकिन क्या यह रूज्जाकी 
बात नहीं कि आप गृजरातसे आदमियोकी सहायताकी माँग भी करे? अपने 
प्रोफेसरोकी सारी शिक्षाओके वावजूद, अपने तमाम ज्ञानके बावजूद, आप अपनी मदद 
स्वयं करनेको तैयार नहीं। फिर एक तीसरी चीज है जो और भी महत्त्वपूर्ण है। 
मुझे बताया ग्रया है कि किसी सिन्धी युवकके सामने जब विधाहका प्रस्ताव रखा 
जाता है तो वह फौरन अपने भावी ससुरके खर्चे पर इग्लैड भेजे जानेकी इच्छा 
व्यक्त करता है और शादोके बाद भी अपनो पत्नीके पितासे' पैसा ऐठ्लेका कोई 
मौका हाथसे नही जाने देता। आप लोग अपने आपको बहुत चतुर समझते हैं। आप 
लोग खूब पैसा पाते है और वेरिस्टर या आई० सी० एस० बननेकी कोशिश करते 
हैं। अब भला इस सबका क्‍या मतलब होता है” इस प्रकार आप अपनी ही स्त्रियो, 
अपनी ही पत्नियोके ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारी भाषामे पत्नीकों अर्धाग्रिनी 
कहा गया है। लेकिव आपने तो उसे केवल क्रय-विक्रथकी वस्तु बना डाला है। 
हिन्दीमे एक शब्द है अर्धायवायु। क्या मुझे कोई अर्धांगवायुके किए सदीक भग्रेजी शब्द 
सुझा सकता है? (दीर्घामे से एक आवाज पैरेलिसिस”) हाँ, इसके लिए 'पैरेलिसिस ' 
बिलकुल ठीक गब्द है। यह दिखाता है कि आप हिन्दी भरती प्रकार जानते है और 
श्री लल्लाने जो अग्रेजीमे अभिनन्दनपत्र भेंट किया इसके विरुद्ध हमे एक निन्‍्दा 
प्रस्ताव पास करना चाहिए। . - तो में यह कहने जा रहा था कि समाजमें 
आज' दिखाई पडनेवाली अर्थांगवायु या फालिजकी इस स्थितिके लिए आप' पुरुष हारा 
समाजके दूसरे अर्थांयका दमन ही जिम्मेदार है। आपने मिल्टत, ब्राउनिंग और 
चिटियरको तो काफी पढा है। क्या आपने उनसे यही सीखा है कि अपनी पत्नियोको, 
जिन्हे आपके हृदयकी और घरकी रानी होना चाहिए, आप 'छौडी” बना दे। 
घिक्‍्कार है आपपर ! आप मुझसे कहिंए कि आप भूखे रहेगे, लेकिन अपनी स्त्रियोको 
कभी अपना गुलाम नही बनायेगे। मुझे वचन दीजिए कि देती-लेती प्रथा खतम कर 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


दी जायेगी। कसम खाइए, कि आप अपनी ही स्वतन्त्रताकी तरह अपनी स्त्रियोकी 
स्वतन्त्रताका मी सम्मान करेगे और स्त्रियोकों उनका सच्चा दर्जा और गौरव प्रदान 
करनेके लिए आप मर मिटेगे। अन्यथा याद रखिए, सारा ससार आपको तिरस्कारकी 
दृष्टिसे देखेगा। अमी कुछ दिन पहले प्रो० नारायणदास मलरकानीने मुझे तार किया 
था कि उन्होंने अपनी हकूडकीकी शादीमे दहेजके रूपमें केवछक एक साडी दी है। 
वह चाहते थे कि में वर-ववृकों अपना आशीर्वाद भेजू। लेकिन, मैं ऐसा करनेमें 
हिचकिचाया। क्योकि एक सित्धी मिन्रने, जिनसे मैने इसकी चर्चा की, मुझे वताया 
कि सिन्धमें इतना कम दहेज देकर किसी आदमीके लिए अपनी लडकीका व्याह करना 
असम्भव है। इससे देखा जा सकता है कि आपने अपनी कैसी खरुयाति वना ली है। 
वचन दीजिये कि आज जिस देती-लेती प्रथाके कारण आपकी स्त्रियोका अपमान 
होता है उस प्रयाकों बनाये रखनेमें आप सहयोग नही करेगे। तव में समझँगा कि 
आप अपने देशकी स्वतन्त्रतके लिए तैयार है। यदि कोई लड़की मेरे सरक्षणमें हो 
तो में उसे मले ही आजीवन कुँवारी रखूँ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्तिसे उसका विवाह 
नही करूँगा जो उससे विवाह करनेकी झतेंके रूपमे एक पाई भी माँगता हो। तो 
आप इन चार चीजोको याद रखे: अपनी मातृ-मापाका प्रयोग करें, केवरू हाथ-कते, 
हाथ-बुने वस्त्र ही पहने; अपनी स्त्रियोकों सामाजिक निर्योग्यताओंसे मुक्त करे और 
हमारे देशके जो गरीब छोग हैं उनकी मददके लिए कुछ काम करे। अन्तमे में आपको 
चेतावनी देना चाहुँगा कि यदि आप मेरे प्रति श्रद्धा और आदरकी घोषणा कर चुकनेके, 
बाद भी मेरी सलाहके अनुसार आचरण नही करते तो आप लोग भाट कहछायेगे। 
आपको चाहिए कि आप विदेशियोंकों भी अपनी ही भाषामे अभिननन्‍दनपत्र दें। जिन्हें 
अभिनन्दनपत्र दिया जाये उनकी सुविधाके लिए आप दुभापषिएकी मददसे अनुवाद 
करवा दे सकते हूँ। जनरल वोथाका उदाहरण ध्यानमे रखिए जो अंग्रेजी जानते 
थे, लेकिन इसके वावजूद जब वे इंग्लैडके सम्राट एडवर्डसे मिक्े तव उन्होने एक 
दुभाषिएकी मददसे डच भाषामे ही बातचीत की। यदि आपको गवर्नरकों भी 
अभिनन्दनपत्र देना हो तो अपनी मातुमाषामें ही देना चाहिए। आपको अंग्रेजीका 
प्रयोग केवल ऐसे अवप्तरो तक सीमित कर देना चाहिए जब बह नितान्त आवश्यक हो 
जाये। तभी आप अंग्रेजीके भी साथ न्याय कर सकेगे। विदेशी ढगके कपड़े पहनना 
छोडनेकी कोशिश कीजिये, क्योकि वे भारतीय परिस्थितियोके अनुकूछ नहीं हैँ। आप 
गुराम रहना चाहते है या स्वतस्त्र? आपकी अपनों ही वहनो द्वारा तैयार किये 
गये मोटे कपड़े पहननेमें कोई हार्म नहीं। यदि मेरी माँ मोटी रोटियाँ बनाये, तो 
क्या आप यह कहना चाहते है कि उन्हे मुझे फेक देना चाहिए और ज्यादा अच्छी 
रोटियोंके लिए किसी होटलमे जाना चाहिए? नहीं। आप महान्‌ खलीफा हजरत 
उमरकी कहानी जानते ही है, जब उनके सैनिक महीन पिसा आठा और वारीक 
कपड़ा इस्तेमाल करने छगे तो उन्होने सैनिकोसे कहा कि मेरे पाससे चले जाओ, 
क्योंकि तुम लोग पैगम्बरके सच्चे अनुयायी नहीं हो। पैगम्बर तो हमेशा मोटे आटेकी 
रोटी खाते और हाथ-कता मोटा कपड़ा पहनते थे। मेरी कामना है कि आप उस 


भाषण : पारसियोकी सभा, कराचीमे ३९३ 


महान और ईश्वर-मीर खलीफाके जीवनसे कुछ सीख सकते। अब जरा मुझे बतलाइए 
कि मैने जिन त्यागोका उल्केख किया है आपमेसे कितने लोग वे त्याग करनेको 
तैयार है? आप तैयार है? (सब लडकोने तीन बार जोरसे कहा: “हाँ ”।)' 


अग्रेजी (एस० एन० १६१०५ आरण० )से। 


१५, पन्न : छगनलाल जोशीको 


कराची 
बंधवार, ६ फरवरी, १९२९ 
चि० छगनलछाल, 
पत्र छिखनेका समय तो नही है। तुम्हारी मेहनत में जानता हूँ। सिन्धका 
दौरा पूरा होनेपर शायद मुझे दिल्ली जाना पडें। मुझे मालूम है कि मेरी 
गैरहाजिरीमे कई काम ज्यादा अच्छी तरह चलते है, क्योकि मेरे उपस्थित रहनेसे 
होनेवाला भोरुगुल, परेशानी आदि तब नही रहते । 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ५३८४)की फोटो नकलसे। 


१६. भाषण: पारसियोंकी सभा, कराचीमें' 
६ फरवरी, १९२९ 


गांधोजीने हमेशाकी तरह पारसियोकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि 
मुझे यह देखकर तनिक भी आइचर्य नहीं हुआ कि कराचीके पारसियोन रालाजी- 
स्पारक-कोवके लिए कुल मिला कर ७;००० रुपयेको अच्छी खासी राशि प्रदान की है, 
लेकित उन्होने पारप्तियोको याद दिलाया कि पारसियोकी दानशीलता हालाँकि संसार- 
भरमें सबसे बड़ी है, लेकिन इतनेसे उन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मानवताकी 
सेवाके लिए उन्हें केवल अपना धन ही नहीं, बल्कि अपना कुछ संक्तिय सहयोग देना 
चाहिए, और ऐसा वे खादीको अपनाकर आसानीसे कर सकते है। इस प्रकार वे 
भारतके करोड़ों अधभूले गरीबो अर्थात्‌ दरिद्रनारायणके साथ अपना एक अदूढ सस्बन्ध 


१. बादमें गाधीजीने कराची-मंगी संघके नये पुस्तकालयफा उद्घाटन किया। इस अवसरपर 
समियोंसे अपने अभिनन्‍्दनपत्रमें कहा कि उन्होंने जीवनको सुधारने और शराब न प्रीनेका सकत्प किया 
है। उत्तरमें गाधीजीने कहा कि उन्हें अपने पेशेपर शमिन्दा नहीं होना चाहिए और भजवार तथा पुस्तकें 


पढ़कर मस्तिष्ककों सुतसस्‍्कृत बनाना चाहिए। 
२, यह अंश पयारेलाछ द्वारा लिखित गाधीजीरी तिंन्व-यात्राके वणेनसे लिया गया दै। 


३९5४ सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


जोड़ छेंगे। गांधीजोने श्रोताबोंते भपीरू की कि थे पिछली पोड़ियोके महान पारत्ती 
दानवौरोंके अव्यवत्ताय बौर सादगीका अनुकरण करें लौर अपने चमाजकों अराइ- 
लोरीकी रत्तसे मुक्त करें। 

[ बंग्रेजीसे | 

यंय इंडिया, १४-२-१९२९ 


१७. भाषण : छात्रोंक्नी सभा, कराचोमें' 





अर 


इस सभामें बोहते हुए गांवोजोन भारतोव छात्रोंते माग्रह किया कि ऊँत्ते 
इंस्लेडमें य्रोपोय छोग केबिन कर यूदादों भाषाएँ सोझते हुँ उत्चो प्रकार थे भी 
दो भारतोय भाषाएँ सीखें। इनके दाद उन्होंने कित्ती लौदित ब्यक्षितिकों महात्मा 
कहनेकी रीतठिको निंदा की। उन्होंने कहा कि महात्ना एक प्रन्न॑स्ामूचक ऋच्द हैं 
लिन्नका प्रयोग स॒त्यके दाद किया जावा चाहिए। 

अन्त उन्होंने भारतीयोंके लिए चही किस्मका चभिरोदस्च क्‍या हो स्बच्छा हैं 
इस सचालकी चर्चा को बोर एक प्रत्यक्ष उदाहरण देकर दताया कि भारतोद छोय 
सावारणतया सिरिपर जो चोज पहनते हूँ चहु कितनी हस्दात्व्यक्र होती हैं। ऋपने 
पास्त छठे एक लड़केक्नो दोपो दिखाते हुए उन्होंने छोगोंका ध्याद उच्च घोई 





सकतचबाली टोपी पर जमी घल, चल, दल लौर स्ख्ध पतस्ीदकी कोर दिलावा और 
कहा कि छोम फिर भी एसी पतदी चोलोंको ज्ालों-त्ाल पहनते रहते हैँ बौर उन्हें 


फेंकते नहीं, क्योंकि वे कुछ महँगी होती हें। वेन्ादिक्षोंन ्िद्ध कर दिया हूँ कि उसी 
गहरे रंग, खाल तौरतसे काऊा रंग, तापक्नो लाह्ृमष्द करते हूँ कौर उते संरहित रहते 
हैं! भारतमें पहनी जानबालऊी होपियाँ ज्यादातर काले रंग यश किसी गहरे रंयकी 


वहाँ उसी जगह जलूदा देनकों तेवार हो उसे वह अपदी खद्दरकी दनी याँधी 
सुफ्तमें देवेक्नों तेयार हें। कई सो छात्रोंन छुरनत लपनी दोपियाँ दे दो 
ऋँग्रस कमेदोके मन्‍्त्री, डा० साराचन्द लालदासनोन सभी विदेशों टोपियोक्रो इकट्ठा 
करके अवाक खड़ी भोडके सामदे उसकी होली जरा दी। 
| अंग्रेजीसे | 
छोडर, १०-२-१९२६९ 
१. गाँधीनीके सम्मानने ऋराची विंघा्ाी संगनञ्ी ओरते एक समाका आपोचच किया यपाा या। 
२, इसके बाद ऋरादीडी महिलाओं ओर छात्रोक्ी जोस्ते यांधीवीछो थैल्यिं सेंड की पई। याँगीर) 
झामको ७ बचे लेकोबाबाइके लिए रदाना हो गये! 


१८. सुत्युके बारेसें 


मृत्युका आतंक आज मी मनुष्यके लिए सबसे अधिक आतंककारी बना हुआ 
है। हालाँकि हमारे साहित्यमे बहुत कुछ ऐसा है जो हमे मृत्युकी तरफसे उदासीन 
रहनेकी शिक्षा देता है, लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जो हमारे अन्दर मृत्युका मनको 
ठिदुरा देनेवाला भय पैदा करता है। आजके इस जमानेमे, जब कि हम अपने देशकी 
सेवाके असंगमे मिलनेवाली मृत्युको आनन्द और संम्मानकी वस्तु समझना चाहते है, 
एक मित्र द्वारा लेकी लिखित 'हिस्टरी ऑफ यूरोपियत मॉरल्स में से भेजा गया निम्व- 
लिखित उद्धरणा पाठकोकी दिलचस्प लगेगा। 

[ मृत्युके बाद] आत्माका क्या होता है इसके बारेसें पुराने जमानके 
दार्शनिकों (स्टोइको)मे काफी सतशेद था और जहाँ उनकी राय एक थी बहा 
भी उनके मतसों एक जैसी निर्िचततता नहों थी। लेकिन वे सभी एकमतसे 
यह मानते थे कि सुत्यु एक सहज विश्वामकी स्थिति है, और मृत्युको जो एक 
अत्यन्त आतंककारी वस्तुके रूपमें चित्रित किया जाता हैं बह एक अस्वस्थ 
कल्पताकी उपज है। उनका कहना था कि मृत्यु ही एक भाज्र ऐसी बुराई 
है जिससे हमें कोई कष्ड नहीं होता। जबतक हम है, तब तक मृत्यु नहीं 
है; जब मृत्यु आ गई, तो हम नहों होते। यह धारणा मिथ्या हैं कि सृत्यु 
जीवनके बादकी ही स्थिति हैं, वह जीवनसे पहलेकी स्थिति भी है। मृत्यु, 
यानी, जन्म छेनेसे पूर्व हम जेसे थे, चेसे होना। जिस मोसबत्तीकों बुझा दिया 
गया हो, वहु उसी अवस्थामें है जिस अवस्थामें वह जछाये जानेसे पुर्वे थी, 
और मृत व्यक्ति अजन्से मनुष्यके समान है। मृत्यु सभी दुःखोका अन्त है। 
वह या तो खुशो छाती है या कष्ठोका अन्त करती है। वह गुझलासकों उसके 
कर स्वामीसे सुबत करती है, बन्दी-गृहके द्वार खोल देती है; पीड़ाकी आशंकाको 
शान्‍्त कर देती है, गरीबीके संघर्षका अन्त कर देती है। यह प्रकृतिका अन्तिम 
और सर्वोत्तर वरदान है, क्योंकि यह मनुष्यको सभी चिन्ताओसे सृुकत कर 
देती है। अपने बुरेसे बुरे झुपमें मृत्यु एक आतन्ददायी भोजके जन्‍्त जेसी है। 
हम चाहे मुत्युको अच्छी चीज समझे या उसका भय सानें, लेकित बह कोई 
अभिशाप या बुराई नहीं है। मृत्यु तो हमारे शरीरके तत्त्वोंका पंचभूतोममें मिल 
जाता मात्र है, और यह हमारी प्रकृतिका एक नियस है जिसकी अधीनता सहरष 
स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। 

[अग्रेजीस 
यंग इंडिया, ७-२-१९२९ 
१. यहाँ केवल अथम अनुच्छेद ही दिया जा रहा है। 


१९, अमानुषिक प्रणाली 


बम्बईके इम्पीरियल इडियन सिटिजनशिप एसोसिएशनने क्रिसमस सप्ताहमें नीचे 
लिखा सवाद पत्रोमे छपवाया था: 


देशकी जनताकों याद होगा कि पिछले सितस्बर महीने रायटरने एक 
संवाद दिया था कि ब्रिटिश ग्रियानासे अपनों जन्मसूसि भारतको लौटनेवाले 
प्रवासी भारतोयोंमें से ३७ की एस० एस०  सतलज” जहाज पर मृत्यु हो गई 
है। . . . इसकी जाँच प्रवासियोंके संरक्षक, मेजर डब्ल्यू० ओ० वाकर, आई० एस० 
एस० (कलकत्ता), और चौबीस परगणनाके कलक्टर श्री ई० एच० ब्लेडी, आई० 
सी० एस० ने को थी। सरकारी जाँचको रिपोर्ट्स कहा गया है कि एस० एस० 
'घतलज' जहाज पर कुल ७४५ यात्री थे, जिनमें से ३७ की मुत्यु हो गई। 
इनमें भी ३० तो इवास-तन्त्रके रोगोंके कारण सरे और बाकीके ७ हृदय रोग, 
समृत्राशयकी सुजन, आन्त्ररोग, बुढ़ापे और सलेरिया आदिके कारण मौतके 
क्षिकार बने थे। आगे चलकर, रिपोर्टमे यह भी कहा गया है कि मरनेवालोंमें 
ज्यादातर संख्या बढ़े छोगोंकी थी। ये छोग काफी तन्दुरुस्त न थे ओर अगर 
इन्हें अपने वतनकों लौटनेकी बहुत ज्यादा फिऋ्र न होती तो शायद ऐसी 
कमजोरीकी हालतमें इतनी लम्बी यात्रा करनेकी सलाह इन्हें न दी जाती। 
रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस तरहकी घटना कोई नई नहीं, क्योंकि पिछले 
वर्षोमें भी ऐसी घटनाएँ होती रही हैं। सन १९२३ से अबतक जो भारतीय 
इन जहाजों पर चढ़कर स्वदेश लौटे हे उनमें से कुछ-न-कुछ बराबर सरते 
रहे हे।. « 
यह संवाद मुझे उस समय मिला, जब मुझे दम मारनेकी भी फुरसत नहीं थी, 
इसलिए मेरे सहायकने इसे 'यग इंडिया की फाइलमे रख छोडा था। इस समय 
जब कि मैं रेलयाडीमे बैठा हुआ सिन्धकी ओर जा रहा हूँ, मुझे इस महत्त्वपूर्ण सवाद 
को हाथमे छकेनेका मौका मिला है। 
जिस राज्य-प्रणालीने हमें गुलाम बनाये रखा है, वह इतनी दुष्ट है कि इन्साफ 
करनेका ढोग रचकर इन्साफ न करना उसे खूब आता है। प्रवासियोंकों स्वदेश वापस 
छानेवाले जहाजोंपर गैर-मामूली तादादमे लोग मरते है। इसपर कही लोगोका ध्यान 
ने जाए, इस गरजसे खुद अपराधी ही पहलछेसे खुली जाँच करानेका ढोग रचता है, 
जो वास्तवमे खुली जाँच न होकर उसके काले कारनामों पर सफेदी पोतनेका एक 
बहाना भर है। जाँच करनेवाले कहते है कि ऐसो मौते तो इन जहाजोंपर हमेशासे 


१. इसके कुछ भंज्ञ ही यहाँ दिये जा रहे हैं। 


अमानुषिक प्रणाली ३९७ 


होती रही है, मानो परम्परा वुराईको भी अच्छाईमे बदल देती हो। जाँच-कमेटोमे 
दो साहब थे, जिनमे एक तो स्वदेश लौटनेवाले प्रवासियोके 'सरक्षक ' कहे जाते हूँ 
और दूसरे कलेक्टर है और ये दोनो ही अपने पेशेके कारण स्वभावसे ऐसी घटनाओके 
आदी बन गये है। मैं तो इच जहाजोको भी जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि 
किस तरह 'निर्वासित' कुली इन जहाजोपर 'सारडाइन मछलियोकी तरह एक जगह 
ठसाठस भर दिये जाते है,” (यह उक्ति मेरे अपने दिमागकी उपज नही है, इसके 
जन्मदाता तो वे हो छोग हैं जो कुलियोको विदेश ले जानेका काम करते है) और 
सो भी ऐसे दरवोमें जहाँ न तो हंवाका पता होता है और न सूर्यकी रोशनीका 
ही। इसपर हमारे लछोगोको थोड़ी-सी सर्दीके पडते ही धूप और हवासे बचनेकी आदत 
का ख्याल कीजिए। इस आदतसे उन्हे तब ज्यादा नुकसान नही पहुँचता जब लाचार 
होकर वे लूगभग सारे दिन घरके बाहर 'रहकर काम करते है। लेकिन इसका असर 
उनपर उस समय तो बहुत ही घातक होता है जब एस० एस० 'सतलज” जैसे 
जहाजके बन्द कंदखाने जैसे कमरोमे उन्हे करीब-करीब अपनी सारी मुसाफिरी तय 
करनी पडती है। 

मेरी रायमे इम्पीरियल इडियन सिटिजनशिप एसोसिएशनकों चाहिए कि वह 
इस तथाकथित जॉचपर ही सनन्‍्तोष न कर वेठे, बल्कि अब चूँकि वह इस भयकर 
मृत्युसख्याकी ओर जनताका ध्यान खीच चुका है इसलिए उसे निष्पक्ष खुली जाँच 
करवानेकी माँग करनी चाहिए और इस जाँचमे विशेषज्ञों द्वारा कुलियोको विदेश ले 
जानेवाले जहाजोकी वनावंटकी भी जाँच करवानी चाहिए। इससे पता चलेगा कि 
इन दु.खद घटनाओमें, जिनके बारेमे स्वीकार किया जा चुका है कि वे पहलेसे बराबर 
होती रही है, अनेक विभागोका हाथ था। साथ ही, इस जाँचसे यह भी मालूम होगा 
कि इस तरहकी मौतोके लिए इन जहाजोके मालिकोका लोभ जितना जिम्मेदार है उतनी 
ही जिम्मेदारी हैं इनके कप्तानो और अधिकारियों द्वारा प्रवासी कुलियोके प्रति बरती 
जानेवाली घोर निर्मम उपेक्षाकी, क्योकि वे लोग प्रवासी भारतीय कुलियोको अपने 
समान ही मनुष्य समझकर उनके साथ मनुष्यताका बर्ताव नहीं करते बल्कि उन्हे 
पश् समझते और वैसा ही व्यवहार करते है। सच पूछा जाये तो जहाजोमे इनकी 
अपेक्षा पशुओकी ज्यादा देख-भाल की जाती है, क्योंकि अगर उनकी अच्छी तरह देख- 
भाल न जायेगी तो उनके मालिक हर्जाना वसूल करेगे। 

[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ७-२-१९२९ 


२०. युद्धके प्रति मेरा दृष्टिकोण 


लेखक लेकर मेरे पात वहुतसे पत्र आये हैं और यूरोपके जो जखबार युद्धके विरुद्ध 
उनसे सी बहुत-ते पत्र छपे हैं। सुझे व्यक्तिगत रूपसे लिखे 
पत्रों से एक पत्र हॉल्स्टॉयके सित्र लौर जनुयायी, वो० चेरकॉफका है। चंकि 
इस पत्रके लेखकंका आात्ति-प्रेमी लोगोंसे जत्यन्त आदरपूर्ण स्थान है, मत: पाठक उनके 
पहुको पहला चाहेंगे। वह इस प्रकार है:' 
आपके रूद्ती सित्र आपको अपना हादिक अभिननन्‍्दन भेजते हे और ईइवर 
तथा सानद-नातिके लिए मापकी अनवरत सेवाओंकी अधिकाधिक सफलताकी 
कामना करते हें। हम बापके जीवन, आपके विचारों और आपके कार्योंको 
बड़ी छिलचस्पीके ज्ञाय देखते रहते हे बौर आपको हर सफलरूतापर हर्ष सनाते 
हैं! हम महसुद्त करते हूँ कि अपने देश आपको जो उपलब्धि होतो है वह 
साथ ही साथ हमारी उपलब्धि भी हैं, क्योंकि हमारी परित्थितियाँ यद्यपि 
भिन्न हूँ, तथाएि हम दोनों एक ही उद्देश्यके लिए कार्य कर रहे है। आपने 
झपनी उपस्थितिसे, लपन जीदनके उद्यहरण द्वारा और मपने फलूदायी सामाजिक 
कायों हारा जो-कुछ दिया है और दे रहे हें, उसके लिए हम आपके प्रति 
ऋझतज्ञदा अनुभव करते हैं) हम जापके क्ाथ अत्यन्त गहरी बौर आजनन्ददायी 
एकद्ाका अचुभद करते हे। 
इस बर्दे यंग इंडिया के १३ सितस्वरके अंकर्म युद्धके प्रति मेरा 
दृष्टिकोण शीरषकक्के लत्तगेंत प्रकाशित आपका लेख देखकर आपके अनेक 
प्रशंसकों कौर मित्रोंको दुःख पहुँचा है। औौर से इस दचिषयपर अपनी भाववशओं 
तथा झपन विचारोंकों व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ। - - - 
ब्रिदिश सरकार हारा छेड़ी गई पिछली तीन लड़ाइयोंसमें आपने जो भाग 
लिया है उसे लाप उचित बताते हें। इसी विषयको छेकर कुछ दर्ष पहले 
सपने एक केखसें, अगर मुझे ठोक याद है तो, आपने कुछ इसरो ही बात 
कही थी। उस समय आपने अपने कामको उचित नहीं ठहराया था बल्कि 
आपने तो पहले ही असंगतिको भी स्वीकार किया था। और सुझे याद है क्कि 
अपनी पिछली भूलकों जिस तत्परतासे आपसे स्वीकार किया था उससे से 
और यहाँ आपके अन्य मित्र बहुत प्रभावित हुए थे और हमें बड़ी सान्त्वना 


| 
58, 
70] 


२, देखिए खण्ड ३७ पृष्ठ २८२-८३।॥ 
२, इस पत्नक्ते केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं। 


*युद्धके प्रति मेरा दृष्टिकोण * ३९९ 


सिल्लो थी। लेकिन अब उसके विपरीत आए युद्धके ससर्थनर्मे सामान्य रूपसे 
रखे जानेवाले तकोंकी चर्चा करते हुए अपने उन कायोंको ठीक बताते है। . - « 


और न ही इस प्रश्नकों इस आधारपर तय किया जा सकता है कि 
किसीको अमुक सरकारसे सहानुभूति है अथवा नहीं। फिर भी आप बही आधार 
स्वीकार कर रहे हे, क्योकि आप कहते हे: “यदि कोई राष्ट्रीय सरकार हो 
तो में ऐसे प्रसंगोंकी कल्पना कर सकता हूँ जब सेनिक प्रशिक्षण प्राप्त करनेकी 
इच्छा रखनेवाले छोगोंको सेनिक प्रशिक्षण देनके पक्षमें मत देना मेरा कर्तव्य 
होगा।” इस तरीकेसे आप उन दूसरे छोगोंकों भी ठोक ठहराते हे जो किसी 
दूसरी सरकारके साथ सहानुभूति रखनके कारण युद्धकी तेयारीका समर्थन करते 
है। इस प्रकार वह व्यक्षि जनताकों कितने बड़े अ्मजालमें डाल देता है, जो 
एक तरफ तो युद्धका इतना कट्टर विरोधी है कि सेनामें भर्तों होनेंसे इनकार 
करता है, पर दूसरी ओर सेनिक शिक्षाका भो समर्थन करता है? 

आगे आप कहते है कि “इसके सभी सदस्य अहिसामें विदवास नहीं 
रखते ” और यह कि “किसी व्यक्षि या समाजकों जबरदस्तो अहिसक नहीं 
बनाया जा सकता। ” लेकिन सेनिक शिक्षाक्के पक्षमें सतत न डालकर तो से 
किसीको कुछ भी करनके लिए विवश्ञ नहों करता, बसे हो जेंसे जेब-कतरोकों 
प्रशिक्षित फरनेके पक्षमें सतत न डाल फर से जेब-कतरोके प्रति कोई हिसा नहीं 
करता। 

आपमे बन्दरो द्वारा चट कर ली जानवाली फसलकी एक सिसाल दी 
है। लेकिव आप सनुष्योकी जगह बन्दरोको बात छाकर मासलेकों गड़बड़ा देते 
है। यदि आपकी फसलपर पशुओंके बदले सनुष्य हमला करे, तो क्या आप 
मनुष्योकी जान लेनेके बदले अपनो फंलसकी बलि दे देना ही अपना करत्तेव्य 
नहीं सानेंगे ? 

आप कहते हे कि आपके लिए उस सम्ाजसे सस्बन्ध-विच्छेद कर लेना, 
जिसके कि आप सदस्य हे, पागरूपन होगा, और यह भी कि जबतक आप पश्ुबल 
पर आधारित किसी ज्ञासन-तन्त्रमें रहते हे और अपनी खुशीसे उन अनकानेक 
सुविधाओं तथा विश्लेषाधिकारोंका उपयोग करते है जो वह आपके लिए मुहैया 
करता है तबतक आपका यह कत्तंव्य हो जाता है कि जब वह सरकार युद्ध 
रत हो तो आप अपनी सामथ्यें-भर उसकी सहायता करे। 

पहली बात तो यह कि मेरे चारों ओरके अन्य छोग जो दुष्कर्म कर 
रहे है उसमें उनका समर्थत व करनेसे से न केवल उस समाजसे जिसका कि 
मे सदस्य हूँ अपना सम्वन्ध-विच्छेद नहीं करता बल्कि इसका ठीक उलदा करता 
हैँ। में अपने इस सस्बन्धका उपयोग सर्वोत्तम ढंगसे समाजकी सेवा फरनेके 


लिए करता हूँ। 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इंसरी बात यह कि में जिस प्रकारका जीवन जी रहा हैं यदि उसका 
मौजूदा तोौर-तरोका बनाये रखनके लिए मुझे युद्धमें राज्यजी सहायता करनी 
पड़े, तो मुझ्ते जीववका अपना वह तौर-तरीका हर कोमतपर छोड़ देना चाहिए, 
भले ही एसा करनेमें मुझे अपन प्राणोंका उत्सर्ग करना पड़े, किन्तु मुझे किसी 
भी प्रकार अपने भाइयोंकी हत्या करनमें छोगोंकी मदद नहीं करनो चाहिए। 
इसके अलावा यह भो बिलकुल सम्भव हैँ कि हम हिसाके प्रयोगके बिता हासिल 
को जा सकनवाली सुविधाएं सरकारसे हासिल करें, उनका उपयोग करें, छेकिन 
साथ ही सरकारके कुकृत्योंका कोई समर्थन न करें। 
आयद, यह गलतफहमी कुछ इस कारण भी पंदा होतो है कि आपने 
हिला ओर हत्याके बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं खींची। ऐसे भी भामले 
होते हैं जब बहुत सावधानीसे विचार किये बिना वास्तवर्मं यह स्पप्ट बताना 
कठिन होगा कि निश्चित रुपसे हिंसा को जा रही हैं अथवा नहीं। लेकिन 
युद्धके मामलेमें तो क्न्देहही कोई गुंजाइश ही नहों है कि इसका आधार 
मनृष्यकी हत्या करता हैं। इसपर आायद हम दोनों सहमत हूँ।. « « 
मुझे श्री चरकॉफको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं कि में न केवछ उनके 
इस पत्रका चुरा नहीं मानता बल्कि उनकी हादिकताके लिए और खरी ईमानदारीके 
लिए उसका स्वागत करता हूं। 
इस पत्र॒में उठाये गये मुहोका बहुत विस्तार्से उत्तर देनेका मेरा विचार नहीं 
है। में ऐसा मानता हें कि इस विवबधर एक सीमास आगे वहसकी चुजाइश नहीं 
हैं। यह तो इस गहरे विश्वासका मामला है कि युद्ध विशुद्ध रूपसे एक बुराई है। 
युद्धमे घुणा करनेंमें में किसीसे पीछे नहीं हूँ। लेकिन गहरा विश्वास एक चीज है 
भीर सही आचरण इसरी चोज। एक यद्ध-विरोवी अपने व्येयके हिंतमें जो-कुछ करता 
मुमकिन है कि दूसरा बुद्ध-विरोधी उसे पत्तन्द न करे और वह कोई ठीक उन्ड्टी 
चीज करे, फिर भी युद्धके मम्वन्धर्में दोनोका विचार एक ही हो। बह विरोवानास् 
मनुष्य-स्वमावकी चकरा देनेवादी जटिलताके कारण उत्पन्त होता हैं। इसलिए में 
इतना ही कह सकता हूँ कि एक ही नसिद्धान्तका प्रतिपादन करनेबालांकों भी परस्पर 
सहिंप्णुता बरतनी चाहिए। 
अव मैं पत्रमें उठाये गये कुछ मुद्दोक्ों छेता हूँ। मुझे अपना छिखा या कहा 
गया ऐसा कुछ याद नहीं आता जिसमें मैने ब्रिटेन द्वारा चलाये यये युद्धाम भाग 
लेनेपर पदचात्ताप प्रकट किया हो। मैंने भायद इतना ही कहा होगा कि मुे दुःख 
कि मैंने ब्रिटेनकी सहायता की, क्योंकि यह वात मुझे बादमें स्पष्ट हुई कि ब्रिटेनकी 
नीति भारतके लिए अहितकर और मानवताके लिए खतरनाक थी। यदि मुन्ने युद्धक 
रूपमें उन तीनों बढ्ोंमे भाग छेनेपर पदचात्तापका अनुभव हुआ होता, ता मुर्े 
उसकी याद रहती और मैं उसे वास्वार व्यक्त करता रहता-हाँ, इस बीच उस 
युद्धों्मे अपने माग छेनेके वारेमें मेरी राय ही बदछ गई होती तो दूसरी बात थीं। 


'युद्धके प्रति मेरा दृष्टिकोण! ४०१ 


कार्य-साथकता झब्दका हम जो अर्थ समझते है, उसके विचारसे मैने कोई काम 
नही किया ! मैने अपने किये जिन कार्योका विवरण दिया है, वे सभी शान्तिके पक्षकों 
दृढ बंनानेके उद्देश्यसे किये गये थे, ऐसा मेरा दावा है। इसका यह मतलब नही कि 
उन कार्योसे झान्तिका पक्ष सचमुच मजबूत हो ही गया। मै तो केवल यह तथ्य रख 
रहा हूँ कि मेरा अपना मशा शान्तिको बल पहुँचाना था। 
हाँ, यह सम्भावना अवश्य है कि उस समय मैं मानसिक तौर पर इतना दुर्वरू 
था अस्थिर रहा होऊं और आज भी इतता दुर्बंल या अस्थिर हूँ कि अपनी भूलको 
ठीक उसी प्रकार न देख पाया होऊँ जैसे एक अन्धा व्यक्ति वह नहीं देख सकता 
जो उसके पड़ोसियोकों दिखाई पडता है। मैं रोज देखता हूँ कि हम आत्म-प्रवचनामें 
अत्यन्त ही सक्षम हैं। छेकिन फिलहाल मुझे किसी आत्म-प्रवचनाकी प्रतीति नही है। 
में तो यही अनुभव करता हूँ कि जिस माध्यमसे शान्तिको देख रहा हूँ उससे मेरे 
यूरोपीय मित्र सर्वेधा अपरिचित है। में एक ऐसे देशका वासी हूँ जिसे बलात निरस्त्र 
कर दिया गया है और जिसे सर्दियोसे दासतामे रखा गया है। इसलिए शान्तिके 
बारेमें मेरा दृष्टिकोण आवश्यक रूपसे यूरोपीय मित्रोसे भिन्‍न होगा ही। 
में एक दृष्टान्त छेता हूँ। मान लीजिए कि विल्लियाँ और चूहे हृदयसे श्ान्तिकी 
इच्छा करते हैं। तव बिल्लियोकों चूहोके विरुद्ध युद्ध छोड़ना पड़ेगा । केकिन चूहे किस 
प्रकार शान्तिको बढावा देंगे? वे क्‍या चीज छोडेगे ”? उत्का मत लेना आवश्यक भी 
है? और मात्र लीजिए कवि बिल्लियाँ उस समझौतेकों नहीं मानती जिसे चिल्लियोकी 
सभामे तय किया गया हो और चूहोका शिकार करतो रहती है, तो चूहे क्‍या 
करेगे? मुमकिन है उनमें कुछ ऐसे बुद्धिमान चूहे भी हो और वे कहे - “हम तबतक 
स्वेच्छापूवेंक अपनी वलि देते रहेगे जबतक बिल्लियाँ पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो 
जाती और शिकार करनेमे उनको रस मिलना बन्द नहीं हो जाता। चूहे अपने 
सिद्धान्तका प्रचार खूब करे, केकिन झास्ति-प्रेमी होनेंके नाते उन चूहोके प्रति इनका 
क्या रवैया होना चाहिए जो अपने अत्याचारियोके सामनेसे भागनेके बजाय यह 
फैसला करते है कि वे हस्त्रास्त्रोसे लैस होकर शत्रुओका मुकाबिछा करेगे? उनका 
यह प्रयास व्यर्थ हो सकता है, छेकिन जिन बुद्धिमान चूहोकी मैने कल्पना की है मुझे 
भय है कि वे कर्त्तव्यवद्ध होगे कि अपना झान्तिका रवैया बरकरार रखते हुए भी 
अन्य चहोको साहसी और शक्तिशाली वननेमे सहायता दे। वे नीतिवश ऐसा नहीं 
करेगे, वल्कि इसके पीछे उनका नेकसे-तेक मशा होगा। मेरा रवैया बिलकुल यही 
है। चूँकि हम लोग दुर्वल है इसलिए अहिंसाकों समझना हमारे लिए आसान नही 
है, उसपर आचरण करना तो और भी कम आसाव है। हम सबको प्रार्थनामय भावसे 
और, विनम्नतापूर्वक काम करता चाहिए और ईरवरसे बराबर प्रार्थना करनी चाहिए 
कि वह हमे विवेकदृष्टि दे, और हमे प्रतिदिन ईश्वरीय प्रेरणा और समझके अनुसार 
आचरण करनेको सदैव तत्पर रहना चाहिए। शान्तिके एक प्रेमी और समर्थकके नाते 
आज मेरा कत्तंव्य यही है कि पुन. स्वतन्त्रता शआ्प्त करनेके सघर्षम में अध्विसाके 
सिद्धान्तपर अविचल रूपसे दृढ़ रहँँ। और यदि मारत इस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता 


३९--२६ 


४०२ सम्पूर्ण गांधी वोदमय॑ 


पुनः श्आप्त करनेमें सफल हुआ, तो विश्व-शान्तिके क्षेत्रमें उसका यही सबसे बडा 
योगदान होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि यूरोपीय युद्ध-विरोधी छोग यूरोपमे ऐसा 
लोकमत तैयार करे जो ब्रिटेनको अपने कदम पीछे हठानेको और भारतका लगातार 
शोषण करनेसे रोकनेको मजबूर कर दे। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-२-१९२९ 


२१. एक ओर श्रद्धांजलि 


पिछले हफ्ते मेने राइट आनरेबुल श्रीनिवास शास्त्रीको प्रो० बेल द्वारा अपित 

की गई श्रद्धांजलि प्रकाशित की थी।' अब चूँकि हमारे इन महान्‌ और नेक देश- 
वासीका स्वदेश लौटना निकट ही है इसलिए में उनको लिखा गया एक लगभग 
सार्वजनिक पत्र पाठकोके सामने रखता हूँ। हालाँकि यह पत्र प्रशंसासे भरा हुआ 
है, छेकिन इसमे एक भी शब्द ऐसा नही, जिसके वे पात्र न हों। यह इस वबातका 
प्रमाण है कि श्रीयुत शास्त्रीने किस प्रकार बहुत-से दक्षिण आफ्रिकियोंके दिलमे जगह 
बना ली है। सरकारी रियायतोके मुकाबिले यह चुपचाप किया गया हृदय-परिवर्तनका 
काम दक्षिण आफ़्रिकामें वसे हमारे देशभाइयोके लिए कही ज्यादा सहायताप्रद सिद्ध 
होगा। हृदय-परिवर्तत इन रियायतोंको भी सम्भव बना देता है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-२-१९२९ 


२२. दण्ड-संहिताका आतंक 


एक वकील मित्र लिखते है: हि 

सेने ३-१-१९२९ का “यंग इंडिया! (पृष्ठ ८) पढ़ा। आप लिखते है 
“ यदि इस नवयुच्कर्में हिस्मत हो तो इसे यह विवाह अवध्य नामंजूर कर देना 
चाहिए।. - -यदि व समझे तो लड़कों और लड़कियोंकों नज्नतापुर्वंक विरोध 
करके धर्मंका पान करना चाहिए। 

हिन्दू विवाहके एक बार हो जाने पर उसके बन्धनकों तोड़ा नहीं जा 
सकता। लड़का अपनी पत्नीको छोड़ सकता है और बड़ा होने पर बाद जब 
उसकी इच्छा हो तब दूसरी स्त्रीसे विवाह सकता है। लड़की प्रुतविवाह नहीं 


१, देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ ४४६ | 
२. यह पत्र यहाँ नहीं दिधा जा रहा है। 
३, देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ १९५। 


दण्ड-संहिताका आतक ४०३ 


कर सकती, क्यों कि उच्च बगोंमें एक बार विवाह हो जाने पर उसका 
विच्छेद नहीं किया जा सकता। यदि वह दूसरा विवाह करती है, तो 
हिं-विवाहका अपराध करती है। अतः कृपया हमें बताइए कि उस लड़कीका 
भाग्य क्या होगा जिसका एक बार विवाह हो चुका हो; और जो लड़के 
हारा, जैसा कि आपने सुझाया है, उस तथाकथित विवाहकों अस्वीकार कर 
देनके बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती। गौड़की दण्ड-संहिता, पृष्ठ २०१९ के 
अनुसार “और चूँकि हिन्दू पुरुषोंकों एकाधिक पत्नियाँ रखनेकी अनुमति है 
जब कि स्त्रियाँ केवल एक पति रख सकती हे, अतः जहाँ स्त्रियों इस अपराधकी 
दोबो हो सकती हे वहाँ पुरुष इस कानूनकी व्यवस्थाओंसे मुक्त है।” आपने 
जिस दम्पतिकों सलाह दी है उनको अनिवायंतः जिस दण्ड-संहिताका पालन 
करना है उसके अनुसार अब आप कृपया अपनो सलाहमें सुधार कर दें। 


मुझे अपनी सलाहमे सुधार करनेकी जरूरत नहीं है। प्रत्येक सुधारकके लिए 
सर्वोपरि सहिता स्वयं उसका अन्त करण ही है। जिस विवाहकी बात भेरे दिमागमे थी 
चह वास्तवमे विवाह है ही नहीं। लेकिन यदि किसी कानूनी अदालतमें इसके विपरीत 
निर्णय होता है तो यह कानून सत्यके हिंतमे चन्द छोगोके कष्ट-सहनसे सुधर जायेगा, 
बशतें कि लोकमतके प्रभावसे उस कानूनमे पहले ही सुधार न हो गया हो या उस 
काननका प्रयोग ही बन्द न हो चुका हो। अगर हिन्दू समाज अपनी असंख्य कृप्रथाओं 
से मक्ति पानेके लिए कानूनी सहायताकी प्रतीक्षा करने बेठेगा तो उसे युगोत्रक 
प्रतीक्षा करनी पडेगी। सुधारोंके इतिहाससे देखा जा सकता है कि कानूनी मान्यता 
हमेशा सुधार हो चुकनेके वाद आई है, पहले नहीं। हम अतुमवसे भी जानते हैँ कि 
जहाँ कोई कानूत छोगोकी इच्छाके विरुद्ध उनपर थोषा गया है वहाँ वह अपने 
उद्देश्यमे विफल हुआ है। एक ऐसे मामलेमें, जिसमें एक तथाकथित पति अपनी 
तथाकथित बालू--पत्नीको, जिसको उसने देखा तक नहीं है, उसके कथित कर्तँव्यसे 
मवित दे देता है, उस मामलेमे दण्ड-सहिताकी तलवार उस बेचारी लड़कीके सिरपर 
लटकानेकी कोई जरूरत नहीं है, जिसे यह भी नहीं मालूम कि उसका कंभी विवाह 
भी हुआ था। हा 

इसके अछावा, इन पत्र-हझेखक वकील लोगोको समयका इशारा समझना 
चाहिए। जिन सुधारोकी बहुत आवश्यकता है और जिन्हे बहुत 33: किक ही हो जाता 
चाहिए था, यदि उन्हे कानूनी पण्डिताई बधारकर और बारीकियाँ निकालकर उनको 
अनिश्चित कारूतक टाला जायेगा तो यह बिलकुल निरिचित है कि हमारा समाज 


छिन्न-भिन्न होकर रहेगा। 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ७-२-१९२५९ 


२३. ग्राजकी घटना 


वीमन्स इन्टरनेशनल लछीग फॉर पीस ऐंड फ्रीडमकी अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्राणीने 
कुमारी रोलाँको निम्नलिखित पत्र लिखा हैं: 

“यंग इंडिया के अंक ३५ में! गांधीका एक सम्पादकौय लेख है जिसका 
शीर्षक है यूरोप जानवालों, सावधान ॥ इससें उन्होंने ग्राजजी सभाकी चर्चा 
करते हुए हमारी छीगका अत्यन्त अनुचित ढंगसे उल्लेख किया है, जो निश्चय 
ही प्रो० स्टेंडनेयके अमंत्रीपुर्ण रवेयेका परिणाम है। में समझती हूँ कि 
आपको इस सभाके बारेमें पर्याप्त जानकारी थी और आप इस दुर्भाग्यपूर्ण 
धारणाकों सही कर सकतो थीं। से नहीं जानती कि श्री रोमॉरोलॉके लिए 
गांधीको पत्र लिखकर उनकी इस श्ुचनाकों सुधार देना सम्भव होगा या नहीं 
जो कि उन्हें एक ऐसे सूत्रसे प्राप्त हुई है जो हमारी लोगके प्रति बहुत ही 
अमंत्रीपूर्ण रवेया रखाता है। 

मेरी समझमें इसमें कोई सनन्‍्वेह ही नहीं कि ग्राजमें जो-कुछ हुआ उससे 
हमारी छीगका कोई दोब ही नहीं था। आस्ट्रियाके सेनिकवादके समर्थक लोग, 
जितके कारण इतनी गम्भीर आहंकाएँ उत्पन्न हो रही है, विशेष रूपसे गत 
रविवारके प्रदर्शनोंकों छेकर, ग्राजकी सभामें विशेष रूपसे जनरल श्ोनेकको 
चोट पहुँचानेके उद्देश्यसे काफी बड़ी संख्यामें आ गये थे। सभासें भाग लेनेवाले 
किसी व्यक्तिने इस बातकी पहलेसे कल्पना नहीं की थी। इन छोगोंकों स्वयं 
भी चोद पहुँचनेका चहुत बड़ा खतरा था। और युद्धके दौरान शान्तिवादी 
सभाएँ करनेवाले हम लोगोंमें से कइयोंने यह खतरा उठाया भी था। लेकिन यह 
निदचय ही बड़े खेदकी बात है कि गांधी हमारे आल्दोलनके विरुद्ध प्रचार करें 
जो उन्हीं उद्देश्योंको सामने रखकर चल रहा है, जिनकी वे परवी करते हे। 

मे समझती हें कि शायद इस मामलेमें किसी अन्य व्यक्तिके मुकाबले 
आप और आपके भाई सामलेको ज्यादा अच्छे ढंगसे ठोक करा देंगे। 
कुमारी रोलाँने यह पत्र मुझे भेजा है। मै खुशीके साथ इसे प्रकाशित कर 

रहा हूँ। इस पत्रमें उस समाका उल्लेख है जिसमें गत वर्ष बावू राजेन्धप्रसादपर 
हमला हुआ था। हालाँकि ये पंक्तियाँ (मुझे कराची के जानेवाली ट्रेनमे) लिखते समय 
मेरे सामने 'यग इंडिया ' का वह अंक नही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसमें मेरे 
जिस छेखका उल्लेख किया गया है उसमें छीगकी कोई आलोचना नही है, न कोई 
आक्षेप ही छगगाया गया है। मैने राजेन्द्र वावुसे वात की थी और उनकी भी यह निश्चित 


१. देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ २२७-८। 


पत्र : मीराबहनको ४०५ 


राय है कि उन पर जो हमछा किया गया था उससे छीगका कोई सम्बन्ध न ह्दो 
सकता था और न था। इसलिए मैं आज्ञा करता हूँ कि जो लोग ऐसा समझते है 
कि मेरे छेखमे महिराओकी असत्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्वतन्त्रता छीगपर कोई आश्षेप 
किया गया था वे यह विचार अपने दिमागसे निकाल देगे। लीगके सदस्योको जो 
कष्ट पहुँचा, उसके लिए मुझे दुख है । 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ७-२-१९२९ 


२४. तार: जवाहरलाल नेहरूको 


जैकोबाबाद 
७ फरवरी, १९२९ 
जवाहरलाल नेहरू 
क्लाइव रोड, नई दिल्‍ली 
तुम्हाया तार मिला। सत्रहकों कार्य-समितिमे शामिक हो सकता हूँ। 
शिकारपुरके पतेपर तार दो। 


गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
गाघी-नेहरू कागजात, १९२९ 
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय 
२५. पतन्न : समीराबहनको 
जैकोवाबाद, 
७ फरवरी, १९२९ 


चि० मीरा, हा हि 

मुझे तुम्हारे सभी पत्र मिल गये। और वे सव अच्छे है। तुम्हारे इस माहकी 
र२्‌ तारीखवाले अन्तिम पत्रसे मुझे तुम्हारे अवतकके कामका पूरा ब्यौरा मिलता है। 
यह बहुत सुन्दर व्यवस्था है। इतना ही है कि परिश्रमसे' अपना स्वास्थ्य न बविगाड 
लेना। अति न करना। अगर पौने चार वसजे प्रात.कालसे शुरू होनेवाले इस ये 
कठोर कार्यक्रको बरदाइत कर सको, तो इससे अच्छा और क्‍या हो सकता है ! 
लेकिन इससे तुमपर बहुत जोर पड़ता दीखे, तो उसे वबदककर आसान बना लेनेमे 
बे ड बने पलक कहा था कि के० के वारेमे तुम्हारी सारी घारणा अनुमानोपर 
आधारित है। मुझे झूठ वोलनेके बारेमें पता है। लेकिन जब उससे अपना अपराध 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्वीकार कर लिया, हालाँकि वह काफी नही था, बात समाप्त हो गई थी। 
मेरा आशय इतना ही था कि कलकत्तेमे और उसके वाद तुमने जो घारणा बनाई, 
और जिससे तुम्हारी मूल घारणाकी पुष्टि होती थी, वह अनुमानोंपर आधारित थी। 
लेकित इस विषयमें में तुमसे कोई आग्रह नहीं करूँगा) वस इतना ही कि अपने 
आपको उसके विरुद्ध पूर्वग्रहसे ग्रस्त न हो जाने दो। जहाँतक मेरी वात है, वादके 
अनुमकसे मेरो यह राय पुष्ट होती है कि बहू एक साफ और बच्छा आदमी है। 
उसके कुछ तौर-तरीके अवद्य ऐसे है जो आकर्षक नही है, छेकिन दुनियामें सर्वथा 
निर्दोष कौन है? चलो, इस प्रदनपर हम दोनोंमे मतमेंद ही सही। तुम्हें प्रार्येता 
करनी चाहिए कि मेरी घारणा सही सावित हो, इसलिए नहीं कि वह मेरी धारणा 
है, वल्कि इसलिए कि वह मुझ-जेसे एक मानवके अनुकूल है। 

मालम होता है रसिक नही वचेगा। अमीतक वह वेहोश और छाचार पढ़ा है। 
यह भयंकर वात है। इस दु.खानन्‍्त वताटकका नायक देवदास है। बह उसकी सेवा कर 
रहा है और जो लोग महंज तमाणा देखने दिल्‍ली गये हैं उन्हें भी सेमाल रहा है। 
अब रसिककी मौसी भी वहाँ पहुंच गई है। उसे हरिकछारूके वच्चोंसे बड़ा प्यार है। 

मेरो तवीयत अच्छी है और मैं परिश्रमकों बिना कठिनाईके वरदाइत कर रहा 

हूँ। अलवत्ता अभी भोजनमें दूघ नही ले रहा हूँ। यात्राके दौरान में वारंगी छेता 
हूँ, लेकिन अन्यथा खुराक सावरमती-जैसी ही हैं। ठंड सहने योग्य है। 

सप्रेम, 

वापू 
अंग्रेजी जी० एन० ९३९६ तथा (सी० डल्ल्यू० ५३४१)से भी। 
सौजन्य : मीरावहन 


२६. भाषण : सार्वजनिक सभा, जेकोबाबादसें' 


७ फरवरी, १९२९ 


गांधीजीने अपने भाषणमें विभिन्‍्त समितियों और संगठनोंको छाछाजी स्मारक 
के लिए अपनी-अपनी थेलियाँ देकर अपने देश-प्रेमका परिचय देनके लिए धन्यवाद 
दिया, किन्तु साथ ही उन्हें पृथकताबादी श्रवृत्ति पैदा करनेके खतरेसे सावधान भी 
किया। * उन्होंने पुछा कि आप सभी छोग मिलकर अपनी ओरसे एक संयुक्त थंली 


१. यह अंश प्यारेछाल द्वारा लिखित साप्ताहिक पत्रमें से लिया गया है। इस समामें गांवीबीकों 
सात मिनन-भिन्‍न संगठ्लोंकी भोरसे यैल्यों भर ममितव्यतपत्र मेंट किये गये ये। 

२. समाके संयोजकोंने इस मयसे कि सनातनी हिन्दुओंकों उसी समामें ही अदूतेंकि शामिक होने पर 
आपत्ति हो सक्रत्ती है, अछूतोंकी एक अलग सभाका आयोजन किया था। इसका पता चलते पर यांवीजीने 
कहा : भाप अपनी थैलियाँ और अमिनन्दनपत्र अपने पास रखिए। में केवछ अछु्तोकी समार्मे ही भाग दंगा। 
और लोग चाहें तो आयें और वहीं अपने अमिनन्दनपत्र सेंट करें। ” 


सावण : सार्वजनिक सभा, जैकोबाबादमें ४०७ 


क्यों नहीं भेंड कर सकते थे? क्‍या में इसका यह सतलूब हूगाऊँ कि आप लोगोंकों 
एक भी एसा आदसी नहीं मिल सका जिसे आप सब सिल कर अपना प्रतिनिधि 
स्वीकार कर सके ? फिर, सुझसे कहा गया है कि लालाजी स्मारक कोषके लिए 
लोग और उदारतापूवेक चन्दा देते, बशतें उन्हें यहु आइवासन होता कि सिन्धर्म 
इकट्ठा! किये थये घनका एक बड़ा हिस्सा सिन्धर्मे ही खर्च क्रिया जायेगा। सुझे दिया 
गया यह सुझाव संकीर्ण दृष्ठिकोगका द्योतक है। से चाहता हूँ कि आप ऐसा सामने 
कि भारतकी सेवा ही सिन्धकी भी सेवा है। और चूंकि इस कोषकी एक-एक पाईका 
उपयोग सारतकी सेवाके लिए किया जायेगा, इसलिए कोषसे प्राप्त होनवाले लाभर्मे 
सिन्धका अपने चन्देकी हद तक ही नहीं, बल्कि सारे कोषकी हद तक हिस्सा होगा। 
लालाजीकी संवेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटोकी सेवाक्नी भारतके जिस हिस्सेको भी 
सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, चह उस सेवाकों माँग सकता है। यह सोसाइटी 
भारतके सभी हिस्सोंसे सदस्य बनानेकी कोशिश कर रही है! यदि सिन्धसे अभोतक 
कोई व्यक्त सोसाइटीका सदस्थ नहीं बना तो दोष उसका नहीं, सिन्‍्धका ही है। 
अस्तमें, चूँकि छालाजी स्मारक कोषका एक हिस्सा अस्पुष्यता सम्बन्धी कार्यके लिए 
नियत है, इसलिए यदि आप सिन्धके अस्पृब्यो्म काम क्रनेकी एक उपयुक्त योजना 
दैयार करें तो आप आधिक सहायताके लिए कोबषक्षे न्यासियोंसे भ्रार्थना कर सकते 
है और आपकी माँग पर अनुकूल विचार किया जायेगा। इसके बाद प्रांधीजीने 
कार्यकर्ताओंसे जोरदार अपीक् की कि वे अपने हृदयसे व्यक्तिगत देष, सन्देह और 
अविश्वासकी भाषनाएँ निकाल दें जिसके कारण सिन्धका राजनीतिक वातावरण 
विषाक्त हो रहा है और सारी उपयोगी गतिविधियाँ छगभग ठप हुई जा रही हे। 
उन्होंने कहा, सुझे यह देख कर बहुत पीड़ा पहुँची है कि जयरासदास-जेंसे व्यक्तिपर 
भी, जिन्हें में भारतका शत-प्रतिदत अच्छा सेवक समझता हैं, लांछव लगाये गये है। 
परस्पर निन्‍दा करनेके बजाय आप छोगोकों इस वर्षका उपयोग भात्म-शुद्धि फरके 
और कांग्रेसकों शुद्ध बनाकर उस अग्नि-परीक्षाके लिए तेयारी करनी चाहिए जो आगे 


होनवाली है। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-२-१९६२९ 


२७. पत्र: छगनलाल जोशीको 


ज्िकारपुर 
८ फरवरी, १९२९ 
चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल गया है। शिवामाईका मामछा समझ गया हूँ। यह पत्र 
खाना खाते हुए लिखवा रहा हूँ। समाका समय हो गया है। मैने तो वहाँ १६ 
तारीखको पहुँचनेका विचार किया ही था। किन्तु आजकल सव-कुछ अस्त-व्यस्त हो 
जाता है। मोतीलालजोने खास तौर पर बुलावा भेजा हैं; इसलिए दिल्ली जाना 
पड़ेगा। १७ तारोखको दिल्‍ली पहुँचना है। १८ को सोमवार है इसलिए जल्दसे जल्द 
१९ को ही लौट सकूंगा। रसिकके लिए नहीं गया; अब कार्य-समितिके लिए जाऊँगा। 
वह जीवित हुआ तो उससे मिल छलूँगा। रास्तेमे इतना हल्ला-गुल्ला रहता है कि 
'थंग इंडिया के लिए वड़ी मुब्किकसे लिख पाता हूँ। वह भी कई छोगोके साथ 
लड़ाई करनेके वाद। वहुतोकों निराश करना पड़ता है। उनमें तुम भी शामिल हो। 

भक्े मेरी इच्छा होती है कि रोज पत्र लिखूँ, पर समय नही मिलता।' 


गुजराती (जी० एन० ५३८५)की फोटो-नकलसे। 


२८. भाषण : छात्रोंकी सभा, शिकारपुरमें 


८ फरवरी, १९२९ 


गांधोजो छात्रोंके समक्ष खादी पहुननेके कर्तव्य पर बोले। लेकिन लड़के कुछ 
शरारतपर उतारू थे। गांधीजीने जब पूछा कि खादीके बारेमें मेने जो कुछ बताया 
है, क्‍या उसके बाद भी आप छोग विदेशी वस्न पहनेंगे तो सबके सब एक साथ 
जोरसे बोले: “सब पहलनेंगे, सब पहनेंगे।' गांधघीजीन इसके बाद पूछा कि क्या आप- 
मेंसे कोई ऐसा है जो कभो-कभी झूठ भी बोलता है। कुछ लड़कोंने हाथ उठाकर 
अपनी इप्त कम्जोरीकों हिम्मतके साथ स्वीकार किया, छेकिन उनके अन्दर गम्भीरताका 
जो भाव पेदा हुआ था उसकी जगह शीघ्र ही फिर विनोदको भाववा छा गई। 
गांघोजीने तव पूछा कि फ्या आपमेंसे कोई ऐसा भी है जो झूठ बोलनेकी मादतसे 
बाज नहों आयेगा। छेकित इस बार एक भो हाथ नहीं उठा और अभी तफ लड़कों 
के जो चेहरे शरारतसे भरे हुए थे उन चेहरों पर गम्भीरता छा गई और किसी 


२. पर पर गांपीजीड़ी ओरसे आचार्य कृपटानीके भतीजे गिरधारीके दस्ताक्षर दे। 
२, यह अदा ध्यारेलाएफे साप्तादिक पते लिया गधा है। 


भाषण: सार्वजनिक सभा, शिकारपुरमें ४०९ 


बृढ़ संकल्पसे उनकी मुख-मुद्रा्स कुछ खिचाव आगया। गांधीजी यह देखकर बहुत अधिक 
प्रभावित हुए। उन्होंने लड़कोंको व्यक्तिगत शुद्धता और सत्यकों महानताके बारेसें 
बताया। [ उन्होंने कहा: | 

अपने सारे ज्ञान, शिक्षा और विद्धत्ताकों एक पलड़ेपर रखो और सत्य तथा 
शुद्धताकों दूसरेपर, और तुम देखोगे कि दूसरा पलडा पहलेसे कही भारी बैठेगा। 
अशुद्धताकी सडाव आज हमारे स्कूल जानेवाले बच्चोमे फैल गईं है और एक छिपी 
हुई महामारीको तरह उनको बर्बाद कर रही है। इसलिए लडकों और लडकियों, 
में तुमसे अपीक करता हूँ कि तुम अपने मस्तिष्क और शरीरको शुद्ध रखो। तुम्हारा 
सारा ज्ञान, शास्त्रोका तुम्हारा सारा अध्ययन व्यर्थ है, यदि तुम उनकी शिक्षाओकों 
अपने देनिक जीवनमें नहीं उतारते। मैं जानता हूँ कि कुछ शिक्षक भी ऐसे है जो 
शुद्ध और स्वच्छ जीवन नही विताते। उनसे मे कहता हूँ कि वे यदि अपने छात्रोका 
दुनिया-भरका सारा ज्ञान भी दे देते हैं लेकिन उनके अन्दर सत्य और शुद्धता पैदा 
नहीं करते, तो वे अपने छात्रोको घोखा देते है और उन्हे ऊपर उठानेके बजाय 
पतनके मार्गपर ढकेल देते हैँ। ज्ञान सच्चरित्रताके बिना एक ऐसी शक्ति बन जाता 
है जो वुराईकी ओर ही ले जाता है जैसा कि ससारके बहुतसे चालाक चोरों और 
“ सफेदपोण कुकर्मसियों के मामलछेमें देखा जा सकता है। और अच्तमें शिक्षको और 
लडको, मेँ तुम्हे बताना चाहँँगा कि छालाजी स्मारक कोषमे भले ही तुम एक भी 
पाईका चन्दा न दो, छेकिन यदि मतसा, वाचा और कर्मणा अपने-आपको बिल्कुछ 
शुद्ध वना छो तो तुम लछालाजीकी आत्मा और देशकी सबसे बडी सेवा करोगे। 


| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-२-१९२९ 


२९. भाषण : सार्वजनिक सभा, शिकारपुरसे 
८ फरवरी, १९२९ 


संध्याकी सार्वजनिक सभासें गांधीजीने इस घटनाकों सुख्य विषय बनाकर 
शिकारपुरके बड़े-बड़े व्यापारियोसे अपीक की कि थे अपनो विलक्षण व्यावसाथिक 
प्रतिभा और क्षमताका उपयोग दरिद्वतारायणके न्यासी बननेमें करे। उसके शोषक 
बनमेमें नहीं-- जो कि इस समय वे है। वे गरीबोंकी जेबसे एक सौ रुपये निकालते 
है जिसमेंसे उन्हें कम्ीशनके रूपले केवल पंच रुपय॑ सिल्ते है, और शेष ९५ 
रुपये वे उन विदेशी व्यापारियोकों भेज देते हे जिनके कि थे एजेंट है। गांघीजीन 


१. यह मंश प्यारेजाल लिखित साप्ताहिक पत्रसे लिया गया है। 
२, इस समासे पू्वे तीसरे पहर स्जियोंकी एक समामें जो चन्दा इकट्ठा किया गया था उप्तमें कुछ 


कौडियाँ भी थीं। स्तियोंकी इस सभाका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है। 


पी सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


व्यापारियोंसे देती-लेती, बाल-विवाह, जवान लड़कियोंका बूढ़ोंसे ब्याह, और 
विधिपूर्वक सम्पत्तकी गई सगाइयोंको लोभ-लालचवद तोड़ने आदिकी कुप्रथाओंकों 
समाप्त करनेका आग्रह किया। सभाके अन्तमें कई प्रशतोंके उत्तरमें गांधीजीने शास्त्रोंकी 
व्याख्याके सिद्धान्तोंके विबयमें महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। उन्होंने श्रोताओंकों 
चेतावनी दी कि वे संस्कृतके इलोकोर्में लिखी हर चोजको प्रामाणिक शास्त्रके रुपसें 
स्वीकार न करें। शास्त्रोंको भो तक और नेतिक भावताकी कसौटीपर खरा उतरना 
ही चाहिए। ज्ञास्त्रोंकी व्यास्या करनेबालेके लिए पहली शर्ते यह है कि उसने यम 
और नियमोंकी कठोर साधना द्वारा अपने आपको शुद्ध कर लिया हो। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २१-२-१९२९ 


३०. पत्र; मीराबहनको 


९ फरवरी, १९२९ 
चि० मीरा, 
अभी तार मिला है कि रसिक कल चल बसा। हमारे लिए ईश्वरको मर्जी ही 
कानून है। मेरा दैनिक कार्य निविध्न चल रहा है। मुझे जो भी दुख हो रहा है 
वह स्वार्थवश ही है। मैने बडी-वडी आझ्ाएँ बाँची थी कि रसिक अपने इसी शरीर 
हारा बहुत-कुछ करेगा। लेकिन भाग्यमे ऐसा नहीं लिखा था। रसिककी आत्माको 
सद्गति प्राप्त हुई है, क्योकि पिछले दो मासमे उसकी बडी काय्रापलट हो गई थी। 
मै वुधवारको हैदराबाद पहुँच रहा हूँ। वहाँसे शुक्रवारकों सुबह चल दूगा और 
दिव-मर मीरपुर-छास रहकर शामकों सावरमतीके लिए नहीं, दिल्लीके लिए गाडी 
पकडगा। वहाँ एक-दो दिनके लिए भोतीछालूजीको मेरी जरूरत हैँ । मंगलकी रातको 
मन्दिर पहुँचनेकी आशा रखता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं है। तुम ऊुँछ भेजना चाही, 
तो रविवार और मंगलवारके बीच पण्डित मोतीछाल नेहरू, क्लाइव स्ट्रीठ, नई 
दिल्‍लीके पत्तेपर भेजता ठींक रहेगा। है 
अभी तुम्हे इससे ज्यादा लछिखनेका समय नहीं है। तुम्हारे पत्र अच्छे और 
जानकारी देनेवाले रहे है। में जान-वूझ्कर रसिकके बारेमें तुम्हे तार नही दे रहा 
हूँ। हम काम करते रहे। 
सप्रेम, 
बापू 


अंग्रेजी जी० एन० ९३९७ (सी० डब्ल्यू० ५३४२)से भी। 
सौजन्त : मीराबहन 


३१. पतन्न : देवदास गांधीको 


९ फरवरी, १९२९ 


घि० देवदास, 


अभी तुम्हारे दो तार लारकानामे मिलढे। डा० अन्सारीका तार भी मिला। 
जब तार मिछा तो भोजन परोसा जा रहा था। मैने रोजकी तरह खाना खाया 
और खाते-द्ाते काम भी किया। अब तुम्हे यह लिखने वंठा हूँ। यहाँका जो कार्य- 
क्रम था वही रहेगा! इस समय मेरी यह दशा है कि रसिकके वियोगसे मत दुखी 
है, किन्तु यह केवल स्वार्थवग ही है। वह वाछक मुझे प्रिय था। मैंने उससे बहुत 
आगाएँ बाँध रखी थी कि हमारी इन आशाओकों ईइवर उत्तीकी मारफत पूरा 
करेगा, किल्तु हम देहवारी ऐसी श्रद्धा कहाँसे छाये ” इस प्रकार उसके देहात्तका 
दुख तो हमे अपने स्वार्थके कारण है। रहा रक्षिक सो वह तो देहके दुखोसे छूट गया। 
दूसरी दुनियामे अब उसकी स्थिति अच्छी ही है। इस विषयमे मुझे कोई शका नही 
क्योकि वह तो शामका भक्त था। 

तुम उसे प्रकट भले न होने दो किन्तु तुम्हे सबसे ज्यादा दुख होगा। तुम त्तो 
हृदसे ज्यादा सेवा कर चुके; उसका फल तुम्हे प्राप्त होगा। तुम्हारा धीरज तुम्हे 
बागे बढनेमें सहायता देगा। रफ्तिक तुम्हारे किसी पापके कारण नहीं गया। उसे 
जो लेना था उसे छेने ही दिल्ली गया था और लेकर चला गया। तुमने अपने 
कत्तैव्यको वहुत अच्छी तरहसे निवाह्ा है। ईरवर तुम्हारा कल्याण ही करेगा! 

एक अपने मनकी बात भी कह दढूँ। होता तो वहीं है जो ईदवरकी इच्छा ही। 
वृद्धि कर्मानुसारिणी होती है किन्तु मनुष्यको अनुमान लगानेका अधिकार तो है ही। 
उसके अनुसार मुझे छग्रता हैं कि मेरे अथवा हमारे उपचार अर्थात्‌ कुंदरती उपचार 
ही अच्छे हैं। मुझे छगता है कि अगर संगनछाकू और रसिक दोनोका सीधा-सादा 
उपचार हुआ होता तो झायद वे बच जाते। इसीको दूधरी तरहसे कहें पों अगर 
उसके नसीबम जीना होता तो ऐसे सयोग होते जिससे उसका कुदरती उपचार ही 
होता। किन्तु इससे मनको सन्तोष नहीं मिल सकता और ने हमे इतता कहकर हीं 
सत्तोष कर लेता है। यह सब कहनेका अर्थ यह नहीं है कि मुझे उसे दिल्‍ली भेजनेका 
दुख है और न ही मुझे डाक्टरकी दवा क्रमेका दुख है। तुम्हारे लिए जो-कुछ करना 
ठोक था, वही तुमने किया। जिस प्रकार जो कुछ मगरनलालके लिए करना जरूरी था 
वह ब्रजकिशोर बावूने किया। जीने-मरनेंका शौक नही होवा चाहिए। कर्तेव्यनयाउन 
करना ही हमारा धर्म है, भूल तन करना धर्म नही है। फिर मैने तो अनुमान ही 
लगाया है न? क्या ठीक होता, यह तो ईश्वर ही जानता है। | 

अनायास ही मुझे १७ फखरीकों दिल्‍ली आना पड रहा है। और मुझे अच्छा 
लग रहा है। तुमसे मिल सकूँगा। वा को रोक केना। किन्तु यदि उसे जाचा हो 


2 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तो जाने देना। कान्तिको घीरज तो देते ही होगे। तुमसे सारा हाल जाननेको आशा 
है। रसिकके अन्तिम दिनोंकी बातें जाननेका पूरा-पूरा मोह भेरे मनमें बना हुआ 
है। इस मोहंका त्याग नहीं कर पा रहा हैं। 


वापके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० २१२२)की फोटो-तकरूसे। 


३२. पत्र: बली बोराकों 


शनिवार [९ फरवरी, १९२९ [ 
चि० वी, 

अच्छा किया जो तुम वहाँ पहुँच गईं। रसिक तुम्हे प्राणोसे भी प्यारा था। 
में जानता हूँ कि हम सबसे ज्यादा दुःख तुमको ही होगा। किन्तु तुम समझदार 
हो। घीरज रखता। रसिककी सेवामे कोई कमी नहीं रही यह जानकर सन्‍्तोंप 
रखना। कुमीको अलूगसे पत्र नही लिख रहा हुँ। यदि तुम न गई तो १७ तारीखको 

हम दिल्‍्लीमें मिलेगे। 
बापुके आशीर्वाद 


गूजराती (जी० एन० २१५५)की फोटो-तकलसे | 


३३. पत्र: कस्तुरबा गांधीकों 
शनिवार [९ फरवरी, १९२९ 


वा, 

तुझे तो ज्ञान हो ही गया। दिल्‍ली जाकर तो तूने बहुत धीरज दिखाया। 
इसलिए मुझे लगता है कि तू ज्ञायद बहुत दुःख नहीं कर रही होगी। तूने तो इन 
वालकोका पालन किया था; इसलिए दु.ख तो होगा ही। किन्तु जिस मार्गसे रसिक 
गया है, उस मार्गसे तो हम सबको ही जाना है, फिर जल्दी या देस्से जानेका शोक 
किसलिए करे? दिल्‍ली रुक गई तो रविवार १७ तारीखको मिलेंगे। 


बापू 
गुजराती (जी० एन० २१५६)की फोटो-तकलसे। 


१ और २. रसिककी रृत्युके उत्झेखसे। 


३४. पत्र: छगनरूाूल जोशीको 


लारकाना 
शनिवार, [फरवरी, १९२९]! 


चि० छगनलाल, 

आज तुम्हारी तरफसे कोई पत्र नही मिक्ता। रसिक चल बसा। मैं नहाकर 
निकला और भोजन करने बैठने ही वाला था कि देवदासका तार आया। तार पढकर 
फौरन खाने बैठ गया। सब काम चल रहा है। रसिकके जानेका दुख है, किन्तु 
स्वार्थके कारण ही यह में अच्छी तरह देख रहा हूँ। मेने उसके शरीरसे बहुत काम 
लेनेंकी आशा बाँधी थी। इसलिए जिस प्रकार एक यन्त्रके टूट जानेंसे हम स्वार्थवश 
दुखी होते है उसी प्रकारका दु,ख आज मुझे भी है। यन्त्र चलानेवाले आत्माका 
विचार करते समय तो हर्ष ही होता चाहिए। क्योकि उसका पिंजरा पुराना पड़ 
गया था, सड़ गया था, उसे छोडकर हस चला गया। उससे शोक तो नही होना 
चाहिए। यह जानता हूँ, इसीलिए स्वार्थपूर्ण ढु खक्ों दवाकर सब काम करता जा 
रहा हूँ। हम सव एक यन्त्रके टूटनेपर अपने अन्य यन्त्रोको अच्छा बनाये और उनसे 
ज्यादा काम छेकर दूटे हुए यत्त॒की कमी पूरी करे। 

मैं वुधवारकी शामको हैदराबाद पहुँचूँगा। वहांसि शुक्रवार सुबह मीरपुरुखासके 
लिए रवाना होऊँगा। वहाँसे दिल्‍लीके लिए गाडी लूँगा। 

एक वात और लिख दूँ। मगनछार और रसिककी मौतके बाद आश्रमको 
गतिविधियों अर्थात्‌ उसकी रोजमर्राकी क्रियाओंके प्रति मेरा मोह बढ गया है। मुझे 
लगता है कि अगर हम इन दोनोकी अपने हाथों सेवा कर पाते तो शायद वे बच 
जाते। इससे अर्थ यह नही है कि दिल्‍ली और पटनामें उनकी सेवा कस हुई बल्कि 
अर्थ यह है हमारी सेवाके ढगमे वैज्ञाविकताकी कमी है। उतर दीनोके कर्म उन्हें दूर 
ले गये और उन्हे उन स्थानों पर तो शाही सेवा ही मिली । 

बापके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ५४८३)की फोटो-तकलसे। 


२. ९ करवरीको गांधीजी झारकानामें ये। 


३५. पत्र: छगनलाल जोशीको 


लारकाना 
९/१० फरवरी, १९२९ 


चि० छगतलाल, 


आजको डाकसे तुम्हें तो पत्र भेज चुका हूं। किन्तु मीराबाईके कई पत्न तुम्हारे 
पास भेजनेके लिए सेमाल रखे थे; वे इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। इन पत्रोंमे 
उसको स्वच्छता, प्रेम और उसकी कत्तेव्यपरायणता स्पष्ट झलकती है। हिन्दू धर्मके 
विषयमें उसके उद्यार समझने लायक है। इन पत्नोका सार मन्दिर्वासियोकों बताना 
और वबहनोंको भी। पत्र पढ़कर भहादेवके पास भेज देता। 

ऊपरका अंश कल शामकों लिखा था। अब दस तारीख़की सुबहकी प्रार्थनाके 
बाद गाड़ीके छूटनेकी राह देखते हुए यह लिख रहा हूँ। आज सुबह ८-३० बजे 
सक्खर पहुँचना है। मौनवार भी वही बीतेगा। मंगरलूवारका सारा दिन तो यात्रामे 
ही बीतेगा। बुधवार, शामको, हैदरावाद पहुँचेगे ! और शुक्रवार सवेरे हैदराबादसे रवाता 
होकर मीरपुर खास। इसलिए शुक्रवारकों पहुँचनेंवाली डाक मीरपुर-खासमे मिलनी 
चाहिए। वहाँ अहमदाबादसे गाड़ी सुबह ९ बजे पहुँचती है। रविवार सुबह दिल्ली 
पहुँच जायेगे। दिल्लीका पता पण्डित मोतीलाल नेहरू, क्‍लाइव स्ट्रीट, नई दिल्‍ली 
लिखना ) याद आया तो नम्बर भी लिख दूँगा। १९ तारीख मंगलवारकी रातको 
अहमदाबाद पहुँचनेकी आशा तो है पर हो सके तब न ? 

दाँत आदि जैसे [मामूली] दर्दोमें डाक्टरोके पास पहुँच जानेकी तो हमारी 
वृत्ति नही हो रही है न? हमारा माप तो रेलसे दूर कोई गाँवका है। इस गाँवमे 
जो ने मिले, वह हमें भी नही मिलेगा। ९९ प्रतिशत दर्द तो अपनी गलतीसे होता 
है और ९५ प्रतिशत सहन करने लायक भी होता है। और बहुतसे दर्दे तो उपवास- 
भर कर लेतेसे कम हो जाते है। हर बातमे हमें सहनशील वननेका प्रयत्त करता 
चाहिए। जिस बातका निवारण हम अपने आस्तरिक बलसे कर सकते हो और जिसे 
सहन करना दोष हो, उसे किसी भी स्थितिमें सहन न करे। जैसे कि अन्दरकी या 
वाहरकी गन्दगी। इतना सबको समझाना। जो भड़ोंच गये है उनपर यह आरोपके 
रूपमें नहीं लिख रहा हूँ। किन्तु उनके जानेसे तथा रसिकके चल बसनेसे मनमे उठ 
रहे विचारोंसे ही इसका खयारू आया है। हम डाक्टरोके पास हैं और हमें उनकी 
मदद छेनेकी आदत हो गईं है। इसलिए उनसे जो मदद मिलती है उसका उपयोग 
तो लोग छेंगे ही। यह चेतावनी तो इसलिए है कि हम अपनी मर्यादाका (रा 
घ्याव रखें। 

तुम्हरी और नारणदासकी पट रही है या नहीं? एक-द्ूसरेके प्रति उदासीन 
बनकर सन्‍्तोष मत कर छेना। तुम्हे नारणदासको प्रेमसे नहा देना है। उसे विश्वास 


दिला देवा है कि उसको शंका व्यर्थ है और तुम चाहते हो कि ह 
जहाँ-जहाँ उससे काम ले सको लेना। तुम चाहते हो कि वह वहाँ रहे। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच . | 
सवखर 
१० फरवरी, १९२९ 
यहाँ आनेपर तुम्हारी रूम्बी चिटूठी मिल गई है। जवाब देने-जैसा कुछ हुआ 
तो कल हो दे सकूया। 


बापू 
गुजराती (जी० एन० ५४८७ )की फोटो-नकलसे । 


३६. तीसरे दर्जके मुसाफिर 


मैने फिरसे तीसरे दर्जेम मुसाफिरी करता शुरू किया है इस कारण पुत्र. इस 
बारेमें अपने अनुमव लिखनेका अवसर भी मिल गया है। १९१५में जो हालत 
मैने देखी थी उसमे और आजकी हालतमे कोई ज्यादा फर्क नहीं मालूम पडता। न 
मुसाफिर सुधरे है, न रेल-विभागने किसी तरहकी तरक्की है। जबतक मुसाफिर नही 
सुबरेगे तवतक रेल-विभाग द्वारा सुघार किये जानेंकी बहुत कम सम्भावना है। 
मुमकित है, अधिकारियोने कही कुछ सुघार किये हो, केकिन जिनकी ओर हर आदमीका 
घ्याव खिंच जाये, ऐसे सुधार दिखाई नहीं पडते। उनके किये जानेका सवाल ही नही 
उठता; क्योकि हम लोगोमें चाहे जैसी असुविधाकों सह लेनेकी आदत घर कर चुकी 
है। अगर हममे यह आदत केवल त्यागकी दृष्टिसे पडी होती तो अच्छी मानी जा 
सकती थीं। परन्तु जब यह आलस्य, अज्ञान और असाववानीकी निशानी होती है तो 
इसके एक दोष होनेमें कोई सन्देह नही है। मेरा विश्वास है कि ऊपर बताये गये 
तीनो अवगुणोके फलस्वरूप ही मुसाफिर चाहें जेंसी हाकूतमे भी असन्तोष प्रकट नही 
करते। इस तरहकी सहनशीलता मनुष्यकों आगे नहीं बढाती! ठीक तचरहसे' देखे तो 
यह सहनशीलता नहीं, बल्कि आल्स्यकी निशानी है। आँगनमे पडा हुआ कूडा-ककेट 
फेकनेके बदले उसे वहाँ जमा होने देवा गृण नही, दोष है। मारे कीचडके आँखे 
चिपक रही हो, कानोमे मेल मरा हुआ हो और फिर भी उन्हे साफ न किया जाये 
तो यह पाप है, यह न तो सादगीकी निशानी है और न सहने योग्य वात है। 
इसी तरह रेलगाडीमे जो असुविवाएँ हर की जा सकती हैं, उन्हे दूर न करके किसी 
तरह काम चछाते चले जाना गुण नही, अवधुण है। शक 

मैं देखता हूँ कि गाडीके दूसरे डिब्बोमे जगह होनेपर भी मुसाफिर एक ही 
डिब्वेमें घसकर बैठ जाते है। एक साथ बैठनेकी गरजसे या दूसरे डिब्वेतक जानेके 
आल्स्पके कारण वे गाडीके भीतर, बैचोंके पास, जो सकरा रास्ता रहता है, उसीको 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाइममय 


रोककर बेठ जाते हैं। अगर किसीकों उनके पाससे होकर संडास तक जाना होता 
है तो भी वे उसे उठकर रास्ता नहीं देते बल्कि अपने ऊपर से लाँघकर निकल्‍र 
जाने देते हैं। इस तरह रास्ता रोककर वेठना रेलके कायदेके खिलाफ है और अगर 
दूसरे मुसाफिर विरोध करें तो बेठनेवालेकों रास्ता छोड़ता ही पड़े। लेकिन इस 
नियमका न कोई पाछून करता है और न करवाता ही है। जहाँ सब एक ही दोपके 
शिकार हों वहाँ कौन किसको रोके और कोन किसे पूछे ? 

बी० बी० सी० आई०की गाड़ियोंमे तीसरे दर्जेके पाखाने अच्छे नही होते; 
वे साफ तो होते ही नहीं, फिर मुसाफिर उन्हे और भी खराव कर देते है। लेकिन 
जोवपुर लाइनकी गाड़ियोमे जैसे खराब पाखानें होते है वैसे तो मेने कही भी नहीं 
देखें। जोधपुर लाइनके पाखाने मीतरसे बन्द नहीं किये जा सकते। उनमे न हवाकी 
गुजाइश होती है, न प्रकाशकी ही। मौलाना शौकतअछीके समान मोटा-ताजा आदमी 
तो शायद ही उनमे घुत्त सके । इन पाखानोंमें मेलेको बहानेके लिए जो छेद होते है 
वे इतने छोटे होते है कि केवल बहुत ही खबरदारी रखनेवाला आदमी आसपासकी 
वैठककों खराब करनेसे बच सकता है। इस दृष्टिसे जिन्होने जोवपुर छाइनकी ग्राडियाँ 
बनाई है, उनके दोषोंकी तो हद ही है; लेकिन जो मुसाफिर आज कई सालोसे इसी 
हालतको निभाते आ रहे हैं उन्हें क्या कहा जाये? दुनिया तो यही कहेगी कि ऐसे 
छोगोके लिए ऐसे ही पाखाने होने चाहिए। जब रेलवेके मालिकोका काम विना पाखानें 
वनवाये चल जाता है, उन्हे मुसाफिर मिल जाते है, तो फिर वे ज्यादा पैसा फिजूछ 
बरखाद क्यों करें? मैं मानता हूँ कि इस तरहका तक सही नहीं है। फिर भी, जो 
मुसाफिर दूर की जा सकनेवाली तकछीफोको भी सहन कर हछेते है उनके वारेमे 
लोग क्‍या सोचेगे, क्‍या सोचते होगे ? 

इस दर्दनाक और शर्मनाक हालतकों किस तरह दूर किया जाये? रेलवे मुसा- 
फिरोंकी तकलीफोंकों दूर करनेके लिए भाई जीवराज नेणसी एक सस्था चला रहे 
है। आज प्रसंगवश् मुझे याद आ रहा है कि एक समय जब मुझे दम मारतेकी भी 
फुरसत न थी, उन्होने इस बारेमे मुझसे कुछ लिखनेके लिए कहा था। मैं उन्हें यही 
सलाह देता हूँ कि रेलवे विभागवालोके पीछे पड जाना तो ठीक है ही, लेकिन उनसे 
भी ज्यादा पीछा तो रेलवे मुसाफिरोंका करना चाहिए, उनकी आँखे खोलनी चाहिए, 
उन्हें उनके धर्मका भाव कराना चाहिए। यह काम घमकाने था डर बतानेसे नहीं 
हो सकता, इसके लिए प्रेम ही एकमात्र उपाय हैं। रेलवे विभागवालोंके साथ लिखा- 
पढी करनेसे सुनवाई हो या न हो, प्रशंसा मिल सकती है। इसमें प्रतिष्ठा है। लेकिन 
मुसाफिरोंकों समझानेमे तो शुरूमें बुराई ही हिंस्से आयेगी, शायद मार तक खानी 
पड़े और फिर भी कुछ हासिल न हो। यह काम आन्दोडन करनेका नहीं हैं, यह 
तो सुधार और शुद्धिका है। रेलवे विभागके पीछे पडनेसे विभाग ऊँछ वा: करेगा 
और मुसाफिरोको बार-बार बताते रहनेसे वे भी सुधरेगे, लेकिन यह वाद रहे कि 
थह काम मुश्किल है और धीरे-घीरे होनेवाला है। आरम्भ शायद यह बहुत ही ज्यादी 
नीरस भी माछूम हो। फिर भी इसमे शक नहीं कि सच्चा सुधार इसी तरह होगा। 


टिप्पणियाँ ४१७ 


अब सवाल यह है कि यह काम किस तरह किया जाय ? इसके लिए ऐसे प्रचा- 
रकोकी जरूरत है, जो तीसरे दर्जमे मुसाफिरी करके यात्रियोको समझायें। यात्रियोको 
सचेत करनेके लिए पत्रिकाएँ भी बेंटवानी चाहिए। प्रचारकमे दृढ्ता और सकोचहीनता 
का होना जरूरी है। उन्हे खुद झाड़ू छगानेमें भी शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योकि 
उन्हें तो मुसाफिरो द्वारा गन्दी की हुई जगहको उसी चक्‍त साफ करके उनके सामने 
नमूना पेश करना होगा, अगर वे पाखाने खराब करेगे तो प्रवारकोको उन्हे भी साफ 
करना होगा। इस तरह मुसाफिरोमे दयाधर्मके भाव पैदा करने होगे। ऐसे प्रचारकोमें 
घेये, उत्साह, आत्मविश्वास, विवेक आदि गुणोका होना भी जरूरी है, तभी उनकी 
सेवाका कुछ असर होगा। जबतक यह काम नहीं होता तबतक रेलवे-विभागके 
बार-बार पीछे पड़ने पर भी कोई खास कामयाबी नहीं मिलेगी, फिर इस तरहका 
सताना सार्थक तो कंसे हो सकेगा ? 


मोहनदास करमचन्द गांधो 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-२-१९२९ 


३७. टिप्पणियाँ 


सरोजिनी देवीकी सेवा 


अमेरिकासे मित्रोके पत्र बराबर मेरे पास आते रहते हैं जिनमे सरोजिनी देवीके 
कामकी प्रशता रहती है। वे लिखते है कि सरोजिनी देवी अमेरिकामें बडे महत्त्वका 
काम कर रही है और अपनी सारी ईइ्वर-प्रदत प्रतिभाका देशके लिए पूरा-पूरा 
उपयोग कर रही हैँ। इसमे शका नहीं कि उन्होने अमेरिकावासियोका मन मोह 
लिया है। कनाडाकी एक बहनने एक हरूम्बें पत्रमें अपने कुछ अनुभव लिखकर भेजे 
है, उसमे से थोड़ी बाते नीचे देता हूँ: 

मैं नही समझता कि इच बहनने जिन शब्दोमे सरोजिनी देवीकी शवितिका 
वर्णन किया है उसमे कोई अतिशयोकित है। सरोजिनी देवीमे वस्तुस्थितिको परम रमे 
समझ छेनेकी अपूर्व शक्ति है। वह अपनी मर्यादाकों समझती हैं। वे अर्थशास्त्रियो 
और राजनैतिक नेताओकी तरह अनावश्यक तफसीलमे कभी नहीं उतरती। इस तरहके 
ज्ञानका न॒ तो वह कमी दावा करती है और न दिखावा ही। साधारण आदमीके 
पास जितना ज्ञान होता है, उतने ज्ञानकी पूजीसे वह अपना काम इतनी चतुराईसे 
कर छेती है कि सामनतेवाला आदमी उन्हें कमी उलझतमे डाल ही तही सकता, उलठे 
जो-कुछ उनसे ग्रहण करता है उसीमे इतना सन्तोष अनुभव करता है, मानो उसे 


सब-कुछ मिल गया हो। 


२. यहाँ नहीं दिंपा जा रहा दे। कुमारी हेंढेन रीड द्वारा लिखित यह पत्र ७---१९२६९के यंग 
इंडियामें प्रकाशित हुआ था। 


३९-२७ 


४१८ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 
पॉजनेवालोंकी ओरसे 

अपने-आपको धुनाईमे निपुण माननेवाले एक चरखा-प्रेमी लिखते हैं:' 

काकरके' शास्त्रका मुझे कुछ अनुभव नहीं है, किन्तु जान पड़ता है लेखककों 
इसका अच्छा खासा अनुभव हैं। इसलिए उनके सुझाव छाप रहा हूँ। दूसरे घुनाई 
जाननेवाले इसके साथ अपने अनुभवोकी तुलना करें और वे यदि कुछ और विशेष 
जानकारी दें सकते है, तो लिखें। 

उपर्युक्त पत्रसे पता चलता हैं कि इन सादे औजारोका शास्त्र भी जानमे योग्य 
है। यरवदामे मेने काकरकी और [उसके] मूलकी अवगरणना की थी। अब मै 
ज्यादा अच्छी तरह पीजने छगा हूँ इसलिए उसका मूल्य समझमे आता है। फिर भी 
में काकरके गुण-दोष अच्छी तरह नहीं परख सकता। इस पत्रसे देखता हूँ कि काकर 
का चुनाव करते समय एकदम उसकी उत्पत्ति तककी बात मालूम करनी पडती है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-२-१९२९ 


३८ राक्षसी पद्धति 


'सतरूूज नामक एक सस्‍्टीमर है। इस स्टीमरमें कई महीने पहले अनेक 
हिन्दुस्तानी मजदूर ब्रिटिश गियानासे कलकत्ता लाये गये थे। स्टीमर कम्पनियोंके पास 
कई ऐसे स्टीमर है जिनमें चह दूरके उपनिवेज्ञोंसे यात्रियोंको छाती ले जाती है। 
“सतलूज ” इसी प्रकारका स्टीमर है। उस यात्राके दौरान उसके यात्रियोंमें से ३७की 
मृत्यु हो गई। यह संख्या मयंकर मानी जायेगी। थह खबर मिलते ही उपनिवेश- 
वासियोंके हकोंकी रक्षा करनेवाले मण्डलने सरकारकों तार देकर इस विषयों जाँच 
करनेको कहां। मालूम होता है, सरकार पहले ही सफाईकी तैयारी किये बेठी थी। 
उसने दो अधिकारियोंकों जाँचके लिए नियुक्त कर दिया था और उन्होंने यह रिपोर्ट 
दे दी कि ऐसी मौतको घटनाएँ तो इस तरहके स्टीमरोंमें हमेशा ही हुआ करती 
हैं; 'सतलज के जो यात्री मरे वे सभी बूढे थे और ठीकसे देखा जाये तो उन्हें 
ब्रिटिश गियानासे' आना ही नहीं चाहिए था, क्योकि समुद्रकी यात्रा करने लायक 
शक्ति उनमें नहीं थी। जाँचकर्ताओंसे ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करके सरकारने अपनी 
सफाई साथ ली। 

अब जाँच करनेवारे अधिकारी कौन थे हम यह भी देख ले। एक व्यवित 
तो था उपनिवेशोंमे जाने और वहाँसे लौटकर आलेवाले लोगोंका संरक्षक और दूसरा 


१, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। छेखकने धुनक्ीकी काकरके विंपयममें यह लिखा था कि वह बकरीके 
चमड़े की दोनी चादिए। बछड़े या पाडाके चमड़ेसे बनी काकरमें रुई बहुत चिप्टतों है और दूसरे दोष 


भी द्वोते है। 
२, धुनकीमें लगाये जानेवाडे तातको बांवनेके काममें लाया जानेवाल चमढ़ा। 


राक्षसी पद्धति ४१९ 


उस भ्रदेशका जिलाघीश। यह बात समझमें आ सकती है कि सरक्षक या जिलाधीश 
दोनो अधिकारियोमे एक भी तटस्थ अथवा निष्पक्ष चही कहा जा सकता क्योंकि 
इन दोनो अधिकारियोका काम ऐसे स्टीमरोका निरीक्षण ही है! थे इन मुसाफिरोके 
आरोग्यके लिए जिम्मेदार माने जाते है। इसछिए किसी प्रकारका जुल्म, अन्याय 
या अनियमितता नही हुई, जाँच द्वारा यह दिखानेसे तो उनका स्वार्थ है ही। इन 
अधिकारियोका स्वार्थ था इसलिए इन्हे तो गुनहगारके कठघरेमे खडा किया जाना था। 
इन्होने अपने कत्तेब्यका पूरी तरह पाछन किया कि नहीं इसकी भी जाँच होनी चाहिए 
थी। इस तरह अगर व्यावहारिक भाषामे कहे तो गुनहगारकों ही न्‍्यायासनपर बैठा 
दिया गया। ऐसे छोगो द्वारा दिये गये निर्णयमे भछा क्या कसर हो सकती है। 

ऐसी पद्धतिको में राक्षसी पद्धति ही कहूँगा। न्याय करनेके बजाय न्याय करनेका 
दिखाव! करना, हर तरहसे वाह्य आडम्वर करके लोगोकी आँखोमें घूल डालना, 
पहलेसे ही अपने बचावकी तैयारी कर रखना, जहाँ तक हो सके अपनी भूछ स्वीकार 
न करना, अपराधी अधिकारियोंके अपराध छिपाना, ये सब वाते राक्षसी पद्धतिके लक्षण 
हुँ और ये सब लक्षण हम ब्रिटिश राजनीतिमें रोज देखते हूं। 

'सतलज ' के प्रशंनपर और ज्यादा विचार करे। जितने व्यक्ति इस यात्रामें 
मरे यदि उतने हर यात्रामे मरते है तो यह बात अधिकारियोकी निष्ठुरता और 
निर्दंयताकों सुचक है। एक ही बार इतसे व्यक्तियोकी मृत्यु हुई हो तो यह आकस्मिक 
घटना मानी जा सकती है। यदि इतने व्यक्ति हर यात्रामें मरते हो तो यह बात 
अक्षम्य है और उसका किसी तरह बचाव' नही किया जा सकता है। इसे अक्षम्य 
माननेके बजाय' अधिकारियोने उछटठा ही किया। यदि कोई पाप और गुनाह रोज 
होने छगे तो क्या वह पाप और गुवाह नहीं रह जाता? ऐसा नहीं हो सकता। 
“सतलज ' के प्रसगसे जो प्रशंव उठते हे वे इस प्रकार है: स्टीमरकी बनावट कैसी 
है? उसमे यात्रियोके रहनेके लिए पर्याप्त स्थान है या नहीं? रोशनी, हंवाका पूरा 
इन्तजाम है या नहीं? उसमें ठण्ड, गर्मी वरसातसे बचतेका प्रबन्ध है या नहीं? 
यात्रियोके पास काफी कपड़े थे या नही” इच प्रहनोका विचार करते समय स्टीमरके 
मालिक, स्टीमरके कर्मचारियों या दूसरे अधिकारियो, ब्रिटिश ग्रियाताके अधिकारियों 
और इस विभागते सम्बन्धित यहाँके अधिकारियोसे पूछताछ करनेका भ्रदन खड़ा हो 
जाता है। ऐसी शुद्ध जाँच कौन करे और किसके लिए करे? गिरमिट्में बंधकर 
जानेवाले गरीब मजदूरोका हाल कौन पूछे? वे मरते है या जीते है, खातेसीते है 
कि नहीं, इसका ध्यात कौन रखे? मण्डलने 'सतलज की दुखद घटनाकी ओर 
ध्यान खीचकर अच्छा ही किया है। आशा करता हूँ कि सरकारने अपना बचाव कर 
लिया है, किल्तु इससे मण्डल सन्तुष्ड नहीं होगा। इस मयकर घटनाकी खुली ओर 
मिष्पक्ष जाँच होती चाहिए। और यह कहनेकी जरूरत नहीं कि इस जाँच-समितिमें 
अधिकारियोके अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति भी होने चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-२-१९२६९ 


३९. उमड़ता हुआ प्रेम 


' नवजीवन में प्रकाशित “हैदराबादर्मं खादी” शीषक लेखके विषयमें श्री 
लक्ष्मीदास लिखते हूँ: 

यह पत्र मैं इसकी वाध्तविक कीमतका खयाल करके नहीं छाप रहा हैं, 
बल्कि इसमें खादीके प्रति उमड़ते हुए प्रेमकी जो धारा बह रही है उसे पाठकों तक 
पहुँचानेकी इच्छासे ही यहाँ दे रहा हूँ। इससे मेरा यह मतलूव नहीं है कि इस पत्रमे 
कोई सार नही है; पत्रमे सार तो है लेकिन प्रेमके सामने वह फोका लगता है! यह 
लिखते हुए मुझे प्रेमी नरसिह मेहताका एक पद याद जा रहा है। वे गाते है: 


प्रमरस पान तूं भोरना पींछधर 
तत्वनूं दुंपणुं तुच्छ लागे।' 

जब मे देखता हूँ कि लक्ष्मीदासके समान खादीके अनन्य भकक्‍त अभी देशमे 
हैं तो खादीके प्रति मेरा विश्वास वढ़ जाता है। संस्तारमें अनेक सिद्धान्तोका समर्थन 
किया जा सकता है, उनपर भावज्य रचे जा सकते है, रचे गये है, फिर भी उनका 
प्रचार नहीं होता, वर्षोंकि उनके कोई भक्‍त नहीं है। ससारका इतिहास इस बातको 
सिद्ध कर रहा है कि जिस चीजके भक्‍त दुनियामे रहे है वह चिरस्थायी वनो है। 
अब दो शब्द इस विवयके सम्बन्धपे। माई लक्ष्मोदासने जो कुछ लिखा है वह तो 
निविवाद है। जब हिन्दुस्तानके किसान कंपाससे लेकर कपड़े बुनने तककी सारी 
क्रियाएँ अपने घरमें ही कर लेंगे तव खादी दूसरे सब कपडोके मुकावलेमे जरूर सस्ती 
पड़ेगी । लेकिन मान लीजिए कि हम रोटी बनाना भूल गये है, किसी तरह हमें 
मिलके विस्कुटोंपर गुजर करनी पडती है। ऐसी हाऊुतमें अगर हम उसे फिर सीखना 
चाहे तो आठा कही पिसवायेंगे, शायद गूंधघने और लोई बनानेका काम भी औरोसे 
करवा लेगे और केवरक बनी-बनाई रोटी बेल लेनेका काम ही घरपर करेगे। ठीक 
यही हाछत आज कताईको हो गई है। यूरोपमें देखो; वहाँ आज गेहूँ कही पैदा 
होता है, दूसरी जगह पिसता और छतवता है, आटा कही तीसरी जगह गूँधा जाता 
है और चौथी जगह उसकी रोटी पकाई जाती है। यह भी कहा जाता हैं कि वहके 
शहरोंमें लोगोके घरपर तो रोटी बनना लूंगभंग वन्द-सा हो गया है। अमेरिकाके 
कई स्थानोंमे घरमे रसोई बनती ही नहीं है, छोग होटलोमे जा-जाकर भौजन कर 
भाते है। इसे वे आपदुधर्म नही, अपने लिए अच्छा समझ कर करते है। 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। छेखऊने कताई सीखनेसे पहले पिजाई न सीखना खादी की मन्द 
प्रगतिकी एक बड़ा कारण माना था। उसने यह भी छिंखा था कि सभी किस्तानोंको अपना खाछी समय 


खादी-कायमें छगाना चाहिए। 
२. है, मोर मुकुथ्वारी श्रीकृष्ण, तू मुझे अम-रस पिछा। तत्मकी नीरस चर्चा मुझे ठच्छ प्रतीत 


होती है। 


फौजदारी कानूनका उल्लंघन ४२१ 


इसलिए यद्यपि सिद्धास्तकी दृष्टिसे मेरा भाई छक्ष्मीदाससे कोई मतमेद नहीं 

है, फिर भी इस सत्विकालमे जो छोग कातना जानते है उत तक कुछ समय तक 
पूनियाँ पहुँचाकर उन्हे बादमे पीजना सिखा देनेका छोम मेरे मनमे बसा हुआ है। 
साथ ही, में इस लोभकी दलदछमे फेस न जाऊँ, इस वातकी खबरदारीके लिए भाई 
लक्ष्मीदासके समान एकायी विचार रखनेवालोकी जरूरत तो में महसूस करता ही 
हूँ। इसमे कोई शक नहीं कि जहाँ पिंजाई नहीं होती वहाँका कताईका काम बिना 
नीवकी इमारत जैसा है। इस कारण आज हमे पेंशेके लिए नही बल्कि यज्ञकी दृष्टिसे 
पीजनेवलोकी जरूरत है। इस सम्बन्धमें में पहले भी लिख चुका हुँ। हंकीकेत 
तो यह है कि कपास बोनेसे लेकर बुनने तककी तमाम क्रियाओको परोपकारके लिए 
करनेवालोकी बढती हुई तादादपर ही खादीकों तरक्की निर्मर है! क्योंकि यही लोग 
गाँवोमे प्रवेश करके किसानोकों उनके घर्मका भाव करा सकेंगे। 

[गृजरातीसे | 

सवजीवन, १०-२-१९२९ 


४०. फौजदारी कानूनका उल्लंघन 


कई हफतो पहले एक नवयुवककों सलाह देते हुए मैने छिखा था कि उसे अपने 
बाल-विवाहका सम्बन्ध तोड डालना चाहिए और इससे अगर माता-पिताको किसी 
तरह दुख हो तो उसे भी सह लेना चाहिएं। इसपर एक वकोल मित्र लिखते है 


आपने जो सलाह दी है, उसे देते समय मालूम होता है, आपने फौज- 

दारी कानूतका विचार नहीं किया था। इस कानूतके मुताबिक पुरुषको तो 

एकस्ते ज्यादा विवाह करनेका अधिकार है, छेकित तीनो वर्णोम बेचारी स्त्रीको 

एकप्ते ज्यादा विवाह करनेका हक नहीं है। इन वर्णोें तल्ाककी सुविधा 

नहीं है, याने जो स्त्री या बालिका एक पतिको छोड़ कर दुसरेसे विवाह करती 

है वह कानूवन अपराधी ठहराती है, दण्डकी पात्र होती है। सालूम होता है, 

आप इस बातकों भूल गये हे। क्या अब आप अपनी सलाह बापस नहीं लेगे ? 

मैं अपनी सलाह वापत्त लेनेकी कोई जरूरत नहीं समझता। कानून सुधारकके 

लिए रहनुमा नहीं होता, बल्कि उसका अन्तर्नताद ही आखिर बक्‍त तक उसकी 

रहनुमाई करता है। जिसे कानूनका डर हो वह सुधारक बन ही नहीं सकता। इस 

संसारमें जितने भी बडे सुधार हुए है, होते है, उनके बारेमें हम यह कह सकते 
है कि उनके सुधारकोने कानूनकी तनिक भी परवाह नहीं को थी। 

छेकिन प्रस्तुत मामलेमे तो मैते विवाहके जिस बन्चनको न माननेकी सलाह 

दी थी वह वास्तवमे विवाह कहां ही नहीं जा सकता। जिस विंवाहमें कन्या विवाहके 

अर्थकों नाममात्र भी न समझती हो, विलकुछ नादान हो, वहाँ चिंवाहका कोई अर्थ 

ही नहीं रहता। विवाहका अर्थ तो है वह सम्बन्ध, वह इकयलासा, जिसे स्त्री-पुरुषने 


२, देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ १९६७-४८ । 


४२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपत्तम एक दूसरेकों समझकर स्वीकार किया है। इकरारनामेके बारेमें कानृूत साफ 
तौरपर कहता है कि दोनों पक्ष उस इकरारनामेको समझनेवाले होने चाहिए। 

जिस इकरारतनामाका अर्थ किसी एक पक्षनें समझा ही नहीं अथवा जिसे 
उसने दूसरोंकी जबद॑स्तीके कारण मंजूर कर लिया है, मंजूर करनेवालेको वह इकरार- 
नामा किसी भी प्रकार बाँध नहीं सकता। इसलिए जो सलाह मैने दी है वह मुझे 
ठीक मालूम होती है। और जबतक देशमें ऐसी सलाहके मुताबिक काम करनेको 
हिम्मत रखनेवाले नौजवान आगे नहीं आते तबतक बेचारी, दीन, अबछा बालिकाओकी 
रक्षा नही हो सकेगी। अगर हम कानूनमे सुधार होनेकी आशा छगाये बैठे रहेगे, 
तो युगों बीत जायेगे और फिर भी हमारी आशा पूरी न होगी। इससे मेरा यह 
मतलब नहीं है कि बुरे कानूनोंकों सुधारनेके छिए कोई आन्दोलन न किया जाये, 
उन्हें सुधारा न जाये। जो उपाय' मैंने बतलाया है वह इस कानूतको रद करानेका 
एक जोरदार हथियार है। अगर सच पूछा जाये तो कानूनको लोकमतका अनुग़ामी 
होना चाहिए। जिस राज्य-पद्धति पर लोकमतका अंकुश नहीं है, यानी जहाँ मनमाना 
राजकाज चलता है वहाँ कानून लोकमतको ठुकराकर भी बनाये जाते हैं। नतीजा 
यह होता है कि प्रजा हमेशा ऐसे कानूनोंको तोड़तेकी घातमें रहती है, उन्हें तोड़ 
कर कामयाबी हासिल करती है और फरू यह होता है कि कानूनके प्रति जो 
विवेकपूर्ण सम्मान प्रजाके मनमें रहता चाहिए वह नही रह पाता। 

बाल-विवाह वगैरा कुप्रथाओंको दूर करनेके लिए, मेरी रायमे जो बात मैने 
पहले उपायके तौरपर बतलाई है वही ठीक है। इस तरह करनेसे लोगोका ध्यान 
जल्दी ही बुरे रीति-रिवाजोंकी तरफ खिंचता जा रहा है, वे उसपर विचार करने 
लगते है और जो कानून बुरे रिवाजोको कायम रखनेमें मददगार होते है उन्हें रद 
करानेके लिए सामान्य जनता खुद कोशिश करने लगती है, उसमे हाथ बँटाने लगती 
है। इसी कारण मैं तो हरएक उत्साही सुधारककों यही सलाह देता हूँ कि वह 
कानूनके फन्‍्देमे ज्यादा न फंसे और जहाँ साफ तौरपर धर्मकी प्रतीति होती हो 
वहाँ बिना किसी संकोचके आवश्यक उपायोंका सहारा ले और कानूनी सजाकों सह 
लेनेके लिए तैयार रहे। 

अपराधीके लिए फौजदारी कानून भले ही जरूरी हो, शायद हैं और शायद 
हमेशा रहेगा; लेकिन निर्दोष सुधारकके लिए फौजदारी कानूनका कोई अर्थ नहीं हर 
न उसमें कोई सार ही है। सजाके दो हेतु होते है: अपराधीकों अपराध के 
रोकता और समाजकी रक्षा करना। सुधारक इन दोनों दृष्टियोसे निर्दोष है; क्योकि 
न तो वह किसी तरहका अपराध करता है और न उसपर प्रतिबन्ध छगानेसे उसका 
सुधार ही रुक सकता है। सजा देनेसे तो उलटे सुधार आन्दोलनकों बल मिलता 
है। इस गरीब, छाचार भारतभूतिमे फौजदारी कानूनका जितना डर अपराधियोकों 
रहता है उससे कही ज्यादा डर निर्दोष छोग अपने सिर पर धरे रहते हैं। पुराना 
पापी इन कानूनोंकों घोल कर पी जाता है; और जो अपराधी नही हैं, जिनका मन 
बिलकुल निर्दोष है, वे बेचारे निःसत्व वायु-मण्डलमें रहनेके कारण रात-दित फौजदारी 


पत्र : मणिदाकू और सुशीला गाधीको ४र्३े 


कानूनके डरसे थर-थर काँपते रहते है। जबसे सत्याग्रहनें इस देशमें प्रवेश किया है 
तबसे इस तरहका डर छोगोमें बहुत-कुछ घटा तो है, छेकिन इन वकील मित्रके पत्रसे 
यह वात साबित होती है कि अमी लछोगोमे इस तरहका डर बाकी है। मैं चाहता 
हैँ कि सब सुधारक इंस डरसे मुक्त रहे। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १०-२-१९२९ 


४१. सणिलाल और सुशीला गांधीको 


१० फरवरी, १९२९ 
चि० मणिलाल और सुशीला, 
सिल्वकी यात्राके दौरान आज तुम्हारा पत्र मिला। 
तुम दोवोकों यह जानकर दुःख होगा कि रसिक पदन्दह-बीस दिनकी वीमारीके 
बाद ८ तारीखको विल्‍लीमे चल वसा। डा० अन्सारीने उसकी सेवामे कोई कसर नहीं 
रखी। वा, कान्ति, हरिलाल और वी वहाँ पहुँच गये थे। देवदास, कृष्णास और 
नवीन भी वहाँ थे। पिछले दो माससे रंसिककी ईइ्वरमे बहुत श्रद्धा हो गई थी। 
रामायणमे बहुत रस छेने छूगा था। इसमें दुख करनेका कोई कारण नहीं है क्योकि 
हम सबको जल्दी या देरसे इसी मार्गसे तो जाना है। हमे शोक तो अपने स्वार्थके 
कारण होता है। मैनें अपना कोई भी काम बन्द नहीं किया। 
चैयंवालाके लिए मीठा, सबके लिए सरल उच्चारणवाल्ा तथा प्रात स्मरणीय 
वाम सीता भेज रहा हूँ। इसलिए अब तुम शिकायत नहीं कर सकते हो। मनाना- 
भाईका भी पत्र आज ही मुझे मिला है। 
सुगीलाका वजन ९० रतल तो ठीक ही है। १०५ रतलरू तक आसातीसे हो 
सकता है। कंसरत करते हुए जितना जरूरी हो उतना खाये तो इतना वजन 
आसानीसे वढ सकता है। वसुमतीबहनका वजन ७४ तक हो गया था, अब तो १०५से 
भी ऊपर हो गया है। उसे तो क्षयका डर बताया गया था। लेकिन अब वजन उतना 
हो गया है जितना पहले कमी नहीं था। मुख्य कारण तो उसका अपना मन था। 
सिन्धकी मुसाफिरीके वाद दिल्ली होते हुए आश्रम लौट जाऊंगा। चहाँ दूसरे 
स्थानों पर जातेका कार्यक्रम निश्चित कझूँगा। 
नये एजेटके बारेमे न छिखनेका कारण तो बताया ही है। उसके बारेमे लिखना । 
मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। 
अवद्य ही श्री डोकके जीवन-वृत्तान्तके लिए रुस्तमजी ट्रस्टसे रकम दी जा 
सकती है। उसके लिए इस पत्रका उपयोग करना पड़े तो कर छेना। और अगर 
मेरा अछगसे लिखना जरूरी हो तो लिख दूँगा। 
बापुके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ४७५२ )की फोठो-तकलसे। 


४२. पत्र: छगनलाल जोशीकों 


सक्खर 
१० फरवरी, १९२९ 
चि० छगनलाल, 
आशा तो यही है कि यह पत्र तुम्हें बड़े लछिफाफेके साथ हो मिलेगा। एक 
खास व्यक्ति हैदराबाद जा रहा है; उसे उसीके साथ भेजूंगा। 
आस्ध्र प्रदेशके वेंकटप्पैया बहुत अघीर हो रहे है; इसलिए दिललीसे सीधा 
बेजवाड़ा जानेका विचार कर रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा काम ठीक चल रह है। मेरे 
आनेसे कुछ व्यववान तो होगा ही, इसके बजाय तुम्हें एक-दो महीने शान्ति मिल 
जाये तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। आ गया तो भी पाँच दिनसे ज्यादा नहीं रह 
सकूंगा। इतने थोडे समयके लिए चकक्‍्करका रास्ता क्‍यों अपनाऊँ। मुझे लगता है. कि 
सीधा मनमाड़के या फिर बम्बईके रास्तेसे चछा जाऊं। लेकिन यदि तुम चाहते हो 
कि में पाँच दिनके लिए ही सही मन्दिर आऊँ तो मुझे तार देना या पत्र छिखना। 
मेरे स्यालसे यह पत्र तुम्हें बुधवार तक मिलेगा। उसी दिन शामकों में हैदराबाद 
पहुँचूँगा। मुझे गुरुवार तक हैदराबादके पतेपर तार कर सकते हो। पत्र तो दिल्ली 
पहुँचकर ही मिल सकेगा। उस वक्‍त तक शायद देर हो जायेगी। सबके साथ सलाह 
करके मुझे सूचित करो! 
अव्बास और राजारामका किस्सा दुःखद माना जायेगा। केकिन फैसला हो 
गया यह अच्छा ही हुआ। 
तुम्हें घबराना और निराश नही होना चाहिए। कत्त॑व्यका पालन करते रहो; 
और फिर भी यदि मन्दिरमें आग लगती है तो लगते दो। अपना सर्वस्व दे देनेके 
बाद मनृष्य और क्या करे? परिणाम उसके हाथमे नहीं है। फिर शोक करे और 
व्यर्थ हाथ-पैर मारे तो मूर्ख ही माना जायेगा। अपनी शक्तिसे ज्यादा कुछ न 
करना; उतावली तो बिलकुल न करना। सब काम समय पर करता। और जो न 
हो सके उसके विषयमे नम्नतासे अपनी असमर्थता स्वीकार कर लेना। तव सब-कुछ 
सरल लगेगा। 


बापुके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ५३८६) की फोटो-नकलसे। 


| 


४३. पत्र: नानाभाई मदरूबालाको 


[१० फरवरी, १९२९] 

भाईश्री तानाभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। सम्मनके वारेमें और समाचारकी राह देखूंगा। मैने 
सुशीलाको [घेर्यंवालाका | दूसरा नाम भेजा है। सीता ताम पसन्द किया है। उसके 
मित्रोको यह नाम पसन्द आयेगा और वह प्रात स्मरणीय नाम तो है ही। ताराके 
पत्र न लिखनेकी सुशीकाने शिकायत को है। अभी मै सिन्धमे हूँ। १७को दिल्ली 
जाऊंगा | मुझे लगता है, वहाँ दो दिन रहना पडेगा। उसके बाद शायद सीधा 
बजवाडा चला जाऊंगा। 

हरिछालका बेटा रसिक ८ तारीखको दिल्‍लीमे चल बसा, यह तो तुम्हे मारूम 
ही हो गया होगा। मौतके बारेमे बहुत विचार किया है, इसलिए उसका शोक नहीं 
होता। स्वार्थवश दुख तो जरूर होता है किन्तु क्षणिक ही। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ४७५१)की फोटो-तकलसे। 


४४. भाषण : छात्रोंकी सभा, सक्‍्खरस' 


१० फरवरी, १९२९ 


आपने मुझे एक अभिनन्‍्दनपत्र दिया है जिसमें क्या लिखा है, यह आप खुद 
नही जानते।' आपने अपने अभिननन्‍्दनपत्रमे खादीकी प्रशसा की है लेकिन यहाँ आप 
विदेशी कपडोमें आये है। आपने मुझसे प्रइन किये है जो महज दिखावा लगते है। 
आपसे अपना समय बर्बाद किया है जिसका कही बेहतर उपयोग आप सडकोपर 
झाड़ लगा कर उन्हे साफ करनेमें या कोई अन्य ईमानदारीका मेहनतका काम करनेमें 
कर सकते थे और उससे कमाया गया धन लाछाजी स्मारक कोषमें दे सकते थे। ज्ञान 
केवल जिज्ञासुकों ही दिया जा सकता है। लेकिन यह देखते हुए कि अभिननन्‍्दनपत्रमे 
जो लिखा है उसका आपको पता भी नही था, आपकी इच्छा प्रश्नोंका उत्तर 


१, डावकी सुहरसे । 

५, यह मंश प्पारेलाल्के साप्ताहिक पत्रमें से लिया गया हे। 

३, छात्रोंकी भोरसे मेंट किये गये इस अमितन्दनपमे कुछ नैतिकता विषपक प्रश्न पूछे गये थे जो 
समाके वातावरणकों देखते मौजूँ नहीं थे। गांधीजीके सवार करनेपर छात्रेनि स्वीकार किया कि 
अमितन्‍्दनपत्रके वरेंमें उसे लिखनेते पहके था उसके वाद भी उनसे कोई सलाह नहीं छी गई यी। 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जाननेकी भी नहीं हो सकती। इसलिए में उन प्रइनोंकों ग्रम्भीरतासे नहीं लेता। 
यदि अभिनल्दनपत्रके छेखककी इच्छा उत्तर जाननेकी हो, तो उसे कोई दूसरा अवसर 
दूंढ़ुना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-२-१९२९ 


४५. भाषण : नगरपालिका हारा आयोजित सभा, सक्खरमें' 


१० फरवरी, १९२९ 


गांवोजीका उत्तर हमारों मौजूदा नगरपालिकाओंके कार्यो और उनको 

सीमाओंके विषयपर एक व्यास्यान ही था। वह अभिनन्‍दनपत्रस कही गई इस बातसे 
सहमत हुए कि सगरपालिकाओंके जरिये स्व॒राज्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन 
उत्होंने अभिनन्‍दन देनेवालोंकों आगाह किया कि यह बात स्वतंन और स्वशासित 
नगरपालिक्राओंक़ी हुई तक ही ठीक है। उप तगरपालिकाओंके बारेगें यह बात सही 
नहीं है जो सरकारी प्रभावमें काम करती है, जेसा कि भारतकी ज्यादातर नगर- 
पालिकाओंका हाल है। लेकिव मौजूदा नगरपालिकाएँ अपने-आप सरकारसे स्व॒राज्य 
भले न ले पायें, लेकिन यदि वे कुशलतापुर्वक कार्य करें तो यह स्व॒राज्यकोी दिशासें 
एक बड़ा कदम होगा। नगरपालिकाकी कार्यकुशलताकी पहली शार्ते यह है कि जो 
लोग इसके सदत्य बनें उनमें निजी लाभकी नहीं बल्कि सेवा करनेकी भावना होती 
चाहिए। दूसरे, नगरपालिकाके सदस्पोंके लिए यह जरूरी है कि वे पहले स्वयं भंगी 
बनें और शुद्ध घी-दृध तथा अशुद्ध घी-दूधर्सो अन्तर करना सोलें और इस 'प्रकार 
अपने पदकी योग्यता प्राप्त करें। उनका यह कर्त्तव्य है कि वे देखें कि नगरपालिकाकी 
सीमाके अन्दर एक भी गल्दी सड़क और एक भी ऐसी गली न रह जाये जहाँ 
झाड़ू न लगी हो। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग्र इंडिया, २१-२१९२९ 


१, यह भंश पयारेलाल द्वारा लिखित साप्ताहिक पन्रते लिया गया दे। 


४६. भाषण: स्त्रियोंको सभा, सक्‍खरमें 


१० फरवरी, १९२९ 
अगर आप भारतमें स्वराज्यकी स्थापना करना चाहती है, जिसका अथे हमारे 
और आपके लिए केवक रामराज्य ही हो सकता है, तो आपको मन और तन, 
दोनोसे स्ीताकी तरह शुद्ध बनना होगा, क्योकि तभी आप महापुरुषोकी जननी बन 
पायेंगी और शारीरिक शुद्धता छानेकी दिशामे पहले कदमके रूपमें आपको शुद्ध 
हाथ-कती खादी पहनती चाहिए जैसा कि प्राचीवकालमे सीता करती थी। और अन्‍्तमे, 
आप स्वयंको और अपनी बेटियोकों विभिन्‍न सामाजिक कुप्रथाओ और अत्याचारोके 
उस जजालसे मुक्त करे जो इस समय आपको जकडे हुए है। 
[ भंग्रेजोसे | 
यंग इंडिया, २१-२-१९२९ 


४७. पत्र: प्रभावतीको 


[१० फरवरी, १९२९ था उसके परचात | 
चि० प्रमावती, 
तुमारे खत सखरमे आकर मीले। मैं पिताजीको लीखता हुं वे जैसा कहेगे 
वसे हि करना। प्रत्युत्तरकी राह देखना। 


बापूके आशीर्वाद 
जी० एन० ३३१३ की फोटो-सकलसे। 


४८. पत्र ः एगमिसको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
११ फरवरी, १९२९ 
प्रिय एगसिस, े 
इतने वर्षों बाद तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई । हाँ, जब हेनरी' 
यहाँ आये थे तब उनसे तुम्हारी सभी गतिविधियोंके बारेमें मुझे जानकारी मिक्त गई 


, गाधीजी १० फरवरी, १९१९ को सबखर पहुँचे ये। 
हे इस फामे और इसके बादके इस काल्‍के पत्रोमें पत्न-व्यवहारंके छिए स्थायी पता ही दिया गधा था। 
3. एच० एच० पल० पोल्क। 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


थी। लेकिन दूसरेसे तुम्हारे बारेमे पता चकने और. खुद तुम्हारे पत्रसे तुम्हारा हाल 
पानेंमें बहुत फर्क है। मुझे इसकी भी खुशी है, तुम्हारा काम्र खूब भज़ेमें चलछ रहा 
है। अपने चाचा-चाचीको पत्र लिखना तो उन्हे मेरा स्मरण अवश्य करा देना। मुझे 
अक्सर उनकी और उनकी अनेक कृपाओंकी याद आती है। 

तुमने अखवारोमे और अगर “यंग इंडिया” तुम्हे मिल रहा हैं तो उसमें देखा 
होगा कि मुझे यूरोपका अपना प्रस्तावित दौरा फिर रद करना पड़ा है। अब मैं 
नहीं जानता कि कव वहाँ आ सकूँगा। उसे रद करनेका मुझे बहुत दुःख हुआ, 
लेकिन वहूं बहुत जरूरी था। 

हृदयसे तुम्हारा, 

एगनिस 
बुलस्ट्रोड है|उस 
बुलस्ट्रोड स्ट्रीट 
लब्दन, डब्ह्यू-१ 


अंग्रेजी (एस० एन० १५१३८) की फोटो-नकलछसे | 


४९. पत्र: उसर अहमदको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
११ फरवरी, १९२९ 

प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। धन्यवाद। में आपकी इस बातसे सहमत नहीं का सकता 
कि नेहरू-रिपोर्टने मुसलूमानोके हितोंकी अवहैलना की है। उन हिंतोंके विषयमे रिपोर्टके 
सुझावोसे आप भक्े ही असहमत हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस रिपोर्टके 
लेखकोके मनमें मुसलमानोके दावोंकी अहमियत कम करने या उनकी उपेक्षा करनेकी 
कोई इच्छा नहीं रही है। किसी भी सूरतमे, स्वराज्यकी समस्याको बिना सभी 
सम्बन्धित वर्गोके सहयोगके हू करनेका कोई सवारू ही नही हैं। अपनी हद तक 
में इततना ही कह सकता हूँ कि हिन्दु-मुस्लिम एकताके लिए मैं अब भी हमेगाकी 
४ 99 हृदयसे आपका, 


श्री उमर अहमद 
खिलाफत हाउस 
बम्बई- १० 


अंग्रेजी (एस० एन० १५३२४)की फोटो-नकलसे | 


५०. पत्र; एच० टी० हॉल्डको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
११ फरवरी, १९२९ 
प्रिय मित्र, 

अब जाकर मुझे आपके पत्रका उत्तर देनेका समय मिला है। शिकारपुरमें मेरे 
पास एक मिनटका भी अवकाश नहीं था। मुझे ऐसे बहुतसें छोगोको निराश करना 
पडा जो आशा करते थे कि मैं उनकी सस्था देखने जाऊँगा। उन परिस्थितियोमे में 

आपकी ससस्‍्थाके लिए समय नही निकाल सका। इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा करेगे। 


हृदयसे आपका, 
रेवरेड एच० टी० हॉलैड 
सेठ होरानन्द चैरिटेबिक हॉस्पिटल 
शिकारपुर 


अग्रेजी (एस० एन० १५००६) की फोटो-नकलसे | 


५१. पत्र: रामसरावको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
११ फरवरी, १९२९ 
प्रिय मित्र, 
आपके प्रइनोके मेरे उत्तर ये है ' 
१, श्री राममरावने पूछा था: 
बया आप मुक्ति या पूर्णताके वारेमें अपना विचार स्पष्ट करेंगे? 
(१) क्या भाप किसी मनुण्कके लिए विंकास-मके किसी भी चरणमें मुक्ति प्राप्त करना सम्भव 
मानते हैं। 
(१) श्री कृष्णमूति कहते हैं कि जीवन विचार-अनुभूति है। वया आप छपापूरवक जीवनकी अपनी 
प्रिकष्पनाका कुछ अलुमान देंगे? 
(३) वस्तुओंको समझनेमें शकाका वषा स्थान ओर स्थिति है? 
(४) कया सत्य और जीवन एक ही चीजें है? आपते “माई एक्सपेरिमेंट्स विद दूध” (* मेरे 
सत्यके शोग ? ) नामक पुस्तक ढिंखी है! सत्यसे आपका वा तातपये है? 
(५) श्री ऋृष्णमूर्ति कहते है कि “ वैयवितिक समस्या ही विश्व-्मत्या है।” भाप उनके विवारसे 


किस दृद तक सदमत हे! 


४३० सम्पूर्ण गांधी_वाइमय 


मुक्तिका जो अर्थ में समझता हूँ वह हैं शरीरकी दासतासे अर्थात्‌ जन्म और 
मरणसे पूर्ण मुक्ति। 

(१) हाँ। 

(२) जीवन वह है जो स्थायी है, अर्थात्‌ जो हमेशा था, हमेशा है, और 
हमेशा रहेगा, और वह उन सभी चीजोंसे ऊपर है जिनको हम अपनी ज्ञानेन्द्रियोंसे 
देख या अनुभव कर सकते हैं। 

(३) शंका समझकी जननी है। 

(४) सत्य और जीवन सारतः एक ही चीज हैं। जीवनकी जो परिभाषा 
मैंने दी है, वही में सत्यकी भी करूँगा। 

(५) में श्री कृष्णमृतिसे बिलकुल सहमत हूँ। उन्होंने जो बात कही है वह 
एक सूक्तिका' छायानुवाद है। 

मेंने अपने उत्तर जानबझ कर अस्पष्ट रखे हैँ । आपके प्रश्नोंकी स्विस्तार समीक्षा 
करना कठिन है। वह तो किसी चर्चाके दौरान ही सम्भव है। लेकिन मेरे उत्तरोंसे 
आपको शायद कुछ आभास मिल सकेगा कि सभी चितनशोल लोगोंको उद्िग्न करने 
वाले इन परम महत्वपूर्ण प्रदनोंके बारेमें में क्या सोचता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत 'राममराव 
द्वारा श्रीयुत जमशेद एन० आर० मेहता 
बोनस रोड 
कराची 

अंग्रेजी (एस० एन० १५००८)की फोटो-नकलसे | 
५२. पतन्न; कमला सत्तियानाथनको' 
.११ फरवरी, १९२९ 


प्रिय मित्र, 
मेरा सन्देश-जैसा पुरुषोंकों वैसा ही स्त्रियोंको-यह है: मुक्ति स्वयं उनके ही 
हाथोंमें है। उन्हें अपनी पूरी शक्तिसे ऐसी हर कुप्रथाका प्रतिरोध करना चाहिए जो 
उन्हें अपने परों तले दबाकर रखती है । 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
(अंग्रेजीसे| 
सरोजिनी नायड्‌ 


१. “थथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे” | 
२, इंडियन लेडीज मेंगजीनकी सम्पादिका । 


५३. पत्र: रुथ एफ० बुड़सवालको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावस्मती 
११ फरवरी, १९२९ 
प्रिय सित्र, 

आपका पत्र मिला। वह मुझे मेरी सिन्ध-यात्राके दौरान प्राप्त हुआ था, अतः 
यह विलम्वब। में १७ तारीखको दिल्ली पहुँचनेवाला हूँ और वहाँ १८ तारीखको भी 
रहूँगा, लेकिन १८कों मेरा मौन-दिवस है। चूँकि में दिल्ली एक विशेष कार्यवज्ञ जा 
रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई समय नहीं बचेगा। भें इस महीनेकी २० तारीखके 
लगभग सावरमती पहुँचने, और वहाँ केवल कुछ दित रुकनेकी आशा करता हूँ। में 

वहाँ शायद कमसे-कम इस माहकी २५ तारीख तक रहेंगा। 


हृदयसे आपका, 


रुथ एफ० बुड्सवाल 
मारफत वाई० डब्ल्यू० सी० ए० 
नई दिल्‍ली 


अग्रेजी (एस० एन० १५००५) की फोटो-तकलसे। 


५४. पत्र; आश्रमकी बहनोंकों 


११ फरवरी, १९२९ 

बहनो, 

तुम्हारा पत्र मिला। ॥॒ है 

तुम जो कुछ हृ्यपुर्वक कर सकती हो, मुझे उसीसे सन्तोष हो जायेगा। तुम्हारी 
शान्तिमें मेरा सुख निहित है। 

रसिकके चल वसमेका मेरे अन्तरमे दु.ख नही है। हाँ, स्वार्थके वश कमी दु.ख 
उमड पड़े इतना मोह है। रसिक जहाँ गया है, वहाँ हम सबको जाना है। इसमें 
फर्क सिर्फ समयका हैं। इसमें दुख क्या ? फिर, मौतका डर किसलिए ? मौतके बाद 
जन्म है या मोक्ष है। जन्म अच्छा तो छंगता ही है। प्रयत्त करे और पसन्द हो 
तो मोक्ष भी है। तीसरी स्थिति है ही नहीं। अगर मोक्षके लिए सतत प्रयत्न न 
हो तो जन्म तो अनिवार्य है ही। और जन्म हमें अच्छा रूगता है, इसलिए किसी 
भी तरह दुखका कारण नहीं। दुखका कारण हमारा अज्ञान है। यह समझकर 
मैने अपना एक भी काम क्षणमरके लिए भी नहीं रोका। 


डरेर सम्पूर्ण गांधी_वाइमय 


इस बार ऐसे मुह्॒तेसे निकछा हूँ कि वहाँ आनेको तारीख सरकतो ही रहती 
4 बारेमें ड़ 
है। इस वारेमें छगनलालके पत्रसे जान लेना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
बायुना पत्रों: आश्रमनी बहनोने 


७५५७, पत्र: बालमन्दिरके बच्चोंको 


सक्खर, 
११ फरवरी, १९२९ 
बालमन्दिरके पक्षीगण, 
तुम्हारे जवाब मिल गये हैँ। इन्दु, वसन्‍्त, माधुरी लिखते हैँ कि हमें मसाला 
अच्छा लगता है, इसलिए खाना नही छोड़ेगे। यह कंसी बात है? हमें कोई रिवाज 
अच्छा लगता है इसीलिए हमे उसके अनुसार खाना, वात करना या आचरण 
नहीं करना चाहिए। वह उचित हो, तो ही हम उसके अनुसार खायें, या आचरण 
आदि करें। तुममे से किसीको मिर्च पसन्द हो तो क्या यह खाई जानी चाहिए? 
तुम्हें ज्वर हो और ज्वरमें रोटी खानेको जी हो तो क्या रोटी खा लेनी चाहिए! 
वही खायें और उतना ही खाये जितना शरीरके लिए अच्छा हो। वचपनमे ही मत 
प्र कावू करना सीख ले तो हम खूब आगे बढ़ सकते है। तानी कहती है कि वह सूतकी 
चूड़ी पहनना चाहती है। ऐसा करनेमे कोई हानि नहीं है। पर चूड़ी न पहनना 
ही एक नया गुण है। इसलिए सूतकी चूड़ी पहननेकों भी मन हो तो इस इच्छाको 
दवा देना चाहिंए। ये चूड़ियाँ तो मेठी हो जायेगी और धोनी पड़ेगी उससे तो न 
पहनना ही ज्यादा अच्छा होगा न ? 
मुझे तो आशा थी कि इस पत्रका जवाब मैं स्वयं हाजिर होकर सुन सकूंगा। 
किन्तु शायद ऐसा न हो सकेगा। ऐसा हो तो तुम अपने वचनका पाछून करना और 
कक्षा्में, रसोईपरमें, प्रार्थंथाकें समय शान्ति रखना। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजराती (जी० एव० ९२२१)की फोटो-नकलसे। 


२. गांधीजी पहछे १५ फरवरीको पहुँचनेवाले थे; फिर उन्होंने १६ फरवरीको पहुँचनेके लिए लिखा 
और पहुँच सके। 


५६. पतन्न : छगनलाल जोशीकफो 


सक्खर 
११ फरवरी, १९२९ 
चि० छगनलाल, 
रसोई-घरकी यदि हमेशा बती रहने योग्य शात्तिपूर्ण व्यवस्था हो गई है तो 
शायद मेरे आने पर भो वह बनी रहेगी। रस्सीसे पत्थरपर भी निश्ञान पड़ जाता 
है। अम्याससे क्या सम्भव नही है? 
घीका हू तुमने ठीक ही सोचा है। अब हमारा प्रयोग ठीक चढेगा। इसके 
परिणामके साथ-साथ उसके गृण-दोष भी देखना। खानेवालोकी थैली, उनके शरीर और 
मनपर क्‍या असर होता है, यह भी देखना। 
ईंदवरलालकी बनाई हुई छरियोको कमी-कभी पत्थरपर तेज कर लेनेसे वे अच्छा 
काम देंगी। काम हो जानेके बाद॑ उनको सदा साफ करवा लिया जाये। 
वदरलके बारेमें शकरलालको मालूम है। उसकी बात जल्दी ही मत मान 
बैठना । उसने ३०,००० रु० का ठीक हिसाब नही दिया है। 
उडके कारण पैर फट जाते हो तो रातको गरम पानीसे सोडा डालकर पाँव 
धोना और फिर घी भरकर उसके ऊपर पट्टी बाँध लेना उसका उपाय है। चौकी- 
दार यह काम दिनमें ही कर के। मेरा अँगूठा और उसके नीचेका हिल्सा फट गया 
था। मैने यही किया। दो दिनमे विवाई भर गई थी। काम तो कोई भी बन्द नही 
किया था। चलना-फिरना जारी था। 
यह जरूरी है कि तुम एक ही दिंत पाखानेकी सफाई और चौकीदारी, दोनो 
ने करो) अपना काम बॉटकर बोझ कस करना। 
सरलादेवीकों उतने मावेकी जरूरत न हो तो कम भेजना! शहरसे दामोका 
भी पता लगा लेना और दाम थोडा कम लेना। हम सबके साथ अपना व्यवहार 
पूर्णतया शुद्ध रखें। कोई आवश्यकता न होने पर भी हमारी चीज छें, यह जरूरी नही 
होना चाहिए। मावेके छिए और भी ग्राहक्त आसानीसे मिल सकते हैं। क्या दूघकी 
मात्रा कुछ बढी है? 
रोटौके लिए जिन्हे रखना ठोक हो उन्हीको रखना। घीरूको इस कामसे छुट्टी क्यो 
देनी पड़ी, यह तुमने नहीं छिखा है। रमणीकलछालकको रोटी बचाना सीख लेना चाहिए । 
यदि किसीके पास एक लच्छी भी कात पानेका सबरू कारण हो तो उससे 
कुछ नहीं कहना है । 
आश्रमकी छोटी-मोदी बातें लछिखनेके विषयर्में सकोच करनेका तनिक भी कारण 
नही है। जैसे जन्म-मरणकी सूचता सुन लेना ठोक रहता है, उसी प्रकार सुख-दुखकी 
छोटी-मोटी बाते भी मनमें क्षोमका अनुभव किये विना उन्हे सुन रेनेकी शक्ति अथवा 
कछा सीख लेनी चाहिए। जो दुःख रूप लगता है वह दुख है और जो सुख रूप 


३९-२८ 


डरे४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लगता है वह सुख ही है, यह कौन कह सकता है? भाँग पीनेमें मौठी लगती है, 
किन्तु उसका परिणाम तो हमें मालूम ही है। दूसरी मीठी छूगनेवाली चीजोंका 
परिणाम हम नहीं जानते। इसलिए कई बार धोखा खा जाते है। 

तोतारामजीकी आँखोके वारेमें लिखना, उन्हे क्या हुआ था? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ५३८८) की फोटो-नकलूसे। 


०५७ पत्र: गंगाबहन वेचको 


मभौनवार, ११ फरवरी, १९२९ 
चि० गंगावहन, 
यह मैं क्‍या सुन रहा हूँ। छगनलालकी अनुमतिसे. . . ' ने तुम्हारा पत्र पढ़ 
लिया इसलिए तुम्हे दुःख और कोच क्यो हो? में तो यह जानता हूँ कि तुम्हें और 
मुझे इस जगतसे कोई भी वात नहीं छिपानी है। इसलिए अगर किसीने मेरा लिखा 
निर्दोष पत्र पढ़ भी लिया तो इससे तुम्हें कोच क्यो हो? अब आगे सावधान रहूँगा। 
यह पत्र तुम्हें अलगसे भेज रहा हैँ। हालाँकि छगनलालको यह बता दिया गया है 
कि जिस पत्रपर निजी” लिखा हुआ हो उसे वह अथवा दूसरा कोई भी व्यक्ति 
न पढ़ें। फिर भी जबतक तुम मुझे आदवस्त नहीं करती तबतक मै तुम्हारा पत्र 
अलग लिफाफंम ही भेजता रहूँगा। 
तुम्हारा स्वास्थ्य अब तो बिल्कुछ ठीक होगा। तुम्हारे पत्रकी आज तो प्रतीक्षा 
थी ही। किन्तु शायद तुमने क्रोवके कारण पत्र नही लिखा। अब क्रोध छोड़ दो। 
हम रोज प्रारम्ममें जो इलोक गाते हैँ उसे याद करना। 
प्रजहाति यदा कामानू' 
फिर हम यह भी गाते है, कामात्‌ क्ोधोष्सिजायते । 
» » » अपराध करे तो तुम्हे उसके कान खीचनेका अधिकार तो है किस्तु 
क्रोध करनेका नहीं। इसलिए सावधान रहना। 
टिकट बचानेके लिए आधे पत्र तुम्हारे लिफाफेमे और आधे छगनलालके लिफाफेमे 
भेज रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे 
बापुना पत्नो; गं० स्व० गंगाबहेनने 


१, साधन-पृत्रमें नाम नहीं दिया गया है। 
२. गीता, २-५५। 
३० गीता, २-६९। 
४. साधन-यूत्रमें नाम नहीं दिया गया है। 


५८. पत्र : छगनलाल जोशीको 


| हर 

चि० छगनलाहल, ॥११ फखरी, १९२६] 

अभी पुराती डाक ही देख रहा था कि रोहडीसे डाक आ गई। रोहडीको 
सावरमती और सक्खरको अहमदाबाद समझो। इनकी दूरी उनसे भी कुछ कम ही है। 

गंगावहतके क्रोचसे बहुत आइचयें हुआ है। मैने आज ही उन्हे अरूग पत्र 
लिखा हैं। ऐसा तो होता ही रहता है। 

सुबह ही तुम्हे मावेके विषयमें लिखा था। अब तुमने लिखा है कि दोनोको 
ही मावा नहीं चाहिए। अनसूयाबहनकों मावेकी किसी अच्छी दुकानका पता मालूम 
है। उसके साथ प्रबन्ध कर सकते हो। यह न हो सके तो मुझे लिखना। दाममें 
एक आना कमी करोगे तो वह छे छेगा। अम्बालालभाईके यहाँसे दूध के तो कोई 
सवाल ही नही रहता। फिर भी मावेकी दृकानके बारेमें जान छेना आवश्यक ही है। 

छोटेलालका काम तो ऐसा ही है। उसे न रख सको तो तुम असफल नही 
माने जाओगे। जो उसे रख सके उसका तो “आतजर्स में भी ऊँचा दर्जा समझो। 

दोपहरको सोनेके बाद अभी उठा हूँ। नीदमें स्वप्तमे तुम्हे देखा। तुम मेरे 
साथ गा रहे थे। मैने कहा; तुम्हे गाना तो अच्छा आता है। तुमने कहा, यह तो 
है, छेकिन यहाँ मुझे कोई कुछ मानता ही नहीं है। यहाँ आनेसे पहले में तीव बार 
कृवियोकी परिषदका प्रमुख चुता गया था। ठीक श्रीनगर तकसे मुझे निमन्‍्त्रण प्राप्त 
हुए थे। यहाँ आते ही मेरा गरवे मिट्टीमें मिल गया और मैं कवि भी नही माना 
जाता। हम इसपर हँस पड़े; स्वप्त पूरा हो गया और नीद खुछ गई। 

आश्रममे मजदूरोसे हमारा काम ठीक नहीं चल सकता, यह तो में जानता 
ही हूँ। इस समय स्वेच्छया जिसे बन्द नही कर पा रहे है, उसे किसी दि छाचार 
होकर अपनी मर्जसे समाप्त करना चाहेगे। इसलिए दुबारा विचार करना। किन्तु 
जब॒तक ऐसा करनेकी शर्वित दिखाई न दे तबतक जबरदस्तीसे न करना। फिलहाल 
एक सीमा बाँध छो, तो भी ठीक होगा। लेकिन दो सुझाव हैं। (१) वे खादी 
पहने । (२) उनकी सख्या या निश्चित की हुईं सख्यामे वृद्धि न करे। 

अब्दुल्ला भाईकी याद है। अब तो वे चले गये होगे। 

मोतीलालजीका तार आया हैं। मगलवार तक रुकने और विदुरूभाईके यहाँ 
रहनेको कहा है। इसलिए पता बदल लेना और एक दिन और वढ़ा छेना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ५५६३) की फोटो-तकलूसे। 


१, मावेकी विंक्रीकि उत्छेखले। पद स्पष्ट है कि पत्र बादमें इसी तिथिको लिखा यदा था। देखिए 


पृष्ठ ४३३ । ं 
२, देखिए पिंछछा शोषक। 


५९. पत्र: वसुमतोी पण्डितको 


सवखर 
मोनवार, ११ फरवरी १९२९ 
चि० वसुमती, 
वलोपेडसे तुम्हारा पत्र मुझे कल ही मिला। इसलिए यह पत्र इस समय तुम्हें 
मन्दिरके पते पर लिख रहा हूं;! 
दादाके लड़केके देहान्तका साधारण रूपसे उल्लेख करके तुमने ठीक ही किया 
है। यह मौतके डरसे' मुक्त होनेंकी निशानी है। रसिककी मृत्युसे मुझे इसका ताजा 
अनुभव हुआ है। उसकी मृत्युसे होनेवाले दुःखका कारण स्वार्थ ही है। यह रसिकके 
लिए तो सब प्रकारसे ठीक ही हुआ। उसका शरीर बेकार हो गया था, अन्दरसे 
सड़ गया था। उसे सँमारूकर वह क्‍या करता? मौतके सम्बन्धमें इस घटतासे 
पहले ही मेने “नवजीवन मे जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर विचार करना। यदि 
हम अपने प्रियजनोंकी मृत्युके विषयमें निर्चिन्त हो जायें तो अपनी मृत्युके विषयमे 
उससे भी ज्यादा निर्मय हो जायेंगे और इस महान मित्रसे भेटके लिए तैयार रहेगे। 
अब अपने स्वास्थ्यकी चाबी अपने हाथमे मानों। चाहे जैसी भी स्थिति हो, 
मनमें क्लेश न करना। यदि स्थिति न सुधरे तो उसे सहन कर ले। जो सुधर सके 
उसे सुधार लें। जिस स्थितिमें अनीति हो और जो सहन करने योग्य न हो उससे 
असहयोग करें। इन तीन बातोंके सिद्रा चौथी बात नही होती। 
छगनलालको लिखे कलके पतन्नसे तुमने देखा होगा कि फिलहाल मेरे मन्दिर 
लौटनेमें कुछ रुकावट होगी। समय हलगेगा। 
मेरी गाड़ी तो बकरीके दूधके बिना ठीक चल रही है। शायद काम चल 
जायेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४२९) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : वसुमती पण्डित। 


६०. भाषण : सार्वजनिक सभा, रोहड़ीमें' 


११ फरवरी, १९२९ 
गांधीजीने अन्य चीजोंके अलावा श्रोताओंसे अपने बोचसे शराबसोरीके पिशाचको 
सार भगानेकी जोरदार अपील कौ। उन्होंने कहा, यदि आप यह कर दें तो इससे 
सरकारके पंख कट जायेंगे, क्योंकि उसको २५ करोड़ रुपये सालानाका राजस्व मिलता 
बन्द हो जायेगा। यह रुपया गरीबोंकी जेबो्में रहकर सुफलित होगा और इससे 
सरकार और जनताके सम्बन्ध भी कुछ हृदतक शुद्ध बनेंगे। उन्होंने वादा किया 
कि बराब और विदेशों कपड़ेका बहिष्कार अहिसाकी शुद्धऔ्त अभिव्यक्तित है। इसमें 
किसीके प्रति कोई दुर्भावता नहीं है। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-२-१९२९ 


६१० पन्न : मीराबहनको 
१३ फरवरी, १९२९ 


चि० मीरा, 

में तुम्हे सोमवारकों पत्र नहीं लिख सका, लेकिन में तुम्हे लंगमग बराबर 
लिखता रहा हँ। अतः सोमवारवाला पत्र न मिलनेंकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं 
जायेगा। और रोज-रोजकी इन यात्राओके बीच न तो तुम जानती हो और न में 
ही कह सकता हूँ कि तुम कब मेरे पत्रकी आशा कर सकती हो? 

मोतीलालजीतें अपने आखिरी तारमे लिखा है कि मुझे मंगलवार तक दिल्‍्लीमें 
रहना होगा। मगलको मै कहाँ जाऊँगा, मुझे पता नहीं। मेरा मन है कि में साबरमती 
या बम्वई न जाकर दिल्लीसे सीधा आस्ध्र चला जाऊँ। लेकिन मैं निश्चय करते 
ही तुम्हे सूचित करूँगा। दिल्‍्लीमे मेरा पता होगा-हारा माननीय वि० झ० पटेल, 
स्पीकर, दिल्‍ली । 

कैसा ह॒त्याकाण्ड हुआ वम्बईमे। इससे मेरा मन उदास हो गया है। लेकिन 

अवश्यम्मावी था। 

पे सह मुझे एक कवित्वपूर्ण पत्र भेजा है, जिसमे रसिकके अन्तिम दिनोका 
बर्णेन है। जो-कुछ उसने लिखा है यदि वह सच है तो आश्रमने अपने अस्तित्वकी 
सार्थकता सिद्ध कर दी है। पत्रमे बताया गया है कि वह बहुत ही सात्विक और 


१, यद अंश प्यारेछाल लिखित साप्ताहिक पत्रमें से ल्यिा गया है। 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोमल स्वभावका लड़का बतन गया था। बा, हरिहाल और कान्ति अभी दिल्लीमें 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे है। आज बस इतना ही। 
प्यार, 


बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३४३) से। 
सौजन्य : मौराबहन 


६२. भाषण: स्त्रियोंकी सभा, पड़ीडानसें' 


१३ फरवरी, १९२९ 
हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसका जीवन सर्वथा पवित्र हो ऐसी स्त्रीमें, सतीमें, 
ईंइवर साक्षात्‌ विराजमाव होता है। नियमानुसार तो आपका अपने घरोमें रानियो 
जैसा रुतवा होना चाहिए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप अपने आदमियोको 
शराबकी आदतसे छुड़ा छेंगी। 
शराबके अभिशापके स्वरूप उस यादव वेंशका हो समूल नाश हो गया था 
जिसके भगवान कृष्ण स्वयं एक सदस्य थे। और यह बात इतिहासका एक तथ्य 
है कि शराबबोरोकी लतका रोमन साम्राज्यफे पतनमें भी योगदान था। संक्षेपमें, 
इस आदतको जहाँ-कहीं अपनी जड़ जमानेसं सफलता मिली वहाँ इसने दुःख और 
पतनकी हो सुष्ठि की है। लेकिन स्त्रियोंके हाथमें सत्याग्रहका महान और शक्तिशाली 
अस्त्र है। यदि कंकेयी दुराग्रहके बलपर दशरथसे अपनी इच्छा पूरी करा सकती 
थी तो आप लोग सत्याग्रहके बलपर क्‍या कुछ नहीं प्राप्त कर सकतों ? आपका 
ध्येय सही है और आपके अन्दर आत्मत्यागय और कष्ट-सहतकी अपरिसित क्षमता 
है। यदि आप छरूगनके साथ प्रयत्न करेंगी तो आपकी विजय सुनिश्चित है। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-२-१९२९ 


१. यह अंश प्यारेलाल लिखित साप्ताहिक पत्रमें से लिया गया है। 


६३. भाषण: सार्वजनिक सभा, हैदराबाद (सिन्ध) में 


१३ फरवरी, १९२९ 
गांधीजीने अपने भावणमें इस बातपर सन्तोष प्रकट किया कि नगरपालिकामे 
अपनो सीमामें आरंसिक शिक्षा निःशुल्क कर दी है, किन्तु उन्होंने नगरपालिकाके 
प्दस्पोंकों याद दिलाया कि जबतक वह हैदराबादमें शराबकी बुराईको बिल्कुल खत्म 
नहीं कर देती और शुद्ध और सस्ते दृधकी ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं कर देती कि 
लोग उस्ते उतनों हो आसानीसे प्राप्त कर सकें जितनी आसानीसे वे डाक-टिकट छे 
सकते हैँ, तबतक ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसने जनताके प्रति अपना कत्तंव्य 
पूरी तरह निभा दिया है। अस्तमें उन्होंने इस बातपर खेद प्रकट किया कि नगर- 
पालिकाके अभितन्‍्दनपत्रमें खादीका कोई उल्लेख नहीं किया गया। उन्होने कहा, सेन 
सिन्धर्में गरीबीके काफी सबूत देखे है। हैदराबादकी नगरपालिका स्कूलोमें कताई 
आरम्भ कराके हजारों रुपयेकी खादोका उत्पादन कर सकती है, जिसपर बहुत कम 
पूंजी और समय खर्च होगा, और इस प्रकार वह सिन्धके नगरों और ग्राँवोंके बीच 
वच्धुत्तका एक जीवन्त सस्बन्ध स्थापित करनमें सहायता कर सकती है। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंत्र इंडिया, २८-२-१९२९ 


६४. टिप्पणियाँ 


तलवार बनाम आत्मा 
एक सित्रने माई मेगजीन के एक पुराने बंकसे निम्नलिखित दिलचस्प उद्धरण 
भेजा हैं:' 

नेपोलियन जानता था कि पशु-अलूपर निर्भर करना भूछ है। उसका 
कहना था कि “संतारमें केवल दो ही शक्तियाँ है, और वे हे आत्म-बल 
और पशु-बल। अन्तमें पशु-बछूकों आत्म-बल सर्देच जीत लेगा।” यह बात 
नेपोलियनने पराजित और वतिर्वासित होनेके बाद नहीं बल्कि उस समय कही 

थी, जब बह सफलताके चरसोत्कर्षपर था। 
लेकिन हम पुछ सकते है कि जब नेपोलियनने युद्धकी निरथेकता इतने 
स्पृष्ट रूपसे समझ ली थी तब भी वह युद्ध क्यों छेड़ता रहा ? वह उस समय 


१. यह अंश प्यारेलाल लिखित साप्ताहिक पत्रमेते लिया गया है। 
२. पहाँ केवल कुछ अंश दी दिये जा रहे है। 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाह़मय 


तक तलवारका प्रयोग क्‍यों करता रहा जबतक कि वाटरलमें वह उसके हाथसे 
छीन ही नहीं ली गईं? इसका कुछ कारण तो यह था कि हम लोगोंकी 
भाँति ही नेपोलियन भी जो-कुछ कहता था उसके अनुत्तार सदेव आचरण 
नहीं कर पाता था, और कुछ कारण यह था कि अन्य राजा और महाराजा 
उसे शान्तिसे नहीं बेठने देते थे। वे नेपोलियन जंसे-बुद्धिमान नहीं थे। जब 
बह शान्तिकी बात कहता था तो वे विश्वास ही नहीं करते थे कि वह सच 
कह रहा है। एक विकठ युद्धके बाद नेपोलियनने आस्ट्रियाके सम्राठके पास 
यह व्यक्तिगत अपी>कू भेजी थी: 
“ चारों ओर व्याप्त शोक और १५,००० लाशोंके बीच में आपको एक 
फौरी चेतावनी देनेके लिए अपने आपको करत्तंव्यवद्ध महसुस्॒ करता हूँ। आप 
युद्ध-भूमिसे बहुत दूर हैं और आपका हृदय उतना विचलित नहीं हो सकता 
जितना कि थुद्ध-भूमिसें मेरा हो गया है। « « «* 
कितना अच्छा हो कि भारत, जिसमे कांग्रेसके जरिये अहिसाकी नीतिकों अपनाया 
है, उस नीतिपर दृढ़ रहे और पशु-बलके अभिशापसे कराह रहे संसारको दिखा दे 
कि जिस प्रकार व्यक्तियोके जीवनमें आत्म-बलकी पशु-बछके ऊपर विजय होते देखी 
गई है उसी प्रकार राष्ट्रीय मामलोंमे भी तरूवारकी शक्तिके ऊपर आत्माकी शक्तिकी 
विजय अवश्य होती है। 
अमेरिकासें मद्य-निषध 

अमेरिका मद्य-निषेधका जो महान प्रयोग किया जा रहा है उसके वारेमें 
समाचारपत्रोमें प्रस्पर-विरोधी खबरें पढनेको मिलती है। मुझसे मिलनेके लिए जो 
बहुत-से अमेरिकी पर्यटक आते है, उनसे मैं इसके बारेमे पूछता हूँ और इनमेंसे 
अधिकांशने मुझे विश्वास दिलाया है कि यह प्रयोग सफलतापूर्वक चल रहा है। इन 
लोगोमें से एक अमेरिकी लेखिका, श्रीमती सारा एम० अलगेओजो हाल ही में मुझसे 
मिली थी। उन्होने दावा किया कि वह मद्य-निषेघके लिए काम करती रही है और 
एक उत्साही सुधारक हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे जितने संक्षेपर्में हो सके 
उस प्रयोगके बारेमें अपने अनुभव और विचार लिखित रूपमे श्रस्तुत कर दें। 
उन्होने क्रपापूर्वंक वैसा किया है। उनके उत्साहपूर्ण पत्रके प्रासंगिक अंश नीचे दिये 
जा रहे है: 

आज तीसरे पहर आपसे मेरी भेंटके समय आपने मुझसे कहा था कि में 
अमेरिकामें मद्य-निषेधके पक्षमें हुई हमारो हालकी महान्‌ विजयके बारेमें आपको 
लिखेँ। में इसे बहुत खशीके साथ कर रही हूँ क्योंकि मद्य-निषेधकी विफलताके 
बारेमें इतनी अधिक बेसिर-पेरकी अफवाहें फेली हुई हे कि आपके सामने 
तथ्योंको रखनेके इस अवसरका में स्वागत करती हूँ। आप मेरी ही तरह कई 


१. यहाँ कुछ भंश ही दिये जा रहेहईहें। 


टिप्पणियाँ ४४१ 


वर्षोसे सद्य-निषेघके पक्षपाती रहे है। हमने अपनी उच्चाकांक्षाओंकों कई बार 
सण्ड-खण्ड होते देखा है और हमें शंका हुई है कि हसारे सपने कभी सच 
भी होंगे या नहीं। 

मेरा सपना तो अमेरिकाके पिछले चुनावोंमें आशासे भो अधिक पूरा 
ही गया। जेसा कि आप जानते हे, हमारे यहाँ दो प्रमुख पार्टियाँ हे -- रिप- 
व्लिकत पार्टी और डेसोक्रेटिक पार्टो। हर चार वर्षके बाद थे पार्ियाँ कुछ 
भ्ररनोंपर चुनाव-संघर्षमं एक-दुसरेका सामना करती है। नवम्बरसें हर सवाल 
जो १९१९ से लागू है मद्य-निषधके बड़े सवालके आगे गौण हो गया। धनिक्त 
चर्गोके इतने अधिक छोय शराब परसे रोक हटठानेकी माँग कर रहे थे कि 
इस सवारून अत्यन्त विकट रूप ग्रहण कर लिया था। 

व्यूयार्क राज्यके गवर्नर, एल्फ्रेंड स्मिथने, जो सद्य-निबेध हटानके पक्ष- 
पातियोंके प्रतिविधि थे, अपने चुनावकी आशा निषेध हहटानेके पक्षपातियोके 
ऊपर लगा दी और सद्य-निषेध कानूनको रद करानेकी खुलेआस और जोर-शोर 
के साथ साँग को। इसके विपरीत, श्री ह॒बंद हुबर और उपराष्ट्रपति पदके 
उस्मीदवार सेनेदर किस सद्य-निषंधकों जारी रखनेका उतना ही कट्टर समर्थन 
कर रहे थे। - - - जेसा कि आप जानते हें, मच्य-निषेध और श्री हबरको 
राष्ट्र पतिपद और उप-राष्ट्रपतिके चुनावर्मं ही चहीं बल्कि सेनेद और' कांग्रेससें 
भी भारी बहुमतसे विजय सिल्ली -- निषेध हठानेका समर्थन करनवाले ८ सेनेटर 
और १४ कांग्रेस-सदस्य पराजित हो गये। 

स्त्रियोंने यह करासात कर दिखाई। दक्षिणकी सीधी-सादी गृहिणियोन 
सभी राजनीतिक आशाओंके विपरीत अपनी पार्टी अर्थात्‌ श्री स्मिथको पार्टो, 
ड्सोक्रेटिक पार्टोका साथ छोड़कर श्री हुबरके पक्षमें मत दिया। स्त्रियोंने त 
केवल श्री हबरकों अपने सत हो दिये बल्कि उन्होंने क्लबोंकी स्थापना की 
और अपने यहाँके बहुत-से पुरुषोंको भी इतना लछज्जित किया कि उन्होंने भी 
श्री हृवरका समर्थन किया। निश्चय ही यह विजय सद्य-निषेधकी विजय थी, 
स्जिपोंके मताधिकारकी विजय थी, लेकिन विद्येष रूपसे यह बुराईके ऊपर 
अच्छाईकी विजय थी। 

समानता क्‍या है? 


४ प्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित शझ्ान्तिके सिवा, और क्या चीज है जो हमारे 


अन्दर समान रूपसे पाई जाती है? ” यह सवाल मुझसे अक्सर किया गया है। अभी 
हालमें यह सवाल मुझसे कराचीके 'डेली गजट के सम्पादकने पूछा था। मुझे इस 
बातका दुख है कि इस सवालका सविस्तार उत्तर देनेका समय मेरे पास नहीं था, 
हालाँकि मेरा जवाब काफी सम्पूर्ण था। मेरा उत्तर था कि व्रिटिश शासन द्वारा 
थोपी गईं ज्ञान्तिकी अपेक्षा हम इस दृष्टिसि अधिक समान हूं कि हमारा जन्म एक 


४४२ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


ही देशर्में हुआ है, हमारा तौर-तरीका एक है, हमारे दुःख एक है और हम सब 
गुलाम हैं। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा थोपी गई यह शान्ति है क्या? क्या इसका 
यह मतलब नहीं है कि यह विदेशी आक्रमणसे हमारी रक्षा करनेकी अपेक्षा अवसर 
हमे आपसमें ही लड़नेसे रोकती है? और क्‍या हम नही देखते कि इस एक चीजकी 
भी अवहेलना अधिक और पालन कम किया जाता है? ब्रिटेन द्वारा थोपी गईं शान्ति 
हिन्दू-मुस्लिस झगड़ोंको रोकनेमे असमर्थ है। जो एक चीज वह सफलतापूर्वक करती है 
वह है असाधारण सैनिक और अन्य उपायोसे उन चन्द यूरोपीयोकी सुरक्षाका प्रबन्ध, 
जो देशका शोषण कर रहे है। अतः ब्रिटिश शासन द्वारा थोपी गई शान्ति, जिस हुद 
तक कि वह सारे देशमें समान रूपसे मौजूद है, कोई ऐसा वरदान नही है जिसका 
उद्देश्य देशको आर्थिक या राजनीतिक रूपसे आगे बढाना हो। इसने जनताको नामर्द 
और छाचार बना दिया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि ब्रिटेन द्वारा थोषी गई 
शान्ति नही, बल्कि एक ही देशमे जन्मकी समानता, रीति-रिवाजोंकी समानता, दुःखोंकी 
समानता और सबको एक समान गुलामी, --- इनमें हर चीज अपने आपमे और सयुक्‍त 
रूपसे हमको आपसमे जोडनेवालो एक वास्तविक शक्ति है। दुःखकी प्रतीति, गुरामीकी 
प्रतीति देशके छोगोमें जैसी एकता स्थापित कर रही है वैसी एकता कभी नही हुई 
थी) और जब ये चीजें विगतकी चीजे बन कर रह जायेगी, जैसा कि होकर रहेगा, 
तब एक ही देशमें जन्मकी समानता एक ऐसी शक्ति सिद्ध होगी जो देशको अजेय 
बना देगी । 
* साइमन कमीशनके सामने गवाही 

उक्त सम्पादक महोदय ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्तिके अछावा जो अन्य प्रदत 
पूछे थे उनमें से एक था साइमन कमीशनके सामने दी जानेवाली गवाहियोंके महत्वके 
बारेमें। मेरी निश्चित राय है कि उस गवाहीका कोई राष्ट्रीय महत्व नही है। 
अधिकांश गवाहियाँ सरकारी सूृत्रोसे प्राप्त हुई है या उन सृत्रोसे प्राप्त हुई है जो 
हमेशा से सरकारी अधिकारियोके प्रभावमे रहे हैं, और निरचय ही जिस गवाहीको 
केवल कुछ सौ रुपयोके ख्चेंसे दिल्‍लीसे डाउनिंग स्ट्रीट भेजा जा सकता था उसे एकत्र 
करनेके लिए एक संसदीय आयोगको हून्दनसे यहाँतक छावा धन और श्रमकी बर्बादी 
ही थी। जो सरकार जनमतको उपेक्षा करती है वह जनतासे बिना पूछे जो चाहे 
कर ले, किन्तु उससे कोई समस्या हक नहीं होगी। इससे तो स्थिति और जटिल 
ही होगी। जोरदार जनमतकी अवहेलना करते हुए इस कमीशनको भारतमें रखनेका 
आग्रह इस बातका पक्का सबूत है कि सरकारकी इच्छा भारतकी राजनीतिक रायकी 
उपेक्षा करनेकी है, भले ही वह कितनी ही मजबूत, ठोस और सर्वेसम्मत हो और 
इस बातका भी सबूत है कि सरकारमें उपेक्षा करनेकी सामथ्यें है। 

अन्तःकरणकी खातिर 

' पेक्स इंटरनेशनल ” ' विमेन्स इंटर नेशनल छीग फॉर पीस ऐण्ड फ्रीडम की ओरसे 
१२ रू दु व्यू-कॉलेज, जिनेवासे प्रकाशित होनेवाली एक मासिक पत्रिका है। मेरे सामने 
इस मासिकके नवम्बर अंककी एक प्रति है, जिसमें निम्नलिखित अनुच्छेद है: 


टिप्पणियाँ ४४३ 


.... अगोस्लाबियासें नाज़रेन धासिक सस्प्रदायके ७२ सदस्योको सावे जिलेकी 
संनिक अदालतन शस्त्र उठानेसे इनकार करनेके अपराधमें १० वर्षकी कैदकी 
सजा दी है। ये सभी अभियुक्त इसी अपराधके लिए पहले हो ५ वर्षको कद 
भोग चुके हूँ। संसार-भरके सभी शान्ति-प्रेमियोंको षि 
इस अम्रानुषिक सजाओके विरुद्ध 
आवाज उठानी चाहिए और फैसलछोंपर पुनविचार करनेकी माँग करनी चाहिए। 
यह शान्ति-आन्दोलून परिचमी जगतमे एक अद्भुत जागृतिका सूचक है। किसी 
भ्रणालीके अन्तर्गत ७० भवद्रजनोकों केवछ इसलिए १० वर्षकी कैदकी सजा देना सम्भव 
हो कि वे उस श्रणाली द्वारा छायू घृणाके नियमकों मावनेके बजाय प्रेमके नियसका 
पालन करते है, उस प्रणालीकी बब॑रताका प्रमाण है। विश्वका अन्त करण इन बर्ब्र 
सजाओका चिरोध करे या न करे, और इस विरोधका यूगोस्छाव सरकारपर असर 
पड़े या न पड़े, इतता निश्चित है कि जो प्रणाली अपनेको जीवित रखनेके लिए 
निर्दोष और भद्र तागरिकोपर अमानुषिक दण्ड थोपनेकी जरूरत अनुमव करती है वह 
अवश्य ही अपने जीवनकी अन्तिम साँसे ग्रिन रही है। में बहादुर नाजरेनोको सादर 
वंधाई देता हैँ और आझा करता हूँ कि स्वयं यूगोस्लावियाका अन्त.करण उन्हें 
१० वर्षकी लम्बी अवधि तक जेछोमें नहीं पडा रहने देगा। 
* राष्ट्रीयता-विहीन * 
“पैक्स इंटरनेशनल में इतना ही दु.खद किन्तु महत्वपूर्ण एक अन्य अनुच्छेद 
“ राष्ट्रीयता-विहीनव जन * शीर्षकके अन्तगेत प्रकाशित हुआ है। इसमें लिखा है: 
युद्धोतर कालको उथलू-पुथलके परिणामस्वरूप, विशेष रूपसे हंगरी, रूसानिया, 
पोलेड, चेकोस्लोबाफिया और आस्ट्रियामें, हजारों लोग ऐसे हे जो अपने आपको 
बिना किसी घर, बिना किसी राष्ट्रीयत और बिचा पासपोर्टके पत्ते है। 
उस व्यक्ति और उसके परिवारकी दशाकी कल्पता कीजिए जिसे पुलिस 
हारा सीमापर ले जाकर देशसे निष्कासित कर दिया गया हो। इसके बादसे 
उस परिवारका जीवन, प्राण बचाकर भागते हुए पशुओं-जेसा बस गया है। 
इस परिवारके लोग एक देशसे दुसरे देशर्मं भठकते हे लेकिन कहीं स्थायी 
रूपसे टिक नहीं पाते क्योंकि उतके पास आवश्यक कागजात नहीं है। 
यह समस्या राष्ट्रीयता-विहीव रूत्रियों और आर्मीनियनोंके लिए ' भानसेन 
पासपोर्ट ' के जरिये हल कर दी गईं है। यह पासपोर्ट इस ससय लगभग ३२ 
देशों हारा वैध-पत्रके रूपसें स्वीकार किया जाता है। 
लेकिन अभीतक अन्य गृह-विहोव लोगोके लिए कुछ सो नहीं किया गया 
है। उतको अपनी इस कठिनाईसे निकलनेका कोई रास्ता ढूँल्‍नेंम भदद वेनेके 
लिए जिनेवा्में एक समिति बनाई गईं है जिसका ताम “वबल्ड कमेटी फॉर द 
होमलेस” (गृह-विहोनोंसे सम्बन्धित विश्व-समिति) है। इसका उद्देश्य समाचार- 
पन्नोंकों इस विषयमें सामग्री देनेके लिए आँकड़े एकत्र करता हैं और इस प्रकार 


56% सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


जन-मतको शिक्षित करने और लोग ऑफ नेशन्सके तत्वावधानमें एक अत्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन आयोजित करने तथा ऐसे कदम उठानेकी तंयारी करना है जिससे कि 
इन गृह-विहीन लोगोंकों कोई दर्जा प्राप्त हो सके। 
समितिके डायरेक्टर वाल्टर एच० फर्गेलर हे और इसका कार्यालय ३, 
जनरल-इफो रमे स्थित है। 
सम्पूर्ण यूरोपीय प्रणाली ही पारस्परिक अविद्वास और भयपर आधारित है। 
वेलेसने, जो डाविनके समकालीन थे, ठीक ही कहा था कि पर्चिमकी आइचर्यजनक 
भौतिक प्रगतिसे पश्चिमके लोगोकी नैतिक दशामे तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है। कई 
मामलोमे तो जो स्वतन्त्रता है उसे स्वतन्त्रता कहना गढूत होगा। लेकिन यह एक 
शुभ लक्षण है कि बहुत बडी संख्यामे पश्चिमके लोगोंको अपनी सम्यताकी इस अत्यन्त 
चिन्ताजनक सीमाका अहसास हो गया है और वे इसे दूर करनेके लिए ईमानदारीसे 
प्रयत्न कर रहे है। इस वीच हमारी कोगिश यह होनी चाहिए कि हम हिंन्द 
महासागरके उस पारसे आनेवाली भौतिक वैभवकी चमक-दमकमे वह न जाये। हर 
चमकदार चीज सोना नही होती। 
“गोधनकी दुर्देशा 
स्पष्टत: ही भारतमे लोगोकी गरीबी और उनके पशुओकी बुरी दशाके बीच 
सीधा सम्बन्ध है। उडीसा मनुष्यकी गरीबीका जीता-जागता उदाहरण है। नागरिक 
पशु-चिकित्सा विभाग (उड़ीसा रेंज)के प्रधान और असिसस्‍्टेट डायरेक्टर, रायसाहब 
पी० एन० दासने कुछ दिन पहले कटक गौरक्षिणी सभाकी बैठककी अध्यक्षता करते 
हुए निम्नलिखित बात कही बताते हैँ?" 
उड़ोसामे पशुओंकी स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय है।.- « «लोगोंको बहुत 
कम दूध सिलता है। गाँवोंमें ऐसे बहुत-से लोग हे जिन्होंने जीवनर्मे कभी दूधका 
स्वाद भो नहीं चला और ऐसे बहुत-से गाँव हे जहाँ एक छठाँक हृध भी 
उपलब्ध नहीं है। 
गोशालाओके बारेमें: 
उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकारकी संस्थाओंमें आगेसे दो विभाग 
होने चाहिए; एक तो अपंग, बूढ़े और बेकार जानवरोंको आश्रय देनेके लिए 
और दूसरा पशुओंकी नस्ल सुधारने और उनको पालनेके नयसे-नये तरीकोंको 
अपनानेके लिए। 
रायप्ताहबके सुझावोका समर्थन करनेवाले काफी प्रमाण इन पृष्ठोंमें छापे जा 
चुके है। अच्छा हो कि देशकी तमाम गोशालाओंके न्‍्यासी वक्‍ता हारा दी गईं 
सलाहको हृदयगम कर ले। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-२-१९२९ 


१, यहाँ केवल कुछ भंश दी दिये जा रहे हैं। 


६५, पत्र : गोपीचन्द भागवकों 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
१४ फरवरी, १९२९ 
प्रिय डा० गोपीचन्द, 

मुझे आपके दो पत्र मिले थे। में उनका उत्तर इससे पहुछे नही दे सका, इसके 
लिए आप कृपया मुझे अशिष्टताका अपराधी न समझे। तथ्य यह है कि मेरे पास 
उत्तर देनेकी बहुतसे पत्र बकाया पड़े हैँ। अभी परसो जाकर में जगत्नाथसे उर्दको 
उस कतरनका साराश ले पाया जो आपने मुझे मेजी है। अब में स्थितिको पहलेकी 
अपेक्षा ज्यादा साफ समझ गया हूँ। में मोतीलालजीसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ और 

शीघ्र ही डा० सत्यपालसें भी सम्पर्क करूँगा। 


हृदयसे आपका, 


डा० गोपीचन्द भागवत 
वच्छोवाली 
लाहोर 


अंग्रेजी (एस० एन० १५३३५)की फोटो-तकलरूसे। 


६६. पत्र: डी० को 


सत्याग्रह आश्रम 
सावसमती 
१४ फरवरी, १९२९ 


प्रिय मित्र, े 

मुझे आपका पत्र पुत्र प्रेषित होकर सिन्धमें प्राप्त हुआ। में आपकी मदद करना 
चाहूँगा। लेकिन वैसा करूं, उससे पहले में आपके बारेसें थोडा भर जानना चाहूँगा। 
मालवीयजीके वारेमे आप जो लिखते है वह उनके बारेमें मेरे अनुमवसे कतई विपरीत 
है। आपका जैसा मामला है उसका उनके ऊपर बहुंते जप हु प्रभाव पड़ेगा, और 
मै जानता हूँ कि वह आपके-जैसे मामलों मदद करनेके लिए नियमका आग्रह भी 
छोड़ सकते है। इसलिए मै ऐसा मानता हूँ कि आपकी शारीरिक अपग॒ताके बछावा 
आपमे कुछ और गडबडी होगी, क्योकि आपकी अपगताका आपकी पढ़ानेकी क्षमताम 


१. पूरा नाम यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बाधक होना किसी भी रूपमे जरूरी नहीं है। इसलिए में चाहूँगा कि इस मुद्देपर 
आप अपनी तरफसे मुझे सन्तुष्ट कर दे। 

इस बीच, चूँकि में अगले रविवारको दिल्ली पहुँच रहा हूँ, में मालवीयजीसे 
मिलूँगा और आपके बारेमे उनसे व्यक्तिशः बात करूँगा। 

मान लीजिए कि मालवोयजी आपको नहीं रख सकते, तो में जानना चाहूँगा 
कि आप अन्य किसी जगह, कहिंए कि अहमदाबादमें या किसी अन्य स्थानमें जहाँ मैं 
आपको कोई जगह दिला सकूँ, शिक्षककी जगह स्वीकार करनेको तैयार होगे या नहीं। 
कपया आप मुझे विस्तारसे यह लिखिए कि आप कौन-कौनसे विषय पढ़ा सकते हें, 
और यदि आपके ऊपर ही छोड़ दिया जाये तो आपकी पसनन्‍्दका विषय क्या होगा। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १३३१४)की माइक्रोफिल्ससे । 
६७. पत्र: गंगाधरराव देशपाण्डंको 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


१४ फरवरी, १९२९ 

प्रिय गंगाधररणाव, 
तुम्हारा पत्र मिलनेपर मेने तुम्हे एक तार भेजा था। मैं अब देखता हूँ कि 
मेरे छिए फरवरीमे कर्नाटकका दौरा करना असम्भव है। शायद यह जूनसे पहले सम्भव 
नही होगा। मुझे बर्मा और आन्ध्रका दौरा पहले पूरा करना है, हालाँकि तारीखें 
अभी तय नही हुईं है। लेकिन जब में कर्माटकका दौरा करूँगा उस समय भी मेरे 
लिए एकत्र चन्देकी रकमकों काग्नेस कमेटियों और अ० भा० चरखा संघके बीच 
विभाजित करना सम्मव नहीं होगा! यह दौरा पूरी तरह खादीके लिए होगा और 
मेरे उस पहलेवाले दौरेकी हीं कडी होगा जो मुझे बीचमें ही छोड़ देना पड़ा था। 
मेरा दृढ़ विचार है कि कांग्रेस कमेटियाँ तमी अपना नाम सार्थक कर सकती है जब 
वे अखिल भारतोय प्रतिष्ठाके लोगोंकी सहायताके बगैर धन और जन जुटा सके। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत गंगाधरराव देशपाण्डे 
डा० खा० हुबली 
बेलगाँव 


अंग्रेजी (एस० एन० १५३२७)की फोटो-नकलसे। 


६८. पत्र: मोतीलाल नेहरूको 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
१४ फरवरी, १९२९ 
प्रिय मोतीलालजी, 
आपका तार मिला। अब मुझे मालूम है कि दिल्लीमे मुझे कहाँ ठहराया 
जायेगा। में वहाँ मंगलवार तक रहेगा, परन्तु आप सारा कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित 
करनेकी कृपा करे कि में मगलवारकी रातको दिल्‍लीसे' चलछ सकूँ। 
आपको कहीसे पता तो चल ही गया होगा कि रसिकका इसी ८ तारीखको 
देहान्त हो गया। शायद इसलिए मुझे विटुुल्भाईके घर जानेसे पहले जामिया जानेकी 
आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन देवदास ऐसा चाह सकता है कि में श्रीमती गराधीकी 
खातिर पहले जामिया जाऊँ। अगर ऐसा हुआ तो में उसकी इच्छाका आदर करूँगा, 
हालाँकि मुझे विश्वास है कि श्रीमती गाघी यह नहीं चाहेगी कि में केचछ भावनाकी 
खातिर जामिया जाऊं। 


हृदयसे आपका, 
पण्डित मोतीलाल नेहरू 
११, क्‍्लाइव रोड 
नई दिल्‍ली 
अंग्रेजी (एस० एन० १५३३६) की फोटो-नकलसे। 
६९. पतन्न: कर्माड सदाशिव रावको 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
१४ फरवरी, १९२९ 


प्रिय सदाशिव राव, हि 

तुम्हारा पत्र मिला। स्पष्ट है कि तुम छोटेलालके बारेमे सब-कुछ नही जानते | 
वह भरोसेके नाकाबिल साबित हुआ हैं। ऐसा पाया गया है कि उससे शुद्धाचरणम 
चुक हुई है। उसने यह स्वीकारोक्ति स्वयं की है और उसके जो पत्र मैने देखे है 
उनमें उसने स्पष्ट कहां है कि उसे भीलेश्वरमे कदापि नहीं रुकना चाहिए । में उसके 
इस कथनको समझ सकता हूँ और उसपर विश्वास सो कर सकता हूँ कि नोलेश्वर 
एक अच्छा खादी-केनद्ध है। और अगर वह अपनी विषय-वृत्तिपर संयम रख पाता तो 


४४८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


निरचय ही अच्छा काम कर दिखाता। लेकिन छोटेलालकों हटानेके बाद ऐसा कौन 
है जो पहले ही से अव्यवस्थित कामकी जिम्मेदारी के सके और उसे संगठित कर सके। 
मुझे आश्चर्य है कि छोटेलालने अपने वारेमे तुम्हें सब-कुछ नहीं वताया। तुम चाहो 
तो यह पत्र उसको दिखा सकते हो। वह जैसा दावा करता है थदि बैसा प्रायरिचत्त 
वह कर चुका है तो उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दोपोपर पर्दा 
डालनेकी कोशिश नही करेगा। 

जहाँतक दौरेकी बात है, वह इस महीने नहीं हो सकता। मुझे मोतीरालजीकी 
आज्ञापर दिल्‍ली जाना हैं। वह अब जूनसे पहले सम्भव नहीं होगा और जूनका 
महीना शायद तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। और कर्नाटकका दौरा जब करूँगा 
तो उसी जगहसे उसे शुरू करूँगा जहाँ उसे वीचमे छोड़ा था और सो भी खादीके 
हितमें | मुझसे स्थानीय काग्रेस कमेटियोंके लिए धन जमा करनेकी आशा नहीं की 
जानी चाहिए। किसो भी लायक वननेके लिए उन्हे अखिल भारतीय ख्यातिके 
लोगोकी मददके विना, स्घृतन्त्र रूपसे जनताका विश्वास प्राप्त करने योग्य होना ही 


चाहिए । 


हृदयसे तुम्हारा, 


श्रीयुत कर्नाड सदाशिव राव 
कोडियलबेल, 
मगलूर 


अंग्रेजी (एस० एन० १५०१० )की माइक्रोफिल्मसे । 


७०. पत्र: डा० परशुराम शर्माको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
१४ फरवरी, १९२९ 


प्रिय परशुराम, 

तुम्हारा पत्र! मिला। यह अजीब वात है कि तुम ऐसा पत्र लिखो। में समझा 
था कि तुमने मुझे इस झर्तके साथ अपने पत्रका जैसा चाहूँ वैसा उपयोग करनेकी 
पूरी छूठ दे दी थी कि मै उसमें दिये गये नामोंका उपयोग न करूँ। तुमने मुझे, यदि 
चाहेँ तो, तुम्हारे नामका उपयोग करने तककी छूट दे दी थी। सन्तानम तथा अन्य 
लोगोने क्या किया या क्‍या नहीं किया, क्या इसे कलकत्तेमे की गई उन सभी चीजोके 
औचित्यका बहाना बनाया जा सकता है जिनका तुमने इतना सजीव वर्णन किया 


१. देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ ४४९। 


भाषण : कांग्रेसकी बैठक, हैदराबादमे ४४९ 


है|? निश्चय ही, मैं जानना" चाहूँगा कि पण्डित सन्तानम तथा अन्य छोगोंके मतमें 
क्या कुटिक विचार हें? अवश्य ही, मै डा० सत्यपालकी शक्ति, उनकी कार्य-क्षमता 
और निर्मीकताकी जानता हूँ, छेकिन यदि इन अद्भुत गुणोके साथ कुटिलता भी हो 
तो इन गुणोका मेरे लिए कोई मूल्य नही रह जाता। विश्वास करो कि जहाँ वह 
ग़लती करे,-वहाँ स्पष्ट शब्दोमे उनकी गलती बता कर मैं और तुम डा० सत्यपालकी 
सच्ची सेवा करेगे। मित्रके गलती करने पर उसको उसकी गलती वतानेमे यदि 
सकोच किया जाये, तो खानगी जीवनमे हो या सार्वजनिक जीवनमें, ऐसी मित्रताका 
कोई मूल्य नहीं है। गलत समझे जानेके भयके बिना और बिना चोट पहुँचाये गलतो 
बता सकता मित्रताका एक विशेष अधिकार है। 

आपको यह पत्र डा० सत्यपालकों दिखानेकी पूरी छूट है। मेरी बहुत इच्छा 
है कि में उनके साथ विस्तारसे बातचीत करूँ और फिर उनके तथा उन अन्य छोगोके 
साथ सयुक्‍त रुपसे बातवीत करूँ जिनके साथ काम करना है वह (डा० सत्यपाल्‍) 
इतना कठिन पा रहे हैं। 


हृदयसे आपका, 
डा० परशुराम 
पजाव प्रदेश काग्रेस कमेटी 
ब्रेडलों हाल 


लाहौर 
अग्रेजी (एस० एन० १५२९५) की माइक्रोफिल्मसे | 


७१. भाषण: कांग्रेसकी बंठक, हैदराबादमे 
१४ फरवरी, १९२९ 


गांधोजीने अपने छोटडेसे भावणमें बताया कि जो समारोह होने जा रहा है 
उसका सच्चा महत्त्व, उत्तका आन्तरिक तत्व क्या है। उन्होंने कहा कि झंडा तो 
अन्ततः कपड़ेका एक दुकड़ा-मात्र होता है। इसे कोई बच्चा भी फहरा सकता है। 
तब फिर झंडारोहणका महत्त्व किस बांतमें है? प्ंडेका महत्त्व का सम्मानका 
प्रतीक होनेमें निहित है, इसका महत्त्व इस संकल्प निहित है कि अकेले होन पर 
भी हम इसे ऊँचा रखेंगे। अंग्रेजोंन यूनियन जेक के सम्मानकी रक्षामें अपना खून 
पानीकी तरह बहाया है, और इसी चौजने उस झंडेकों उसको वर्तमान प्रतिष्ठा प्रदान 
की है। इस्लामके इतिहासमें अलमबरदारके ओहदेको जो महत्ता आप्त है वह इस 


१, यह अंश प्यारेलालक्े साप्ताहिक पत्रमें से लिया गया है। बैठक जिला कांग्रेस कमेटीके कार्योलरमे 
हुई थी। 
३९ 5२५ 


४५० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


बातसे है कि अलभबरदार बड़ीसे-बड़ी कुर्बानो करनेके लिए तेयार रहते थे। पझंडेके 
सम्मानकी रक्षाके लिए अक्सर दुस्साहसपुर्ण बलिदान करनेकी जरूरत हुई है, जिसका 
एक नमून्रा सोरककोके वे सेनिक हे जो अपने शास्त्रास्त्र फेंक कर तोपोंकी भयंकर 
सारकों परवाह न करते हुए अल्लाहके नारेके साथ फ्रांसोसी तोषचियोंकी तरफ 
झषट पड़े थे। फ्रांसोसी संनिक मोरकक्‍्कोंके सेनिकों हारा दिखाई गई इस विकट 
वीरतासे इतलने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रशंसामें अपनी टोपियाँ उछालीं और उनके 
साथ दोह्तोंका-त्ता व्यवह्मर किया। कांग्रेसजनोंकों इसी उदाहरणका अनुकरण करना 
चाहिए। कांग्रस-ध्वज फहरानके पीछे यदि हमारा यह दुढ़ संल्‍कप न हो कि भछ्ते 
ही और सब लोग भाग जायें पर हम अकेले भो इस झंडेको फहराते रखेंगे, तो यह 
ध्वजारोहण समारोह बच्चोंका एक नाटक-भर रह जायेगा। इसी प्रकार, आपका अपने 
यहाँ लालाजोके चित्रका अनावरण कराना यदि आपके इस गम्भीर संकल्पका प्रतीक 
नहीं है कि जिस ध्येय, अर्थात्‌ दासताकी बेड़ियोंसे भारतकी मुक्तिके लिए छालाजो 
जिये और मरे, उसे पुरा करनेकी खातिर आप अपने प्राणों तकका उत्सर्ग कर देंगे, 
तो यह कोरी मूर्तिपुजणा बच कर रह जायेगा। उतके चित्रकों देखकर आपके सनसें 
उन आदशोंके प्रति श्रद्धा उत्पन्त होनो चाहिए जिनको लेकर लालाजी चले थे, और 
उस्ते देखकर आपके लिए कोई एसा कार्य करना असम्भव हो जाना चाहिए जो 
उनकी पुण्य-स्मृतिके योग्य न हो। इस प्रकार आपके भवनर्मं लालाजीके चित्रकी 
स्थापनाका अर्थ मूरत्ति-पुजा नहीं बहिक वह होना चाहिए, जिसे हम हिन्दू प्राण-अतिष्ठा 
कहते है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-२-०१९२९ 


७२. भाषण : छात्रोंकी सभा, हैदराबादसें' 


१४ फरवरी, १९२९ 
अपने दोबोको स्वीकार करना सुवारकी दिशामे पहला कदम है। इसलिए आपने 
अपने अभिवनन्‍्दनपत्रमे जिन कमजोरियोका उल्लेख किया है उनके बारेमे में कुछ नहीं 
कहूँगा, क्योकि में मानता हूँ कि उन्हें स्वीकार करतनेके बाद आप उन्हें दुर करनेके 
लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। में आपसे एक दो अन्य विवादास्पद विषयोको चर्चा 
करूँगा ! 
इसके बाद गांधीजीने छात्रोंसे आग्रह किया कि वे अपने बीचसे श्षराबल्लोरीकी 
लत बिलकुल समाप्त कर दें। उन्होने कहा कि आप झायद सोचते हो कि थोड़ी- 
बहुत शराब पी जा सकती है वयोकि उससे आपको कोई नुकसान होता नहीं दिखता। 
लेकिम, जेप्ता कि गीता! कहतो है, हमें अपनर आचरण केवल अपनी आवश्यकताओं 
के अनुरूप ही नहीं, बल्कि यह देखते हुए भी निर्धारित करता चाहिए कि उसका 
दुप्तरोपर क्‍या प्रभाव पड़ेया।। यदि आप समझ ले कि यह खराब आदत भारतके 
श्रमजीवी वर्गोपर कैसा कहर बरपा कर रही है तो आप झाराबकों कभी हाथ 
ते लगानेकी कसम खा लेंगे। इसके बाद, गांधीजीने छात्रोंको पश्चिमके उस जहरीले 
लाहित्यके चिरद्ध सावधान किया जो देक्षमें बड़ी सात्रामें जा रहा था और विज्ञानके 
सम्मानमीय और भआकर्षक चोलेमें लोगोकों शुद्धता और आत्म-संयसके पथसे विचलित 
करना चाहता था। उन्होने कहा, कभो-कभी विबयोपभोगको उचित ठहरावेवाले घोषणा- 
पत्र जारी क्िप्रे जाते है जितपरः बिश्ञपों, डाकटरों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्षितयोंके 
हस्ताक्षर होते है, लेकिव आप सदाचारके सेंकरे और सीधे सार्गसे अपने आपको 
कभी विचलित न होते दें। विवयासक्ति और नेतिक अर्तंयस पतनका निश्चित भाग 
है। गांधीजीने छात्रोंते अपने मच और तनको पुरी तरह शुद्ध बनानेकी अपील करसे 
हुए कहा कि में ईश्वरसे शर्मा करता हैं क्वि वह आपको ऐसा फरनेकी सद्बुद्धि 
और शक्ति प्रदाव करे। 
[ अग्रेजी | 
यंग इंडिया, २८०२-१९२५ 


१, यह गश प्यारेशाक लिखित साप्ताहिक पत्रमें से लिया गधा है। यद सभा सिन्धी नेशनक कॉलिणमें 
हुई थी जिपतमें छात्रेनि गाभोजीको पिन्धीमें एक अमिनत्दतपत्र भेट किया था। उप्तमें छात्रोने बढ़े ही स्पष्ट 
शन्दोंमें अपनी कमजोरियाँ और खामियाँ गिनाई थीं! 


७३. भाषण : भंगियोंकी सभा, हैदराबादसें 


१४ फरवरी, १९२९ 
समभामें उपस्थित ज्यादातर भंगी गुजरात और राजपृतानाके थे। उनके समक्ष 
बोलते हुए गांघीजीने कहा कि से भी आप लोगोंमेंसे ही एक हूँ और मेरा पेशा भो 
भंगीका पेशा हैं। आप इसे नौच धन्धा न समझें बल्कि इसपर आपको गर्व होना 
चाहिए। अस्पृश्यताकों दुर करनेके कासमें जो प्रगति हो रही है उसे देखकर मुझे 
सनन्‍्तोष है। एक समय ऐसा भी था जब किसी आरा दर्जेके भन्दिरमें भंगियोंका कोई 
समारोह आयोजित करने या जमनाछालजीके वर्घा-स्थित लक्ष्मीनारायण सन्दिर-जंसे 
खानगी मन्दिरोंमें उनको प्रवेश करने देनेंकी बात सोची भी नहीं जा सकतो थी । लेकिन 
इस दिश्वाें अबतक जो प्रगति हुई है वहु हालाँकि सभीके लिए बघाईके योग्य 
है, तथापि यह दलित वर्गोके ही हाथमें है कि थे शरावसोरी, मुरदार जानवरोंका मांस 
खाने, जुआ खेलने आदि जैसी बुरी आदतोंसे छुटकारा पायें, स्वास्थ्य तथा सफाईके 
नियमोंका कड़ाईसे पालन करें और इस प्रकार सुधारका रास्ता आसान बनायें। 
संस्कृत और संस्कृतके धर्मे-प्रन्‍्थोंका अध्ययन करना या घ्समेकी बारीकियोंकों समझना 
भछे ही सबके लिए सम्भव न हो, लेकिन निश्चय हो यह प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार 
और कतेंव्प है कि वहु मूल संदृगुणोंकों पुरी तरह अपने आचरणम उतारे। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-२-१९२९ 


१, बादमें गांधीजीमे झ्या और काल जातिके सदस्थोके सामने भाषण दिया ओर उनसे आग्रह 
किया कि वे ऊँच और नीचके उस इणित भेदभावकों मिंट दें जो उनके वातावरणको दूषित कर रहा है 
और वे अपने समुदायके सभी वर्गोको एक दी पिताक़ी सन्तानके रूपमें देखें। 


७४. भाषण : कांग्रेसकी सभा, कोटडीसे' 


१४ फरवरी, १९२९ 

गरांधीजीने अपने उत्तरमें अध्यक्ष महोदयकों उनकों स्पष्टवादिताके लिए धन्यवाद 
विया।' उत्होंने कहा कि इस समय जब कि हस संघर्षके एक अत्यन्त ताजुक दौरसे 
गुजर रहे है तब कांग्रेस कार्यक्रके बारेसें निष्कियता और अनिश्चयकी मनःस्थितिमें 
पड़े रहना काँग्रेतजनोंके लिए अपराधस्वरूप है। उन्हें या तो उसे निष्ठापुर्वेक कार्यान्वित 
करना चाहिए और या फिर यदि थे उत्त कार्यक्रमकों अव्यवहायं अथवा हामिकर 
समझते हें तो उन्हें कार्य-समितिको वसा सूचित कर देवा चाहिए। लेकिन मुझसे यह 
कहना न तो ठीक है और न उपयुक्त ही कि में खादी सम्बन्धी धाराकों मंसूत 
करनेकग प्रस्ताव करूँ। कांग्रेस संविधानसं खादी सम्बन्धी धारा मेरे दबावके कारण 
तो धरकरार नहीं रखो गई है। गोहाटीमें इस धाराकों हटवानेकी कोशिश विफल 
हो चुक्की यो। उत्त प्रस्तावका विरोध करनेके लिए में वहाँ ठहरा तक नहीं था। 
से स्वीकार करता हैं कि मुझे यह सुनकर खुशी जरूर हुई थी कि उस धाराकों 
हटानेका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया था। मद्रासमें तो इसकी कोशिश भी नहीं 
की गईं, क्योंकि खादीके सवालपर ही चुनाव जीते गये थे। जहाँतक मुझे मालम 
है, खादी सम्बन्धी धाराके बारेसें किसीने सोचा तक नहीं था। इस प्रकार, काँग्रेस 
नोतिमें बहुतसे परिवर्तत हुए लेकिन खावी सम्बन्धी घारा जनमतके भोव और अव्यक्त 
इवावके कारण अपरिवर्तित ही रही है। घूँकि से ऐसा मानता हूँ कि यदि अहिंसा 
और सत्यके तरीक्षोंसे स्व॒राज्य प्राप्त करना है तो खादीसे बचा नहीं जा सकता। 
अतः में आपको यही सलाह वे सकता हूँ कि अप आदतन खादीके वस्त्र पहननक्ती 
बर्तेको कड़ाईसे राय करें, चाहे इसके परिणामस्वरूप कांग्रेसमें केवल एक ही सदस्य 
बच रहे। बे-मनसे सदस्य बने रहनेवाले एक सौ लोग कांग्रेसके झंडेकी शान मिट्टांमें 
सिलायें, इससे कहीं बेहतर है कि एक ही खरा सदस्य हो जो पूरी निष्ठाके साथ 
काँग्रेलका संडा ऊँचा रखे। बड़े-बड़े कामोका इतिहास उन लोगोका इतिहास है जिनके 
अन्दर दुनियाके विरुद्ध अकेले खड़े होतेका साहस था। इंविधामें पड़ी बड़ी-बड़ी सैनालीक 
उत्साह प्रदात करनेके लिए एक अकेले कृण्णकी उपस्थिति काफी थी। वह कभी 
संख्या-बलूपर निर्भर नहीं करते थे। पेगम्वर सुहम्भदने महानताका सर्वोच्च शिखर 


ँ ह्ै। 

१, यह अंश प्यारेछाल लिखित साप्ताहिक पत्रमें ते लिया गया है हे 
२, अध्यक्षने अपने सावणमें कहां था कि यदि आादतन खादी पहनना हर अप हर 

वबनानेका आग्रह किया यथा तो अधिकांश कांग्रेस कमेसियोंका काम ठप हो जायेगा और कॉव्डी कार्य 


कमेटीमें मुश्किलसे दो सदस्य रह जायेंगे। 


फ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तब नहीं छुआ था जब सारे अरब देशने सर्वजयी वायकके रूपसें उत्तकी जय-जयकार की 
थी बल्कि उस समय छुआ था जब “अल्लाहकी खातिर उन्होंने सबसे अलग अकेले 
खड़े होतेगे' भो प्रतवताका अचृभव किया था। प्रतापके सब साथी उनको अकेला 
छोड़ गये लेकित तब भी, विजयकी कोई आज्ञा न होनेके बावजूद, वह अकेले हो 
मृत्युपपेन्त संघर्ष करते रहे किन्तु एक क्षणके लिए भी झंडा नहीं झुकाया। ऐसा ही 
शिवाजीन भो किग्रा था। और आज दुनिया उनका नास गवेके साथ याद करती है। 
जहाँतक सेरा सवार है, में यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईइवर सुझे शक्ति दे। 
खादोमें अपनी आस्या सिद्ध कर सकूँ भले ही सब लोग उसका पक्ष त्याग दें। 
अपने सभी कार्यों खादी सम्बन्धी कार्यों सबसे अधिक व्यापक सबसे अधिक 
फज़ययी और सबसे अधिक स्थायो मानता हूँ। जब लोग सेरे बारेमें अन्य सब चीनें 
भूल चुकुंगे तब भी थे मुझे केवल इस एक चीजके कारण याद करेंगे। उदाहरणके 
लिए, में अपने अहिसाके सन्देशक्षे बारेस भो यह आशा नहीं रखता कि गेर-हिन्दू 
लोग उप्ते सिद्धान्तके रूपयें स्वीकार करेंगे। लेकिन चरखेका मेरा सन्देश समान रुपसे 
सभीके लिए है-युवा और वृद्ध, हिन्द और मुसलमान, पारसी, ईसाई और सिख, 
सभीके लिए। चरखेका सन्देश हमारो भाषाके तानबानमें ही बुना हुआ है। ईशैवरको 
सूत्रधार कहते है। सूत्रमें पिरोए हुए भोतिषोंकी भाँति यह ब्रह्माण्ड भी परमात्मा रूपी 
डोरेमें पिरोपा हुआ है-- सुत्रें सणिगणा इच।' इसी प्रकार सूतका धागा ही एक- 
सात्र एसी वस्तु है जो करोड़ों लोगोंको एक सूत्रम बाँध सकता है और जनसाधारण 
तथा कांग्रेसके बीच अदृद सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। खरदोकी उपयोगिता तथा 
मेरा पबते अधिक लासकारी काम क्या है, इसके बारेसें लोग विभिल्त राय रखनेकों 
स्वतत्त्र हे, लेकिन तब उन्हें मुझे बिलकुल मेरे हालपर छोड़ देना चाहिए; वे मुझे 
सेरे खादोके सन्देशसे अलग नहीं कर सकते। 

इस [ भेटकी थैली |पर' टिप्पणी करते हुए गांधोजोने कहा कि जब व्यक्ति 
अपनो सापर््येभर त्याग करके दान देता है तभी उसके दानका सहत्व धनकी मात्रासे 
नहों, बल्कि दानकी भाववासे आँका जा सकता है। यही बात कंडियाराके वे ६२ छात्र 
कह सकते है जिन्होंने ६५ उपये सेंढ किये थे, लेकिन आप छोगोंने तो जितना दे 
सकते है, उस्ते देखते कुछ भी नहीं दिया है। इसोलिए से आपका दावा सही साननसे 
इनकार करता हूँ और आशा करता हैं कि आप इस समय भी अपने चन्देकी रकम 
बढ़ा कर अपनी नाक रख लेंगे।' 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-२-१९२९ 
२. कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीने गांधीमीको २०० रुपयेकी यैली भेंट करते हुए भाशा व्यक्त की थी कि 


गांधीजी भैलीकी राशिपर ध्यान न देकर यैली देनेमें निहित भावनापर ही ध्यान देंगे। 
२. इसपर थैलीकी राशि वढ़ाकर ७०० रुपये कर दी गई थी। 


मे 
मे 


279%४/५] छा्शूछ्टे भा ३ 


नि मलिज किट | न्‍323---+-++--+-++++++++++++++«+++«+»+«+»++»++»+»»++++«+««+++++++«++++++++ मय» 


४22 ४४ न ४222/770[5 20208 2098 2)0222०2 22००४॥४४ 


| | | | | | 


निनजलमपमतमत्+त++-त_____---. 
| 
22[/(४ ४४०९॥६५ 229/98/8 


(४४० १:२०)... (कार ०६)... (शरद - [90 (७ : (०६) 
(०० े-००७४) (५७७४ ४-०७०४). (8७9७ 3-८७०४३). (2/9४-०22 8) 














४2५ ्आ जात कं शक 
। 229/१»]।[ढ दम ला जे 92५४ ध्हाउ बह बाय 
| 
। (20 00 |990%॥०७ &०७०)५५ 2]9॥॥883 


992फ%/४.. (३8४7% (७2४७) 
| (229४-४४०३) . शश०शछ | 


| | | | 











| ([|३0७ ॥2)9/+) | 
गन नह ध्ध्श ंाह 268 29४५४ 
| 
ी (०४४७ ४-३४५० ४) | 
2272॥।टि ]0४7टट ०20 )॥ 24 /«| 
(३0/2 27% (2७) । | | 2]22५२॥७ [9%2.2 
(७०2 ४-०४० ३) | ] | 
न मत का ०28/02||5 [5900 


ं >&5॥५॥ मम 
| 





[७4६ 225>5/39 
॥४४-१3७ 4५:॥०१४])६ 


5 जआध्रोट|५॥४५ 


सामग्रोके साधन-सुत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गाघी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केनद्रीय समग्रहालय एवं पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

सावरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा सग्रहालय : जिसमे ग्राघीजोके दक्षिण 
आफ्िको काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

“नवजीवन  (१९१९-१९३२) : गाघीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। इसका हिन्दी संस्करण १९ अगस्त, १९२१ को प्रारम्भ 
हुआ था। 

'बग इंडिया (१९१८-१९३२) ; गांघीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 

“लीडर. इलाहाबादसे प्रकाशित अग्रेजी दनिक | 

' हिन्दू '; मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

'बापुना पत्रों : आश्रमनी वहेनोने ' (गूजराती) : सम्पादक-काकासाहब कालेलकर, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४९ । 

' बापुना पत्नो : मं० स्व० गंगावहेत ' : सम्पादक -काकासाहब कालेलकर, नवजीवत 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६० । 

' महात्मा माधी-द अर्ली फेज ', खण्ड १ (अंग्रेजी) : प्यारेछाल नैयर, नवजीवन 
पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद । 

' सहादेवभाईनी डायरी -खण्ड १ (गुजराती) : सम्पादक-नरहरि परीख, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८। 

' स्रोजिनी नायडू” (अंग्रेजी): प"्मिनी सेनगुप्त, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 
बम्बई १, १९६६। 


३ फरवरी - 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(३ फरवरीसे १४ फरवरी, १९२९ तक) 


शामके समय सिन्धके दौरेपर कराची पहुँचे। 


“आत्मकथा का अन्तिम अध्याय 'नवजीवन से छपा। 


४ फरवरी से ६ फरवरी * कराचीमें। 


५ फरवरी 
६ फरवरी 
७ फरवरी 
८ फरवरी 
९ फरवरी 
१० फरवरी 


११ फरवरी : 
१३ फरवरी : 
१४ फरवरी : 


३९-३० 


: अस्पृश्यों और दलित वर्गोकी समाओमे भाषण। 

: पारसियों और छात्रोकी सभाओमे भाषण, जैकोबाबादके लिए रवाना । 
: जैकोबाबादमे, सार्वजनिक सभामे भाषण। 

: शिकारपुरमें, सावेजनिक सभामे भाषण। 

» ररकानामे | 

, सकखरसे | छात्रोकी सभमामे भाषण। 


सकक्‍्खर और रोहड़ीमे, रोहडीकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 
पड़ीडानमे, हैदराबाद (सिन्ध) पहुँचे, सार्वजनिक समामे भाषण। 
हैदराबादमे; विद्यार्थियो, काग्रेस और भगियोकी सभाओमें भाषण। 


शीषेक-साकेतिका 


टिप्पणियाँ, ४१७-८, ४३९-४४ 
तार, “जवाहरलाल नेहरूको, ४०५; -मोती- 


पत्र 


7 


लाल नेहरूको, ३८४ 

-आश्रमकी बहुनोंको, ३७७-७८; ४३१- 
३२; “उमर अहमदकों, ४२८; 
-एगनिसको, ४२७-२८; -एच० टी० 
हालैंड को, ४२९; -कमला सत्तियानाथन 
को, ४३०); -कर्नाड सदाशिव रावको, 
४४७-४८; -कस्तूरबाको, ४१२; 
-गंगाधरराव देशपाण्डेकों, ४४६; 
-गंगाबहन वेद्यकों, ३८०-८१; ४३४; 
-गोपीचन्द भागवकों, ४४५; -छगन- 
लाल जोशीकों, ३७४९-८०, ३९३, ४०८, 
४१३, ४१४-१५, ४२४, ४३३-३४, 
५३५; -डी०को, ४४५-४६; -देवदास 
गांधीको, ४११-१२; -नानाभाई मशरू- 
वालाकों, ४२५; -प्रभावतीकों, ४२७; 
-परशुराम शर्मको, ४४८-४९; - 
पुरुषोत्तम गांधीको, ३७९; -बली' 
वोराको, ४ १२ -बारमन्दिरके बच्चोंको, 
३७७, ४३२; -मणिलाल और सुशीला 
गांधी को, ४२३; -मी राबहनकों, ३८ १- 
८२, ४०५७-०६, ४१०, <4३७-८; - 
मोतीलाल नेहरूको, ४४७; -रामरावको, 
४२९-३०; -रुथ एफ० वुड्सवालको, 
४३१ -वसुमती पण्डितकों, ४३६; 


भाषण, -अस्पृरयोंकी सभा, कराचोमें, ३८६; 


-कांग्रेसकी बैठक हैदराबादमें, ४४९- 
५०; “कांग्रेसकी सभा, कोठडीमें, 
४७५३-५४; -छात्रोंकी सभा, कराचीमें, 


३९४; -छात्रोंकी सभा, शिकारपुरमें, 
४०८-९; -छात्रोंकी सभा, सक्खरंमें, 
४२५-२६; -छात्रोंकी सभा, हैदराबाद 
 (सिन्ध) सें४५१;-डी० जे ० एस० कालेज 
हाल, कराचीमें, ३८८-९३; - दलित * 
वर्णोकी समा, कराचीमें, ३८६; -तगर- 
पालिका द्वारा आयोजित सभा, सकल रमें, 
४२६; -पारसियोंकी सभा, कराचीमें, 
३९३-९४;. -भंगियोंकी सभा, हैदरा- 
बादमें, ४५२; -भारत सरस्वती मन्दिर, 
कराचीमें, ३८५; -सार्वजनिक समा, 
कराचीमें, ३८३-४; -सावंजनिक समा, 
जकोबाबादमें, ४०६-७; -सार्वेजनिक 
सभा, रोहड़ीमें, ४३७; -सार्वेजनिक 
समा, शिकारपुरमें, ४०९-१०; 
-सार्वजनिक समा, हैदराबाद (सिन्ध ) में, 
४३९; -सिखोंकी सभा, कराचीमें, 
३८७; -स्त्रियोंकी सभा, पड़ीडानमें, 
४३८; -स्त्रियोंकी सभा, सक्ख रमें, ४२७ 
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा, १-३७६ 


विविध 


अमानुषिक प्रणाली, ३२९६-९७; उमड़ता 
हुआ प्रेम, ४२९०-२१; एक और श्रद्धांजलि, 
४०२; ग्राजकी घटना, ४०४-५; तीसरे दर्जेके 
मुसाफिर, ४१५०-१७; दण्ड-संहिताका आतंक, 
४०२-३; फौजदारी कानूनका उल्लंघन, 
४२११-२३; मुृत्युके बारेमें, ३९५; युद्धके 
प्रति मेरा दृष्टिकोण ', ३९८-४०२; राक्षसी 
पद्धति, ४१८-१९ 


सांकेतिका 


ञअ्‌ 


अग्रेजी, -अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषाके 

रूपमें, ३८८, -का ज्ञान अपनो भाषाएँ 
सीखनेमे बाघक, १३२ 

अखा भगत, १७३, २८१ 

अखिल भारतीय चरखा संघ, ४४६ 

अछत, देखिए अन्त्यज 

अजमलखाँ, हकोम, रे३३, ३४७, २५९, 
३७२, २७५, ३८३ 

अडाजानिया, सोराबजी, २६५, २६५९-७० 

अनसूयावहत, ३२२२-२३, ३१६९-२७, ३२२९, 
३४१, ३४४, २५०, २५२, ४३५ 

अनुग्रह बाबू, ३१७ 

अन्दु दिस लास्ट, २२८ 

अन्यज, ३००-१, ३८४, -और जुआ, 
३८६, -और मुर्दार माँस, र३े८६; 
-और शराब, ३८६ 

अन्नाहारकी हिमायत, साल्ट कृत, ४२ 

अन्सारी, डा०, ३३३, ४२३ 

अब्दुल करीम, ९३ 

अब्दुल गनी, सेठ, ९३-९४ 

अब्दुल बारी, मौलाना, ३२६०, २७२ 

अब्दुल्ला, सेठ, ८२-८३, ९३, ९५-९७, १०५, 
१०९-१८, १४३, १४६, २२१, ४३५ 

अब्बास, ४२४ 

अम्वालाल सारामाई, सेठ, रे२३, ३२७- 
२८, ३२४०, ४३५ 

अमृतबाजार पत्रिका, १४२, १७३ 

अलगेओ, श्रीमती सारा एम०, ४४० 

अलोभाई, ३३३-३२५ ३३७, २३६२-६३, २७२ 


अलेक्जेडर, श्रीमती, १४९ 

अलेक्जेडर, सुर्पारिटेटेट, १४९-५०, १९६ 

अल्लाह, ४५४ 

अवन्तिकाबाई, ३६९ 

असहयोग, ३६१-६२, २३७१-७४ 

अस्पृश्यता, ३०३, ३०८, ३६८, ३७५, ४०७ 

अहिसा, ३, २१०-११, २६७-६९, २७६, 
२८९, २११, ३१३, ३१५, ३१८, 
३२५-२६, २३३, ३३६९ ३२४३, २४५, 
३६९०, ३७२, ३७५-६, २३९९-४० १, 
४४०, ४ ५३-५४ 

अहिसापूर्ण असहयोग, -और करवन्दी आन्दो- 
लन आरम्भ करनेकी वेतावनों, ३८३- 
८४ 

भा 

आजाद, मौलाना अबुछ कलहाम, ३७२ 

आत्मशुद्धि, २४४, ४०५;-के बिता अहिसा- 
धर्मका पालन सर्वथा असम्भव, २७६ 

आत्मा, ३९५, ४४० 

आदमजी मियाँखाँ, सेठ, ८८, ११२, ११४, 
१३०-२१, १५३ 

आनन्द, स्वामी, १-२, २१४, २८९ 

आनन्दीबाई, ३१८ 

आयगार, कस्तूरीरगा, २३४५-४६ 

आयलेंड, रेवरेड, ३३६ 

आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान, २०७ 

आर्नोल्ड, सर एडविन, ५०, ५७-५८ 

आसफअली, ३५९ 


ट्ठु 
इंग्लिशमन, १४३, १८४ 


४६० 


इंडियन ओपिनियन, २०७, २१७, २१९, 
२२१-२२, २२५, २२८-३१, ९२३२३, 
२४४, ३५६ 

इंडियन फ्रंचाइज, ११० 

इंडिया क्लब, १७७-७८ 

इक्विटी, स्तेंल कृत, ६८ 

इन्दु, ४३२ 

इम्पीरियल इंडियन सिटिजनशिप एसोसि- 
एशन, २३९६-९७ 


् 


ईइवर, २०८, २२५, २४३-४४, २५३, 
२५५, २९७, २१३, रे२२, ३२५, 
३३३, ३४३, २६२, २७६ 

ईर्वरलाल, ४३३ 

ईसाई, २११, २५४-५५, २९५, ४प४ 

ईसामसीह, ४२ 


उ 
उपवास, २५३-५५, ३२६६-२७; -को उप- 
योगिता, २२५४-५५; -प्रायश्चित्तके 
रूपमें, २९७ 


उमर, खलीफा हजरत, ३९२ 
उमर अहमद, ४२८ 


ए 

एगनिस, ४२७-२८ 

एडवर्ड, सम्राट, ६८ 

एडवर्ड, सर गंठ, ३२५१-२२ 

एडीसन, ५३ 

एथिक्स आफ डायट, हावर्ड विलियम्स 
कृत, ४२, ५२ 

एनॉलॉजी, बटलर कृत, ९८ 

एन्ड्रयू, रेब०, १०७ 

एल्ड्रयेज, सी० एफ०, २८३, २९०-९१, 
३२३२-३४, २३७, ३५७, ३७५ पा० टि० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


एलिन्सन, डा० ४३, ५१-५२, १४७-४८, 
१५९, २७३-७४ 

एस्कम्ब, १११, ११३, 
१६९ 


११६, १५१-५२, 


ओ 


ओ डायर, माइकेल, ३४९, ३५७ 
ओल्डफील्ड, डा० ५१ 


व 


कमरुद्दीन, मुहम्मद कासिम, ९३ 

करंट थाट, २४४ 

करघा, ३६७ 

कटिस, सेनेटर, ४४१ 

कलोनियल बानें इंडियन एज्युकेशनल एसो- 
सिएशन, १२० 

कल्याणदास, २२९२-२३ 

कांग्रस जाँच समिति, -की रिपोर्ट, ३५८ 
पा० दि०, ३५९ 

कांग्रेस महासमिति, ३७२ 

काथवर्, प्रों०ण, १८३ 

कानूगा, डॉ०, ३४० 

कान्ति, ४२३, ४३८ 

कामदार, रमीबाई, ३६९ 

कामन लॉ, ब्रूम कृत, ६८ 

कार्लाइल, ५९ 

काली बाबू, २९० 

कालेलकर, काकासाहब, २८९ 

काशी-विश्वनाथ, १८७-८८ 

किग्डस आफ गॉड इज विदिन यू (बैकुण्ठ 
तेरे हृदयमें है), ११० द 

किचलू, डा०, रे४७, ३५७ 

किशोरढकाल, ३७९ 

की दु थियोसॉफी, (थियोसॉफीकी कुंजी), 
५ ८ 


सकितिका 


कुजरू, हृदयनाथ, २९१ 

कुरेशी, शुएव, २३३ 

कुसुम, ३८१ 

कूने, लुई, १९१ 

कृुपलानी, जे० बी०, ३०८-९, ३१७-१८, 
३८० 

कृष्ण (भगवान), ४२० पा० दठि०, ४३८ 

क्ृष्णदास, ४२३ 

कृष्णमृत्ति, ४२९-३० 

कृष्णशकर, मास्टर, १८ 

केटली, डा०, २६६ 

केलकर, डा०, ३४२, ३६६ 

कैलतवेंक, हरमान, २१६, २४६, २५२- 
५३, २५६, २६९१-६४ २७२, २७५१ 

कोट्स, ९८-९९, १०३ 

कोरपस ज्यूरिस सिविलस्त, ६८, पा० दि० 

क्र, छाडे, २६६ 

क्रगर, राष्ट्रपति, १०४ 

क्लेक्टेड बर्स आफ महात्मा गांधी, १ 
प्‌० टि० 

ऋछठजे, डा०, १०३-४ 

ऋणतणिकल, २३५५-५६ 

क्रिटिक, २२७, २२४ 

क्षिविजमोहन बाबू, २९० 


सं 


खादी, २५८, २६०-१, ३१६६ २३९९ ३७१, 
३७५, ३९४, ४२०, ढै४७-४८, ४५३- 
५४; “विदेशों कपडेके बहिष्कारका 
एकमात्र कारगर साधन, ३८४, -हाथ- 
बुने, हाथ-कते सूतकी, २९२ 

खिलाफत परिषद, >में असहयोगका भ्रस्ताव 
पेश, ३७२ 

ख्वाजा, वरिस्टर, ३३३ 


४६१ 

ग़्‌ 

ग्रगावहन, ३६८-७० 

गया बाबू, ३०९ 

गाघी, उत्तमचन्द, ७ 

ग्राधी, करमचन्द, ७-१३, २३-२३, २६-३२, 
७६, ११६, १९४, २०२, “को 
मृत्यु, २७ 

गाघी, कस्तूरवा, १३, १५, १७०, १७२, 
२११-२, २४०, २४६-५१, र६३, 
२१८, ३२०, ३३१९, रे४३, ४१२, 
४२३, ४३८, ४४७, -का अपनी 
वीमारीकी स्थितिमें सी मास और 
झोरबा छेनेंसे इन्कार, २४८, “को 
पढानेकी गराधीजीका प्रयत्न निष्फल, १४ 

गाधी, छगनलाल, २३०, २४३, २९८ 

गाघी, तुलसीदास, ७ 

गाधी, देवदास, ३१८, ४० है, ४११, ४१३, 
४२३, ४३७, ४४७ 

गाघी, तारणदास, ४१४ 

गाधी, पुरुषोत्तम, ३२७९ 

गांधी, मगनलाल, १९४ २३०-३१, २४३- 
४४, २८९, २९१-२, २९५, ३०२, 
३२५, २६७-६९, ४९११, ४६१३ 

गाघी, सणिलाल़, १५४, १९०-९३, २४९, 
४२३, “की बीमारो, १९० 

गाधी, मोहनदास करमचन्द, -एशियाई विभाग 

की सर्डांधको दूर करनेमे सफल, २१०; 

-और बीडी पीनेका शौक, २४; -और 

मासाहार, २०-२३; -और रामायणका 

पाठ, २९, -और रेखागणितका 

अध्ययन, १५-१९, -और शारीरिक 

व्यायाम, १६) -और श्रवण-पितृमक्ति 

नाटक, १०; -और संत्कृतका अध्ययन 

१८-१९; -और सुन्दर लेखन, १७, 


४६२ 


सम्पूर्ण गाघी वाडमय 


-और हरिदच॒न्द्र वाटक, १०; -कलकत्ता 
काग्रेसमे अंग्रेजीका प्रावल्य देखकर दुखी, 
१७५; -का अंग्रेज अधिकारीका पहला 
अनुभव, ७९-८०; -का अपने दुइचरित्र 
साथीसे नाता तोडना, ११२८-२९; 
>का चम्पारन न छोड़नेका निरचय, 
३११-१२; -का छोटे वच्चोसे स्वयं- 
सेवकोका काम लेनेका पहला प्रयोग, 
१३३, -का जन्म, ८; -का डर्वनकी 
अदालतमे पगडी न उतारनेका आदर्ज, 
८६; -का तीसरी वार दक्षिण आफ्रिका 
जाता, १९३; -का नाईकी गुलामीसे 
छुटकारा, १६५; “का व्यभिचारके 
पापसे बचना, २३-२४; -का सिपाही 
द्वारा फूटपाथसे उत्तारा जाना, १०४-५; 
“का स्टैडर्टमस जाते हुए सिकरमके 
गोरे मुखिया द्वारा पीटा जाता, ९२; 
-काली-मन्दिरमे वलिके वकरोको देख- 
कर बेचैन, १८२; -क्ाणी विश्वताथके 
आसपासका वात्तावरण देखकर क्षुब्ध, 
१८८; -की जातिके सरपंचसे वातचीत, 
३६; -के अनुसार तीसरे दर्जेके यात्रियों 
के कष्टोके भमिराकरणका उपाय, १८५- 
८६; “के जीवनपर गहरा प्रभाव 
डालनेवाले तीन आधुनिक पुरुष, ७३; 
-के द्वारा हमलावरों पर मुकदमा 
दायर न करनेसे गोरे शरमिन्दा, 
१५२; -के युद्ध परिषदके सिलसिलेमे 
वाइसरायको लिखे गये पत्रका 
साराश, २३३७-३९; -के विचार गुरुके 
विषयमे, ७३; -के विचार मित्रताके 
सम्बन्धमे, १९-२०; “के सार्वजनिक 
संस्थाके खर्चके छिए कोष-निर्माणके 
विषयमें विचार, १५३; -को अंग्रेजी 


शिक्षककी जगह नहीं, ७७-७८; -को 
जोहानिसवर्गके होठलमसे जगह नही, 
९२-९३, -थियोसॉफीके वातावरणमे, 
२०१; “-वदक्षिण आक्रिकाकी पहली 
यात्राके वाद हिन्दुस्तान वापस, १३२- 
३५; दूसरी वार दक्षिण आफ्रिकामे, 
१४६-४८; -द्वारा अपने बहनोईकी 
शुश्॒णा, १३७, “हारा आत्महत्याका 
विचार, २५; -हारा ऊधमी विद्यार्थी 
की पिटाई, २०८; -छारा कामग्रेसका 
विधान तैयार करना, ३६६९; “द्वारा 
काग्रेसमे दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश, १७७; -द्वारा कुरानका 
अध्ययत, १०९-१०; -द्वारा कैछनवेककी 
दूरबीन समुद्रमे फेकना, २६४, -द्वारा 
गिरमिट प्रथा वन्द करनेके लिए 
३१ जुलाईकी मर्यादा रखनेका सुझाव, 
३०४; >द्वारा गीताका नियमित 
अभ्यास शुरू, २०१; “द्वारा दादा 
अब्दुल्ला और तैयव सेठको समझौता 
करनेके लिए राजी करता, १०६-७; 
“द्वारा घुलाई कला सोखना, १७४-७५; 
-द्वारा नारायण हेमचन्द्रको अंग्रेजी 
सिखाना, ६२-६३; -दारा नृत्य सीखने 
का निरचय, ४४-४५; -द्वारा बकरीका 
दूध लेकर दूधके त्यागकी अपनी अ्रतिज्ञा 
का त्याग, ३४३; -ढवारा बाल-संगोपन 
का अध्ययन, १५७-५८, -द्वारा वीमेकी 
पालिसी वन्द, २०२;-हरा बरिस्टरीकी 
परीक्षा पास, ६८; -ढारा ब्रह्मवर्यका 
व्रत), २४२; -द्वाय भारत आना 
मुलतबी, १११-१३; “दारा भारत- 
सेवक-समाजमे शामिल न होनेका 
निश्चय, २९६; -दवारा मेंटमें मिले 


साकेतिका 


गहनोका' ट्रस्ट स्थापित, १७१-७२; 
“हारा मणिलालका हठीछा बुखार पानी 
के उपचारोसे अच्छा करना, १९१-९२, 
-हारा यात्रा रेल्गाडीके तीसरे दर्जमे 
करनेका निरवय, १८५) -ह्वारा रस्किन 
की “'अन्दु दिस लास्ट” पुस्तकका 
अध्ययन और तदनुसार जीवन-यापनका 
निश्चय, २२८, -द्वारा राजकोटमे प्ले 
निवारणका कार्य, ११४, -हारा रौलट 
कानूनके विरोधमें सारे देशको हडताल 
करनेका आह्वान, ३२४६-४७, -हारा 
लन्दनमें तिवासके समय खर्चपर अकुश, 
४५-४७, -द्वारा छाडे रिपनको नेटालके 
हिन्दुस्तानियोंके मताधिकारके प्रश्नपर 
अर्जी, ११९३-१४, -ह्वारा विलायत जाते 
हुए तीन प्रतिज्ञाएँ, ३१५; -हवारा शास्ति- 
निकेतनमे शिक्षको और विद्याथियोको 
अपनी रसोई स्वय बनानेकी प्रेरणा 
देना, २८९-९०, -द्वारा सादा जीवन 
प्रारम्भ, ४६-४७, “द्वारा सारो कमाई 
समाजके हितमे खर्चे करनेका निश्चय, 
२०२, -द्वारा सोनेके कडेके टुकडेकी 
चोरी, २५-२६, “डरा हरद्वारमे कुम्म 
के दिन आहारकी वस्तुओकी मर्यादा 
बाँधने और अधरेसे पहुले भोजन करनेका 
व्रत, २९७, -हढारा हिन्दुस्तान आते 
हुए जहाजमें तमिल सीखना, १३१; 
-पर नीतिधर्म के एक छप्पयका चमत्कारी 
प्रभाव, ३१, -“प्रिटोरिया जाते हुए 
मैरित्सवर्गमे गाड़ीसे उतारे गये, ८९- 
९०, -बेकरके साथ प्रोटेस्टेट ईसाइयोके 
कम्वेंशनमे, ४६-४७, -बह्देशमे, १८४, 
-लन्दनकी मेट्रिक्युलेशन परीक्षा को 
तैयारी, १०७-८, 


४६९ 


गाधी, रामदास, २३५, २४९, २९४ 

गाधी, वीरचन्द, ७६ 

गाधी, सुशीला, ४२३, ४२५ 

गाघी, हरिलाल, १५४, २३८, ४०६, ४२३, 
४२५, ४३८ 

गाँवों, -में शिक्षा, ३१८ 

गाडफ़े, जाज, १९८ 

गाडफ़े, डा० विलियम, २२२-४ 

गाडफ़े, सुभान, ८८, ११२ 

गास्पेल्स इस ब्रीफ (नये करारका सार), 
१२६ 

मिडवानी, आचाये, ३४९ 

गिरमिट, -में बंधे गरीब मजदूरोका हाल 
पूछनेवाल्ा कोई नहीं, ४१९ 

मिरमिटिया हिन्दुस्तानी, ८६; “पर भेटाल 
सरकारका प्रतिवर्ष २५ पौड कर लगाने 
का विचार, १२३ 

गिल्बर्ट, १९० 

गीमी, दोराबजी एदलूजी, १६ 

गुडीव, ६८ 

गेब, कु०, ९८ 

गेलवे, करने, २७१ 

गोकलरूदास कहानदास, ३२८ 

गोकुलदास, (डंडे पा० टि०, १५४ परा० टि० 

गोखले, अवन्तिकाबाई, ३१८-१९, ३२६९ 

गोखले, गोपालकइंष्ण, १४०, १६५, १७८-७९, 
१८१, १८४-८५, १८८, १९३, २१७, 
२६३, २६५, २७२९-७३, २७६, २८३- 
८६, २९३२-९६, २९५; -का अवसान, 
२९१ 

गोरक्षा, २२३, ३२५९-६० 

गोरख बाबू, ३२११-१२, ३१६ 

गोविन्दबाबू, ३२६९ पा० टि० 

गोविन्दस्वामी, २३५० 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ग्रिफिय, २५१ 
ग्रोनबुक (हरी पुस्तिका), १३२३ 
स्लैडस्टन, १५९ 


घ 


घोष, मोतीलाल, १७३ 
घोषाल बाबू, १७४-५ 


त्त 


चरखा, ३००, ३६६९-९९, ३७१, ४५४ 
चिमनलाल, सर, १७२ 

चेजनी, १३२ 

चेरकाफ, वी०, २९८-४०० 

चैम्बरलेन, जोजेफ, १५१, १९४-९५, १९८ 
चैम्सफोर्ड, छाडे, २८८, ३०४, २४३३-३४ 
चोइथराम, डा०, ३०८ 

चौघरानी, सरलादेवी, २३५८ 

चौघरी, पं० 'राममजदत, ३५७-५८ 


ट््ढु 

छोटालाल, ३१८, ३७९, ४३५, ४४७-४८ 
ज््‌ं 
जगदानन्द बाबू, २९० 


जगन्ताथ, ४४५ 

जनकधारी वाबू, ३१७ 

जमियतराम नानामाई, १९३ 

जयकर, ३५८ 

जयरामदास दौलतराम, १, २१४, ३६४, 
४०७ 

जयरामसिह, २२१ 

जरथुस्तके वचन, १२६ 

जस्टिनियम, ६८ 

जाइलस, ९ 

जान्स्टन, ९५, ९७ 

जिल्ता, मु० अ०, २८४, रेएै्ट, २७४ 


जीवनलाल, ३००, २३४३ 
जीवा, आमद, ११२, ११४ 
जेकोब्स, डिवट, १०२ 
जेराजाणी, विट्वुलदास, ३२४७-४८, ३८९ 
जोशी, ११२ 
जोशी, छगनलाल, ३७९, ३९३, ४०८, 
४१३-१४, ४२४, ४२३२-३६ 
जोशी, मावजी देखिए दवे, मावजी 
झ 


झवेरी, रेवाशंकर जगजीवन, ७१, ३५०, 
३९५९ 
झवेरी, सेठ अब्दुल करोम, ८२ 
ट 


टाइम्स आफ इंडिया, ११४ 
टॉल्स्टॉय, ६६, ७३, ११०, १२४ २१८ 
टॉल्स्टॉय आश्रम, २५७-६२ 
टैगोर, महाराजा, १४२ 
ट्यूडर, ६८ 
ठ 
ठक्कर, अमृतलारू, ३०१, ३२८ 
ठक्करबापा, ३०१ 
ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, ५३, १८३ 
ठाकुर, रवीद्धनाथ, २८३, २६० 
ड 


डिक, कुमारी, २१५-१६ 
डेमोक्रेटिक पार्टी, ४४१ 
डेली गजट, ४४१ 
डुली धेलीग्राफ, ४२, १४२ 
डली न्यूज, ४२ 
डोक, जोजेफ, २२४ 

तं 
तमिल-त्वयंशिक्षक, २५७ 


साकेतिका 


तलवछकर, ड|०, ३४१-४२ 

ताता, लेडी, ३०५ 

पारा, ४२५ 

तिनकठिया, ३२२, -को परिभाषा, ३० है, 
“प्रथा, ३१० 

तिलक, लोकमान्य वाल गगाधर, १४०, 
१७३, ३३३, ३३९५, ३३७, २१६३-६६, 
३७३, ३८३ 

तैलग, १८० 

तैलंग, काश्ीनाथ व्यवक, १८० पा० दि० 

पैयव हाजी खान मुहम्मद अब्दुल्ला, सेठ, 
८९, १००, १०२, १०६-७, १९७-९८ 

तैयवजी, अब्बास, १३७, १३९, ३१५८, ३७२ 

तैयवजी, बदरुद्ीन, ६९, ७६, १३६ 

तोताराम, ४३४ 

त्रिभुवन॒दास, डा० १५८ 

त्रिवेदी, उत्तमलाल, २८४ 


थ्र 
थार्ष, एलर, १४२ 
द् 


दक्षिण आफ़िकाके सत्याग्रहका इतिहास, १, 
१०३, १६६, २४४४-४५, २५२, २५५, 
३०६ 

दक्षिण आफ्रिकाम रहनवाले प्रत्येक अंग्रेजसे 
विनती, १२० 

दमयच्ती, ३६८ 

दयातन्द, स्वामी, १८४ 

दलाल, हा०, ३४२-४३ 

दवे, केवछराम मावजी, ८ पा० टि०, ३२- 
३५, १८८, ९९० 

दाऊद मुहम्भद, सेठ, ११३, ११४ 

दानीवहन,' ३० १-३ 

दास, चित्तरजन, ३५८, रेएगे-६६, ३७३० 
७५, ३८२३ 


४९५ 


दास, रायसाहब पी० एन०, ४४४ 

दिलशाद बेगय, ३०५ 

दुर्गाबहन, ३१८ 

दृदाभाई, ३०१-३ 

देव, डा० हरिश्रीकृष्प, २८६, २९५-९६, 
३१९-२७ / ३२२ 

देशपाण्डे, केशवराव, १३८-३९, २८९ 

देशपाण्डे, गयाघरराव, ३१८, ४४६ 

देसाई, गोविन्दजी, २४४ 

देसाई, प्रागजी, २५६ 

देसाई, महादेव, ३१८, ३२९, ३४५ पा० दि ०, 
२४६ पा० टि०, ३४९, ३७३, ४१४ 

देसाई, यशवन्तप्रसाद, ३६८ 


ध 


ध्रणीषरप्रसाद, ३११ 

धरणी बाबू, ३१७ 

धर्म, ३२३, -अर्थात आत्मबीध, २९ 
धीरू, ३८०, ४३३ 

ध्रुव, आनन्दशकर, ३२७ 


ते 


नगेन बाबू, २९० 

नटराजन, ३०४ 

नरसीराम, ११२ 

नमेंद, २१ 

नर्मदाशंकर, १२६ 

नवजीवम, १ पा० टि०, २, ४, २०६, 
२१८, २४४, ३५५१-५६, ४२०, ४३४६ 

ताजर, मतयूख्॒छाल हीरालाल, १४६, १५३, 
१६९, २१८, २३३ 

पादरी, एस० एस०, १४४ प्रा० टि० 

नादिश्शाह, ३५८ 

नायडू, सरोजितीदेवी, २६७, ३४४, ३४७, 
४१७ 


४९६ 


तारायण हेमचद्ध, ६२-६४ 

नारायणदास आतनन्दजी, ३८३ पा० टि० 

निवेदिता, भगिनीं, १८३ 

निष्कुलानत्द, १९, १६१ 

नेटाल एडवर्टाइजर, १५२ 

नेणसी, जीवराज, ४१६ 

नेपाल बाबू, २९० 

नेहरू, जवाहरलाल, ४०५ 

नेहरू, पं० मोतीलाल, २८७, ३५८, ३६२-६३, 
३६५, ३७३, रे८४, ४०८, ४१०, 
४१४, ४३५, ४३७, ४४५, '४४७-४८ 

नेहरू रिपोर्ट, ३८७, ३८९, ४२८ 

नोतव्रदाम, ६५ 

नौरोजी, दादाभाई, ३९, ६९ 

न्यू इन्टरप्रिवेशन आफ द बादबिक (वाइ- 
बिलकी नई व्याख्या), ११० 


पं 


पटवर्घेन, २८९, ३७३ 

पटेल, वल्लमभाई, ३९४, ३२६, २३२८-२९, 
३३२, ३३६, रे४०-४१, ३४४, २३७२, 
३८५ 

पटेल, वि० झ०, ४३५, ४३७, '४४७ 

पडियाची, रंगस्वामी, ११२ 

पण्डित, वसुमती, ४३६ 

पण्डया, मोहनलारू, ३२२, रे२८, ३३१ 

परफेक्ट वे इन डायट (उत्तम आहारकी 
नीति), श्रीमती एना किग्सफर्ड कृत, ४३ 

परीख, नरहरि, ३१८ 

परीख, मणिवहन, ३१८ 

पशु-वलू, २३९९; -और आत्म-बलूू, ४२३९-४० 

पाइथागोरस, ४२ 

पातंजल योगदर्शेन, २०१ 

पादगाहू, पेस्तनजी, १८४ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पायोनियर, १३२-३३ 

पारकर, डा०, ९८ 

पारसी, ८८, २११, २५४-०५, ४५१ 

पारसी, सेठ रुस्तमजी, २३०, २८१ 

पारेख, शंकरलाल, ३२२, ३३२८-३० 

पाल, ८८, ११२ 

पाल, विपिनचन्द्र, ३६४ 

पिंकद, फ्रेडरिक, ६९, १०६ 

पियसेन, ९८, २९० 

पिल्ले, ए० कोलन्दावेल्लू, ११२ 

प्ल्छे, जी० परमेश्वरनू, १४(१-४२ 

पुण्डलीक, ३१८ 

पुतलीवाई, ७ 

पूंजामाई हीराचन्द, रेरे४ 

पेईन, १९० 

पेक्स इंटरनेशनल, ४४४२-४३ 

पेटिट, जहाँगीर, २८४, ३०४ 

पेटिट, जाईजी, ३०५ 

पेल-मेल गजद, ४२ 

पेस्तनजी, पादगाहू, १३५ 

पोलक, एच० एस० एल०, २२४, २२७, 
२३४, २३६-३७, २३९, २६७-६८, 
४२७ पा० टि० 

पोलक, श्रीमती, २३६, र२े३२८ 

प्रेट, उत्तरी विभागके कमिव्नर, ३२७-२८, 
३२५२ 

प्रभावती, ४२७ 

प्लीमथ ब्रदरन, ९९-१००, १३२ 

फ 

फड़के मामा, २८९ 

फर्गलर, वाल्टर एच०, ४४४ 

फीमिक्स आश्रम, -का उँवेसे-अचा नेतिक 
कालहू, २३२; -की जमीनका मूल्य २३०, 
-की स्थापता, २२९-३४, र४ें३े, २६९: 


साकेतिका 


“के लोगो द्वारा हिंसक जीवोकों व 
मारनेका नियम, ३२५, -के वासियों 
द्वारा कम्पोज करता सीखना, २३३, -में 
काम ही आजोविकाका साधन, २३३, 
मे पहली रात, २३१-३२, +मे 
पोलकंका सम्मिलित होना, २३४ 
फूलचन्द बापूजी, ३४० 
ब्‌ 


वंगवासो, १४२-४३ 

बजाज, जमनालाल, ४५२ 

बटलर, ९८ 

वबदरी, २०४, २२१ 

बदरुल, ४३३ 

बनर्जी, कालीचरण, १८१-८२ 

बनर्जी, सर गृरुदास, १८२, ३०१ 

बनर्जी, सुरेन्द्रवाथ, १४२ 

बवारस हिन्दू विश्वविद्यालय, ३६३ पा० दिं० 

बरजोर, डा० दादी, १४९ 

वत्से, जॉन, ६३ 

वसन्‍्त, ४३२ 

बसु, भूपेत्रनाथ, १७४, २९४ 

वहिष्कार, -- अहिसाकी झुद्धतम अभिव्यक्ति, 
४३७-३८, -शराब और विदेशी 
कपडेका, ३६०-६१, ३८९, ४२५ 

बाइबिल, ९८, २०१ 

बारी, मौलाना अब्दुल, ३७२ 

बाल-विवाह, ४२१-२३ 

बालासुन्दरम, ११२१-२३, १४१ 

बुद्ध, भगवान, २५२ 

बुद्ध-चरित, आरनोल्ड-कत, ५६ 

बूथ, डा०, १३४ १५७, १६९६७ २४६ 

बेकर, ए० डब्ल्यू०, ९१५, १७-९८, १०७-८ 

बेकर, कर्नल आर० जे०, २६७, २६९ पा०टि० 

बेचरजी स्वाडी, २५ 


४६७ 


बेल, प्रो०, ४०२ 

वेसेट, श्रीमतों एबी, ५८-५९, १८५, १८८, 
३३२, ३३७, २७३ 

बेकर, शकरलाल, ३२४ ३२१८, 
३४४, ३४७, ३५६, २३६९५ 

बैथम, ४१ 

बोथा, जवरल, ३९२ 

बोरिंग, इन्स्पेक्टर, ३४९, ३५१ 

ब्रजकिशोर बाबू, ३०७, ३०९-१०, ३१२, 
३१५-१७, ४११ 

ब्रह्मचर्य, ३, १६१, २१२, २४२-४२, २४५, 
२५१-५३, २९८ 

ब्राउनिंग, ३९१ 

ब्रेडला, ५९ 

ब्रेलवी, ३५५ 

ब्लैबट्स्की, मेडम, ५८ 


३४२, 


भ 

भगवद्गीता, ५८-५९, १८१, १८८ पा० 
टि०, २०२, २०४, २५५, ४५१ 

भट्ट, शामक ५९; -का छप्पय, ३१ 

भागवत, २० 

भाण्डारकर, डा० रामक्ृष्ण, १४१ 

भारत सेवक समाज, २८६ पा० ठि०, २९२, 
२९५ 

भारतीय मताधिकार -एक विनती, १२० 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, २३८, २५८, ३६२- 
६६, ३२७४-७५, ३८७, २९४, ४०५९, 
ड४०-४१, ४४६, ४४९-५०, ४५३; 
-में स्व॒राज्यके ध्येय पर चर्चा, ३७४ 

भागव, गोपीचन्द, ४४५ 

भूपेत वाबू, २०७ 


सं 
मंगलानाथजी, २९८ पा० टि० 


४६८ 


मजमुदार, व्यम्बकराय, ३७-३९, ५२ 

मजहरल हक, मौलाना, ३०८, ३१८ 

मजमुदार, प्रतापचन्द्र, १८३ 

मणिरत्नमाला, ११० 

मदनजीत, २१७, २२९२-२३, २२८, २३० 

मद्य-निषेघ, ३९४, ४४०-४१; -की समाप्ति, 
४५१-५२; -पर बल, ३८४ 

मद्रास स्टेंडडं, १४१ 

मनुस्मृति, ३१, २४९ 

मभीवाई, -का मुकदमा, ७६ 

मरियम, कु०, ६५ 

मलकानी, प्रो ० तारायणदास, ३०९, ३९ १-९२ 

मलिक, डा०, १८४ 

मशरूवाला, नानामाई, ४२५ 

मांसाहार, २०-२२, ४९ 

माई एक्सपेरिसंट विद दृथ, ४२९ 

माई मेगजीन, ४३९... 

माडने रिव्यू, १८३ पा० टि० 

माणेकजी, पारसी, ११२ 

माण्डलिक, विश्वताथ नारायण, १८० 

माधुरी, ४३२ 

साने शिखामण (माताकी सीख), १५८ 

मान्ठेग्यू, ३६३ 

मालवीय, मदवमोहन, ३०, १७८, ३०४, 
३१४-१५, ३२५७-५८, ३६३-६५, 
३७३-७४, ३८४, '४४५-४६ 

मिल्टन, ३९१ 

मीराबहन, ३८१, ४०५, ४१०, ४१४, ४२७ 

मीराबाई, १७० 

मुक्तानन्द, ७२ 

मुखर्जी, प्यारीमोहन, १४२ 

मुसलमान, २५४-५५, २९५, ३३३४-३४, 
३३६, २३९, ३२४६-४७, २३५९-६२, 
३६५, ३७२, २८७, ४२८, ४५४ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुहम्मद, पैगम्बर, ४५३-५४ 

मुहम्मद अली, मौलाना, ३३३ 

मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन, ११२ 

मेकेजी, जनरल, २४१ 

मेव्डानल्ड, श्रीमती, २१६ 

मेटलेंड, एडवर्ड, १०९ 

मेफी, ३०४, ३३४ 

मेहता, डा० जीवराज, २६५, २७२-७३, 
२७५, २९५ 

मेहता, डा० प्राणजीवन, ३९-४१, ७१-७२, 
२०५, २६५, २९४, ३१६ 

मेहता, नरसिंह, ४२० 

मेहता, सर फीरोजगाह, ६९-७०, ८०, 
१३७-४०, १७२, १७६, १८९, २८४ 

मैनिंग, कुमारी, »२ 

मैनिंग, डिजरेली काडिनल, ६३-६४ 

मनी इन्फेलिएबिल प्रूफ, पियर्सनक्षतर, ९८ 

मोतीलाऊछ, दर्जी, २८७ 

मोहानी, मौलाना हसरत, २३६०-६१ 


य 

यंग इंडिया, १ पा० टि०, २१६ पा० टि०, 
२१८, ३५५-५६९, ३८०, ३९६, ३९८, 
४०२, ४०४, ४०८, ४२८ 

यहूदी, २११ 

याज्ञिक, इन्दुलाल कन्हैयालाल, ३२२९, ३५६ 

युगधर्म, २१५ 

यूविलिड, १८ 

योगवाशिष्ठ, ११० 


र्‌ 
रणजीतरसिह, प्रिन्स, २९ 
रमणमाई, ३५३ 
रमणीकलाल, ४३३ 
रमा, ३८० 


साकेतिका 


रम्भा, २९, ४१ 

रविशकर, ७५ 

रसिक, ३७७-७८, ३८१, ४०६, ४२१०-१४, 
४२३, ४२५, ४३१, ४३६-३७, ४४७ 

रस्कित, २३६ 

राजगोपालाचार्य, च०, ३४५-४६, ३९० 

राजयोग, २०१ 

राजाराम, ४२४ 

राजेन्द्रप्साद, ३०८-९, ३१५, ३१७, ४०४ 

राणा साहब, -पोरबन्दरके, ७९, ८२ 

रानडे, न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द, १३६-२३७, 
१६५, १८० पा० टि० 

रावर्ट्स, २७१, २७५ 

राबट्रेस, छा, १६७ 

रावट्ट्स, लेडी सिसिलिया, २७४ 

राबर्ट्स, छेफिटनेट, १६७-६८ 

राविन्सन, सर जॉन, ११३ 

राम (सगवान), ४११ 

रामकृष्ण परमहंस, १८३ पा० टि० 

रामजी, ३६९ 

रामदेवजी, २९७ 

रामववमीप्रसाद, ३०९ 

रामनवमी बावू, ३१७ 

रामनाम, २४३, २६३, -अमोघ शवित, २९ 

रामराज्य, ४२७ 

रामराव, ४२९ 

रामायण, २९-३०, ३७८, ४२३ 

राय, डा० प्रफुल्लनचन्र, १७९, १८५ 

राय, राजा राममोहन, १८३ पा० टिं० 

रायचन्दभाई, ७१-७३, १०९-१०, १२६, 
१५९, २५१ 

राव, कर्नाड संदाशिव, ४४७ 

राष्ट्रीय. शिक्षण-सस्था, “और असहयोग 
आन्दोलन, ३८५ 


४६९ 


रिच, एल० डब्ल्यू०, १९९, २१७, २२३, 
२३४ 

रिटर्न हु नेचर (प्रकृतिकी ओर छौटो), 
२०५ 

रिपन, ला, ११३ 

रिपब्लिकन पार्टी, ४४१ 

रीड, डा०, ३०४-५ 

रुद्र, आचाये सुशीकू, २८३, ३३३, ३३६ 

रुस्तमजी, पारसी, ११४, १४९, १७१, 
२८३२-८३ 

रेवाशकरभाई, २०२ 

रोमारोलॉ, ३८२, ४०४ 

रोलट ऐक्ट, ३४२ 


ल़् 


लक्ष्मी, ३०१ 

लक्ष्मीदास, ३६९, ४२०-२१ 

लछीराम, सी०, ११२ 

लल्लभाई शामलूदास, सर, ३०४-५ 

लाइट आफ एशिया, १२७ 

लाजपतराय, लाला, ३२७२-७५, ३८३-८४, 
३८६, २९०, ४०९, ४५०; -की 
सेवाएँ अमूल्य, ३२८३-८४, “स्मारक 
कोष, रे८३ पा० टि०, ३८८-९०, 
३९३, ४०६-७, ४०९, ४२५ 

लाटन, १४६, १४८ 

लाठी, लक्ष्मीदास, ३६९ 

लाधा महाराज, ३० 

लायड, जाजे, ३३४ 

लालवानी, डा० ताराचन्द, २३९४ 

लेनर्ड, १०६ 

लेली साहब, ३३-२४, ४६ 


तर 
चबकील, कालीदास, २६७ 


४३० 


वशिष्ठ, ४ 

वसुमतीबहन, श्रीमती, ३६९, ४२१ 

वाच्छा, दिनशा एदरूजी, १७२-७३ 

वायली, कर्नल, २४९१ 

वाल्टन, स्पेन्सर, १२५ 

विजयराघवाचायय, ३४६, ३२७३-७४ 

विटियर, ३९१ 

विन्ध्या बाबू, ३१७ 

विमु, ३८० 

विभेन्स इंटरनेशनल लीग फॉर पीस ऐड 
फ्रीडम, ४०४, ४४२ 

विलिग्डन, लाडे, २८५, २८८ 

विलियम्स, ६८ 

विवेकानन्द, स्वामी, १८३ 

विश्वामित्र, ४ 

वुड्सवाल, रुथ एक्ट, ४२१ 

वेकटप्पैया, ४२४ 

बेजिदे रियन, ४८ 

वेलिग्टन कन्वेन्शन, १०७ 

वेलेस, ४४४ 

वेस्ट, अल्वर्ट, २२४-२५, २२७-३२, २३७, 
२४८ 

वेस्ट, श्रीमती, २३२७ 

वैद्य, गंगाबहन, ३७८, ३८०, ४२३४-३५ 

व्हाइट, £८ 

व्हाट दु डू (तब कया करे? ), १२६ 


द्गा 


बॉक्रलाल, ४३३ 

हम्भू बाबू, ३१७ 

शरद बाबू, २९० 

धर्मा, परशुराम, ४४८ 

शर्मा, हरिहर, २८९ 
शान्तिनिकितन, २८३, २८५९-९१ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


शास्त्री, चिन्तामणि, २८९ 

शास्त्री, पण्डित विश्वनाथ, १८३ 

शास्त्री, वी० एस० श्रोनिवास, २१९ पा० 
टि०, २९४, ३४३, ४०२ 

शिवजीमाई, २६९ 

शिवाभाई, ४०८ 

शुक्ल, दलपतराम, ३९, ४१ 

शुक्छ, रामकुमार, ३०७-९, ३११-१२ 

शेक्सपियर, ० 

शोौकतअली, मौलाना, ३२७२-७३, ४१६ 

श्रद्धानन्द, स्वामी, २८३, २९५, २९७, 
३००, ३४७, ३४९, ३५८-५९, ३६२, 
३७५, २८३ 

श्रीप्रकाश, ३६३, पा० टि० 

इलेसिन, कु०, २ १६-१७ 


षृ 
षड़्दर्शन समुच्चय, ११० 
स 


सतलज, एस० एस०, ४९१८-१९ 

सत्तियानाथन, कमला, ४२३० 

सत्य, ३१३, ३१५, रे४३े, ३५९, ३२७१, 
३७५०-७९ 

संत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा, १ पा० टि० 

सत्यपाल, डा०, २४७, ३५७, ४४५, ४४९ 

सत्याग्रह, २४४-४५, २४६३-६४, २६८-७१, 
२८५, २८९, २९१, ३०४, ३१४, 
रे २७-२३ र्‌, ३२४३-४६, ३५२-५४, ३५६- 
५७, ४२३ 

सत्याग्रह आश्रम, साबरमती, ३०१-२, ३२४ 
३२६, ३४१, २५२; -और करा, 
३६६-६७; -का नाम, रे००; की 
नियमावलीका मसविंदा, ३०१, ३१४; 
-के लिए स्थान, ३२४; -को अन्त्यजो- 


साकेतिका 


को भरतीके कारण मदद बन्द, ३०२; 
“मिलोंके कपडे पर निर्भरता कष्टदायी, 
३६८, -समें अन्त्यजोको आश्रमवासियो- 
के रूपमे स्वीकार करनेमें कठिनाई, 
३०३, -में चरखा, ३६८, -में रौलट 
ऐक्टके विरुद्ध आन्दोलनकी रूपरेखा, 
३४४, -में सर्पादिकों मारना निषिद्ध, 
३२५; -वासियो द्वारा गीता-याठ, ३४१ 

सन्तोष बाबू, २९० 

समर्थ, वकीरऊ, १८८ 

सयानी, १९० 

सरलादेवी, ३२७, ४३३ 

सरोजिनी देवी, ३४७-४८ 

सर्वेदद आफ इडिया सोसाइटी (भारत 
सेवक समाज), २८५ 

सर्वेद्स आफ पीपुल सोसाइटी (लोक सेवक 
मण्डल), ३८३ पा० दि०, ४०७ 

सर्वोदिय, २२९, २३७, ३४८ 

सविनय अवज्ञा, ३१४, ३४८, २५७; देखिए 
सत्याग्रह भी । 

साडर्स, इंग्लिशसेनके १४३, १८४ 

सिंह, छार्ड, ३६२ 

सिख, २६५, २८७, ४५४ 

सीतलवाड़, सर चिमतछारू, १७२ 

सीता, ४ २७ 

सुब्बेया, २३८० 

सुन्ह्मण्यमू, जी० १४१६-४२ 

सुमार, सेठ ईसा हाजी, ९२ 

सुरेद्रनाथ, २३१८ 

सूरी हरिभद्र, ११० 

सेन, आई० वी० ३६६ 

सेन, केशवचन्द्र, १८२३ 

सेलिसबरी, छाडे, ३८० 


3७१ 


सोवानी, उमर, ३४४, ३५०, २३९५-९६, 
४०२, ४५६, ४६८, ४७० 

सोमण, बाबासाहब, ३१८, ३२० 

सोमामाई, ३८२ 

सोरावजी, २६९ 

स्‍्टुअटें, ३७ 

स्टेट्ससन, १४३ 

स्टेंडड ऐलोक्यूज़निस्ट, वेल कृत, ४४ 

स्टेडेनथ, प्रो०, ४०४ 

स्पा्स, कर्नेछ, २४२ 

स्मिथ, एल्फ्रेड, ४४१ 

स्‍लाई, सर फ्रेक, ३२१ 

स्वदेशी, ३४८, ३६०, -और खादी, ३७०- 


७६ 
स्वराज्य, २९०, २३३८-३९, २६९६, २३७३-७५, 
२३८३-८४, २२८७-१०, ४२५६-२८, 
४५६३-५४ 
ह्‌ 
हंटर कमेटी, ३५७-५८ 
हरि, ३७७ 


हरिकिशनलारू, छाला, ३४६२-६४ 

हसरत मोहानी, मौलाना, २३६०-६१ 

हाजी मुहम्मद हाजी दादा, ११२ 

हाजी मुहम्मद हाजी यूसफ सेठ, १००-१ 

हावहाउस, कु०, २७० 

हाडिग, छाड्ें, १७८, २७५, ३०४ 

हानिसेत, ३४४, ३५५ 

हालैड, एच० टी०, ४२९ 

हिन्द स्वराज्य, २६७, २९१, ३४८, ३६६ 

हिन्दी नवजीवन, १ पा० टि० 

हिन्दुस्तान क्‍या सिखाता है, मेक्समूलरक्ृत, 
१२६ 

हिन्दुस्तानी, २१७-२३, २२६, २२८, २३०, 
२३६४-३७, २४०, २४४, २४९, २५५, 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


२५७, २६६ २८०, २८२, २८५९; 
“समाज, २०९-१० 

हिलू, १४१ 

हिन्दू, २११-१२, २१९-२०, २५४५५, 
२९६-९८, ३२३, ३३९, ३४७, २५६९- 
६०, २६५, २७५, ३८४, २८७, ४५०, 
४५४ 

हिन्दू धर्म, ४९४ 

हिन्दू-मुस्लिम-एकता, रे४७-४८, ३५६, 
३७५, ४२८, ४४२ 

हिन्दू लॉ, मेइनकत, ३८ 


हिन्दू विवाह, ४०२ 

हिन्दू समाज, -और जनेऊ, २९९ 

हिल्स, ५१ 

हिस्द्ी आफ यूरोपियन मारत्स, ३९५ 

हीरो एन्ड हीरोबरशिप (विभूति और 
विभूति पूजा) ५८ 

हृवर, हब, ४४१ 

हेकाक, ३१४ 

हेरिस, कुमारी, ९८ 

होमरूल, ३३२ 

ह्यम, १७५ 


